॥ श्री: ॥ 
विद्यामवन राष्ट्रभाषा ग्रन्थमाला 


TO 
TED 


a © 
पुराण-विमर्श 
[ पुराणविषयक महत्त्वपूर्ण समस्याओं का प्रामाणिक समाधान ] 


MIT बलदेव उपाध्याय 


भूतपूर्व संचालक---अतुसन्धान संस्थान, 
श्री सम्पुर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसो 


# आत्मा पुराणं वेदानाम्‌ # 


चौखम्बा विद्याभवन, वारारासी-22१००१ 


१६७५ 


anaes व्वित्यान्वलच्त 
धोक, £ वनारम स्टेट बैंक मवत के पीछे } 
पो० So ६६, वाराणसी-२२१०० १ 


सर्वाधिकार सुरक्षित 


सन्य प्राहित्यान--- 


'खौस्लस्स्या Pet प्रस्काळाच्य 


२७,११७, गोपालमन्दिर Ba, पो० ato wo १२६ 
बाराणसा -२२ १०० 2 


म हवा... 


साया नद्रणालय 


गराददी-२२१००१ 


THE 
- VIDYABHAWAN RASHTRABHASHA GRANTHAMALA 


80 


PURANAVIMARSA 


[ Authentic Solution of the Fundamental Problems of Puranas. ] 


By 


Acharya Baladeva Upadhyaya 
Ex-Director, Research Institute 


Sri Sampuinananda Sanskrit University, Varanasi 


THE 


CHOWKHAMBA VIDYABHAWAN HOWKHAMBA VIDY.ABHAWAN 


VARANASI 


€ The Chowkhamba Vidyabhawan 
( Oriental Book-Sellers & Publishers ) 
Chowk ( Behind The Benares State Bank Building ), 
P. Box 69, Varanasi-221001 


Second Edition 
1978 
Price Rs 50-00 


Also can be had of 
hamba Surabharati Prakashan 
Post Box. No. 199 
KE. 37/117, Gopal Mandir Lane, Varanasi. 


The Chank 


SuTer mets 


KR) 
जयति पराशरसूनुः 
सत्यवती-हूदय-नन्दनो व्यासः | 
यस्यास्यकमलकोशे 


वाङ्मयममृतं जगत्‌ पिबति ॥ 
-_वायूपुराणे १।२ 


(२) 
अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः । 
अभाललोचन: शम्भुर्भगवान्‌ बादरायणः ॥ 

--महाभारतस्य आदिपर्वणि 

(३) | 
बाग्विस्तरा यस्य बृहत्‌-तरङ्गा 

वेलातर्ट वस्तुनि तत्त्वबोधः । 
रत्नानि तकप्रसरप्रकाराः 
पुनात्वसौ व्यासपयोनिधिर्नः ॥ 

--स्वंज्ञात्ममुनेः संक्षेपशारीरके 

(४) 
दुस्तकं जाल विसकण्टक वृक्षषण्ड- 
| पाषण्डवाद-बहु गुल्मलतोपरोधस्‌ | 

निर्धूत-मुक्तिपथमुद्धुत-कण्टकं य- 
MA पराशर-सुताय नमोऽस्तु तस्मे ॥। . 
---ज्ञानधनाचायेस्य तत्त्वशुद्धौ 
: (५) 
प्रमाणजातेरववुध्य यस्य 
सारं पदं त्यक्तभवा भजन्ते । 
जना निजानन्द-पदेच्छवो5लं 
ते वासवी-सूनुमहं प्रपद्ये ॥ 
लामादापद्धति भावविवरणे 
७ 


युर्‍्य्गत्च्णा Qi Sear 


(89 
आत्मनो वेदविद्या च ईश्वरेण विनिमिता। 
शीनकीया च पौराणी धर्मशाख्नात्मिका तु या ॥ 
तिस्रो विद्या इमा मुख्याः सर्वशाखत्रविनिर्णये । 
पुराणं पञ्चमो वेद इति ब्रह्मानुशासनम्‌ ॥ 
चेदा प्रतिष्ठिताः सर्वे पुराणे नात्र संशयः। 
आत्मा पुराणं वेदानां पु॒थगज्चानि तानि पट्‌ । 
यन्न दुष्टं हि वेदेपु तद्‌ दुष्टं स्मृतिभिः किल || 
उभाभ्यां यन्न दृष्टं हि तत्‌ पूराणेपु गीयते | 
पुराणं सर्वंशाख्नाणा प्रथमं ब्रह्मणा स्मृतम्‌ ॥ 

स्कन्द, रेवाखण्ड १ । १७-१८; २२-२३ 

(२) 


यथा पापानि पूयन्ते गङ्गावारिविगाहनात्‌ | 
तथा पुराण-श्रवणाद्‌ दुरितानां विनाशनम्‌ || 
~~ वामन ९५८६ 
(३) 
सर्ववेदार्थसाराणि पुराणानीति भूपते || 
तर्कस्तु वाद-हेतुः स्यान्नीतिस्त्वेहिकसाधनम्‌ 
पुराणानि महावुद्धे इहामुत्र सुखाय हि॥ 
अष्टादश पुराणानि यः श्ुणोति नरोत्तमः । 
कथयेद्वा विधानेन नेह भूयः स॒ जायते ॥ 
नारदीय Jo १।१।६१-६२ 
(४) 
चेदार्थादधिक मन्ये पुराणार्थ वरानने । 
वेदाः प्रतिछिताः सर्वे पुराणे नात्र संशयः ॥ 


नारदीय Jo २।२४।१७ 


आचार्य बलदेव उपाध्याय 


arpPrema 


आज मुझे 'पुराण विमशं' नामक यह नवीन पुस्तक वैदिक धर्म तथा साहित्य 
के तत्त्व जिज्ञासुओ के सामने प्रस्तुत करते समय अपार हर्ष हो रहा है इसमें 
पुराण के विषय मे उत्पन्न होनेवाली नाना जिज्ञासा तथा समस्या का समाधान 
पौराणिक अनुशीलन के आधार पर उपस्थित करने का लघु प्रयत्न किया 
गया है । | 

पुराण के विषय में इधर प्रकाशित ग्रन्थो से इसका वैलक्षण्य साधारण 
पाठक को भी प्रतीत हो सकता है। आजकल पुराण के ऐतिहासिक पद्धति से 
विश्लेषण की प्रथा इतनी जागरूक है कि उससे पुराण एक जीवित शास्त्र न 
होकर अजायव घर मे रखने की एक चीज वन जाता है। उसके अंग-प्रत्यग 
का इतना निर्मम विइलेषण आज किया जाता है कि उसके मूल में कोई तत्त्व 
ही अवशिष्ट नही रह जाता | वर्तमान अध्ययन की दिशा इस ओर एकान्ततः 
नही है । लेखक के एक हाथ मे श्रद्धा है, तो दूसरे हाथ मे तकं। वह श्रद्धा- 
विहीन तकं का न तो आग्रही है और न तरकंविरहित श्रद्धा का पक्षपाती । इन 
दोनो के मञ्जुल समन्वय के प्रयोग से ही पुराण का यथार्थ अनुशीलन किया 
जा सकता है। | 

ध्यान देने की वात है कि पुराण के तथ्यों मे आपाततः यथार्थता 
आभासित न होने पर भी उनके मुल मे, अन्तरंग मे यथार्थता विराजती है 
परन्तु इसके लिए चाहिये उनके प्रति सहानुभूति, बहिरंग को हटाकर अन्तरंग 
को पहिचानने का प्रयास । पुराणो की इष्टि में इस कलियुग मे शूद्र का ही 
माहात्म्य हैं । परन्तु आज भी जव चातुर्वण्यं का प्रासाद खडा ही है, तव इस 
मौलिक तथ्य का तात्पर्य क्या है ? इस कथन का अर्थ यह नही है कि ब्राह्मण, 
क्षत्रिय तथा seq का सर्वथा लोप हो जावेगा और शूद्र ही एकमात्र वर्ण 
अवशिष्ट रह जावेगा । इसका तात्पर्यं गम्भीर हे । शूद्र का ad है सेवा। 
फलत. कलि मे सव लोग सेवक ही हो wat, कोई भी स्वामी या प्रभु न 
रह जावेगा, इस कथन का यही अर्थ है जो आज की सामाजिक तथा आथिक 
व्यवस्था मे यथार्थ उतरता है। आज की दुनिया मे कोई भी स्वामी नही, सव 


(अ...) 


ही तो सेर्वक या दास है । 'राजा' का सवंथा लोप ही हो गया संसार से और 
जहाँ वह वचा-खुचा भी है, वहाँ वह अपने को प्रजा का सेवक यथार्थतः मानता 
ही नही, प्रत्युत वह सेवक हे भी । किसी व्यावसायिक प्रतिष्ठान का करोड़पति 
मालिक भी आथिक कठिनाइयो को दूर हटाने के लिए उसका मालिक नही 
dat, waa वह नियमत तनख्वाह लेकर उसका सेवक होता है। किसी 
स्वतन्त्र देश का प्रधान मन्त्री ( जिसका पद निशचयरुपेण सवपिक्षया समुन्नत 
है) जनता का 'प्रथम सेवक” मानने मे गौरव वोध करता है और वस्तुतः 
उस जनता का सेवक है ही, जो इस लोकतान्त्रिक युग मै दो दिनों में 
विरुद्ध मत देकर उसे आधिपत्य के पद से हटाने की शक्ति रखती है । संसार के 
इस वातावरण मे शूद्र की सार्वमौम स्थिति नहीं है, तो किसकी है? फलत. 
कलियुग मे शूद्र को धन्यता तथा महत्ता का पौराणिक कथन सवंथा सत्य है 
तथा गम्भीरता-पूर्वक सत्य है । 

वर्तमान समय लौहयुग है, क्या इसे प्रमाणो से Ge करने को आवश्यकता 
है । कल कारखानो के लिए ही लोहे का प्रयोग नही है, प्रत्यत वह “स्टेनलेस 
स्टील' के रूप मे राजा से लेकर रंक तक के घरो मे भोजन-पात्र के स्प मे 
आज विराजता है । धमंशास्त्र के द्वारा निपिद्ध होने पर मी लोहे का पात्र आज 
सवंत्र समाहत तथा प्रयुक्त होता है । 

पुराण के माहात्म्य के प्रसंग मे रामकृष्ण परमहस का विशिष्ट कथन 
उल्लेखनीय है '-- 

स्वामी विवेकानन्द जी ने रामकृष्ण से एक वार पुछा--क्या पुराणो के 
कथानक सत्य है ? 
न ढल जी ने उत्तर भे कहा--क्या पुराणो के तथ्यो मे सत्यता है या 

विवेकानन्द--हाँ उन तथ्यो मे सत्यता तो निश्चयरूपेण है । 

रामछृष्ण--तव पुराणो के कथानको मे सत्यता वतंमान है । परमहंस जी 
के उत्तर का frond यह है कि पुराणो के वहिरग पर हमे कमी ध्यान न देता 
चाहिए । उनका अन्तरग अर्थात्‌ अन्त. वर्णित तथ्य वेदानुकूल होने से प्रमाण 


कोटि मे निश्चित रूप से आता है, तव हमे उनके बहिरंग की सत्यता के 
विपय में संशयालु न होना चाहिए । 


(३) 
पुराणो की विशिष्ट शैली से परिचित न होने के कारण अन्तरंग की सत्यता 
में भी विद्वानो को सन्देह वना हुआ है । संस्कृत भाषा के त्रिविध साहित्य कौ 
शैली मे -नितान्त waar है-- 
वेद की शेली है रूपकमयी । 
पुराण की शैली है अतिशयोक्तिमयी । 
ज्योतिष की शैली है स्त्रभावोक्तिमयी । 
ज्योतिष वैज्ञानिक साहित्य का प्रतिनिधित्व करता है । विज्ञान स्वभावोक्ति 
“का उपयोग करता है अपने वर्णनो मे । वेद की जेली मे रूपक का प्राधान्य है, 
परन्तु इन दोनो से विलक्षण है पुराण की शेली जिसमे अतिशयोक्ति का 
-साञ्राज्य विराजता है। एक दृष्टान्त से इसे समझना चाहिये । वर्षा का वर्णन 
इन तीनों साहित्य मे विशिष्ट दृष्टि से किया गया है। ज्योतिष वर्षा का 
वर्णन स्वभावोक्ति मे करता है--किस नक्षत्र मे कैसी वायु बहती है और किस 
प्रकार के मेघ उत्पन्न होते है, किस प्रकार के मेघो से कितनी वृष्टि होती है, 
और वृष्टि के अवरोधक कौन हैं और उनका नाश कैसे होता है आदि आदि 
वेद इसी तत्व को इद्धवृत्र के युद्ध का रूपक प्रदान करता है । वृष्टि को निरोध 
करने वाळा तत्व ही वृत्र है ( जिसका झक्षरार्थ ही है सबको घेरनेवाला पदार्थ ) 1 
वृत्र भवषंण का राक्षस है । इन्द्र वृष्टि का देवता है । दोनों तत्वों मे उत्पन्न 
संघर्ष इस इन्द्र-वृत्रयुद्ध के द्वारा संकेतित किया जाता है । पुराण मे यही तत्त्व 
अतिशयोक्ति के रुपेट मे वर्णित है । इन्द्र है देवो का राजा तथा वृत्र हे असुरों 
का अधिपति । दोनो अपना प्रामुख्य चाहते है । वृत्र इन्द्र को परास्त करने के 
उद्योग मे निमग्न रहता है, तो इन्द्र वुत्रको घ्वस्त करने के लिये उद्यमशील 
है। इन्द्र ऐरावत हाथी के ऊपर चढ़ कर समग्राम मे उतरता है, तो वृत्र भी 
तदनुसार हाथी की सवारी पर आता है । दोनों के सहायक सैन्यो की संख्या 
गणनातीत है । पुराण इन देवासुर संग्राम का वडा ही रोचक तथा पुष्ट वर्णन 
करता है 1 ध्यान देने की वात यही है कि यहाँ तीनों ग्रन्थ एक ही अभिन्न 
तत्त्व का ही वर्णन करते है । ज्योतिष के हारा स्वभावोक्ति मे वणित तथा वेद 
में रूपक-दारा उद्भासित तथ्य ही पुराण की अतिगयोक्तियो के द्वारा अपनी 
अभिव्यञ्जना करता है । झेलीभेदात्‌ वर्णनभेदः न तु तथ्यभेदः--यही यथार्थं है । 
"फलतः जो व्यक्ति वेद मे आस्या रखता है, परन्तु पुराण मे श्रद्धा नही रखता, 


(४ ) 


वह वस्तुतः स्वतोविरुद्ध वाते करता है । दोनो मे अभिव्यक्त तत्त्व तो एक ही 
ठहरा । फलतः वेद मे श्रद्धा की तथा पुराण मे अश्रद्धा की समभावेन स्वीकृति 
नितान्त विरुद्ध होने से अपना मुल्य नही रखती । 

पुराणो के कथनो मे संचाई है और गहरी सचाई है--यह किसी भी 
विवेकशील अध्येता के ध्यान मे जा सकती है, परन्तु इस अध्ययन के लिए 
चाहिऐ अनुसन्धाता मे सहानुभूति तथा इमानदारी । विना इनके पुराण का 
अनुशीलन भारतवर्ष के लोगो के लिए किसी प्रकार भो उपयोगी सिद्ध नही 
हो सकता । लेखक ने पुराण के इस सावंभोम पक्ष की यथासाव्य उपेक्षा नही 
की है । वह चाहता है कि वेदिक धर्म के तत्वों का जिज्ञासु पाठक पुराणो का 
गम्भीर अध्ययन कर उसके परिणाम को अपने जीवन मे उतारे; तभी पुराणों 
का यथार्थ उपयोग हो सकेगा। शुष्क छानवीन करने से मस्तिष्क को कुछ 
क्षणो के लिए आराम भले हो मिले, परन्तु हृदय को चिर शान्ति नही मिल 
सकती । पुराण के अध्ययन के प्रति लेखक का यह दृष्टिकोण है जिसे उसने इस 
ग्रन्थ मे अपनाने का भरसक प्रयत्न किया हे । आशा है ग्रन्य के समीक्षक 
इस दृष्टिकोण को ध्यान से रखकर इसके कथनो का परीक्षण करेंगे । 

काशीनरेश महाराजा डाक्टर विभूतिनारायण सिंह का पुराण का प्रत्येक 
शोधक चिरक्रणी रहेगा जिन्होंने 'अखिल भारतीय काक्षीराजनिधि, की स्थापना 
कर पुराणो के विशुद्ध संस्करण प्रकाशित करने का स्तुत्य प्रयत्न किया है और 
जिनकी पुराण पत्रिका ( ६ वर्ष ) का नियमत. प्रकाशन गोध-हष्टि से नितान्त 
उपादेय है। लेखक कानोनरेश का विशेष अभार मानता है। उनके प्रकाशनो 
का व्यवस्थित उपयोग इस अन्व मे क्रिया गया है । 

मै उन विद्वानो का आमार मानता हूँ जिनके द्वारा उद्भाबित तथ्यो का 
मैंने इस ग्रन्थ मे उपयोग किया है। इसका निर्देश पाद-टिप्पणियो मे स्थान- 
स्थान पर सर्वत्र कर दिया गया है। वे सज्जन भी हमारे धन्यवाद के पात्र है 
जिनकी प्रेरणा से यह ग्रन्थ इतनी शीघ्रता से प्रणीत हो सका है। इस ग्रन्थ 
के प्रणयन के स्रोत है सस्क्कत विद्या तथा विद्वानों के यथार्थ हितेपो, हमारे 
संस्कृत विश्वविद्यालय के कमंठ उपकुलपति, श्री सुरतिनारायण मणि त्रिपाठी जी 
जिनकी प्रेरणा से यह लिखा गया है और जिनके द्वारा उत्पादित विद्त्तापुरण 
अन्त वातावरण उसकी रचना के निमित्त वरदान सिद्ध हुआ है । 


( ५ ) 


अपने छात्रो--डा० बलराम श्रीवास्तव तथा sto गंगासागर राय--को 
मैं आशीर्वाद देता हूँ जिन्होने नाना प्रकार से मेरी सहायता की है । 


इस ग्रंथ में दिये गये पौराणिक भूगोल के प्रदर्शनकारी मानचित्र के लिए 
लेखक रायक्ृप्णास जी का उपकार मानता है। पुराण तथा इतिहास के 
चित्रो के लिए वह साद्भवेद विद्यालय, ( रामघाट, काशी ) के अधिकारियों का 
आभार स्वीकार करता है। ये चित्र श्रीतत्वन्तिधि ( go १००-१०१ ) में 
उद्धृत “नृसिह-प्रसाद' के वचनों के आधार पर बनाये गये हैं । 'श्रीतत्त्वनिधि' 
इस विषय का अपूर्व ग्रंथ है जिसका संकलन मंसूर के महाराज की आज्ञा से 
हुआ था और जिसका प्रकाशन वेकटेश्वर प्रेस, वम्वई ने किया है । 

अन्त में, भगवान्‌ विश्वनाथ से मेरी प्राथना है कि व्यासवाणी का यह 
विमर्श भारतवर्ष के निवासियों के घर-घर मे पहुँच कर वैदिक धर्म के महनीय 
तत्वो की अमर ज्योति जगाता रहे जिससे उनकी मानस तमिस्रा का अवसान 
-होकर मंगलमय प्रभात का जन्म हो । तथास्तु 


सज्जनाम्भोर्हपुषे वेदव्यासाभिधा-जुषे | 
तमःस्तोममृषे तस्मे परस्मे ज्योतिषे नमः ॥ 


—( सुमतीर्द्रयतिः गीता-भाष्य-व्याख्या ) 


वाराणसी 


वसन्तपंचमी, Fo २०२१ बलदेव उपाध्याय 
६-२-६१ 


ai शनवड 


( नवीन संस्करण ) 

पुराणविमशा का यह परिष्कृत सस्करण पाठको के सामने प्रस्तुत करते समय 
मुझे विशेष ad हो रहा है । यह ग्रन्थ अनेक वर्षो से अप्राप्य हो गया था और 
इसलिए जिज्ञासुजनो को इस सस्करण के लिए सातिशय आग्रह धा । यह जानकर 
मुझे प्रसन्नता है कि पुराण के विद्वानों ने इसका विशेष आदर किया तथा पुराण 
सम्बन्धी सन्दभंग्रन्यो मे यह सम्मान के साथ प्रामाणिक ग्रन्थ के रूप में उल्लिखित 
तथा परिगणित किया जाता है। इस नवीन सस्करण मे इसका परिशोधन भली- 
भाँति किया गरा है जिससे पूर्व सस्करण की अपेक्षा यह अनेक दृष्टियो से महनीय 
बन गया है--ऐसा मेरा पूरा विश्वास है । ग्रन्थ के प्रूफ संशोधन मे मेरै सुयोग्य 
शिष्य Sto नरेश झा ने बहुत परिश्रम किया है जिससे ag स्वच्छ परिष्कृत रूप 
मे मुद्रित हो सका है। इसके लिए मै उन्हे आशोर्वाद देता हूँ और आशा करता 
हूँ कि सरस्वती की सेवा मे वे इसी प्रकार संलग्न रहेंगे । 


श्रावणी पूणिमा स० २०३५ | 


वाराणसी | TET उपाध्याय 
१८-८७५ 


{aoaum-wWat 


प्रथम परिच्छेद 


[१] पुराण को प्राचीनता 


'पुराण' को व्युत्पत्ति 
“इतिहास की व्युत्पत्ति 
इतिहास-पुराण का पार्थक्य 
अथवंवेद मे पुराण का उल्लेख 
ब्राह्मण साहित्य में पुराण 
आरण्यक-उपनिषद्‌ मे पुराण 
आश्वलायन गृह्यसूत्र मे पुराण 
आपस्तम्व saga में पुराण 
पुराण और महाभारत 

पुराण और रामायण 

पुराण तथा कौटिल्य 1” ¬ ¬ 
पुराण तथा स्मृति 

दार्शनिक गण और पुराण 
कुमारिल और पुराण 
शंकराचाय और पुराण 
आचार्य विश्वरूप और पुराण 
वाणमट्ट और पुराण 

निष्कर्ष 


डितीय परिच्छेद 


पुराण की द्विविध धारा 
राण का स्वरूप 
वेदकालीन द्विविध धारा 
ऋषि’ का अर्थ 
'मुनि' का अथे 
अथव की परम्परा 
भृगु का परिचय 
अथर्व परम्परा मे इतिहास पुराण 


[ २ ] पुराण का अवतरण 


पारिप्छवास्यान और पुराण र 


Pope 


(२) 


नूतन उपलब्धियाँ 
सूत की समस्या 
पुराण-स हिता 
लोमहर्षण के मिष्य 
fread 

। व्यासदेव 
२८ व्यासो के नाम 
शुकदेव का परिचय 

; पुराण-संहिता के उपादानं 
आख्यान 
उपाख्यान 
गाथा 
कल्पशुद्धि 
पुराण तथा आछ्यान 


परिशिष्ट 
| तृतीय परिच्छेद 
[ ३ ] अष्टादश पुराण 

पुराणो के नाम 

पुराणो की इलोक संख्या 

(क) पुराण सख्या का तात्पर्य 

(ख) पुराण क्रम का रहस्य 

(ग) पुराणो का विभाजन 
पुराण का वर्गीकरण 

(3) शिवपुराण तथा वायुपुराण 

(१) दोनो का वतंमान रूप 
शिवपुराण की संहिंतायें 
वायुपुराण का विषय 
वायुपुराण का विभाजन 

(२) चतुर्थ पुराण का लक्षण 

(३) शिवपुराण मे लक्षण-संगति 

(४) वायुपुराण मे लक्षण-संगति 

(५) वायुपुराण का रचनाकाल 

(६) शिवपुराण की अर्वाचीनता 

धरिशिष्ट 


९५ 
€५ 


१०१ 
१०४ 
१०६ 


पृष्ट 
(ड) श्रीमद्भागवत को महापुराणता १०६ ' 
मागवत का लक्षण ११० 
निवन्ध ग्रन्थों का साक्ष्य ११४ 
भागवत तथा वोपदेव ११७ 
अलवरूनी और पुराण ११९ 
वल्लाळसेन और पुराण १२० 
दानसागर और पुराण १२२ 
¢ परिच्छे 
चतुथं परिच्छेद 
[ ४ ] पुराण का परिचय १२५~१६२ 
(क) पुराण का लक्षण १२५ 
सर्गं का लक्षण १२५ 
प्रतिसर्ग ,, १२६ 
वश i १२६ 
मन्वन्तर ,, १२६ 
वंशानुचरित १२७ 
पुराण का दश लक्षण १२८ 
(१) सगं का लक्षण १२६ 
(२) विसर्गं ,, १२६ 
(३) वृत्ति ,, १२६ 
(४) रक्षा ,, १२६ 
(५) अन्तराणि ,, > 
(६)वंश , | 
(७) वंशानुचरित | १३० 
(८) संस्था | 
(९) हेतु J 
(१०) अपाश्रय १३१ 
इतर दश लक्षण १३२ 
स्थान का लक्षण १३३ 
पोषण जं १३३ 
नव. a 
न ३५ 
ईशानुकथा ,, १ पर 
निरोध ” १ 3 प्‌ 
मुक्ति , १३६ 
आश्रय ug १३६ 


दोनो सूचियो की तुलना १२६ 


(ख) पुराणों का परिचय 
(१) ब्रह्मपुराण 
( ) पद्मपुराण 
( ) विष्णुपुराण 
(४) वायुपुराण 
(५ 
( 


५ ) श्रीमद्धागवत 
६ ) नारदपुराण 
(७) मार्कण्डेय पुराण 
( ८ ) अग्निपुराण 
( ६ ) मविप्य पुराण 
(१०) ब्रह्मवैवर्तं पु राण 
(११) शिंग पुराण 
(१२) वराह पुराण 
(१३) स्कन्द पुराण 
(१४) वामन पुराण 
(१५) कूर्म पुराण 
(१६) मत्स्य पुराण 
(१७) गरुड पुराण 
(१८) ब्रह्माण्ड पुराण 


पश्चम परिच्छेद 


[५] पुराण में अवतार तत्त्व 
अवतार की प्रक्रिया 
प्रथम मत 1 
द्वितीय मत 
तृतीय मत J 


चतुर्थ मत 
चतुब्युँहवाद 

अवतार का प्रयोजन 
अवतार का बीज 

वेद मे अवतारवाद 
अवतारो की संख्या 
दशावतार की कत्पना 


अवतारवाद और विकास तत्त्व 
पौराणिक अवतारवाद का मूलस्नोत 


१७० 
१७१ 
१७२ 
१७६ 
१७४ 
१८८-१९५ 


= ष्ठ 
(१) मत्स्य अवतार , २१२७९ 
( २) कूर्मं अवतार १८० 
(३) वराह अवतार १८१ 
(४) नरसिंह अवतार १८२ 
(५) वामन अवतार - १८३ 
(६) परणुराम अवतार | १८५ 
(७) वेदों में रामकया १८८ 
(८) वेदों में छृष्णकया १६० 
(९) वुद्ध का अवतार - १६० 
(१०) कल्की अवतार _ १९४ 
(११) इतर अवतार ॥ १९५ 
(१२) शिव अवतार १६७ 
: परिशिष्ट 

श्रीकृष्ण के लौकिक चरित का विश्लेषण १९८--२१३ 
( १ ) श्रीकृष्ण की अद्वैतता | १६९ 
( २ ) श्रीकृष्ण का सौन्दर्य २०१ 
( ३ ) श्रीकृष्ण की अत्रपुजा २०३ 
( ४ ) श्रीकृष्ण की स्पष्टवादिता २०५ 
( ५) श्रीकृष्ण का सन्धि कार्य २०७ 
( ६ ) श्रीकृष्ण की राजनीतिज्ञता २१० 

, पृष्ठ परिच्छेद 

[ ६] वेद और पुराण २१४-२७३ 
पुराणों की वेदता २१५ 
पुराणो की तन्त्रमुळकता २१७ 
पुराणो से वेदो का वेलक्षण्य २१६ 

{ १ ) पुराण प्रामाण्य पर विचार २२२-२२४ 
वात्स्यायन का मत २२० 
कुमारिल का मत २२१ 
तन्त्रवातिक का उद्धरण २२२ 
पुराण-प्रामाण्य और शंकराचार्य २२२ 

(२) पुराणों में वेदिक और पौराणिक मन्त्र २२५ 
ब्रह्मपुराण मे वैदिक मन्त्र २२५ 
Magy में ,, २२७ 


(६) 


मत्स्य पुराण मे वैदिक मन्त्र 
श्रीमद्भागवत मे ,, 
पुराणो मे पौराणिक मन्त्र 
पुराण का महत्त्व 


(३) पुराण और शूद्र 
पुराण के साथ शूद्र का सम्वन्ध 
सूत का कथन 
निवन्धकारो का मत 


( ४ ) वेदार्थं का उपवृहण 
उपवृहण का अर्थ 
उपवृंहण के प्रकार 
(क) मन्त्रो का साक्षात्‌ निर्देश 
(ख) वैदिक मन्त्रो की व्याख्या 


( ५) वेदिक आख्यानो का पौराणिक उपवृहण 


( १ ) मत्स्य आख्यान, 

( २ ) कूर्मं आख्यान 

( ३ ) वराह आख्यान 

( ४ ) वामन आख्यान 

( ५ ) पुरूरवा आख्यान 

( ६ ) शुन शेप आख्यान 

( ६ ) वेदिक प्रतीको की पौराणिक व्याख्या 

( १ ) अहत्याये जारः 

(२ ) तारापतिथन्द्रभाः 

( ३ ) विव्वरुपं जघानेन्द्रः 

( ४) ब्रह्मा स्वद॒हितुः पति. 
( क ) वैज्ञानिक तथ्य 
( ख ) आध्यात्मिक रहस्य 
( ग ) आधिदैविक तथ्य 


परिशिष्ट 


( नाचिकेतोपाख्यान का क्रम-विकास ) 


वेद मे नाचिकेतोपाख्यान 
तैत्तिरीय ब्राह्मण मे नाचिकेतोपाख्यान 


पृष्ठ 
२२७ 
२२९ 
२३१ 
२३२ 


२३५-२४२ 
२३६ 


२३८ 
२४० 


२४३-२४७ 


२६२ 
२६३ 


कठोपनिषद्‌ में नाचिके तोपाख्यान 
महाभारत मे नाचिकेतोपाख्यान 

विवेचन 

पौराणिक ताचिकेतोपाख्यान तथा विवेचन 
नासिकेतोपाख्यान 

नाचिकेतोपाख्यान विमदा 


सप्तम परिच्छेद 
[ ७] पुराणों का वर्ण्य विषय 
( क ) पौराणिक सृष्टितत्त्व 
नव सग 
प्राकृतसर्ग के भेद 
( १ ) ब्रह्मसरं 
( २ ) भृतसगं | 
( ३ ) वैकारिकसग 
वेकुत सगँ 
( ४ ) मुख्यसगं 
अविद्यासर्गं } 
( श ) तियंग्‌ सर्ग 
( ६ ) देव सर्ग 
( ७ ) मानुप सर्ग 
(८) अनुग्रह सग 
संसार वृक्ष 
प्राकृत-वेकृत सर्ग 
( ६ ) कौमार at 
असुरादि सृष्टि 
ब्राह्मी सृष्टि 
नव ब्रह्मा 
मानसी सृष्टि 
रौद्री सृष्टि 
पौराणिक सृष्टितत्त्व मीमांसा 
( ख ) प्रतिसर्ग 
( १ ) नैमित्तिक प्रलय 


२७७ 


२७८ 


२७९ 
२७६ 


२८० 
२०१ 
२८२ 
२८२ 
२८३ 
२८३ 
२८४ 
२८५-२८५, 
२८५ 


(२ ) प्राकृत प्रलय 
( ३ ) आत्यन्तिक प्रलय 
( ४ ) नित्य प्रलय 


( ग ) मन्वन्तर का विवरण 


(घ 


) 


कालमान 
मन्वन्तर की वर्ष संख्या 
१४ मन्वन्तरो के नाम 
मन्वन्तर के अधिकारी 

„ कार्य 
अधिकारियो के नाम 
सृष्टि का आरम्म 
युगो का मान 
पृथ्वी की आयु 


पुराण मे धमंगाल्लीय विषय 
ब्राह्मण का महत्त्व 
पूर्त धर्म 
ब्रत 
दाम 
श्राद्ध 
तीर्थ माहात्म्य 
राजधमे 


पुराणों मे विज्ञान 


( १ ) अख्वशास्त्र 

( २ ) आयुर्वेद 

( ३ ) रलपरीक्षा 

( ४ ) वास्तुविद्या 

( ५ ) ज्योतिष 

( ६ ) सामुद्रिकशास्त्र 
( ७ ) धनुविद्या- 


पुराणर्वाणत विचित्र विद्याये 


( १ ) अनुलेपन विद्या 

(२ ) स्वेच्छा-हप धारिणी विद्या 
( ३ ) अस्त्रग्राम-हूदय विद्या 

( ४ ) सवंभूत रुत विद्या 


पृष्ठ 

२८६ 

२८७ 

२८८ 
२९०-३०० 

२६० 

२६१ 

२६३ 

२६४ 

२६४ 

२६६ 

२६८ 

२६९ 

३०० 
३०१-३१६ 

३०२ 

३०३ 

३०४ 

३०५ 

३०५ 

३०५ 

३०७ 
3०९-३१४ 

३०६ 

३१० 

३११ 

३१२ 

३१३ 

३१३ 

३१३ 
३१४-३१६ 

३१४ 


41 


"३१५ 


ˆ सीता नदी 


र पृष्ठ 
(५ ) पद्मिनी विद्या ३१५ 
( ६ ) रक्षोघ्न विद्या nn 
(७) जालन्धरी विद्या १ 
( ८ ) विद्या गोपाल मन्त्र : 24 
( ६ ) परावाला विद्या ” 
( १०) पुरुष प्रमोहिंनी विद्या ३१६ 
( ११) उल्लापन-विधान विद्या पु 
(१२) देवहति विद्या रश 
(१३) युवकरण विद्या १7 
( १४) वज्रवाहनिका विद्या - 9) 
इतर विद्याये १२ 
ई ङ ) पौराणिक भूगोल ३१७-३५० 
पुथ्वी का रूप ३१८ 
मेर के आलम्बन गिरि ३१६ 
मेरु की पहिचान 27 
AGM वसुमती ३२० 
द्वीपो के नाम-पहिचान ३२१ 
(१) भद्राश्व 7 
(२ ) हैमवत 
( ३ ) केतुमाल ; 
( ४ ) उत्तर कुरु हि 
. चतुष्पत्री भुवनपद्म ३२२ 
सष्ठट्टीपो के नाम ३२३ 
कुनद्दीप की पहिचान 
शकट्टीप का भूगोल ३२४-३२५ 
Thatta जातियाँ ३२५-३२३ 
(क) मग ३२६ 
(ख ) गोग " ३२७ 
मगोग 2 
मन्दग हि 
( ग ) क्षीरसागर ३२८ 
( घ ) स्वलियु देवता ३२६ 
जम्बूद्वीप के नव वपं ३३०-३३१ 
एशिया की नदियां ३३१ 


अलकनन्दा 
चक्षु नदी 
मद्रा नदी 
गंगा की सप्तधारा 
MATT का भूगोल 
“भारत' नाम की निरुक्त 
कामुंक सस्थान 
कूम संस्थान 
भारत-कर्म भूमि 
भारत के नव खण्ड 
कुमारी द्वीप 
इतर खण्ड 
कुल पर्वत 
(१) महेन्द्र 
(२) मल्य 
(३) सह्याद्रि 
( ४ ) शुक्तिमान्‌ 
( ५ ) ऋक्ष पर्वत 
(६ ) विन्ध्य पर्वत 
( ७ ) पारियात्र 
पुराण की दृष्टि मे ब्रह्माण्ड 
पाताल का स्वरूप 
पाताल की पहिचान 
मयसस्कृति का परिचय 
तन्त्र-दृष्टि मे भुवन 
प्रकृत्यण्ड 
मायाण्ड 
शाक्ताण्ड 


अष्टम परिच्छेद 


[ ८ ] पौराणिक dag 


अनुश्षुति की सत्यता 
ब्राह्मण का महत्त्व 
वंश के प्रतिष्ठापक 


स्वायम्भुव मनु की सन्तान 
वैवस्वत मनु के पुत्र 


( ११) 


पार्जीटर की भ्रान्त धारणा 


इध्वाकु की वंशावली 
( १ ) मान्धाता 
२ ) हरिश्चन्द्र 

( ३ ) सगर चक्रवर्ती 
(४) राजा रघु 
चन्द्रवंश का उदय 
ययाति के पाँच पुत्र 
यादवों की क्रोष्ट्र गाला 


अन्धक शाखा 
वृष्णि शाखा 
हैहय शाखा 

` gay वंश 
द्रुह्य वंश 


चन्द्रवंश की वंशावली 


पौरव वंश 
ययाति 
दुष्यन्त 


मरत दोष्यन्ति 


रन्तिदेव 
हस्ती 


कुर्‌ 


Land 


कुरु से जनमेजय तक 


कुरुसंवरण 
TTT 


आर्यो का सूर स्थान-मध्यदेश 


कलिवंश वर्णन 
बाहंद्रथ वंश 


प्रद्योत ,, | 


शैशुनाग वंश 
नन्द वंश 
मौर्य दंश 


( १२ ) 


पृष्ठ 
शुद्ध वश ३९१ 
कण्व वश २९३ 
सातवाहन वश ३९४ 
गुप्त वश ३९६ 
नवम परिच्छेद 
[ ९ ] पौराणिक धर्म ३९८ 
पुराणो का अनेक-कर्तृत्व ३९९ 
पुराणो मे धर्मशास्त्र 2 ४०१ 
पौराणिक धर्म का afer ४०२ 
( १ ) पौराणिक धर्म का स्वरूप ४०५-४१७ 
हिन्दू धमं स्वतन्त्रता पोपक ४०५ 
हिन्दू धर्म का शरीर ४०६ 
हिन्दू धर्म और भारतवर्ष ४१० 
हिन्दू धमं की आत्मा ४११ 
(२) महाभारत मे धर्म का स्वरूप ४१८-४२९ 
(३) पौराणिक भक्ति का वैदिक उद्गम ४३०-४३७ 
भक्ति के नव प्रकार ३८ 
(४ ) भगवन्नाम-निरुक्ति और प्रभाव ४३९-४४७ 
वासुदेव का निर्वचन ४४० 
केशव ही त 
दिनगर्भ ” 
पृ 1 ४४१ 
हरि ” ४४२ 
HoT गा aw ती 
भगवन्नाम का प्रभाव ४४३ 
(५) पौराणिक धर्म पर तान्त्रिक प्रभाव ४४८-४प६ 
'तन्व' का अर्थ we 
चतुव्यूंहवाद ५४९ 
वामाचार 
तन्त्र और पुराण sins 
तान्त्रिकी दीक्षा ४५३ 
पट्‌ कर्म 
37 
देवी का पूजन ४५४ 
सत्यनारायण-ब्रत-मीमासा 


CAR 


(१३ ) 
दशम परिच्छेद 
[ १० ] पौराणिक देवता 


नाम तथा स्वभाव 
(१) विष्णु का वेदिक रूप 
वाह्मण युग में विष्णु 
विष्णृतत्त्व 
विष्णु का पौराणिक स्वरूप 
(२) रुद्रशिव - 
वैदिक रूप 
शिव का पौराणिक रूप 
(३) गणपति 
आध्यात्मिक रहस्य 
भौतिक रूप 
वौद्ध धर्म मे गणेश 
(४) त्रिदेवों की मूतियाँ 
विष्णुनूति 
शिवमूति 
गणेशमूति 
(५) ब्रह्मा 
वैदिक स्वरूप 
ब्रह्मा की प्रतिमा 
(६) सूर्य 
सूर्य का रूप 
qa की प्रतिमा 
(ख़) पुराणों का दार्शनिक तत्त्व 
साध्यतत्त्व 
जगत्‌ का रूप 
प्रलय 
जीव 
साधनमार्ग 
श्रीमद्धागवत | 
( १ ) साध्यतत्त्व 
' २ ) साधनतत्त्व 
(२ ) भगवती साधना 
(४) सुदामा का रहस्य 


४५७ 
४५९-४६१ 

४६२ 

४६३ 

४६५ 
४६८-४८० 

४६८ 


४९९ 
hoo 
प्‌ ० २= ५२९ 
५०३ 
५०५ 
५०६ 
27 


५०७ 


५०८ 
५१० 
- ५१२ 
५१४ 


( ४४ ) 
( ५ ) भागवत में योगचर्या 
योग का प्रत्यक्ष वर्णन 
यम के १२ भेद 
नियम के १२ भेद 
प्राणायाम के भेद 
प्रत्याहार 
धारणा के' भेद 
समाधि 
एकादश परिच्छेद 
[ ११ | पुराणो का देश और काल 
काल निर्णय के साधन 
ब्रह्मपुराण का समय 
पद्मपुराण ,, 
विष्णुपुराण ,, 
वायुपुराण ,, 
श्रीमद्भागवत ,, 
नारदीयपुराण ,, 
मार्कण्डेयपुराण ,, 
अग्निपुराण , 
मविष्यपुराण , 
्रह्मवेवरतपुराण ,, 
लिङ्ग पुराण ,, 
वराह ,, , 
स्कन्द ,, ,, 
वामन ,, 
कूम ,, ,, 
मत्स्य ,, 
देश विचार 
काल विचार 
गरुडपुराण का समय 
ब्रह्माण्ड देश 
». काल 
( १ ) भागवत की टोकाये तथा टीकाकार 
( १ ) श्रीधर स्वामी 
( २ ) सुदर्शन सूरि 
( ३ ) वीरराघव 


५७०-७६ 
५७१ 
५७३ 


22 


( १५) 


_ (४) विजयघ्वज वि i 
(५) वल्लमाचायं छी 
( ६ ) गुकदेवाचाये ] ५७४ 
( ७ ) सनातन गोस्वामी रे 
( ८ ) जीव गोस्वामी i 
( ६ ) विश्‍वनाथ चक्रवर्ती ॥ ५७५ 
( १० ) श्रीहरि हट 
( २ ) देवीभागवत की टीका 
शैव नीलकण्ठ ५७६ 
(३ ) विष्णुपुराण की टीकाये ५७८ 
श्रीधरी हु ” 
विष्णुचित्ती ५७३, 
वैष्णवाकृतचन्द्रिका कि 
द्वादश परिच्छेद 
[ १२] पुराणों की भाषा और शेली ५८०-६१६ 
(क) पुराणों की भाषा ५८० 
सन्धिसम्बन्धी अपाणिनीय प्रयोग ५८३ 
सुबन्त मे अपाणिनीय प्रयोग है 
पदव्यत्यय _ पृषं 
तिङन्त-कृदन्त सम्बन्धी अपाणिनीय प्रयोग Yay 
( ख ) पुराणो की शेली ५८७ 
आध्यात्मिक उपमाये ५६१ 
रूपकाश्रित वर्णन ५६४ 
पौराणिक सूक्तियाँ ६०० 
श्रीमद्धागक्त का वेशिष्टय _ ६०२ 
श्रीमद्भागवत का काव्यसौन्दर्य ६०३ 
परिशिष्ट : काशी-उद्यान-वर्णन ६०८ 
उपसंहार ६१० 
परिशिष्ट १ ; पुराणों का विषयविवेचन 
( क ) मत्स्यपुराण का विवेचन ६२१ 
_ {ख ) नारदीय प्रतिपाद्य विषयानुक्रमणी 
ब्रह्मपुराण विषयानुक्रमणी ६२७ 
पद्मपुराण विषयानुक्रमणी ६२८ 
सृष्टिखण्ड विषयावुक्रमणी ” 


भूमिखण्ड 


32 a3 


( १६ ) 


स्वर्गखण्ड विपयानुक्रमणी ६२६. 
त पातालखण्ड 7; ६ छ थि 
उत्तरखण्ड ,, ६३३ 
विष्णुपुराण र य 
वायुपुराण ” ६३४ 
शिवपुराण 7 
ज्ञानसहिता + र 
विद्येश्वर संहिता ,, ae 
BOTT ,, » ६३६ 
सनत्कुमार ,, ,, ” 
वायवीय ,, , ६३७ 
धर्मसहिता „, ६३८ 
देवीमागवत कि ६३६ 
भविष्य पुराण ,, ६४३ 
नारदीय ,, j ६४४ 
माकण्डेय ,, त ६४६ 
अग्नि त = ९४७ 
व्रह्मववतं ” ” ” 
fe , ४ ६४६ 
वराह 4 हा ६५० 
वामन ती ia ६५२ 
मत्स्य 11 १) ६५३ 
कूम छे. 112 ६५५ 
स्कन्द ” 122 0 q x ७ 
WAT खण्ड ,, ह 
वैष्णव उ. ॐ} ६५८ 
ta ” 72 ६६० 
कागी ,, ,, ६६१ 
vei ,, ,, ६६२ 
नागर खण्ड ,, ६६५ 
प्रभास, , ६६७ 
गरुड पुराण ६७० 
ब्रह्माण्ड त ६७२ 
विष्णुभागवत ६७५ 


परिशिष्ट २: सहायक ग्रन्यसूची 


टप OR ee 


६७९--६८६ 


पुराण-विमशे 


डर 


पुराण 


इयान चम्पकाभासं gaat च तुन्दिलम्‌ । 
sean मेदं 


सेय नानाभरणभूपितम्‌ ॥ 


प्रथस परिच्छेद 


पुराण को प्राचोनता 


भारतीय संस्कृति के स्वरूप की जानकारी के लिए पुराण के अध्ययन की 
झहती आवश्यकता हे । पुराण भारतीय सस्कृति का मेरुदण्ड है--वह आधार- 
पीठ है जिसपर आधुनिक भारतीय समाज अपने नियमन को प्रतिष्ठित करता 
है! इस परिच्छेद मे उसकी प्राचीनता का अध्ययन किया जायगा। मन्त्र 
संहिता, ब्राह्मण, उपनिषदो जँसे वैदिक साहित्य के ग्रन्थो मे 'पुराण' की सत्ता 
है या नहो ? तदनन्तर होनेवाले सुत्र weal में उसके श्लोक पाये जाते हैं या 
नही ? इत्यादि प्रश्‍नो का उत्तर देने का यहाँ प्रयत्न है। तात्पर्य यह है कि , 
पुराण की प्राचीनता जानने के लिए इस अध्याय मे सामग्रो एकत्र की गयी हे । 


पुराण शब्द की व्युत्पत्ति 
पुराण' शब्द की व्युत्पत्ति पाणिनि, यास्क तथा स्वयं पुराणो ने भी दी 
है । 'पुराभवम्‌” ( प्राचीन काल मे होनेवाला ) इस अर्थ मे “सायंचिरप्राह्व- 
प्रगेऽव्ययेभ्यष्टयुट्युलौ तुट्‌ च! (पाणिनिसूत्र ४३1२३) । इस पाणिनि के इस सूत्र 
से पुरा” शब्द से 'ट्यु' प्रत्यय करने तथा ‘Ge’ के आगमन होने पर “पुरातन” 
शब्द निष्पन्न होता है, परन्तु स्वयं पाणिनि ने ही अपने दो सूृत्रो--प्रवंकालेक- 
सर्व-जरतपुराणनव-केवलाः समानाविकरणोन? ( २।१।४९ ) तथा “पुराणप्रोक्तेषु 
श्राह्मणकल्पेपु' ( ४1३1१०५ ) मे पुराण” शब्द का प्रयोग किया है जिससे 
तुडागम का अभाव निपातनात्‌ सिद्ध होता है । तात्पर्य यह है कि पाणिनि की 
प्रक्रिया के अनुसार पुरा” शब्द से ट्यु प्रत्यय अवश्य होता है, परन्तु नियमप्राप् 
‘qe’ का आगम नही होता पुराण? शब्द ऋग्वेद मे एक दर्जन से अधिक 
स्थानों पर मिळता है, यह वहाँ विशेषण हे तथा उसका अर्थ है प्राचीन, पूर्व 
काल मे होने वाला ! यास्क के निरुक्त (३।१९) के अनुसार पुराण” की व्युत्पत्ति 
है--पुरा नवं भवति ( अर्थात्‌ जो प्राचीन होकर भी नया होता है )। वायुः 
पुराण, के अनुसार यह व्युत्पत्ति है--पुरा अनति अर्थात्‌ प्राचीन काल में जो 
जीवित था । पद्मपुराण? के अनुसार यह निरुक्त इससे faq भिन्न है-- 


१. यस्मात्‌ पुरा ह्यनतीद पुराणं तेन तत्‌ स्मृतम्‌ । 

निरुक्तमस्य यो वेद Fagg: प्रमुच्यते ॥ 
वायु १२९०३ 

. >. पुरा परम्परां वष्टि पुराणं तेन तत्‌ स्मृतम्‌ ॥ 
| यभ ५२1५२ 


ल पुराण-विमशं 


गुरा परम्परां afe कामयते? अर्थात्‌ जो प्राचीनता की अर्थात्‌ परम्परा की 
कामना करता है बह पुराण कहलाता है । ब्रह्माण्डपुराण की इससे भिन्त एक 
तृतीय व्युत्पत्ति हे --'पुरा एतत्‌ aya’ अर्थात्‌ प्राचीन काल में ऐसा हुआ Y 
इन समग्र व्युत्पत्तियो की मीमांसा करने से स्पष्ट है कि पुराण” का वर्ण्य 
विषय प्राचीन काल से सम्वद्ध था । प्राचीन ग्रन्थो में पुराण का सम्वन्ध 
इतिहास? से इतना घनिष्ठ है कि दोनो सम्मिलित खूप से 'इतिहास-पुराण' 
arma अनेक स्थानो पर उल्लिखित किये गये हैं। 'इत्तिहास' के अत्यन्त 
प्राचीन ग्रन्थो मे उल्लिखित होने पर भी लोगो मे यह आराच्त घारणा फैली हुई 
है'कि भारतीय लोग ऐतिहासिक कल्पना से भी सर्वथा अपरिचित थे। परंतु यह 
धारणा निर्मुल तथा अप्रामाणिक है। यास्क के कथनानुसार ऋग्वेद मे ही 
त्रिविध ब्रह्म के अन्तर्गत 'इतिहास-मिश्च' मन्त्र पाये जाते हँ ।* छान्दोग्य उप- 
निषदू मे सनत्कुमार से ब्रह्माविद्या सीखने के अवशर पर नारद मुनि ने अपनी 
अधीत विद्याभो के अन्तर्गत 'इतिदास-पुराण' को पञ्चम वेद बतलाया है। इस 
संयुक्त नाम से स्पष्ट हे कि उपनिषद्‌ युग मे दोनो में घनिष्ठ सम्बन्ध की भावना 
क्रियाशील थी । यास्क ने अपने निरुक्त मे ऋचाओं के विशदीकरण के लिए 
ब्राह्मण अंथो की कथाथो को 'इतिहासमाचक्षते' कहकर उद्धृत किया है । इतना 
ही नही, निरुक्त मे वेदार्थं व्याख्या के अवसर पर उद्धूत अनेक विभिन्तसम्प्रदायो 
मे ऐतिहासिको का भी एक प्रथक्‌ स्वतंत्र सम्प्रदाय था जिसका स्पष्ट परिचय 
इति ऐतिहासिकाः' निरुक्त के इस निर्देश से मिलता है। इस सम्प्रदाय के मंतव्या< 
नुसार, अनेक मन्त्रो की व्याख्या यास्क ते स्थानन्स्थान पर की है। 'इतिहास' 
की व्युत्पत्ति हे--इति (इस प्रकार से) ह (निश्चयेत) आस (था, बर्तमान था) 
अर्थात्‌ प्राचीन काल में निश्चय रूप से होनेवाली घटना "इतिहास? के द्वारा 


१. यस्मात्‌ पुरा ह्यभुच्चेतत्‌ पुराणं तेन तत्‌ स्मृतम्‌ । 
निरुक्तमस्य यो वेद सर्वपार्पीः प्रमुच्यते ॥ 
ब्रह्माण्ड १।१।१७३ 
२. नितं कूपेञ्वहितमेतत्‌ सूक्तं प्रतिबभौ । 
तत्र ब्रह्मेतिहास-मिश्रमिङ्मिश्चं गाथामिश्रं भवति ॥ 


निरुक्त ४६ 


ie ३. ऋग्वेदं भगवोऽध्येमि यजुर्वेदं सामवेदमाथर्चणमितिहासपुराणं पञ्चमं 
Tat वेदम्‌ ॥ 


~ 


--छान्दोग्य ७१ 


प्रथम परिच्छेद : पुराण की प्राचीनता ५ 


"निदिष्ट की जाती थी 1१ 'इतिहास' का व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ प्राचीन काल में वास्तव 
रूप मे घटित होने वाली घटना का द्योतक हे । अथवंवेद तथा ब्राह्मणग्रन्थो में 
यह शब्द 'पुराण' से भिन्न स्वतन्त्र रूप मे इसी अर्थ मे प्रयुक्त प्रतीत होता है । 
-यास्क ने निश्चित रूप से देवापि और शन्तनु की कथा को इतिहास कहा है 
ठया विश्वामित्र को सुदास्‌ पेजवन के पुरोहित होने की घटना को भी इतिहास 
कहा है ।3 पुराणों मे आगे-चलकर “इतिहास” ,शब्द का प्रयोग निःसंशय इस 
‘इतिवृत्त’ अर्थ मे हम पाते हैं । इससे स्पष्ट है कि काल्पनिक कथा या आख्यान 
को 'पुराण' नाम से और वास्तविक घटना को 'इतिहास' नाम से पुकारते थे, 
-और यही दोनो के प्राचीन अर्थो मे विभेदनसीमा हे । 

सामान्यतया आलोचकगण महाभारत को ही . इतिहास 'कहते हैं, ' क्योंकि 
स्वयं महाभारत भो अपने को इसी अभिधान से पुकारता है, परन्तु रामायण 
को भी इतिहास के अन्तर्गत मानना प्राचीन शास्त्रीय मर्यादा की सीमा से बाहर 
नही है। राजशेखर के अनुसार इतिहास” दो प्रकार का होता है“--( १ )परि- 
क्रिया अर्थात्‌ एकनायक वाली कथा जैसे रामायण तथा ( २) पुराकल्प अर्थात्‌ 
बहुनायक वाली कथा जसे महाभारत | Gea: राजशेखर “इतिहास” - का क्षेत्र 
संकुचित तथा सीमित नही मानते । दोनों महाकाव्यो को इस शब्द के अभिधान 
के भीतर स्वीकार कर वे अपने व्यापक दृष्टिकोण का परिचय देते है । 


इतिहास तथा पुराण का पार्थवय 


इन दोनो का पार्थक्य स्पष्टरीति से प्राचीन ग्रंथो मे -नही दिया यया है। 
हामारत, जो स्वयं अपने को 'इतिहास' ही नही प्रत्युत 'इतिहासोत्तम” 


१. तुलना कोजिए--निदानभुतः “इति ह wanda’ इति य उच्यते स 
इतिहासः (निरुक्त २।३।१ पर दुर्गाचार्य की वृत्ति ) 

२. तत्रेतिहासमाचक्षते-देवापिशत्रा््षिणः शन्तनुश्च कौरव्यौ भ्रातरौ बसु- 
ag: ( निरुक्त २३1१ ) तया तत्रेतिहासमाचक्षते-विश्वामि्र ऋषि: सुदासः 
पैजवनस्य पुरोहितो बभूव ( निरुक्त २।७।२ ) 

३. अत्राप्युदाहरतीसमितिहासं पुरातनम्‌ । मत्स्य» ७२।६। 

४. जयो नामेतिहासोऽयं श्रोतव्यो विजिगीषुणा । उद्योग० १३६1१८ 

इतिहासोत्तमादस्माञ्जायन्ते कविवुद्धयः 1 आदि० २1३८५ 
५. परिक्रिया पुराकल्प इतिहासगतिद्विधा । 
स्यादेकनायका पूर्वा द्वितीया वहुनायका ॥ न 
-ण्कांव्यमीरमांसा 


त पुराण-विमर्शं 


बतलाता है, अपने लिए पुराण' नाम का भी व्यवहार करता हँ ( आदि” 
१११७) । उधर वायुपुराण पुराण होने पर भी अपने को (पुरातन इतिहास' * 
वतलाता है । इस विरुद्ध सकेत से स्पष्ट हे कि प्राचीनकाल मे इतिहास तथा 
प्राण की विभाजन रेखा बड़ी धुमिल थी और घीरे-घीरे आगे चलकर दोचो 
अमिधानी का वैशिष्ट्य निश्चित कर दिया गया । पुराण तथा इतिहास का 
क्षेत्र विभिन्न तथा स्वतन्त्र है । छान्दोग्य उप० (७1१) के भाष्य मे आचाये 
शंकर ने इन दोनो अभिधानो का पार्थक्य स्पष्टतः दिखलाया है। उनका कथन 
है कि इतिहास तथा पुराण दोनो ही वेद मे उपलब्ध है । उर्वशी तथा पुरूरवा 
के संवाद को सुचित करने वाला 'उवंशी हाप्सराः, पुरूरवसमंड चकमे' आदि 
शतपथ ब्राह्मण ( ११।५।१।१ ) तो इतिहास ^ है, परन्तु असदा इदमभ्र आसीत्‌’ 
(आरम्भ मे असद्‌ ही वतमान था जिससे सृष्टि उत्पन्न हुई ) इत्यादि सृष्टिः 
प्रक्रिया-घटित विवरण पुराण है । शकराचाय की सम्मति मे दोनो का पार्थवथ 
स्पप्ट है Arita आख्यान तथा आख्यायिका का सुचक भाग इतिहास दै तथा 
सुप्टि-प्रक्रिया का वर्णन 'पूराण” है? । यह भेद प्राकटच सप्तम शती मे आतार्य 
शद्धुर ने किया, जव पौराणिक साहित्य वृद्धिंगत हो इका था, जैसा आमे 

दिखलाया जायेगा । प्राचीनतर ग्रंथो में दोनो की पार्थवय रेखा नितान्त पतली 


१ द्वेपायनेन यतु घ्रोक्तं पुराणं परमधिणा । 
सुरैब्नह्मधिभिश्चत्र श्रुत्वा यदभिपूजितम्‌ ॥ --भादि० १।१७ 
२. इमं यो ब्राह्मणो विद्वानितिहासं पुरातनम्‌ । 
श्रणुयाद्‌ श्रावयेद्वापि तथाऽष्पापयतेऽपि च ॥ 
घन्यं यशस्यमायुष्यं पुण्यं वेदेश्च समतम्‌ । 
कृष्णद्वपायनेनोकर्त पुराण ब्रह्मवादिना ॥ 
“वायु ० १०३।४८, ५१ 
ये ही श्लोक ब्रह्माण्ड ४।४।४७,१० मे भी उपलब्ध होते हे । 
३. इतिहास इत्युर्वशीपुरूरवसोः संबादादि. 'उवंशो हाप्सरा? इत्यादि 
ब्राह्मणमेव | पुराणम्‌ * असद्वा इदमग्र आसीदित्यादि’ । --शाङ्करभाष्य 
४. सायण ठीक इससे विपरीत बात कहते हें 1 वे 'आपो ह वा इदमग्ने 
सलिलमेवास, (Wao १६।१।६।१) को इतिहास तथा उवंशो-पुरूरवा के 
आरयान को पुराण मानते हैं । द्रप्टव्य सायणमाप्य-शत्त० ११।५।९६।८३ 
आपो ह वा इदमग्रे स ललमेवास (शतपथ ११।१।६।१ ) इत्यादिकं सृष्टि- 
प्रतिपादकं ब्राह्मणमितिहासः । 'उवंशो हाव्सरा. पृरूरवसमंडं चकमे’ 
शत० ११।५।१।१ इत्यादीनि पुरातनपुरषवृत्तान्तप्रतिपादकानि पुराणम्‌ ¦ 
~ सायणभाष्य शत० ११।५।९।८ भाप्ये 


श थम परिच्छेद : पुराण को श्राचोनता ७ 


है 1 फलतः Aa gag शती में अमरकोश ने पुराण' की पचलक्षणात्मक 
व्याख्या की, तव उसने उपलब्ध पुराणों के aud विषयो के आधार पर ही 
ऐसा किया । ये पञ्चलक्षण सर्वंसस्मति से सगं, प्रतिसंगं, वंश, मन्वन्तर तथा 
वंशानुचरित ही ये । परन्तु आपस्तम्वधर्मशास्त्र के उल्लेख से पुराण तथा 
भविष्य पुराण की पूर्वकालिकी सत्ता का अनुमान लगाना युक्तिसंगत है । इस 
धर्मशास्त्र के द्वारा प्रदत्त निर्देशों की विस्तृत चर्चा इसी परिच्छेद म आगे की 
जायेगी जिससे स्पष्ट होगा कि प्राचीनतम पुराण मे सृष्टि तथा प्रलय के अति- 
रिक्त धर्मशास्त्र से सम्बद्ध विषणे की भी सत्ता अवश्यमेव थी । संक्षेप मे 
कहा जा सकता है कि पुराण मे सगं ( सृष्टि ), प्रतिसर्ग ( प्रलय ), वश ( नाना 
ऋषियों तथा राजाओं की वंशावली ), मन्वन्तर ( विशिष्ट काल-गणना ) तथा 
वशातचरित ( प्रसिद्ध राजाओं और ऋषियों का चरित्र) प्रायः उपलब्ध 
होते है, इतने हो नही, इनसे इतर भी विपय--जैसे दान, तीर्थ, व्रत तथा 
अवतार भी वर्णित है । इतिहास का क्षेत्र इससे सर्वथा भिन्न है | इतिहास 
प्राचीन आल्यानो का वर्णन करता है, परन्तु उसका मो क्षेत्र इतना सोमित नही 
हें अर्थात वह केवल तिथिक्रम और घटना का संकलनमात्र नहीं है, प्रत्युत 
नाना विषयो की शिक्षा देकर तथा लोक-व्यचहार के तत्त्वों को प्रकटित कर 
वह मानव के हृदय से मोह तथा अज्ञान का भो निवारण करता है-- 
इतिहासप्रदीपेत  मोहावरणघातिना । 
लोकगर्भगृहं कृत्स्नं यथावत्‌ संत्रकाशितस्‌ ॥ 

पुराण और इतिहास के प्राचीन शास्त्रीय ग्रन्थो मे प्रयोगो की तुलना कर 
कुछ परिणाम निकाले जा सकते है-- 

( १ ) अथव्रेवेद तथा कतिपय पुराणो में 'पुराण' शब्द इतिहास को भी 
गतार्थं करता हे । सर्वप्रथम केवल ‘guy’ शब्द का प्रयोग अयवंवेद 
( ११।७।२४ ) में 'उच्छिष्ट' से शास्त्रों की सृष्टि के प्रसंग में व्यवहृत है । ब्रात्य 
के अनुगमन के अवसर पर इतिहास का पृथक्‌ स्वतन्त्र रूप मे प्रयोग उपलब्ध 
होता है । ( अथवं० १५।६।१०-१० ) | 

(२) इतिहास और पुराण का एथक प्रयोग अनेक अवान्तरकालीन वैदिक 
ग्रन्यो तथा पुराणो में उपलब्ध होता है! 

( ३ ) कभी इतिहास पुराण को गतार्थ करता था । ( कौटिल्य ने इतिहास 
के क्षेत्र मे पुराण को ग्रहण किया है पुराणमितिवृत्तमास्यायिकोदाहरणं घर्म- 
शास्त्रमर्थंशास्त्रं चेति इतिहासः । अर्थशास्त्र १।५ ) 1 

(४ ) अन्तिम काल से पुराण” इतिहास को ही नही, प्रत्युत समस्त 


८ पुराण-विमर्श 


वाडमय को अपने मे गतार्थ करता है जो मानव के कल्याण तथा ह्ति के 
साधन होते ह 
पुणा वत्स प्रवक्ष्यामि पुराणानां समुच्चयस्‌ | 
यस्मिन्‌ ज्ञाते भवेज्ज्ञातं वाङ्मयं सचराचरम्‌ Il 
नारदीय पुराण १।९२।२१ 
इस प्रकार 'प॒राण'-'इतिहास' शब्दो की तारतम्य परीक्षा दोनो के स्वरूप 
तथा विकाश के निर्धारण मे सहायक हो सकती है 1* 


पुराणों के प्राचीन उल्लेख 


प्राण के विषय मे दो efeat प्राचीनकाल मे देखी जाती है। एक अर्थ मे 
तो यह प्राचीनकाल के वृत्तो के विषय मे विद्या के रूप मे प्रयुक्त होता था । दूसरे 
अथे मे यह एक विशिष्ट साहित्य या ग्रन्थ के लिए प्रयुक्त किया गया उपलब्ध 
होता है । इसकी प्राचीनृता खोजने के लिए बैदिक साहित्य का आलोडन 
आवश्यक है--संहिता, ब्राह्मण dar उपनिषदो का । 

ऋग्वेद मे 'पुराण' शब्द का प्रयोग अनेक मन्त्रो मे उपलब्ध होता है 
( seo Fo ३।५४।९; ३।५८।६, १०।१३०।६ ), परन्तु इन स्थलो पर “पुराण 
शब्द केवल प्राचीनता का ही बोधक है । अन्यत्र ( ९।९९।४) "पुराणी? शब्द 
“गाथा” शब्द के विशेषण रूप मे प्रयुक्त मिलता है । इससे अर्थ लगाया जा 
सकता है कि ऋग्वेद के युग मे कुछ गायाएँ ऐसी विद्यमान थी जिनका उदय 
किसी प्राचीन काल में हुआ था । ऋग्वेद के काल मे हम इससे अधिक कुछ 
नही कह सकते । अथववेद मे हमे 'प्राण' शब्द इतिहास, गाथा तथा 
नाराशंसी शब्दो के साथ प्रयुक्त मिलता है जहाँ एक विशिश विद्या के रूप मे 
ही उपलब्ध होता है पुराण का उदय ‘oye’ संज्ञक ब्रह्म से वतलाया गया 
है । अथर्व ( ११।७।२४ ) मंत्र का अर्थं है--ऋक्‌, साम, छन्द ( अथर्व ) और 
यजुर्वेद के साथ ही पुराण भी उस उच्छिष्ट से--यज्ञ के अवशेष से अथवा 
जगत्‌ पर शासन करने वाले यज्ञमय परमात्मा से-उत्पन्त हुए तथा युलोक मे 
निवास करने वाळे देव भी उसी उच्छिष्ट से. पैदा हुए । 


fey 
१) ऋचः सामानि छन्दांसि पुराणं यजुषा सह । 
उच्छिष्टाञ्जज्ञिरे सर्वे दिवि देवा दिविश्चिताः॥ , 


--अथवें ११।७। - ४ 


१. विशेषतः द्रष्टव्य पुराण पत्रिका ( भाग पष्ठ, खण्ड २, जुलाई १६६४; 
प्र.४२१--४५७ ) 


परिच्छेद 


प्रथम परिच्छेद : पुराण को प्राचीनता ९, 


मन्त्र का अर्थ है कि उच्छिष्ट से ऋचाएँ, साम, छन्द (aad) तथा.” 
“पुराण यजुषु के साथ उत्पन्न हुए । इतना ही नही, दिवुलोक मे निवास करने- 


वाले देव भी उसी उच्छिष्ट से उत्पन्न हुए। 'उच्छिष्ट' शब्द के तात्पर्य के ~” 


“विषय मे विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है । कुछ लोग इसका अर्थे यज्ञ का अवशेष 
“मानते है । सायण की दृष्टि मे 'उद्‌ ऊव्वेम्‌ अर्थात्‌ सर्वेषा भुवभौतिकाना मवसाने 
face उवंरितः परमात्मा” इस प्रकार की व्युत्पत्ति से सव पदार्थो का अवसान 
होने पर शेष रहनेवाले परमात्मा की द्योतना इस शब्द के द्वारा होती है । उप- 
़नियदों मे प्रयुक्त 'नेति-नेति’ शब्द का अभिप्राय इससे भिन्‍न नही हेर । 
(२) स बृहती दिशमनुव्यचलूत्‌ ॥ १०॥ 
तमितिहासश्च पुराणं च गाथाश्च 
नाराशंसीङचानुव्यचलन्‌ । ११॥ 
इतिहासस्य च स वे पुराणस्य च गाथाचां च 
नाराशंसीनां च प्रियं धाम भवति, य एवं वेद ॥ १२॥ 
अथर्व, १५ काण्ड, १ अनुवाक, ६ सुक्त 
ब्रात्यस्तोम के अन्तर्गत पूर्वोक्त मन्त्रो की उपलब्धि होती है । ब्रात्यपद से 
"स्द्रावतार परमात्मा की यहाँ विवक्षा है । पँप्पलाद संहिता को 'ब्रात्यो वा 
-इदमग्र आसीत्‌’ यह उक्ति तथा विश्वसृष्टि की आद्यावस्था मे 'ब्रात्य' के सबसे 
-मग्रिम होने का यह निर्देश उसका परमात्म तत्त्व के साथ ऐक्य स्थापित कर 
नरहे हैं । रुद्राव्याय मे “नमो ज्रात्याय' कहकर ब्रात्य का रुद्र के साथ ऐक्य प्रतिः 
"पादन स्वयं ऊह्य है । इसी रुद्र के प्रतिनिधि ara के अनुगमन का विधान इस 
* सूक्त में देवादिकों तथा वेदादिको के द्वारा बतलाया गया है । फलतः अथर्व की 
"इष्टि मे इतिहास और पुराण ऋगू, साम तथा यजुष के समान ही अभ्यहित 
हैं तथा wan वेद का प्रतिनिधित्व करते हैं । SE 
“ख्रात्यस्तोम के प्रसंग मे इतिहास, पुराण, गाया तथा नाराशंसी भी उसके 
पीछे-पीछे चली । जो व्यक्ति इसे जानता है वह इतिहास का, पुराण का, 


१. पुराणो में भी परमात्मा इसी प्रक्रार 'निपेवशेष' विशेषण के द्वारा 
अभिव्यक्त किया गया है । भागवत की गजेन्द्रस्तुति के अवसर पर यह शब्द 
"अयुक्त हे 

स॒ वे न देवामुरमर्त्यंतियंड्‌ | 
न स्त्री न पण्ढो पुमान्‌ न जन्तुः । 
नाये गुण; कर्म न सन्त चासन्‌ 
निषेधज्ञेषो जयतादशेषः ॥ --भाग० ८1३1२४ 


१० पुराण-विमर्श 


गाथाओ का तथा नाराशंसियो का प्रिय धाम--प्यारा घर--होता है ।” यहाँ 
इतिहास, गाथा तथा नाराशसी के साथ 'पुराण' शब्द का सहप्रयोग इन सबके 
साहित्यिक रूप मे समान आकार का ओर efga करता हे । मेरी दृष्टि मे थे 
चारो शब्द वेदिक साहित्य ने एथर्भुत किसी लौकिक साहित्य की सत्ता की 
ओर स्पष्टतः संकेत करते है। वैदिक युग मे ही साहित्य की प्रवहमान दो 
घाराएँ प्रतीत होती है--एक धारा तो faqs घाभिक है जिसमे किसी देवता 
की स्तुति तथा प्रार्थना ही मुख्य ल्व है। दूसरी धारा विशुद्ध लौकिक है जिसमे 
लोक मे प्रख्याति पाने वाले महनीय व्यक्तियों का तथा लोकप्रसिद्ध वृत्त का 
वर्णन करना ही अभी तात्पयं होदा है। ऋग्वेद के भीतर हो अनेक दानस्तुति 
तथा नाराशसो उपलब्ध होती है जिनसे मन्त्रद्रद्म ऋषि प्रभूत दान देने वाले 
अपने किसी आश्रयदाता शासक की ऐतिहासिक वृत्त से सवलित स्तुति करता 
है । 'पुराण' का सम्वन्ध इसी द्वितीय धारा से मानना नितान्त उपयुक्त प्रतीत 
होता हे । 
( ३ ) येत आसीद्‌ भूमिः पूर्वा यामद्धा तय इद fae 
यो वै ता विद्यान्नामथा स मन्येत पुराणावत्‌। _ 
अथर्व ११।८।७ 
तात्पयं--इस ( दीखती हुई भुमि ) से पहले ( अर्थात्‌ पहले कल्पवाली ) 
जा भुमि थो, उस भूमि को सत्य ज्ञाती पुरुष हो जानते है। जो निश्चय करके 
उस प्रथम कल्पवाली भुमि को नामनः--यथार्थ रूप से--जान ले वह पुराण- 
faq ( अर्यात्‌ पुराणो के वृत्तान्त का जानने वाला ) माना जाना चाहिए । 
इन उल्लेखो से स्पष्ट प्रतीत होता ह कि aad वेद के काल मे पुराण का 
तथा पुराणविद्‌ व्यक्तियो का अस्तित्व अवश्यमेव विद्यमान था । 
ब्राह्मण-साहित्य से पुराण 
ब्राह्मण-साहित्य म भी 'पुराण' का अस्तित्व प्रमाणित होता है। शतपथ 
तथा गोपथ ब्राह्मणो मे 'पुराण' का बहुश. उल्लेख उपलब्ध होता हे जिससे 
इसकी लोकप्रियता प्रमाणित होती ह। गोपथ का कथन हे कि कल्प, रहस्य, 
ब्राह्मण, उपनिपद्‌, इतिहास, अन ख्यात तथा पुराण के साथ सब वेद निमित 
हुए । यहाँ इतिहास-पुराण का सम्वन्ध वेद से जोडा गया हे । दूसरे मन्त्र मे 
गोपथ ब्राह्मण पाँच वेदो के निर्माण की बात कहता हे और ये वेदपचक है--- 
सपंवेद, पिशाचवेद, असुरवेद, इतिहासवेद तथा पुराणवेद । 
( ४) एवमिमे सर्वे वेदा निसिताः सकल्पाः सरहस्याः सब्राह्मणा: 
सोपनिषत्का' सेतिहासाः सान्वाख्याताः सपुराणाः | 
* गोपथ, पुवंभाग २।१०- 


प्रथम परिच्छेद : पुराण की प्राचीनता ११ 


(५) पञ्चवेदान्‌ निरमिमत सर्पवेदं .पिचाशवेदमसुरवेदमिति- 
हासवेदं पुराणवेदम्‌ । स खलु प्राच्या एव दिशः aad निरमिमत, 
दक्षिणस्याः पिशाचवेदं प्रतीच्या असुरवेदमुदीच्या इतिहासवेदं ध्रुवाया- 
श्चोर्ध्वायाश्च पुराणवेदस्‌ । | त्च १११० 

स तान पञ्चवेदानभ्यश्र।म्यदभ्यत्तपत्‌ समतपत्‌ । तेभ्यः श्रान्तेभ्य- 
स्तसेभ्यः संतसेभ्यः पञ्चमहाव्याहतोनिरभिमत्त वृधत्‌ करत्‌ गुहत्‌ महत्‌ 
तदिति । वृर्धादति adder, करदिति पिशाचवेदात्‌ गुहृदित्यसुरवेदात्‌ 
महदितीतिहासवेदात्‌ तदिति पुराणवेदात्‌ | हि 

-णतर्नैव ११० 
इन वेदों के निर्माण के विषय में कहा गया है कि प्राची दिशा से सर्पदेद 
का निर्माण हुआ, दक्षिण दिशा से पिशाचवेद का, पश्चिम दिशा से असुरवद 
का, उत्तर दिशा से इतिहास वेद का तथा धुवा ( परो से ठीक नीचे होने वाला 
दिशा ) और ऊर्ध्वा (सिर के ठीक ऊपर की दिशा) से पुराण का निर्माण 
हुआ । ये उस युग मे स्वतन्त्र वेद या वेद के समान ही मान्य TAA य 
पाँचों ही स्वतन्त्र थे; इसकी सुचना मिलती है व्याहूतियों की उत्पत्ति से । इसा 
सन्दर्भ से पाँच महाव्याहुतियों --वृवत्‌, करत्‌, गुहतु, महत्‌, तथा ततु--को 
उत्पत्ति निदिट पाँचो वेदो से क्रमशः वर्णित हे । भिन्त दिशाओं से उत्पन्न होने 
के कारण तथा भिन्न व्याहूतियों के उद्गमस्थल होने के हेतु गोपथ ब्राह्मण 
इतिहास और पुराण को विभिन्न विद्याओ के रूप मे ग्रहण करता है। उस युग 
मे दोनो का पा्थक्य निश्चित हो चुका था । 

शतपथ ब्राह्मण अपने विशाल क्षेत्र मे इतिहास पुराण के उदय की बड़ी ही 

हंच्वपूर्ण गाया सुरक्षित रखे हुए है जिसका अनुशीलन अनेक नवीन 
उपलब्धियों at Wa करने मे सर्वया समर्थ है। इस ब्राह्मण के उद्धरण बड़े ही 
महत्त्व के हैं जिनके ऊपर विश्ञेष विचार ans परिच्छेद मे किया जायेगा । 
यहाँ केवल सामान्य सुचना दी जाती है । 

(६) मध्वाहुतयो ह वा एता देवानाम्‌ | यदनुशासनानि विद्या 
वाकोवाक्यमितिहास पुराणं गाथा नाराशंस्यः। य एवं विद्वान्‌ अनु- 
शासनानि विद्या वाकोवाक्यमितिहासपुराणं गाथा चाराइासीरित्यहरहः 
स्वाध्यायमवीते ॥ मध्वाहृतिभिरेव तद्देवांस्तर्प॑यति | 

शतपथ ११।५।६।८ 

(७) क्षौरौदनमांसौदनाभ्यां ह वा एप देवाँस्तर्पयति य एवं विद्वान्‌ 

वाकोवाकयमितिहास-पुराणमित्यहरहः स्वाध्यायमधीते | 
तत्रैव ११।५।७।९ 


(८) aaa गनु दामविदोऽयर्ी २ aE faa 
उपनिषदः शकोका सत्राणि जनव्याख्याचाति ` व्याख्यातानि वाचिव 
oa पसा तत्रैव १४६१९०१ 
(९) अथाष्टमेन्हत i अवन्ति 
at वरदः सोष्यमिति = cairo \ 
अर्थ नवमेष्हन' तानुपदिशर्ति परणं वेद: सोऽयमिति किञ्चित 


इन उद्धरणो का तात्पर्यं इस प्रकार समन चाहिए 

(६ ) ब्रह्मयज्ञ a त्ब wane aed yar की 
स्वाध्याय ल प्रदान कर अनुशासन, दाकोवाकय, 
इतिहास-पुणण गाथा ठया नारापासी स्वाध्याय करू a को Ag, से 
र्ण आहुतियी भ्र होती हैं । ध्यान देंते की बात है. कि शी qa प्र 
दानो उडरणो 'इतिहासपुणण' द्‌ में Se रहा के 
परन्तु दारिप्ळवाख्यान से सम्बद्ध मे उद्धरण में ६ तहास तथा पराण का 
पार्थकप स्प हया गया है adel का oa 
रात्रि में और पुराण का सवम रात्रि a का्‌ मे दोतो प्रकार 
की भावता क्रियाशील fod at पार्थ भावना । इसे 
विषय की (्रिवेचन विश गछे पार्च्छिद मे किया गया € \ 

यही जानकर न्‌ अनुशासन वाकोवावय, इतिहा 6 


पुराण, गाथा, नाराशसी के साथ प्रतिदिन स्वाध्याय ( चद) को अध्ययत 
करता है । इस स्वाध्याय के फल का भी यथोचित उल्लेख मिलता है जो 
विद्वान पूर्वोक्त अनुशासन arta का नित्य स्वाध्या २९ झ”ययन करता है, वह. 

(८) ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वा प्सः इतिहास पुराण, विद्या, 
उपनिषद्‌, श्लोक, सूत! अनुव्याख्यान तथा व्याख्यान सब AERA है | वाणी से 


(६) शतपथ का कथन है कि यज्ञातुष्ठाता उन्हे उपदेश करे कि पुराण ही 
ae है ( तान, उपदिशति पुराणं चद, शतपथ १३।४।३।१ ३ ) दथा चारिप्लव के 
नवम दिन मे उ पुराणका पाठ करना चाहिए (अथ aauselt fates 
पुराणमाचक्षीत yi हर 


इस प्रकार द्राह्मणकां मे पुराण की महत्ता, का परिचय -लीसाति 
(मिळता है | 


प्रथम परिच्छेद : पुराण की प्राचोनता १३. 


ब्राह्मणग्रन्यो के अनुशीलन से एक विशिष्ट तथ्य का उद्धव होता है। 
शतपथ ब्राह्मण में ‘steerage’ सम्मिलित खूप से एक ही समस्त पद 
द्वारा fafes किया गया हैं । प्रतोत होता है कि दोनों मे विषयका साह्य 
था। आगे चलकर दोनो gap ग्रंथ के रूप में विभक्त हो गये । इसीलिए 
गोपथ पूराणवेद को इतिहासवेद से पृथक्‌ निदिष करता है । ऐसे विकाश क' 
सम्पत्ति ब्राह्मणयुग में ही पुराण के गाढ़ अनुशीलन तथा आलोडन का Ger 
द्योतित करती प्रतीत होती है । 
आरण्यक तथा उपनिषद्‌ सें पुराण 


ब्राह्मणो के ही ळारण्यक और उपनिषद्‌ अन्तिम भाग हे । श्रति के इस 
अंश मे भी पुराण तथा इतिहास की स्थिति पर्याक्षर्पेण सिद्ध होती है 
विकसित रूप मे अर्थात्‌ ब्राह्णाणों मे अपनी ga स्थिति से विकसित रूप म 
इतिहास पुराण का रूप हमें साहित्य मे उपलब्ध होता दै 1 
( १०) न्रह्मयज्ञप्रकरणे-यद्‌ ब्राह्मणानीतिहासान्‌ पुराणानि 
कल्पान्‌ गाथा चाराशंसीर्मेदाहुतयो देवानामभवन्‌ | ताभिः ae 
पाप्मानमपाघ्नन्‌ । अपहत्त-पाप्मानो देवाः स्वर्ग लोकमाथन्‌। ब्रह्मणः 
सायृज्यमुषयोऽगच्छन्‌ ॥ 
तैत्तिरीय आरण्यक 
२ प्रपाठक, ९ अनुवाक । 
(११) स ययाद्रेन्वनार्नेरव्याहितात्‌ पृथग्धमा. विनिश्चरन्ति 
एवं वा अरेऽस्य महतो भूतस्य निःश्वसितमेतद्‌ यदुग्वेदो यजुर्वेद 
सामवेदोञ्थर्वाञ्चिरस इतिहासपुराणस्‌ | 
वृहदा ० उप० २।४।११ 
( १२) ऋग्वेदं भगवोऽध्येमि यजुर्वेदं सामवेदमाथर्वणं चतथं- 


मितिहास पुराणं पञ्चमम्‌, वेदानां वेदं, पित्र्यं राशि "एतत्‌ 
भगवोऽध्येमि | 
छान्दोग्य० ७1१1२ 


१३) नाम वा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेद आथव॑णश्चतुर्थ 
इतिहासपुराणः पञ्चमो चेदानां वेदः | 


तत्रैव ७1१1४ 
( १४) वाग्वा नाम्तो भूयसी वाग्वा ऋग्वेदं विज्ञापयति, यजर्वेदं 
सामवेदमाथवणं. च तुर्थमितिहासपुराणं पञ्चमम्‌ | 


“ तत्रैव ७२१. 


१४ पुराण विमर्श 


ऊपर उद्धरण ( १० )मे तैत्तिरीय आरण्यक ब्रह्मयज्ञ के प्रसंग में 'पुराणानि' 
पद का व्यवहार करता है । इसमे बहुत ग्रन्थो की सत्ता मानना उचित नहीं 
होगा । यहाँ पुराणगत आख्यानो का ही वहुत्व अभीष्ट है । बृहदारण्यक 
उपनिपद्‌ तो पुराण के उदय को वेद के उदय के समान ही बनलाता है 
इतिहास-पुराण उस महाभूत ( परमेश्वर, सव ख्रश ) के नि'एवसित है--- 
ज्वासल्प हैं । 

यहाँ 'निःश्वसित' पद की व्याख्या शकराचायं ने यह कहकर की हे कि जैमे 
उवास विना यत्न के ही पुरुष से प्रकट होता है, वैसे ही वेद थादि sa परमात्मा 
से विना यत्न के ही प्रकट हुए । शतपथ का यह वचन पुराण को वेद के समकक्ष 
रखता है तथा बेद के समान पुराण को भी नित्य मानता हे । इस भारण्यक 
के दूसरे मन्त्र ( २४1११ ) ( उद्धरण ११) मे इसी तथ्य का प्रतिपादन बड़े ही 
सुन्दर दृष्टान्त के साथ किया गया है--गीली लकडी से जलायी गयी आग से 
घूम के बादल अलग अलग निकलते हैं, उसी प्रकार उस महान्‌ सत्ता का 
ति.श्वसित ही है यह जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, भथर्वाञ्चिरस तथा इतिहास 
पुराण है । छान्दोग्य उपनिषद्‌ से भी पूर्वोक्त तथ्य की पुष्टि होती हू । छान्दोग्य 
नारदजी के द्वारा अधीत तथा अभ्यस्त शास्त्रो मे इतिहासपुराण' का उल्लेख 
करता है तथा उसे wands के नाम से अभिहित किया हृ ( ७ १२; 
उद्धरण १२) । यही उपनिषद्‌ अपने दूसरे मन्त्रो (७१४ तथा ७।२।१ ) मे 
'इतिहासपुराण' को पंचमवेंद के रूप मे उल्लेख कर ब्रह्मरूप से उपासना करने 
की शिक्षा देती हे ( उद्धरण १३ और १४) । 

निष्कषं-- वैदिक साहित्य के अनुशीलन से कई तथ्य अभिव्यक्त होते हैं-- 
(क) महाभूत परब्रह्म ( या उच्छिप्ट ) से वेद-चतुप्टय के समान ही इतिहास- 
पुराण की भी उत्पत्ति हुई, ( ख ) वेद के समान ही पुराण भो नित्य हे, (ग) 
इतिहासपुराण इसीलिए पश्चमवेद के नाम से अभिहित है, (घ ) यह केवल 
मौखिक तत्त्व का द्योतक न होकर सम्भवतः ग्रन्य के रूपमे सन्निविष्ट था 
क्योकि वह्‌ अध्ययन का विषय था, ( ड) आरण्यक युग मे पुराणो के बहुत्व 
की कल्पना आरम्भ हो चुकी थो--पुराण एक न होकर अनेक फे रूप मे 
वर्तमान था, ग्रन्यरूप मे न सही, आर्यानरूप मे तो निश्चय हो] 


TAMA तथा पुराण. 
( १५ ) अथ स्वाध्यायमधीयीत ऋचो यजूषि सामान्यथर्वाङ्गिरसो 


ब्राह्मणानि कल्पान्गाथा नाराशंसीरितिहासपुराणानीति ॥ १॥ 
(१६ ) यदृचोऽधीते पय आहुतिभिरेव तद्देवतास्तर्पयत्ति यद्य- 


'जूषि घृताहुतिभिर्यत्सामानि मध्वाहुतिभियंदथर्वाङ्भिरसः सोमातिहु- 


प्रथम परिच्छेद : प्राण की प्राचोनता १५ 


मिर्यद्क्राह्मणानि कल्पान्गाथा नाराशंत्तीरितिहासपुराणानीत्यमृतताहु- 
तिभिः २॥ हे 

( १७) यद्चोञ्चीते पयसः कुल्या अस्य पितृन्‌ स्वधा उपक्षरन्ति 
यद्यजंपि घृतस्य कुल्या यत्सामानि मध्वः कुल्या पढ्थर्वाञ्चिरस: सोमस्य 
कुल्याः यद्व्राह्मणानि कल्पान्‌ गाथा नाराइासीरितिहासपुराणानीत्य- 
मृतस्य FAT: ॥ ३ ॥ 


आश्वलाग्न JOTA Ao ३, खण्ड ४ 

( १८ ) तं दीपयमाना आसत आ शान्त रात्रादायुष्मतां कथाः कीतं- 
यन्तो माद्भल्यानीतिहासपुराणानोत्याख्यापयमााः ॥ ६ ॥ 

+तत्रव, Ho ४, खण्ड ६ 
कल्पसत्रो से पुराण के अस्तित्व का, उनके अव्ययन का तथा उससे उत्पन्न 
होने वाले पुण्य का पुरा संकेत हमे उपलब्ध होता हे-- 

( क ) आइवलायन TERA मे पुराण-पठन का उल्लेख अनेक ठार मिलता 
है । एक मन्त्र { ३।३।१ ) मे इतिहास तथा पुराणो का ( इतिहासः पुराणानि ) 
अनुशीलन स्वाव्याय के अध्ययन के अन्तर्गत स्वीकार किया गया है । ( उद्धरण 
१५) । दून्नरे मन्त्र ( ४६ ) मे इतिहास और पुराणो के स्वाध्याय करने वाले 
व्यक्ति के देवों और पितरों को अमृत की कुल्या ( नहर ) प्राप्त होने का तथ्य 
उद्घाटित किया गया है। ( उद्धरण १६ और १७ ) । अन्य स्थल ( ४६ ) पर 
चिरंजीवी मनुष्यो की कथाएं और माङ्गलिक इतिहास-पुराणो का पाठ करते 
हुए मथित नग्नि को दीक्ष करने के समय को बताने का स्पष्ट निर्देश मिलता 
है ( उद्धरण १८ ) 1 

यह्‌ तो हुआ पुराण का सामान्य निर्देश, परन्तु इसी युग के एक मान्य 
ग्रन्थ आपस्तम्ब aga में किसी पुराण से दो श्लोक vaya किये गये हैं 
और भविप्यपुराण का स्पष्ट ही नाम निर्दिष्ट किया गया है। ये उल्लेख बड़े 
महत्त्व के हैं । 

( रू ) आपस्तम्ब घर्मेसूत्र ( २1२३1३५) में किसी पुराण के दो इलोक 
उद्घत किये गये है जिनका अर्थ यह हे--जो अठासी हजार ऋषि सन्तान की 
कामना करते थे, वे तो अर्यमा के दक्षिण मार्ग से चलकर शमशान मे पहुँचे, 
परन्तु जो अठासी हजार ऋषि सन्तान की कामना नहो करते थे, उन्होने 
अर्यमा के उत्तर मार्ग से चलकर अमृतत्व को प्राप्त किया । इन झ्लोकों का 
नात्पयं यही है कि प्रवृत्ति, मागे में रहने पर संसार के जन्म-मरण के चक्कर में 
सदा घूमना पड़ता है और निवृत्ति मार्ग का आश्रय करने पर मानव मुक्तिको 


प्राप्त होता हे । 9 


१६ पुराण-विमर्श 


वे महत्वपुर्ण wis ये हैं--- विक 
(१७) अष्टाशीति सहस्राणि ये य: | 
दक्षिणेनायंम्णः पन्थानं ते श्मशानानि भेजिरे ॥ 
अष्टाशीति सहस्राणि ये प्रजां नेषिरषंयः | 
उत्तरेणार्यम्णः पन्थानं तेऽमृतत्वं हि भेजिरे ॥ 
--इत्यूष्वरेतसा प्रशंसा | आप० TATA २।९।२३।३-६ 
श्री शद्धराचाय ने वृहदारण्यक उपनिषद्‌ के अपने भाष्य ( ६1२१४ ) में 
एक स्मृतिवचन उद्धत किया है जो पूर्वोक्त अन्तिम श्लोक के साथ समता 
रखता है। वह इलोक इस प्रकार है-- है 
अष्टाशीति सहस्राणामृषीणामृूध्व॑रेतसास्‌ । 
उत्तरेणार्यम्णः पन्थास्तेञ्मृतत्व हि भेजिरे ॥ 
विचारणीय है कि ये दोनो श्लोक कहाँ से vege किये गये हैं। मुल स्थान 
बतलाना तो नितान्त कठिन है, परन्तु इन्ही श्लोको के समान भावार्थक पद्य 
पुराणो मे अनेक स्थलो पर माज भी उपलब्ध होते है । ब्रह्माण्ड पुराण के दो 
स्थल फर पितृयान तथा देवयान की चर्चा है ।* इस पुराण के ६५ अध्याय के 
१०३-१०४ पद्य तो आपस्तस्व द्वारा उद्धृत शलोको से नितान्त साम्य रखते 
हैं, परन्तु आपस्तम्ब को यही पुराण अभीष्ट था, यह कहना कठिन है। इसी 
पुराण के अनुषद्ध पाद, Fo ५४, म्लोक १५९-१६६ मे इन्ही इलोको का 
विशद भाष्य प्रस्तुत किया गया हैन । विष्णुपुराण ( ३८ ) तथा मत्स्यपुराण 


१, अष्टाशीतिंसहल्ञाणि प्रोक्तानि गृहमेधिवाम्‌ । 
अर्यम्णो दक्षिणा ये तु पितृयातं समाश्रिताः ॥ 
गृहमेधिना तु संख्येयाः श्मशानान्याश्रयन्ति ये । 
मष्टाशीतिसहस्राणि निहिता हथृत्तरायणे ॥ 
ये श्रूयन्ते दिवं प्राप्ता ऋषय ऊध्वरेतसः ॥ 

~¬न्रह्माण्डपुराण To ६५।१०३-१०४ 

२. अप्टाशीतिसह्राणि मुनीचा गृहमेधिनाम्‌ । 
सवितुर्दक्षिणं मार्गं श्रिता ह्याचन्द्रतारकम्‌ ॥ 
क्रियावता प्रसंख्यैषा ये श्मशानानि भेजिरे । 
लोकसंव्यवहारेण भूतारम्भक्ृतेन च ॥ 
इच्छाद्वेषरताच्च॑च सँथुनोपगमाच्च 41 
तथाकासङ्तेनेह सेवनाद्विषयस्य TH 
इत्येतैः कारणे: सिद्धाः श्मशानानीह भेजिरे । 
प्रजेपिणस्ते मुनयो द्वापरेष्विह जज्ञिरे ॥ 


प्रथम परिच्छेद : पुराण की प्रधानतां १७ 


~*~ 


(ao १२४, श्लोक १०२-११० ) में इसी प्रकार के श्लोक मिलते है । 
पद्मपुराण के सृष्टिखण्ड मे भी ऐसा ही एलोक प्राप्त है । प्रतीत होता है कि 
आपस्तम्व के समय में कोई पुराण प्रचलित अवश्य था जिससे ये दोनो 
पद्य यहाँ उद्धृत है तथा वही से ब्रह्माण्ड तथा मत्स्य ने एतद्‌-विषयक 
तत्समान श्लोकों को उद्धत किया हैं; ऐसा तर्क करना अनुचित नही माना 
जा सकता । 

आपस्तम्ब धर्मसूत्र मे पितृगणो के विषय मे लिखा है--- 

(२०) आभूत-संप्लवास्ते स्वर्गजितः, पुनः सगे वीजार्था 
भवन्ताति भविष्यत्पुराणे | 

--आप० Jo Fo २।६।२४।६ 

अर्थात्‌ पितृगण ने प्रलयपर्यन्त स्वर्गं का जय किया है अर्थात्‌ प्रलयपयंन्त 
वे लोग cat में निवास करते है | पुनः सर्ग अर्थात्‌ फिर सूष्टि होने के समय 
वे स्वर्गादि लोकों के बीजभूत होते है, अर्थात्‌ प्रलय के बाद नवीन सृष्टि के वे 
प्रजापति बनते है । यह वचन भविष्यत्‌ पुराण का है । 


नागवीथ्युत्तरे यच्च सप्तपिभ्यश्च दक्षिणम्‌ । 
उत्तरः सवितुः पन्था देवयानस्तु स स्मृतः ॥ 
यत्र ते विशिनः सिद्धाः विमला ब्रह्मचारिणः । 
सन्तति ये जुगुप्सन्ते तस्मान्मृत्थुजितस्तु तैः ॥ 
अष्टाशीतिसह्राणि तेषामष्यूर्थ्वरेतसाम्‌ । 
_उदवपन्थानमर्यम्णः श्रिता ह्याभुतसंप्लवात्‌ ॥ ` 
इत्येतँः कारणं: , शुद्धैस्तेऽमृतत्वं हि भेजिरे । 
माश्रूतसंप्लवस्थानमभृतत्वं विभाव्यते ।। 
 ब्रह्माण्डपुराण अवुषद्धपाद भ० ५४ शलो० १५९-१६६) 
ये ही पद्य विष्णु २।८।८९-९२ में भी उपलब्ध होते हैं । 
- अष्टाशीतिसह्ताणां यतीनामूर्ध्वरेतसाम्‌ । 
स्मृतं येषा तु तत्‌ स्थानं तदेव गुरुवासिनाम्‌ ॥ | 
पद्मपुराण सुष्टिखण्ड 
मष्टाशीतिसहल्ाणि मुनीनामूर्व्वरेतसाम्‌ । 
उदक्‌ पन्थानमयंम्ण: स्थितान्याभुंतसंप्लवम्‌ ॥ 


~ 


--विष्णु० २1८९२ 
यह वचन श्रीशंकराचायं हारा Vaud स्मृतिवचन से नितान्त साम्य रखता है । 
सम्भव है, आचार्य को यही वचन अभीष्ट हो । 

२ qo विर 


१८ पुराण-विमर्श 


आपस्तम्ब के इस महत्त्वपूर्ण उल्लेख से भलीभाँति पता Tear है कि उस 
काल मे 'भविष्यत्‌ पुराण” नामक कोई विशिष्ट पुराण अवश्य वर्तमान था, 
जिसके श्लोक या श्लोको का आशय .स गद्यात्मक वाक्य मे निर्दिष्ट है। 
‘afacag पुराण'-थह अभिधान भी महत्त्व रखता है। पुराण तो नाम्ना 
ही प्राचीन वृत्तो के संकलन का संकेत करता है, तव भविष्यत्‌ से उसका 
समन्वय कैसा ? प्रतीत होता है कि इस पुराण मे भविष्य मे होने वाली घटनाओं 
का, राजाओं का तथा उनके ऐतिहासिक वृत्तो का वर्णन होना चाहिये । 
“मविष्यत्‌ पुराण' कलि मे होने वाले राजवंशो का परिचायक होना चाहिए । 
आपस्तम्वधमंसुत्र ईस्वी से पाच सौ या छ; सौ ad पूर्वं की रचना माना जाता 
है । फलतः उस युग मे, भाज से भढाई हजार साल पहिळे भविप्यतु' नामधारी 
किसी पुराण की रचना अवश्य हो गयी थी जिसके मत ॥ उल्लेख ऊपर 
उल्लिखित है । आजकल “भविष्यपूराण' नामक पुराण का अस्तित्व भोर प्रचलन 
है । परन्तु आपस्तम्ब के द्वारा उद्धृत भविष्यत्‌ पुराण यही है अथवा इससे 
भिन्न ? इस प्रश्न का यथार्थ उत्तर नही दिया जा सकता । सम्भवतः वह ad- 
मान “भविष्य पुराण! का सुत्र रूप था जिसमे नुतन भाख्यानो के जोड़ने से 
लोक-प्रचलित यह वर्तमान आकार आज उपलब्ध 21 पितृगण के विषय मे 
निर्दिष्ट तथ्य आज अन्य पुराणो मे भो उपलब्द होता हे । ब्रह्माण्ड पुराण मे 
इसका विस्तृत प्रसद्ध आज भी देखा जा सकता है । 
यही भाव याज्ञवल्क्य स्मृति के इस पद्य मे भी उपलब्ध होता है 
( ३।१८४-०१८६ ) :-- 
तत्राष्टाशीति-साहस्रा मुनयो गृहमेधिनः । 
पुनरावतिनो बीजभूता धर्म-प्रवर्तका. ॥ 
आपस्तम्ब To Fo ( १।१०।२९।७ ) मे ब्राह्माण के मारने के प्रसंग मे 
विभिन्नमतो का उल्लेख करते हुए कहा गया है :-- 
(२१) यो हिसार्थमभिक्रान्त हन्ति मन्युरेव मन्युं स्पृशति, न 
तस्मिन्‌ दोष इति पुराणे | हु 
यह प्रसंग मनुस्मृति ( 5३५०, ३५१ ) से समता रखता है जिसका दूसरा 
एलोक आपस्तम्ब द्वारा उद्धृत वचन के समान ही है-- ' 
नाततायिवधे दोषो हन्तुर्भवति कश्चन। 
प्रकाशं वाऽप्रकाश वा मन्युस्तं मन्युमृच्छति ॥ 


मनु के शलोको का अन्तिम पाद पूर्वं उद्धरण के अन्तिम अंश से अक्षरशः 
मिलता है 1 


प्रथम परिच्छेद : पुराण की प्रधानता १९ 


आपस्तम्त्र घमंमूत का रचना काल Seat पूर्व पच्चम-पष्ठ शतक माना जाता 
है। उत समय पुराण का रूप आजकल उपलब्ध, पुराण के समान ही धमं- 
शास्त्रीय विषय से सम्पन्न था । पुराण! के सामान्य निर्देश के संग में “भविष्य 
पुराण” का विशिष्ट निर्देश इस तथ्य का विशद प्रतिपादक है कि उस युग में कम 
से कम एक पुराण का प्रणयन हो चुका था । इस प्रकार ग्रन्थ रूप में पुराण का 
यह निर्देश निःसन्देह प्राचीन तथा महत्त्वपूर्ण है । इस कथन में कुछ आलोचकों 
को सन्देह है। इतने प्राचीन काल में अन्यत्र किसी विशिष्ट पुराण के उल्लेख 
के अभाव में यह सम्भावना जान पड़ती है कि यहाँ भी किसी विशेष पुराण का 
नाम निर्देश नही दै! भविष्यपुराण के नाम से vega सिद्धान्त भविष्य जन्म ने 
सम्बन्ध रखता है 1 इस शब्द का संकेत भविष्यकाल की घटना का वर्णन करने 
वाले सामान्य पुराण से ही हैं, तन्नामघारी किसी विशिष्ट पुराण से नहीं। 


पुराण ओर महाभारत 

महाभारत के तीच संस्करण माने जाते है--जय, भारत तथा महाभारत | 
आजकल का महाभारत भी नवीन यन्य नहीं है । Tanta शिलालेखों में 
इसके लक्षस्लोकात्मक आकार का परिचय मिळता है । फलतः यह तृतीय शती 
से अर्वाचीन नहीं हो सकता । इसका मूळ तो और भी प्राचीन होना चाहिए । 
महाभारत में पुराण का सामान्य रूप ही उल्लिखित नही है, प्रत्युत उनकी 
कथामं के रूप तथा वशिष्ट से तथा बठा एह पुराणों से वह परिचय रखता है। 
इस सामग्री का अनुशीलन आवश्यक है :-- 

(क) पुराण मानव धर्म ( अर्यात्‌ मनुस्मृति ), साङ्गदेद, चिकित्साशात्र- 
ये चारों ईश्वर की आज्ञा से सिद्ध हैं अर्थात्‌ इनका वर्णन यथार्थ और प्रामाणिक 
है । तकं का आश्रय लेकर इनका खण्डन करना कयमपि उचित नहीं है-- 

( २२ ) पुराणं मानवो वर्मः साङ्गो वेदर्चिकित्सितस्‌ । 

आाज्ञासिद्धानि चत्वारि, न हन्तव्यानि हेतुभिः ॥ 
--भनुशासनपं 
यह श्लोक पुराणों के प्रति महाभारतीय दृष्टिकोण का पर्याप्त परिचायक है । 
पुराण के ठथ्यों का तर्कशास्त्र के सहारे खण्डन--हनन--कथमपि उचित नहीं 
है; यही है महाभारत का दृष्टिकोण । म 

( २३ ) पुराणे हि कथा दिव्या आदिवंशाश्च धीमताम्‌ | 

- केथ्यन्ते ये पुरास्माभिः श्रुतपूर्वाः पितुस्तव ॥ 
आदिपर्व ५।२ 

( ख ) यह श्लोक पुराण के वर्ण्य विषय का प्रतिपादक है । पुराणों में अनेक 
दिव्य कथाएं होती हैँ तथा विशिष्ट बुद्धिमानों के आदिवंशों का वर्णन भी रहता 


२० पुराण विमर्श 


है । यह शलोक स्पष्टतः वंशानुचरित को तथा देवसम्वन्धी आस्यान को पुराणे 
का अविभाज्य अंग मानता है | 
( २४ ) माहात्म्यमपि चास्तिक्यं सत्य शौच दयाजवस्‌ | 
विद्वद्भि. कथ्यते लोके पुराणे कविसत्तमे: ॥ 

-भादिपवं १1२४० 
प्राणी मे आस्तिवय ( ईश्वर मे विश्वास, श्रद्धा ), सत्य, शौच, दया तथा 
आर्जव श्रेष्ठ कवियो के द्वारा वणित है तथा उन्ही का आश्रय लेकर विद्वज्जन 
लोक मे इनका वर्णन करते है । 

( ग ) सत्यवती पुत्र व्यास जी ने प्रथमतः १८ पुराणों का प्रणयन किया 
और तदुपरान्त पुराणों के उपवृंटण रूप से मराभारत की रचना की । 
( २५) अष्टादश पुराणानि कृत्वा सत्यवतीसुतः | 
पश्चाद्‌ भारतमाख्यानं चक्रे तदुपर्वाहतम्‌ ॥ 
| —aiferd 
महाभारत की स्पप्ट सम्मति हे कि इतिहास और पुराण के द्वारा देद का उप- 
वृ'हण करना चाहिए । इसीलिए वेद अह्पधुत--क्म शास्त्र पढ़नेवाले--से 
सदा डरा करता है कि कही वह मुझे घोखा देकर ठग न डाले ( अथवा मार न 
डाले ) :— 
( २६ ) इतिहासपुराणाभ्या वेदं समुपवृंहयेत्‌ | 
विभेत्यल्पश्रुत।द्‌ वेदो मामयं प्रहरिष्यति ॥ 
महाभारत के मत मे पुराणरूपी पुणं चन्द्रमा के द्वारा श्रुृतिसपी चन्द्रिका छिटकी 
हुई है अर्थात्‌ पुराण श्रुति के अर्थ को ही विस्तार से प्रकाशित करता है-- 
पुराणपुर्णचन्द्रेण श्रुतिज्योत्स्ता प्रकाशिता | 
—भादिपर्वं १।८६ 
( घ ) यह तो हुआ पुराण का सामान्य परिचय । महाभारत मे वायुपुराण 
का स्पष्ट उल्लेख किया गया हे एक विशिष्ट पुराण के रूप मे, जिसमे प्राचीन 
राजाओ का वर्णन विशेष रूप से निदिप्ट किया गया है। कहना व्यर्थ है कि 


आजकल प्रचलित 'वायुपूराण' मे राजाओ की वंशावली दी गयी है जिससे दोनो 
पुराणो की एकता स्वतः सिद्ध हो जाती है 


( २७ ) एतत्‌ ते सर्वमाख्यातमतीतानागवं तथा । 
वायुप्रोक्तमनुस्मृत्य पुराणमृषि-संस्तुतस्‌ ॥ 
वनपर्व, Ho १९१, शलोक १६ 


प्रथम परिच्छेद : पुराण की प्राचीनता २१ 


( ङ ) वाल्मीकोय रामायण मे भो पुराण तथा पुराणवित्‌ का स्पष्ट निदेश 
आज भी उपलब्ध होता है । यहाँ सुमन्त्र पुराण के वेत्ता ( पुराणवित्‌ ) बतलाये 
गये है । वे सूत थे । फलतः पुराणो से परिचय रखने की वात उनके विषय मे 
स्वभावसिद्ध है । वे राजा दशरथ की सन्तानहीनता तथा उसके निवारण की 
बात पुराणों से -सुन चुके है और इसलिए अवसर पाकर उसे सुनाने से पराङ्मुख 
नही होते :-- 

( २८ ) ( १ ) इत्युक्त्वान्तः पुर्वा रमाजगाम पुराणवित्‌ | 
अयोध्या १५१५ 
( २) स तदन्तः पुरद्वारं समतीत्य जनाकुलम्‌ । 
प्रविभक्तां ततः कक्षामाससाद पुराणवित्‌ ॥ | 
अयोध्या १६१ 
(३) इत्युक्त्वा तु रहः सृतो राजानमिदमत्रवीत्‌ | 
श्रूयता यत्‌ पुरावृत्तं पुराणपु यथाश्रुतम्‌ ॥ 
वाळ ९।१ 
फलतः रामायण पुराण से परिचय रखता है तथा महाभारत भी । सामान्य 
परिचय से अतिरिक्त वह उसके विषय को भलीभाँति जानता है । वायुपुराण का 
MAT लेकर महाभारत मे कथा का विस्तार किया गया है। महाभारत का 
यह स्पष्ट निर्देश है । 


पुराण तथा कोटिल्य 


कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र के अनेक स्थलों पर प्राण तथा इतिहास का" 
बहुमूल्य निर्देश किया है जो ऐतिहासिक दृष्टि से कम महतत्वशाली नही है 1-- 

( क ) वेद के स्वरूप का वर्णन करते हुए कौटिल्य का कथन है कि साम, 
ऋक्‌ तथा यजुः त्रयी कहलाते है। यह त्रयी, अथर्ववेद तथा इतिहासवेद- 
वेद के अन्तर्गत भाने जाते है :-- 

_ ( २९ ) सामग्यंजुर्वेदास्त्रयस्त्रयी अथर्ववेदेतिहासवेदौ च वेदाः । 


अर्थशास्त्र १।३ 
इससे पता चलता है कि कौटिल्य के युग मे वेद के समान “इतिहास”? एक 
विशिष्ट ग्रन्थ का द्योतक था तथा वह उसी प्रकार पवित्र माना जाता था । 

( ख ) अन्यत्र उन्मार्ग पर चल्ने वाले राजा की शिक्षा के अवसर पर 
कौटिल्य का कथन है कि राजा का हित चाहने बाला अर्थशास्त्र का वेत्ता मन्त्री 
इतिवृत्त ( प्राचीन काल के राजाओं के afer ) तथा पुराण के द्वारा राजा को 
उन्मार्ग मे चलते से रोके-- 


२२ पुराण-वर्मर्ण 


(३१) मुख्यैरवगृहीतं वा राजानं तत्‌ प्रियाधितः | 
इतिवृत्तपुराणाभ्यां घोधयेदर्थशास्त्रवित्‌ ॥ | 
-—अर्थणाज ५1६ 
इससे स्पष्ट है कि कौटिल्य के समय में प्राणो मे सदाचार सम्वन्धी विषय 
अवश्यमेव विद्यमान थे जिनका उपदेश देकर gant से राजाको सुमाग में 
लाया जा सकता है । 

(ग) राजा की दिनचर्या के प्रसंग मे कोटिल्य का कहना है कि राजा 
दिन के पूर्वार्ध को हस्ती, अश्व, रथ, प्रहरण विद्याओ फे ग्रहण मे वितावे और 
उत्तराध को इतिहास के श्रवण मे । इस प्रसंग मे इतिहास से महाभारत के 
समान ही कोई ग्रन्थ उन्हें अभीष्ट है जो अपने को भर्थशात्र, कामशास्त्र तथा 
मोक्षशात्र बतलाता हे | 

कौटिल्य ने अपने “मर्थशास्र' मे प्राण की गणना 'इतिहास' के अन्तगंठ की 
है । कौटिल्य की दृष्टि मे इतिहास का क्षेत्र बहुत ही विस्तृत है । उनका कथन है 
कि दिन के पिछले भाग को राजा इतिहास के सुनने मे विताये। इतिहास वया ? 
पुराण, इतिवृत्त, लार्यायिका, उदाहरण, घमंशास्त्र और मधंशास्त्र--इन सव की 
गणना 'इतिहास' के भीतर माननी चाहिए । फलतः प्राण से कौटिल्य परिचय 
रखते हैं। अपने ग्रन्थ के भीतर पुराणो के वर्ष्य विषय से भी उनका परिचय 
कम नही है-- 

(३१) पश्‍चिममितिहासश्रवणे । पुराणमितिवृत्तमास्यायिकोदाहरणं 
धर्मशास्त्रमर्थशास्त्रं चेतीतिहास: ॥ 

--मध्याय ५, १३-१४ 

(घ) राजा के द्वारा वेतनभोगी अधिकारियों के प्रसंग में कौटिल्य का 
कथन है कि राजा इन अधिकारियों को एक aa पण का वेतन देकर अपने 
कायं के लिए नियुक्त करे--कार्तान्तिक ( फलित ज्योतिषी ), नैमित्तिक ( उत्पात 
से परिचय रखने वाला व्यक्ति), मोहूतिक ( शोभन gad चतलाने वाला 
विद्वान्‌ ), पौराणिक ( पुराणवेत्ता ), सुत, मागध तथा पुरोहित पुरुष :--- 

(३२) कार्तान्तिक-नैमित्तिक-मौहूतिक-पौराणिक-सूतमागधाः पुरो- 
हितपुरुषाः सर्वाध्यच्ताश्च साहस्राः | 

“अर्थशास्त्र ५३ ( भृत्यभरणीयम्‌ ) 
इस सुन्नी का भनुशीलत बतलाता है कि ईस्वी पूर्व तृतीय शती मे पुराण 
का भक्ता पौराणिक राजा फे द्वारा नियुक्त किया जाता था भोर उसका वेतन एक 
हजार पण होता था । उस युग मे पौराणिक एक महत्वशाली ब्यक्ति माना जाता 


प्रथम परिच्छेद : पुराण की प्राचीनता २३ 


था और विशिष्ट वेतन पर उसकी नियुक्ति उसके वैशिष्ट्य का द्योतक है । 
कौटिल्य का यह उल्लेख पुराण के प्रचार-प्रसार के महत्त्व का विशद द्योतक है । 


पुराण तथा THEA it 

घामिक स्मृतियो तथा घर्मसूत्रो में 'पुराण' का उल्लेख बहुशः मिलता है । 
इनसे पुराण का विशिष्ट महत्त्व प्रतिपादित होता है--साधारण जन के ही 
लिए नही, प्रत्युत शासकवगं के लिए भी । विदवित्‌” के लिए पुराण की जान- 
कारी नितान्त आवश्यक इसलिए है कि पुराण वेद का उपबृंहक साहित्य है। 
जो वस्तु या तत्त्व वेद में संक्षिप्तरूपेण निदिष्ट है, उसी का विस्तार हम पुराण? 
में पाते है। कतिपय निर्देश नीचे दिये जाते है :--- 

(३३) (क) स एष बहुश्रुतो भवति लोक वेद-वेदाङ्गवित्‌ वाको 
वाक्येतिहासपुराणकुशल: । 

—( गौतमघधमंसुत्र ८।४-६ ) 
यहाँ ‘agaa’ की परिभाषा दी गयी है । 'बहुश्नुत' ( बहुत सुनने वाला तथा 
शास्त्र का ज्ञाता ) वह व्यक्ति होता है जो लोक ( व्यवहार ), वेद, dary को 
जानता है तथा वाकोवाक्य, इतिहास तथा पुराण मे कुशल होता है । तात्पर्य 
यह है कि बहुआुतता” को सिद्धि के लिऐ पुराण की दक्षता एक आवश्यक 
साधन है । 

( ३४) ( ख ) तस्य ( प्रजापालक नृपतेः ) च व्यवहारो वेदों धर्म- 
- शास्त्राणि अद्धानि उपवेदाः पुराणस्‌ । 
—( गौतमधर्मसूत्र ११।२१ ) 
प्रजापालक नृपति का व्यवहार--बेद, धमंशासत्र, AY, उपवेद तथा पुराण 
पर आश्रित रहता है । इतने शास्त्रो का ज्ञान रखने वाला राजा व्यवहार-न्याय- 
करने को योग्यता से सम्पन्न होता है। फलतः पुराण का उपयोग राजा को 
व्यवहार की शिक्षा देने के लिए नितान्त आवश्यक है । 
( ३५ ) (ग) मीमांसते च यो वेदान्‌ पड्भिरङ्गेः सविस्तरैः | 
इतिहासपुराणानि स॒ भवेद्‌ वेदपारगः ॥ 

--( व्यासस्मृति ४।४५ ) 
इस श्लोक मे 'वेदपारग' ( बेद के पारंगत व्यक्ति ) का लक्षण दिया गया है । 
छेदपारग होते के निमित्त विस्तारपूर्वक छ; भंगो फे साथ वेदों की मोमासा ही 
झावश्यक नहीं है, प्रत्युत इतिहास-पुराणों की सी भ्रीसांता---( मनन ङ अनु? 
शोलन ) अपेक्षित है । 


२४ पुराण-विमर्श 


(२६)(घ) ब्राह्मणक्षत्रियविशस्त्रयो वर्णा द्विजातयः | 

श्रुतिस्मृतिपुराणोक्तधमंयोगस्ठु नेतराः | 

FF —( व्यासस्मृति १५) 
इस शलोक मे अधिकारी की चर्चा है । ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य ये तीनों वर्ण 
द्विजाति के नाम से विख्यात है। श्रुति, स्मृत्ति तथा पुराण में प्रतिपादित धर्म 
का अधिकार इन्ही तीनो वर्णो को है; इनसे भिन्न वणो को नही । यहाँ पुराणोक्त 
धर्मं का स्तर श्रुति तथा स्मृति मे प्रतिपादित धर्मं के साथ निदिष्ट किया ग्या 
है । फलतः पुराण-प्रोक्त धमं उसी प्रकार व्यवहा है जिस प्रकार श्रुतिघमे 
तथा वदनुयायी स्मृतिधमं । 


( ३७) ( ङ ) वेदं धर्म पुराण च तथा तत्त्वानि नित्यशः | 
संवत्सरोषिते शिष्ये गुर्र्झञानं विनिदिशेत्‌ ॥ 

—( उशनसस्मृति २३४) 
इस इलोक मे शिष्य को ज्ञान देने की चर्चा है । वेद, धमं, पुराण तथा तत्त्वो का 
उपदेश किसी अपरीक्षित तथा अज्ञात कुलशील वाळे शिष्य को नही देना 
चाहिए, प्रत्युत गुरु के पास एक साल तक निवास करने वाले ( अर्थात्‌ परीक्षण 
दिये जाने वाले ) शिष्य को ही देने का विधान है। निष्कं यह है कि पुराण 
का उपदेश अपनी गम्भीरता तथा मर्यादा रखता है और वह परीक्षित सुपात्र 
शिष्य को ही गुरु के हारा दिया जाना चाहिए । 


( ३८) ( च ) स्वाध्यायं श्रावयेत्‌ पित्र्ये धर्मशास्त्राणि चेव हि । 
आख्यातानीतिहासांश्च पुराणानि खिलानि च ॥ 
—( मनुस्मृति ३२३२ ) 
यहाँ पुराण पाठ'के समय तथा स्थान का निर्देश है । मनुमहाराज का कथन है 
कि पितृकमं -श्राद्ध-के अवसर पर निमन्तित ब्रह्मणों को यजमान वेद, धर्मंशास्त्र, 
भाख्यात, इतिहास, पुराण तथा खिल ( श्रीसूक्त, शिवसकल्प आदि ) सुनावे । 
फलतः वेदपाठ के सदृश ही पुराण का पाठ तथा श्रवण भी पुण्यकायं समझा 


जाता था और वह भी मनु जेसे प्रधान स्मृतिकार की दृष्टि मे । भनु के वचन 
घैदिक ऋषि की दृष्टि मे, औषध की भो ओषध माने जाते है (ae मनुरवदत्‌ 
तद्‌ भेषजं भेषजतायाः ) 


(३६) (छ) पुराण-च्याय~मीमांसा-धर्मशास्त्रा ङ्ध मिश्चिताः । 
वेदाः स्थानानि विद्याता धर्मस्य च चतुदश ॥ 
17 याज्ञवल्फ्यस्मृति उपोद्धात, श्लोक ३ ) 


प्रथम परिच्छेद : पुराण की प्राचीनता २५ 


याज्ञवल्क्य स्मृति के इस उपोद्धात मे १४ विद्याओं के स्थान का संकेत है। 
ये विद्याएँ इस प्रकार हैं--(१) पुराण, (२) न्याय, (३) मोमांसा, (४) घसंशास्र, 
(५-१०) षडङ्ग, (११-१४) वेद । ये ही विद्याएँ धर्म के भी स्थान हँ--आघार 
हैं तथा स्थिति हैं। तात्पर्य यह है कि घर्म को स्वाधार पर रखनेवाली विद्याओं 
में 'पुराण” अन्यतम है और वह वेदों के सदृश हो उपादेय तथा पवित्र है। 


(vo) (ज) वाकोवाक्यं पुराणं च नाराशंसीश्च गाथिकाः। 
इतिहासांस्तथा 'वद्यां योऽधीते शक्तितोऽन्वहम्‌ ॥ 
मांसक्षीरौदनमधु तर्पणं स दिवौकसास्‌। 
करोति तृप्ति च तथा पितृणां मधुसपिषा ॥ 

-“याज्ञ० To १।४५-४६ 
यहाँ याज्ञवल्कय स्मृति मे पुराण के पाठ से देवो तथा पितरों की विशेष gfe 
होते का स्पष्ट निर्देश किया है। श्लोको का स्पष्ट अभिप्राय है कि वाकोवाक्य, 
पुराण, नाराशंसी गाथा, इतिहास तथा विद्या को जो व्यक्ति अपनी शक्ति के 
अनुसार नित्य पढ़ता है, वह मांस, खीर तथा मधु से देवताभो की तृप्ति करता 
है और पितरों की मधु, घ्री से तृप्ति करता Z1 फलतः देव तथा पितर दोनों की 
तृप्ति का एकमात्र साघन है--पुराण का दैनंदिन अध्ययन । 

( ४१) (क) वेदाथर्वपुराणान सेतिहासानि शक्तितः। 
जपयजप्रसिद्धयर्थ विद्यां चाध्यात्मिकीं जपेत्‌ ॥ 

>-या० स्मृति ११०१ 
जप-यज्ञ की उत्कृष्ट सिद्धि के लिए साधक को चाहिए कि ag वेद, अथर्व, पुराण, 
इतिहास तथा आध्यात्मिकी विद्या ( =वेदान्तशास्त्र ) का अपनी शक्ति के अनु- 
सार जप करे अर्थात्‌ अध्ययन और मनन HT 


(४२) (अ) यतो वेदाः पुरारां च विद्योपनिषदस्तथा | 
श्लोका: सूत्राणि भाष्याणि यत्‌ किञ्चिद्‌ वाङ्मयं जगत्‌ ॥ 
~या० स्मृ० ३।१८९ 
आशय यह्‌ है कि जिन मुनियो से वेद, पुराण, विद्या, उपनिषद्‌, इलोक, सूत्र 
तथा भाष्य--अर्थात्‌ समस्त वाइमय जगत्‌--प्रचारित तथा प्रसारित हुआ, 
- वे ही मुनि घमंप्रवतंक है । 
अर्थशास्र पर आश्रित शुक्रनीति में भी पुराण का महत्त्व स्वीकार किया 
गया है । इसमे 'पौराणिक' का जो लक्षण दिया गया है, बह पर्माप्तरूपेण 
विस्तृत है। 'पौराणिक' को केवल पन््लक्षाण का ही जाता न होकर 


२६ पुराण-विमर्श 


साहित्यशास्रो मे निपुण, संगीत का वेत्ता तथा कोमल स्वरवाला भी होना 
चाहिए 
( ४३) (ट) साहित्यशास्त्रनिपूणः संगीतञ्ञश्च सुस्वरः | 
सर्गादिपञ्चज्ञाता च स वे पौराणिकः स्मृतः ॥ 
--शुक्रमीति २।१७८ 
मीमासा, तर्क, साख्य, वेदान्त, योग, स्मृति के संग मे इतिहास-पृराण की 
गणना बत्तीस विद्याओ के अन्तर्गत की गयी है जिसका अध्ययन करना राजा के 
लिए, शुक्रनीति की दृष्टि मे, नितान्त हितकारक होता है-- 
(४४ ) (ठो मीमासा तकंसाख्यानि वेदान्तो योग एव च | 
इतिहासपुराणानि स्मृतयो नास्तिकं मतम्‌ ॥ 
शुक्रनीति ४।२६९ 
निष्कषे--स्मृतियो से ऊपर उद्धत कतिपय वाक्य पुराण' के समधिक 
गौरव के विशद द्योतक हे । वे वेद तथा धर्मशास्त्र के समकक्ष निःसंशय स्वीकृत 
किये गये है । वेद की पारगामिता की योग्यता तब तक किसी व्यक्ति मे सिद्ध 
नही मानी जाती, जब तक ag पुराण मे भी निष्णात नही हो जाता । राजा 
को अपने व्यवहार के संचालन के निमित्त पुराण का अध्ययन तथा भनन 
नितान्त अनिवार्य है । प्राचीन राजाओ के चरित का वर्णन प्रस्तुत कर पुराण 
भारतीय राजनीति के जिज्ञासुओ के लिए एक महनीय विषय प्रस्तुत 
करता है । इस प्रकार 'पुराण' की महत्ता इस स्मृतियुग मे अक्षुण्ण बनी हुई 
रहती है । 


दार्शनिक गण ओर पुराण 


शास्त्रीय ग्रन्थो के टीकाकारो के ग्रन्थो के अनुशीलन से पता चलता है कि 
ve ईस्वी सन्‌ के आरम्भिक वर्षो से लेकर अश्म शती तक के व्याख्याकारो ने 
पुराण का निर्देश किया है और वे निर्देश आजकल प्रचलित पुराणों मे उपलब्ध 
होते है जिससे पुराणों का वर्तमान रूप उस घ्राचोन रूप से भिन्न नही प्रतीत 
होता । ऐसे ब्यास्याकार है--शवरस्वामी ( Roo Fo~yoo Fo के मध्य ) 
कुमारिल ( सप्तम शती ), शंकराचार्य ( ७०० ई० आसपास ) तथा विश्वरूप 

( ५००-८५० ई० ) | शवरस्वामी Ho १०।४।२३ के भाष्य मे यज्ञ से सम्बद्ध . 
देवता के स्वरूप का निर्णय करते समय लिखते है कि इस विषय मे इतिहास- 
पुराण मे उपलब्ध एक सत मह था फि देवता से तात्पर्य भग्नि आदिको से है 


जो सनगं में निषास किमा परत है) मह्‌ सत भाज प्रचलित पुराणों में भी उप” 
लब्ध होता ही है । 


प्रथम परिच्छेद : पुराण को प्राचीनता २७ 


(४५) का पुनरियं देवता नाम । एकं तावन्मतं या एता इतिहास- 
पुराणेष्वग्न्याद्याः संकीर्त्यन्ते नाकसदस्ता देवता इति ।' " 
शवर Bo Jo १०।४।२३ 
कुमारिल और पुराण 
ˆ कुमारिलभट्ट ने तन्त्रवातिक में पुराणो के स्वरूप तथा विषय के सम्बन्ध 
में बहुत ही मूल्यवान वाते बतलायी हैं जिनमे से 'पुराण--प्रामाण्य” की चर्चा 
पृथक्‌ रूप से अन्यत्र की गयी है । यहा अन्य संकेत दिये जाते हैं। जैमिनि सूत्र 
१ । ३ । ७ की व्याख्या में कुमारिल का कथन है कि पुराणो मे कलियुग के 
विषय मे कहा गया है कि शाक्य ( गौतम बुद्ध ) तथा अन्य लोग पैदा होगे जो 
घर्म के विषय मे विप्लव उत्पन्त कर देंगे, इन लोगो के वचनों को कौन सुनता 
है ?” इस वर्णन से दो तथ्य स्पष्ट है कि कुमारिलयुगीन पराणो मे कलियुग का 
वर्णन अवश्यमेव पाया जाता था तथा बुद्ध बड़ी हीनिन्दा की दृष्टि से उन 
पुराणों में देखे जाते थे । यहां स्मरणीय हे कि जयदेव ने अपने गीतगोविन्द मे 
बुद्ध को अवतार मानकर दशावतारों के अन्तर्गत स्तुति को है तथा क्षेमेन्द्र ने 
अपने “दशावतारचरित? महाकाव्य मे बुद्ध के चरित को सम्मिलित किया है 
(Xo का० १०६० Fo ) | फलतः बुद्ध की अवतार--कल्पना कुमारिल के 
अनन्तर तथा क्षेमेन्द्र से पूर्ववर्ती काल की घटना है लगभग नवम-दशम शती की । 
कुमारिल से पूर्ववर्ती किसी न किसी पुराण मे बुद्ध की निन्दा अवश्यमेच उपलब्ध 
थी जिसका संकेत कुमारिन् ने अपने इस वाक्य पे किया है । 
(४६ ) स्मर्यन्ते च पुराणेपु धर्मविप्लुति-हेततवः | 
कलो शाक्यादयस्तेपां को वाकयं श्रोतुमह ति ॥ 
—तंत्रवा्तिक so १।३।७। पर 
(४७) तथा स्वर्गं शब्देनापि नक्षत्रदेशो वा वेदिक-प्रवाद-पौरा- 
णिक याज्ञिक-दर्शनिनोच्यते”""यदि वेतिहासपुराणोपपच्नं मेरुपृष्ठम्‌ 
मथवाऽन्वयव्यतिरेकाभ्यां विभक्तं केवलमेव सुखस्‌ ॥ 
--तंत्रवातिक जै सु १।३।३० 
“स्वर्ग” शब्द की व्याख्या के अवसर पर कुमारिल पूछते हैं कि. ‘cai’ शब्द 
का अर्थ वया है ? क्या स्वर्ग ताराओं का कोई देश है अथवा इतिहास-पुराण 
की मान्यता के अनुसार यह मेरु का पृष्ठ है अथवा केवल सुख का संकेतवाची 
शब्द है ? इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि कुमारिल के परिचित पुराण भाज कल 
प्रचलित पुराण से भिन्न नही थे, क्योंकि प्रचलित पुराणों मे स्वर्ग की स्थिति 
बेष्पर्वेत के ges पर नतलायी जातो है (मत्र १११६७-०४८; पश्च, पाताललण्ड, 
९1७२७३ ) 


२८ पुराण-विमर्श 


( ४८ ) विमानेनागमत्‌ स्वर्ग पत्या सह मुदान्विता । 


सावर्णोऽपि मनुमें रावद्याप्यास्ते तपोधन: ॥ 
मत्स्य ११।३७ 


शंकराचार्य तथा पुराण 

शुकराचाय ने शारीरक भाष्य के अनेक स्थलो पर पुराण तथा sas विषय 
का निर्देश किया है । पुराण को “स्मृति” शब्द के द्वारा हो सर्वत्र निदिष्ट किया 
है तथा उनके द्वारा उद्घुत श्लोक प्रचलित प्राणो मे उपलब्ध होते हैं जिससे 
स्पष्ट है कि शकर प्रचलित प्राणी से परिचय रखते थे । कतिपय निर्देश नीचे 
दिये जाते है । यहा स्मरणीय है कि वे किसी विशिष्ट पुराण का ताम नही लेते, 
यद्यपि उनके उद्धरण विशिष्ट पुराणो मे उपलब्ध होते है गे 

(क) कल्पो की असंख्येयता । कल्पो के विषय के आचार्य का कथन है कि 
“पुराणो मे स्थापित किया गया है कि बीते हुए और आगे होने वाले कल्पो का 
कोई परिमाण नही है 

(४०, ) पुराणे चातीतानागतानां कल्पानां न परिमाणमस्तीति 

स्यापितम्‌-वे० सू २।१।३६ पर शाडूरभाण्य की अन्तिम पक्ति इसे 
मिलाइए ब्रह्माण्ड १।४।३०-३२ से जहा कल्प अनन्त TAMIA गये हुँ । 

( ख ) शब्दपूविका सुष्टि के विषय मे आचार्य ने स्मृति का वचन उद्धत 
किया है जिसका अर्थ है कि स्वयम्भू ब्रह्मा ने अनादि तथा अनन्त, नित्य, दिव्य- 
रूप वेदमयी वाणी को सृष्टि के आरम्भ मे उत्पन्न किया । उसी से जगत्‌ की 
समस्त प्रवृत्तिया निकली :--- 

( ५०) स्मृतिरपि-- 

अनादिनिधना नित्या वागुत्सृष्टा स्वयम्भुवा | 
आदी वेदमयी नित्या यतः सर्वाः प्रवृत्तयः ॥ 
शां० भा? १।३।२८ 
यह वचन कूमंपुराण मे उपलब्ध होता है ( १।२।२८ ) अन्तर इतना ही 
है कि कूर्म० का पाठ है आदौ वेदमयी भूतामतः जो स्पष्टतः अशुद्ध प्रतीत 
होता है । 

। (ग) इसी प्रसङ्ग स आचाये ने एक अन्य श्लोक उद्धृत किया है जिसका 
अथे है कि महेश्वर ने वेद के शब्दो से ही भूतो के नाम तथा रूप को, कर्म 
की प्रवृत्ति को सृष्टि के आरम्भ मे बनाया :--- 

(५१) नामरूपं न भूतानां कमणां च प्रवतंतम । 

नेद शब्देभ्य एवादौ निर्ममे स महेश्वरः | 


प्रथम परिच्छेद : पुराण की प्राचीनता २९ 


HE श्लोक एक-दो शब्दो के परिवर्तन के साथ अनेक पुराणों म उपलब्ध होता 
है--कूर्म १।७।६६; ब्रह्माण्ड १।८।६५; मार्कण्डेय ४८1४२; वायु ९।६३; विष्णु 
१।५।६३ | विष्णु में इस श्लोक का रूप इस प्रकार है, परन्तु तात्पर्ये मे विशेष 
अन्तर नहीं है :-- 
नाम रूपं च भूताना कृत्यानां च प्रपञ्चनम्‌ | 
वेदशव्देस्य एवादौ देवादोनां चकार सः ॥ 
पूर्वोक्त इलोक मनुस्मृति मे भी मिलता है ( मनु० १1२१ ) 
( घ ) आचायं शङ्कुर ने १।३।३० के माष्य मे प्रतिपादित किया है कि घमं 
और अधर्म की फलरूपा उत्तरा afte उत्पन्न होने के समय पुर्वसृष्टि के समान 
ही निष्पन्व होती है और इस प्रसङ्ग मे स्मृतिवचन के रूप में दो शलोको को 
उद्धृत किया है :-- ; 
स्पृतिश्च भवति--- 
( ५२ ) तेषां ये यानि कर्माणि प्राक्‌ सृष्टयां प्रतिपेदिरे । 
तान्येव ते प्रपद्यन्ते सृज्यमानाः पुनः पुनः ॥ 
हिखराहिसे मृढुक्र्रे धर्माधर्मावृत्ानृते | 
तद्‌ भाविताः प्रपद्यन्ते तस्मात्‌ तत्‌ तस्य रोचते ॥ 
ये श्‍लोक पुराणो मे मिलते है--कूर्मे,१।७।६३-६४; मार्के० ४५।३९-४०; वायु 
८1३२-३३ तथा ९।५७-५८ विष्णु १।५।५९-६० । ये दोनो श्लोक वायुः 
पुराण मे दो वार दिये गये हँ । केवळ 'हिस्राहिस्ने' चाला इलोकाधं मनुस्मृति मे 
भी उपलब्ध होता है । ( मनु १।२९ ) | शान्तिपर्व (Mo २३२, शलोक १६-१७) 
में ये दोनों ही श्लोक उपलब्ध होते हैं 1 
( ङ ) इसी सुत्र ( १।३।३० ) के भाष्य के अन्त मे आचाये ने तीन निस्त- 
लिखित पदयो को उद्धृत किया है-- 
स्मृतिरपि-- 
( ५३) ऋषीणां नामधेयानि याश्च वेदेपृ दृष्टयः | 
शयन्ते प्रसूतार्ना ताव्येवेभ्यो ददात्यजः ॥ 
यथतृं-ष्वूलुलिङ्गानि नानारूपाणि पर्यये | 
दुश्यन्ते तानि तान्येव, तथा भावा युगादिष्‌ ॥ 
यथाभिमानिनोऽतोतास्तुस्यास्ते साम्प्रतैरिह | 
देवा देवेरतीतैहि ख्पेर्नामभिरेव च॥ 
इस श्लोकत्रयी के आदिम दोनों शलोक वाय० ( ९।६४-६५ ) मे उपलब्ध 


होते हैं । 


३० पु राण-विमशं 


( च ) देवो के विषय मे आचार्य का कथन है कि देवो में सामर्थ्ये की भी 
सम्भावना है, क्योकि मन्त्र, अर्थवाद, इतिहास-पुराण से पता चलता है कि देवों 
को विग्रह ( शरीर ) होता है-- 

(५४) तथा सामर्थ्यमपि तेपां ( देवादीनां ) संभवति, मन्त्रार्थवाः 
दे तिहासपुराणलोकेभ्यो विग्रहवत्त्वाद्यधियात्‌ | 

नागा” भा० १।३।२६ 
पुराणेतिहास मे देवो के शरीरी होने के प्रचुर निदेश मिळते है । 

(छ) ब्र. सू. २११ मे भाष्य मे आचार्य ने किसी पुराण से जो वचन 
उद्धत किया है वह बड़े महत्त्व का है । पहली वात महत्त्व को यह है कि यह 
स्पत. ‘Guo’ का वचन है किसी स्मृति का नहीं और दूसरी बात यह है कि 
यह वचन किसी एक विशिष्ट पुराण से सम्बन्ध रखता है। वह पुराण 'वायु- 
पुराण” ही है जिसमे यही श्लोक 'नारायण' के स्थान पर 'महेशवरः' पाठ के 
साथ वहाँ उपलब्ध होता है-- 

( ५५) अतश्च संक्षेपमिमं शृणुध्वं नारायणः सर्वमिदं पुराणः | 

स सगकाले च करोति सर्व सहारकाले च तदत्ति भूयः ॥ 
डत पुराणे । 
यही श्लोक वायुपुराण मे ( १२०५ ) उपलब्ध होता हे । अन्तर इतना ही है 
कि वायु मे 'नारायणः' के स्थान पर 'महेश्‍वर:' परिवर्तन है । 

(ज ) आचाये विष्णुपुराण से पूरा परिचय रखते थे; इसमें तनिक भी 
सन्देह नही किया जा सकता | सनत्सुजातीय भाष्य ( अध्याय २ श्लोक ७ ) मे 
मूलश्लोक 'निर्दिश्य सम्यक्‌ प्रवदन्ति वेदाः, तद्‌ विश्ववैरूप्यमुदाहरन्ति' की 
व्याख्या के अवसर पर शंकराचार्य ने अपने अर्थ के लिए प्रमाण दिया है :--- 

(५६) न केवलं वेदा अपि तु मुनयोऽपि तत्‌ ब्रह्म 

विश्ववेरूप्य विश्वरूप-विपरीत-स्वरूपमुदाहरन्ति । 
तथा चाह भगवान्‌ पराशर : — 

प्रत्यस्तिमितभेदं यत्‌ सत्तामात्रमगोचरस । 
वचसाम्‌, आत्म dad तज्ज्ञानं ब्रह्मसम्मितम्‌ ॥ 
तच्च विष्णोः परं सूपमरूपार्यमनु्तमस्‌ | 
विइवस्वरूपवैरूप्य-लक्षणं परमात्मनः ॥ 

ध्यातव्य है कि पराशर विष्णुपुराण के प्रवक्ता है और ये दोनो श्लोक 
विष्णुपुराण के षष्ठ अंश के सप्तम अध्याय के ५३ तथा ५४ शलोक है। 
आचार्य इस पुराण को प्रमाण कोटि मे मानते थे । महाभारत के श्लोक मेब्रह्म 


प्रथम परिच्छेद : पुराण की प्राचीनता २१ 


fade’ कहा गया है । आचार्ये का भाष्य है कि ब्रह्म विश्व से विपरीत 
लक्षणवाला है और इसी तात्पर्य को पराशर मुनि ने द्वितीय पद्य में निर्दिष्ट 
किया है जिस प्रामाण्य के लिए ये पद्य उद्धृत है । इससे शङ्कुर के युग मे-- 
सप्तमी शती के अन्त तथा अध्म शती के आरम्भ मे--विष्णुपुराण नितान्त 
प्रख्यात तथा प्रमाण माना जाता था जिससे उसके नामोल्लेख की आवश्यकता 
नही समझी गयी | 

(क) चरको के विषय मे आचार्यका कथन है कि पौराणिकों का कथन 
है कि रौरव आदि सात नरक होते है जहाँ पाप करनेवाले लोग अपने फल को 
भोगने के लिए जाते है-- 

( ५७) अपि च सप्त नरका रौरव प्रमुखा दुष्कृत फलोपभोग-भूमि- 
त्वेन स्मर्थन्ते पौराणिकेः | ताननिष्टादिकारिणः प्राप्नुवन्ति । 

~ ३।१।१५ Fo Jo भाष्य 

यह उद्धरण महत्त्वपूर्ण इसलिए है कि यह स्पष्टतः विप्णुपुराण के द्वारा निदिष्ट 
नरको का संकेत करता है। विष्णु ने नरको की रौरव, तामस आदि नव 
संस्याए मानी हैं जहाँ अन्य पुराणो मे चरको की संख्या इससे तिगुनी अर्थात्‌ 
इक्कीस ( २१ ) मानी गयी है । मनु ( ४८७-९० ), याज्ञवल्कय ( ३।२२२- 
२३४ ) तथा विप्णुधमंसूत्र ( ४३1२-२२ ) ने ही नरको की संख्या २१ नही 
मानी है, प्रत्युत पुराणो की महती संख्या इसी संख्या को प्रामाणिक मानती है । 
देखिए विशेषतः श्रीमद्भागवत के पश्चम स्कन्ध का २६वाँ अध्याय जहाँ इन २१ 
प्रकार के तरको का वर्णन विस्तार से दिया गया हे । 

निष्कर्ष--आचार्य शंकर प्रचलित पुराण के विषय तथा स्वरूप से भली 
भांति परिचित थे । वे दो पुराणो से निश्चित रूप से परिचय रक्षते है-- 
वायुपुराण तथा विष्णुपुराण से, इसके पोषक प्रमाण ऊपर उद्धृत किये गये है । 
वे पुराण को वेदार्थ-उपवृ हण करने के कारण प्रमाणभूत मानते है । इस विषय 
की चर्चा स्वतन्त्र रूप से पृथक्‌ की गयी है ! आचार्ये शंकर ने ब्रह्मसुत्र के 
शारीरिक भाष्य मे तथा सनंत्सुजातीय भाष्य में, जहां पूर्वोक्त शलोक घ्रमाणरूप 
से उपन्यस्त किये गये हे, किसी भी पुराण का नाम्वा निर्देश नही करते, परन्तु 
उनके निर्दिष्ट शलोक वायु अथवा विष्णुपुराण मे निश्चित रूप से उपलब्ध 
होते हँ । उद्धरण ५६ मे आचार्य ने भगवान्‌ पराशर के इलोकों का निर्देश 
किया है । पराशर विष्णुपुराण के वक्ता हैं। अतः आचार्य यहां विष्णुपुराण के 
पद्य का ही निर्देश कर रहे हैं, परन्तु पुराण का नाम नही लेते । यह आश्‍चर्य 
की वस्तु है । 


3२ पुराण-विमर्श 


आचाय॑ विशवरूप---( ८००--८५० ई० ) ने याज्ञवल्कयस्मृति की स्व॑ः 
प्रणीत 'बालक्रीडा” टीका मे पुराणो के विषय मे दो महत्त्वपुर्ण तथ्यो का 
उद्घाटन किया है । याज्ञवल्क्य स्मृति ( ३1१७० ) मे विश्व के परिणाम के 
विषय मे area सिद्धान्त का वर्णन किया गया है । इसकी टीका मे विश्वरूप का 
कथन है कि जगत्‌ की सृष्टि तथा प्रलयविषयक यह सिद्धान्त पुराणों मे सर्वत्र 
पाया जाता है-- 


(५८) एषा प्रकिया सृष्टि प्रलयवर्णनादी ada पुराणादिष्वपि ॥ 
विश्वरूप का यह कथन पुराणों की समीक्षा से बिलकुल यथार्थ सिद्ध होता gt 
पुराणों के ऊपर साख्यदर्शन का वडा गम्भीर तथा व्यापक प्रभाव है। यह 
किसी भी पुराण के अनुशीलन से सिद्ध किया जा सकता है ( द्रश्व्य कूर्मं १, ४. 
६. १६ तथा विष्णु १।३। २९-३० )। विष्णुप्राण तथा श्रामद्धागवत ने 
साख्य प्रक्रिया का बहुशः आश्रयण तत्तत्‌ अध्यायो मे सृष्टि तथा प्रलय के वर्णन 
के अवसर पर किया है । अग्निपुराण मे भी यही प्रक्रिया वणित है (द्रष्टव्य 
अग्नि १७।१-७ तथा २०।१-८ ) 

दूसरा प्रसद्ध पितृयान की स्थिति के विषय मे है । याज्ञवल्क्य स्मृति का 
कथन है कि पितृयान अजदीथि तथा अगस्त्य के बोच मे स्थित है । अग्निहोत्र 
करनेवाले, स्वर्गे की कामना करनेवाले स्वर्ग के प्रति इसी मार्ग से जाते है। 
स्मृति का यह वचन दिष्णुपुराण ( २।८।८५-८६ ) के साथ विलक्षण समता 
रखता है । दोनो वचनो की समता पर ध्यान दीजिए-- 

याज्ञवल्क्य ( ३१७४ ) 

पितृयानोऽजवोथ्याश्च यदगस्त्यस्य चान्तरम्‌ | 
तेनाग्निहोत्रिणो यान्ति स्वर्गकामा दिवं प्रति ॥ 

विष्णुपुराण ( २।८।८५-८६ ) 


उत्तर यदगस्त्यस्य अजवीथ्याश्च दक्षिणम्‌ | 
पितृयानः स वै पन्था वैश्वानरपथाद्‌ बहिः ॥ 
तत्रासते महात्मानो ऋषयो येऽग्निहोत्रिणः । 
विश्वरूप का कथन--- 
( ५९ ) पुराणे हि भगवतः सवितु-बंहवो वीथ्यो- 
दिवि पद्धतयः श्रूयन्ते यथाऽगस्त्यस्यानन्तरा अजवाथो । 
-ण्बालक्रीडा ३1१७५ 
यह कथन विष्णुपुराण के वचन पर अथवा मत्स्यपुराण १२४।५३--६० 
तथा वायु० ५०११२३० के वचनो पर आधारित है । मेरी दृष्टि से विश्वरूप ने 


प्रथम परिच्छेद : पुराण की प्राचीनता ३३ 


ही नहीं, प्रत्युत याञ्चवल्क्यस्मूति के प्रणेता ने विप्णुपुराण के वचन के आघार 
पर ही अजवीथी की स्थिति तथा उसका उपयोग करने वाले व्यक्तियो का 
पूर्वोक्त वणन प्रस्तुत किया हे । फलत: विप्णुपुराण का रचनाकाल तृतीय शती 
से नियत रूप से पूर्ववर्ती होना चाहिए । | 

शवर स्वामी से लेकर विश्वरूप तक अर्थात्‌ द्वितीय शती से लेकर नवम 
शती तक के व्याख्याकारो ने पुराणो के स्वरूप तथा वर्ण्य विषय का जो कुछ भी 
संकेत किया है तथा इलोको के उद्धरण दिये हे उससे स्पष्ट है कि उस युग के 
पुराणों का रूप आजकल प्रचलित पुराणो से कथमपि भिन्न न था। यह तथ्य 
बड़े महत्त्व का है । यह दिखलाता हू कि पुराण के विषयो में एक सातत्य है; 
इधर-उधर से जोड़े जाने पर भी पुराण का बहुत भाग प्राचीन है तथा इसी 
रूप मे लगभग आठ शताब्दियों के gale काल मे वर्तमान था। यह निष्कर्ष 
पुराण के प्रायः अधिकाज अशो के विषय में सत्य हे । स्फुट परिवर्घन की 
कल्पना को निश्चित विराम नहीं दिया जा सकता। इतना भी तथ्य कम 
ऐतिहासिक महत्त्व नहो रखता । | 


बाणभट्ट ओर पुराण om 2 

` विक्रम के आरस्भिक आठ शताव्दियो म जन्म लेने वाले कविजनो के काव्यो 
का यदि भतुशीलन किया जाय, तो पुराण के विषय मे पूर्वप्रतिपादित तथ्यो 
मे परिवर्तन करने की आवश्यकता प्रतीत न होगी । माघ स्वयं वैष्णव कवि 
थे । उन्होने शेव भाराव की महिसा को परास्त करने की दृष्टि से अपने 'शिशु- 
पालवघ' नामक प्रख्यात वेष्णव काव्य का प्रणयन क्या । अपने काव्य की 
प्रतिष्ठा म उन्होने स्वयं लिखा हे- लक्ष्मोपतेः चरित कीतंनमात्रचार ॥ 
अर्थात्‌ लक्ष्मीपत के वीर्तन होने के कारण उनका काव्य सुन्दर तथा मनोज्ञ 
हे । शिशुपालवघ' श्रीमद्भागवत के ऊपर ही आधारित महाकाव्य है। इसे 
महाभारत के ऊपर आधारित मानना विषयो के वैषम्य के कारण निरी विडस्वना 
है । श्रीमद्भागवत के दशम स्कन्ध के उत्तरां (अध्याय ७०-७७) मे युधिष्ठिर 
के राजसूय यज्ञ का मनोरम प्रसद्ध है । इसके आरम्भ मे नारदजी स्वयं 
पघारते हुँ ठथा श्रीकृष्ण के पूछने पर युधिष्ठिर के भावी राजसूय की सूचना वे 
स्वयं देते हे ( १०।७०।४१ ) तथा इस विषय मे भगवान्‌ की अनुमति चाहते 
है । कृष्ण उद्धव की सम्मति जानना चाहते है और उनकी अनुकूल सम्मति 
पाकर वे युधिष्ठिर के राजसुय मे पधारते है । मेरी दृष्टि मे माघ कवि ने भागवत 
से यहं प्रसद्ध तथा क्रम अपनाकर इस विशाल वैष्णव महाकाव्य का प्रणयन 
किया । फलतः भागवत की रचना माघन्काव्य की रचना से; प्राचीनतर 

३ ५० चिर | 


३४ पुराण विमर्श 


माननी चाहिए । माघ का आविर्भावकाल ७००-७५० ई० माना जाता है। 
फलतः माघ के द्वारा आधार ग्रन्थ के रूप मे समाह्त होने से श्रीमद्भागवत 
का रचना-काल अष्टमी शती से पूर्ववर्ती होना चाहिए । 
सस्कृत के महान्‌ गद्यकवि बाणभट्ट ( सप्तम शती ) पुराणों से विशेषत 
वायुपुराण, से विशेषभावेन सुपरिचित थे । उनके दोनो गय काव्यो--कादम्वरी 
तथा हषंचरित--मे पुराण का उल्लेख विशेषरूप से प्राप्त होता है : 
( क ) कादम्बरी के पूर्वभाग मे जावालि मुनि के आश्रम के वर्णन-प्रसंग 
मे वाणभट्ट ने एक वडी ही सुन्दर परिसंख्या प्रयुक्त की है :-- 
(६०) “पुराणेषु वायुप्रलपितस्‌' | 
जिसका तात्पयं है कि पुराणो मे वायु के द्वारा कथन उपलब्ध है । वायु 
रोग के द्वारा उस आश्रम मे प्रलाप नही होता था । तारापीड के महल के वर्णन 
के समय वे कहते हैं कि समग्र भुवन का कोश इकट्ठा करके उचित egal पर 
रखा हुआ है जिस प्रकार पुराण मे भुवनकोश ( संसार का भुगोल) विभिन्न 
विभागो मे स्थापित किया गया है । 
(६१) पुराणसित्र यथाविभागावस्थापित सकलभुवनकोशमू | 
( राजकुलम्‌ ) 
इसी प्रकार उत्तर कादम्वरी मे 'आगमभूत पुराण रामायण भारत मे अनेक 
प्रकार की शापवार्ता सुनी जाती है” ऐसा कथन उपलब्ध होता है । 
(६२) आगमेषु सर्वेष्वेव पुराण रामायण भा रतादिबु सम्यगनेकप्र काराः 
शापवार्ताः श्रूयन्ते | 
ये तीनो विषय पुराणो मे उपलब्ध है । वायु के द्वारा किसी पुराण के कथन 
का संकेत ब्रह्माण्डपुराण ( १।१।३६-३७ ) ने स्पष्टतः इस श्लोक मे क्रिया है--- 
पुराणं संप्रवक्ष्यामि यदुक्तं मातरिश्वना | 
पृष्टेन मुनिभिः पूर्वं नेमिषीयैमंहात्मभिः | 
भुवनकोश का वर्णन प्रायः पुराणो मे आज भी उपलब्ध होता है ( वायु० 
अध्याय ३४ ४९, भागवत्‌० पंचम स्कन्ध, अग्नि» १०७ qo, शलोक १- 
१२०; विष्णुपुराण, द्वितीय अंश अ० २-४) । शाप~विषयक ग्रन्थो में पुराण 
का प्रथम उल्लेख इसको लोकप्रियता का स्पष्ट प्रमाण है । वाणभटट की दृष्टि में 
रामायण तथा महाभारत की अपेक्षा पुराण विशेष लोकप्रिय था । 
( ख) हर्षचरित मे पुराण के दो उल्लेख वड़े महत्त्वपूर्ण है । एक स्थान 
पुराण के पाठ का प्रसग है कि पुस्तक वाचक सुदृष्टि ने गीत के साथ 'पावसान” 
( पवन, वायु के द्वारा प्रोक्त ) पुराण का पाठ किया-- 


प्रथम परिच्छेद : पुराण की प्राचीनता ३५ 


( ६३ ) पुर सुदृष्टि”"गोत्या पवमानश्रोक्तं पुराणं पपाठ | 
--हषं चरित, तृतीय परि०, चतुर्थ अनु ० 

इस कवन से स्पष्ट है कि सक्षम जनक मे सत्रसावारण जनता के सामने 
पुराणों का पाठ किया जाता था तथा पुस्तकों का वाँचना एक अलग ही 
व्यवसाय माना जाता था । वायुपुराण की लोकप्रियता सबसे अधिक थी । इसी 
पुराण के विषय में आगे चक्कर वाणमट्ट कहने हैं कि पावन ( पवन प्रोक्त ) 
पुराण हर्षचरित से अभिन्न प्रतीत होता है । पुराण मुनि (व्यास ) द्वारा गीत 
अत्यन्त विस्तृत है तया समस्त जगत्‌ में व्यापक है और अत्यन्त पवित्र है । 

( पुराण का पाठ सदा पवित्र माना जाता है) । पावन! शब्द शिलष्ट है 
यवित्र तथा पवच-प्रोक्त । यहा जो विशेषण पुराण के लिए प्रयुक्त हैं वे हो हषे- 


FR = 


चरित के विषय मे भी लगये जा सकते हैं-- 
( ६४) तदपि मुनिगोतमतिपृथु तदपि जगद्व्यापियावनं तदपि | 
हपंचरितादभिन्तं प्रतिभाति हि मे पुराणमिद्‌ । 
हर्षचरित परि० ३,५ अनु? 
वे दोनों निर्देश इस तथ्य के स्पष्ट द्योतक हैं कि सप्तम शती में वायु- 
पुराण का प्रचलन, जनता के सामने पाठ, विशेषहूप से वर्तमान था । 
प्रचलित वायु० में जितना वैशिप्ट्य इष्टिपोचर है, वह सब यहाँ संक्षेप 
में निदिप्ट किया गया हैं । इस ऐतिहासिक संदर्भ को ध्यान में रखने से 
श्रीथङ्कराचार्य द्वारा विना नाम निर्देश के हो वायुपुराण के श्लोकों का उद्धरण 
उसकी नितान्त लोकप्रियता तथा प्रसिद्धि का परिचायक है । 
इस परिच्छेद में ऊपर वणित कयनो का समीक्षण हमें पुराण के विषय में 
्रामाणिक तथ्य से परिचित कराते के लिए पर्याप्त है। पुराण! का उदय 
अयर्ववेद के समय मे हो हुआ, परन्तु यह उदय केवल सामान्य मौखिक परम्परा 
के रूप मे माना जा उकता हैं। ग्रन्य के OTH पुराण का निर्देश तैत्तिरीय 
आरण्यक म भी वतलाना कठिन ही है यद्यपि वहाँ 'पुराणानि' के वहुवचन प्रयोग 
से कम से कम तीन दुराणो की सत्ता का अनुमान अनेक पण्डितजन लगाते है । 
परन्तु पुराण के वर्ण्यंविषय का निश्चित निर्देश इस काल तक नही लगाया जा 
सकता । आपस्तम्व धमंसुत्र का प्रामाण्य वर्ष्येविपय की ओर किख्चितु संकेत 
करता हे । घर्मणा्रोय विप्रयो को सत्ता मूलभूत प्राचीन पुराण” मै मानना 
सवथा न्याय्य तया उपयुक्त प्रतीत हाता हे । आपस्तम्ब ( ई० To षष्ठ शती ) 
विष्यतु पुराण' से परिचित हैं, परन्तु आज प्रचलित भविष्य प्राण मे उस 
पुराणका कान सा भाग सन्निविष्ट है--इसे garda: 
असस्भव 


तळाचा आज 
हं । काटिल्य ( ई० ५० चतुर्थ शती ) पुराण से सामान्य परिचय 


३६- |, » - पुराण-विमर्श 


नही रखते, प्रत्युत वे राजा द्वारा वेतनभोगी 'पौराणिक' नामक अधिकारी की 
नियुक्ति की चर्चा करते हैं । उस काल मे 'पुराण' राजा के अध्ययन योग विषयो 
मे अन्यतम माना जाता था । रामायण तथा महाभारत भी पुराण ने तथा 
इसके प्रचारक सूत मागधो की परम्परा से परिचित हैं । 


स्मृति जपयज्ञ की सिद्धि के लिए वेद तथा इतिहास के संग में पुराण के त्वा- 
ध्याय को महत्त्व प्रदान करती है । अन्य स्मृतियां भी इस विपय मे मौन नहीं 
है। दार्शनिक ग्रन्थका र भी पुराण के प्रामाण्य पर आग्रह दिलदाते हँ । वात्स्यायन, 
शबर स्वामी, कुमारिल, शद्धुराचार्य तथा विश्वरूप--पुराण की वेदानुगामिता 
को प्रमाण कोटि में मानते है तथा पुराणों के उद्धरणों को देवर उनसे अपना 
स्पप्ट परिचय घोषित करते है । महाभाष्यकार पतञ्जलि (द्वितीय गती ई०्पू०) 
पुराण के आस्यानों से परिचय रखते हे तथा वाणभट्ट (सप्तम शती) ने बायु- 
पुराण के पाठ की चर्चा कर उसके स्वरूप का जो परिचय दिया है वह भाज 
प्रचलित वायुपुराण से सर्वथा भिन्न नही है । भलबरुनी नामक अरबी बन्यकार 
ने अपने भरतविषयक ग्रन्थ मे पुराण से बहुत सी सामश्री ग्रहण की है जो तत्तत 
पराणो मे आज भी उपलब्ध हे । इस प्रकार भारतीय साहित्य के इतिहास मे 
पुराण' का उदय वैदिक युग मे हुआ और उसका अभ्युदय महाभागवत गुप्ता के 
साम्राज्य काल मे सम्पन्न हुमा; सामान्य रीति से इस कपन का तथ्यपूए 
साना जा सकता है। 


t 


द्वितीय परिच्छेद 
पुराण का अवतरण 


पुराण के अवदरण के विषय में पुराणों तथा इतर wal अनेक सूत्र 
यत्रन्वत्र fet हुए है। उनका एकत्र समीक्षण करने पर अनेक तथ्यों का 
प्रकटीकरण होता है । पहली वस्तु ध्यान देने की है कि पुराण के विकाश में दो 
“बाराएँ स्पष्टतः लक्षित होती है--( क ) व्यासपूर्व धारा तथा ( ख ) व्यासोत्तर 
बारा । व्यास का मुख्य कार्य पुराण संहिता” का निर्माण था। फलतः पुराणों 
की सुव्यवस्थित रूप मे घटना वेदव्यास का अलोकसामान्य कार्य था, परन्तु 
TUT की यह घारा उनसे भी प्राचीनतर युग के साहित्यिक जगत्‌ की एक 
विशिष्ट महनीय वस्तु है । उस युग मे 'पुराण! का अर्थ है लोक-प्रचलित परन्तु 
अव्यवस्यित, इतस्ततो विकीर्ण लोकवृत्तात्मक विद्याविशेष । इस सिद्धान्त के 
लिए प्रमाण उपस्थित किये जा_ सकते हैं :-- 

( प्राचीन गन्यो मे 'पुराण' शब्द का ही प्रयोग मिलता है, पुराण संहिता” 
का नही । फलतः यह मूलतः किसी ग्रन्यविशेष का द्योतक न होकर, किसी 
विद्याविशेष का ही वाचक है । 

( ख ) पुराण के आविर्भाव का निर्देश वायु १४४ तया मत्स्य ३।३-४ में 
चेद से आविर्भाद से पूर्ववर्ती बतलाया गया है। ब्रह्मा ने सब शास्त्रों में पुराण 
का ही प्रथम स्मरण किया भर अनन्तर उनके मुखो से वेद निःसृत हुए--- 

पुराणं सर्वशास्त्राणां प्रथमं ब्रह्मणा स्मृतस्‌ 

नित्यं शब्दमयं पुण्यं शतकोटि प्रविस्तरम्‌ 

अनन्तरं च वकत्रेभ्यो वेदास्तस्य विनिःसृताः ॥ 

~-मत्स्य ३।३-४ 

“शतकोटिप्रविस्तरम्‌' शब्द किसी निश्चित रूप का dha a कर पुराण के 
अनिश्चित यथा दिप्रकीणं रूप का द्योतक माना जा सकता हे । किसी ग्रन्थ का 
संकेत न होने से यह निर्देश पुराणविद्या की हो योतना करता है; ऐसा मानना 
उचित है। 

(ग) 'पुराण' शब्द को व्युत्पत्ति भी इस विषय में सहायक मानी जा 
सकती है i— 
पुरा परम्परां वष्टि पुराणं तेन तत्‌ स्मृतस्‌ 
: पद्मपुराण ५४२५३ 


३८ पुराण-विमर्श 


अस्मात्‌ पुरा ह्यततीदं पुराणं तेन तत्‌ TAT | 
वायु १1१०३; १०३५० 
फलतः अपने प्राचीनतम रूप मे 'पुराण' किसी विशिष्ट इन्य का घोधक न 
होकर विद्याविशेष का ही वोधक है । है ह 
पुराण के अवतरण की एक अन्य कल्पना भी है । स्कन्द ( रेवामाहार } 
पद्मर ( सुश्खिण्ड ) तथा मत्स्य रे समान भाव से इस परम्परा का उल्लल करते 


१. पुराणभेकमेवासीदस्मिन्‌ कठ्पान्तरे नृप ॥ 

निवर्गसाघनं goer शतकोटिप्रविस्तरम्‌ ॥ 

स्मृत्वा जगाद च मुनीन्प्रति देवश्च तुमुंखः ॥ 

प्रवृत्तिः सर्वशास्त्राणा पुराणस्याभवत्तत. । 

कालेनाग्रहणं दृष्टा पुराणस्य ततो नृप ॥ 

व्यासरूपं विभुं कृतवा संहरेत्स युगेयुगे ॥ 

चतुलेक्षप्रमाणेन द्वापरे द्वापरे सदा 1 

तदष्टादशधा कृत्वा भु किऽस्मिन्‌ प्रभाषते । 

अद्यापि देवलोके तच्छतकोटिप्रबिस्तरम्‌ ॥ 

तदर्थोऽत्र wade: सक्षेपण निवेशितः ॥ 

पुराणानि दशाष्टौ च साम्प्रतं तदिहोच्यते ॥ 

( रेबामाहात्म्य १।२३।३० )--स्क्रन्दपुराण 

२. प्रवृत्तिः संवंशास्त्राणा पुराणस्याभवत्तदा ॥ 

कलिना ग्रहणं हृष्टा पुराणस्य तदा विमुः ॥ 

व्यासरूपी तदा ब्रह्मा संग्रहाथं युगे युगे ॥ 

चतुलेक्षप्रमाणोन द्वापरे द्वापरे fag u 

तदशादशधा Heat भूलेकि5स्मिन्‌ प्रकाश्यते ॥ 

म पद्मपुराण सृष्टिखण्ड अ० १ 

पे. पुराणमेकमेवासीत्तदा कल्पान्तरेऽनव ॥ 

निव्गंसाधनं पुष्यं 'शतकोटिप्रविस्तरम्‌ ॥ ४॥ 

निर्दग्धेषु च लोकेषु वाजिछ्पेण वे भया 1 

भयानि चतुरो वेदाः पुराणं न्यायविस्तरम्‌ ॥ ५॥ 

सौमासा घमंशास्त्रं च परिगृह्य मया कृतम्‌ ॥ 

मत्स्यरूपेण च पुनः कल्पादाबुदकार्णदे ॥ ६॥ 

अशेषमेतत्‌ कथितमुदकान्तगंतेत च ॥ 

श्रुत्वा जगाद घ मुनीन्‌ प्रति देवान्‌ चतुर्मुखः ॥ ७ ॥ 

मत्स्यपुराण, अध्याय ५३ 


द्वितीय परिच्छेद : पुराण का अवतरण ३९, 


हैं इस परम्परा का कथन है--कल्पान्तर मे पुराण एक हो था । वह त्रिवर्ग-- 
घम, अथे तथा काम--का सावन था अर्थात्‌ जिस प्रकार वह अर्थशास्त्र तथा 
कामशास्त्र के विषयो का प्रतिपादक था, उसो प्रकार वह धर्म का भी प्रकाशक 
था । उसका क्षेत्र बड़ा ही विस्तृत था, क्योंकि वह श्लोको की संख्या मे 
शतकोटि विस्तार रखता था । अनेक पुराणों को मान्यता है कि यह विशार 
पुराण-साहित्य देवलोक मे प्रतिष्ठित था । समय के परिवर्तेन से इतने विशाळ 
पुराण का ग्रहण क्षीणबुद्धि मानवो की परिमित शक्ति के बाहर की वात थी। 
फलतः विप्णु भगवान्‌ ने मानवा के कल्याण के लिए इस विशालकाय साहित्य 
को चार लाख श्लोको के भीतर सक्षिप्त कर दिया व्यास का रूप धारण करके । 
इसीलिए मत्यंलोक मे पुराण की संख्या चतुलेक्षात्मक है और इसो का विभाजन 
१८ महापुराणो मे वेदव्यास ने कर दिया जो आजकल प्रचरित तथा लोक- 
प्रिय है । 

- एक मंत के अनुसार चतुःसहल्रात्मक पुराण संहिता का विपुलीकरण 
चतुलंक्षात्मक AAT पुराणों-के रूप मे है भौर द्वितीय मत के अनुसार देव- 
लोक मे विद्यमान- शतकोटि श्लोकात्मक पुराण का संक्षेपरुप चतुलेक्षात्मक 
१८ पुराणो के रूप मे किया गया है । उभय तथ्य इस वात पर एकमत हैं कि 
पुराण के प्रणयन मे वेदव्यास को ही मुख्यरूपेण क्रियाशीलता है । इस साहित्य 
के निर्माण का श्रेय इस वर्तमान युग मे क्कृष्णद्वैपायन मुनि को है! 

पुराण लौकिक शास्त्र हे । यह वेद से भिन्न, परन्तु तदनुकूल ,शाख् माना 
जाता है । वेद के समान इसका स्वरूप सदा-सवंदा के लिए निश्चित नही 
किया 'गया है, ` प्रत्युत यह समय परिवर्तन के संग मे तथा उसके प्रभाव मे 
आकर स्वयं परिवर्तनशील है । इसीलिए तन्त्रवातिक ( १।३।३ ) वेद को 
अकृत्रिम, पुराण को कृत्रिम sata हे) निरुक्त मे पुराण शब्द की दी गयी 
निरुक्ति भी इसके समय-समय पर परिवर्तन की ओर स्पष्टतः aha करती हे । 
ag व्युत्पत्ति है-पुरापि नवं भवति । आशय है यह शाख प्राचीचकालिक होने 
पर भी नया-तया हाता है अर्थात्‌ मूलतः प्राचीन होने पर भी कालान्तर मे उत्पन्न 
परिवतंनों को यह अपने मे आत्मसात्‌ कर लेता हे । पुराण इस सामयिक परि- 
वर्तन के तथ्य को प्रकट करने से पराङ्मुख नही हाता। कुमारिकाखण्ड 
( ४०१९८ ) का स्पष्ट कथन है--इतिहास और पुराण लोकन्गौरब से भिन्त- 
भिन्न होते है 

इतिहासपुराणानि भिद्यन्ते लोकगौरवातुः 

यह कथन सामयिक परिवतँन के तथ्य का ही द्योतक है। न्यायभाष्य 
( ४।१।६१ ) मे मर्हाष वात्स्यायन लोकवृत्त को ही इतिहास पुराण का विषय 
अंगीकार करते है-- -- ~ 


$ 


४० पुराण-विमर्श 


लोकवृत्तमितिहासपुराणस्य विषय: | 


इस कथन की महत्ता वेद तथा घमंशासत्र की तुलना से भली भाँति समझी 
जा सकती है। वात्स्यायन ने साहित्य को तीन अंगों मे विषप्र की दृष्टि से 
विभक्त किया है--यज्ञ मन्त्रत्राह्मण का अर्थात्‌ वेद का विषय है; लोक का चरित 
इतिहास पुराण का विषय है तथा लोकव्यवहार का व्यवस्थापन-लोक मे पुण्य- 
पाप आदि का. निर्धारण धर्मशात्र का विषय है ( ४१।६२ पर वात्स्यायन 
भाष्य ) । इस महत्त्वपुर्ण मन्तव्य का तात्पर्य यह है कि द्रष्टा तथा प्रवक्ता की 
इष्टि से तो इनमे भेद नही है क्योकि जो द्रष्टा तथा प्रवक्ता मन्त्र-ब्राह्मण के हैं, 
वे ही इतिहास, पुराण भौर ध्मंशाल्न के भी है1 फलतः प्रवक्ता की दृष्टि से 
इनमे पार्थवय नही है । तव पार्थक्य कहाँ है? विषय के विवेचन फे क्षेत्र को 
लेकर ही इन तीनो मे भेद तथा पार्थक्य माना जाता है । 


निष्कर्ष यह है कि प्राचीन परम्परा लोकवृत्त के वर्णन को ही पुराण का 
मुख्य विषय स्वीकार करती है, धर्मशास्त्र के साथ उसका सम्वन्ध नही मानती । 
इससे यह परिणाम निकलता है कि पुराण का प्राचीनतम रूप लोकवृत्तात्मक ही 
था और उस प्राचीन काल मे उसका धर्मशास्त्र से कोई सम्वन्ध स्थापित न हो 


सका था । धर्मशास्त्रीय विषयो का पुराण से निवेश तो पञ्चम-पण्ठ शती की 
घटना मानी जाती है। 


वेदकालीन द्विविध धारा 


वैदिक युग मे विचार की दो धारा इष्टिगोचर होती है---एक वेदघारा 
और दूसरी पुराणघारा । वेदधारा तो आरम्भ से ही धामिक है तथा यज्ञो मे 
विशिष्ट देवता को उद्दिष्ट कर हवित्याग की विधि को वह महत्तव देती है । 
पुराणधारा का लक्ष्य लोकवृत्त का अनुशीलन तथा समीक्षण कर विपुल विवरण 
देना है । इन दोनों धाराओ मे किञ्चित्‌ पार्थेक्य को कल्पना करना अनुचित' 
प्रतीत नही होता । पुराणघारा आरम्भ में वैदिक मागे से उतनी संस्पृष्ट तथा 
संश्लिष्ट सम्भवतः नही थी और वेदानुसारिता पुराण की, बहुत सम्भव है, 
उतने प्राचीन काल से भनुमित नही की जा सकती । 

दिविध धारा की सत्ता पुराण के प्रामाण्य पर भी हम सिद्ध कर सकते है। 
मार्कण्डेय (४५।२३) के कथन से द्विविध धारा का अनुमान लगाना अप्रामाणिक 
नही, माना जा सकता । मार्कण्डेय का यह कथन इस प्रकार है :--- 

'उतन्त्मात्रस्य पुरा ब्रह्माणोऽव्यक्तजन्मनः। .. 
पुराणमेतद्‌ वेदाश्च मुखेभ्योऽनुविनिःसृताः ॥ २० ॥ 


द्वितीय परिच्छेद : पुराण का अवतरण ४१ 


वेदान्‌ सप्षयस्तस्माज्जगुहुस्तस्य मानसा: | 
पुराणं जगृहुश्चाद्या मुनयस्तस्य मानसा: ॥ २३ ॥ 
—Tiho, To ४५ 
इससे स्पष्ट है कि प्राचीन युग मे ऋषिधारा तथा मुनिधारा प्रथक-प्रथक्‌ 
-थी 1 ऋषियों ने तो वेद का ग्रहण किया और मुनियों ने पुराण का, जव ये 
जदोनों ब्रह्माजी के मुख से निकले । मार्कण्डेय पुराण की सृष्टि को प्राक्कालीन 
मानता है और वेद की सृष्टि को उत्तरकालीन । इस प्रकार ऋषियो ने तो वेदो 
"को ग्रहण किया तथा उसके विपुलीकरण और प्रचार-प्रसार मे प्रवृत्त हुए 1 
विपरीत इसके, मृनियों ने पुराण को ग्रहण किया और उसके प्रचार-प्रसार के 
"महनीय कार्य मे उन्होने अपने को व्यावृत किया । 
ऋषि तथा मुनि के इस पार्थकय की पुष्टि शड्भूराचाये के सनत्सुजातीय- 
“भाष्य की एक महनीय उक्ति से भी होती है । सनत्सुजातीय के द्वितीय अध्याय 
( श्लोक १२ ) मे ब्रह्म विश्व से विलक्षण तथा विपरीत बतलाया गया है-- 


निदिइय सम्यक प्रवदन्ति वेदा 
तद्‌ विश्ववंरूप्यमुदाहरन्ति | 


इस एलोक के भाष्य मे आचार्य ने उपनिषदो का प्रचुर उदाहरण देकर 
"ब्रह्म तथा विश्‍व के वैलक्षण्य का प्रतिपादन किया है । अनन्तर वे पुराणस्य 
"प्रमाण की ओर निर्देश करते कह रहे हैं — 

न केवलं चेदा, अपि तु मुनयोऽपि तद्‌ ब्रह्म विइववेरूप्यं विशवरूपचिपरीत- 
-स्वरूपमुदाहरन्ति | तथा चाह भगवान्‌ पराशर. “प्रत्यस्तमितभेदं aq’ asa 
विष्णोः परं रूपम्‌’ । ये दोनों श्लोक विप्गुपुराण के षष्ठ अश, सप्तम अध्याय 
के ५३ तथा ५४ शलोक है । आचार्य के पूर्वोक्त कथन का समीक्षण यही वतलाता 
` है कि वे वेद तथा पुराणकार मुनियो के वचन को द्विप्रकारक मानते है। इस 
कथन से भी पूर्वोक्त ऋषिधारा तथा मुनिघारा के पार्यक्य के लिए आधारभुमि 
स्थिर मानो जा सकती है । 


ऋषि तथा मुनि 


ऋषि' शब्द की व्युत्पत्ति ऋषो गतौ घातु (संख्या १२८७ सिद्धान्त- 
कौमुदी ) से मानी जाती है । गति को सामान्य गमन के अर्थ मे न लेकर विशिष्ट 
रगात या ज्ञान के अर्थ मे लेना ही उचित प्रतीत होता है । 
¦ ऋषति प्राप्नोति सर्वान्‌ मन्त्रान्‌, जानेन पश्यति संसारपारं वा | 
ऋषू न इगुपधात्‌ कित्‌ (४।११९) इति उणादिसूत्रेण इन्‌ किच्च | . 


४२ पुराण-विमर्श 


इस व्युत्पत्ति का संकेत वायु ७७५, मत्स्य १४५5३ तथा ब्रह्माण १३२८७ 
में समभावेन किया गया है । ब्रह्माण्ड की व्युत्पत्ति इस प्रकार है-- 


गत्यर्थादुषतेर्धातोर्नाम निर्वृत्तिरादितः | 
यस्मादेव स्वयंभूतस्तस्माच्चाप्युपिता स्मृता ॥ 

बायु ( ५९।७९ ) ele’ शब्द के अनेक अर्थे बतलाये गये हैं-- 
ऋषीत्येव गती धातुः श्रुती सत्ये तपस्यथ। 
एत्ततु संतियततस्तस्मिन्‌ TAIT स ऋषिः स्मृतः ॥ 


इस श्लोक के अनुसार ऋषी घातु के चार अथे होते है--गति, श्रुति, सत्य 
तथा तपस्‌ । ब्रह्माजी के द्वारा जिस व्यक्ति मे ये चारी वस्तुएं नियत कर दी 
जायं, बही होता है ऋषि* । वायु का यही श्लोक मत्स्य ( Ho १४५, श्लोक 
८१ ) मे किञ्चित्‌ पाठभेद के साथ उपलब्ध होता है । दुर्गाचार्य की निरुक्ति 
है--ऋषिदंशंचात्‌ ( नि» २११) । इस निरुक्ति से ऋषि! का व्युत्पत्तिलम्य 
अर्थ है---दर्शन करनेवाला, तत्त्वो की साक्षात्‌ अपरोक्ष अनुभूति रखनेवाला 
विशिष्ट पुरुष । 'साक्षात्ङृतघर्माण ऋषयो agg: यास्क का यह कथन इस 
निरुक्ति का प्रतिफल्तार्थ है । दुर्गाचार्य का कथन है कि किसी मन्त्रविशेष की 
सहायता से किये जाने पर किसी कमं से किस प्रकार का फल परिणत होता है;. 
ऋषि को इस तथ्य का पूर्ण ज्ञान होता है। तैत्तिरीय आरण्यक के अनुसार इस 
शब्द की व्याख्या यह है-- : 


` सृष्टि के आरम्भ मे तपस्या करनेवाले अयोनिसम्भव व्यक्तियों के पास 
स्वयंभु ब्रह्मवेद ब्रह्म--स्वय प्राप्त हो गया ( aad )। वेद का इस स्वतः 


ee 


. १. प्रत्येक मन्वन्तर मे सर्पाषयो के नाम भिन्न-भिन्न होते है। द्रष्टव्य 
विष्णु ( अंश ३, थ० १ तथा २ ) रत्वकोष मे ऋषियो के ७ भेद किये गये है-- 


सप्त ब्रह्मपि-देवाष-मर्हाष-परमपंय: | 
काण्डविश्च श्रुतषिश्च राजधिएच क्रमावरा: ॥ 


wala, देवि, महि, परमपि, काण्डवि, safe तथा राजपि--ये क्रम से 
भवर होते है । अर्थात्‌ wale होता है wag तथा राजषि होता है सबसे 
अवर | मत्स्य मे पाँच ऋषिजातियो का वर्णन मिलता है। ऋषियो के विशिष्ट 
नामो की विरक्त भी पुराणो मे की गयी हे ( हरिबंश अ० ७; विष्णु अंश ३;. 
मार्कण्डेय ६७४ ) | - 


द्वितीय परिच्छेद : पुराण का अवतरण wR 


प्राप्ति के कारण--स्वयमेव आविर्भाव होने के हेतु--ही “ऋहषि' का ऋपित्व! 
है, | इस ब्याख्या ने ऋषि! शब्द की निरुक्ति तुदादिगणीय ऋष्‌ गती धातु से 
मानी गयी है । वायु तथा ब्रह्माण्ड पुराणो से ऊपर दी गयी निरुक्ति इसी परम्परा 
के अन्तमुक्त है । अपौरुषेय वेद ऋषियों के-ही :माव्यम से विश्व में आविशत 
हुआ और ऋषियो ने वेद के वर्णमय विग्रह को, अपने दिव्य श्रोत्र से श्रवण 
किया और इसीलिए वेद की “श्रुति? संज्ञा सार्थक है । आद्य ऋषियों की वाणी 
के पीछे अर्थ दौडता फिरता हे । वे अर्थ के पीछे कभी नही दोड़ते ( ऋषीणां 
पुनराद्यानां वाचमर्थोऽनु धावति : उत्तररामचरित, प्रथम अंक) । निष्कर्ष यह है 
कि तपस्या से पुत अन्तर्ज्योतिःसम्पन्न मन्तरद्र्टा व्यक्तियो की ही संज्ञा ऋषि' हे । 

सुनि-- | 

भनुते जानाति थः से मुनि: । मन्‌ धातोः 'मतेरुच्च' इति (४१२२) 

उणादिसुत्रेण इन्‌ प्रत्यय: | अकारस्य उच्चेति मुनिः । 

मुनि का साक्षात्‌ सम्वन्ध तीब्र तपश्चरण के साथ है। जो व्यक्ति 
शून्यागार मे निवास करता है और जो चरूते-चलते सायंकाल हो जाने वाले 
स्थान पर ही टिक जाय ( सायंगृहः ) वही ‘af’ नाम से अभिहित किया जाता 
है । शखस्मुति ( ७६) का यह बचन मुनि! के स्वरूप का. पर्याप्त परि- 
चायक है-- 

शन्यागारनिकेतः स्याद यत्र सायंगृहो ALA: | 

वनपर्व के १२बे अध्याय मे मुनि के स्वरूप का विस्तृतरूपेण निर्देश किया 
गया हे । अजुन ने कौरवो के दुष्कृत्यो से' क्षुब्ध होने वाले श्रीकृष्ण को शान्त 
करते समय उनकी पूर्वजन्म की घोर तपस्या का वर्णन विस्तार से किया । 
गन्धमादन पर्वत पर दश हजार वर्षो तक श्रीकृष्ण ने किसी प्राचीन काल मे 
व्यचरण किया था ( १२।११ ) एकादश सहस्र वर्षो तक पृ करक्षेत्र मे केवल 
जळ का भक्षण करते हुए श्रीकृष्ण ने तपस्या कॉ थी ( १२१२ ) ऊपर बाहु 
उठाकर ( उध्वंबाहु ) और एक पर पर खड़े होकर वदरीक्षोत्र मे श्रीकृष्ण ने 
केवळ वायु का भक्षण कर सौ वर्षा तक तपस्या की ( १२१३ ) । इसी प्रकार के 
घोर तप करने का यहाँ वर्णन है ( ११-१६ gato ) । यहाँ “सायंग्रहो मुनिः” 

द का प्रयोग मुनि के वैशिप्ट्य का द्योतक है । इस शब्द की नीलकण्ठी 

व्याख्या * वतलाती है कि जहाँ सायकाळ हो जाय, वही घर जिसका हो जाय, 


१. अजन्‌ ह व॑ एञ्चीस्तप्यमानान्‌ ब्रह्म स्वयभ्वम्यानार्षात ऋषयोऽभवन्‌, 

तद्‌ ऋपीण्भुवित्वम्‌ । तैत्तिरीय आरण्यक, २ प्रपाठक, & अनुवाक 

तत्र तपस्विनां क्षमैवोचितेति दर्शयितुं भगवतः कोपोपशमनाय तदीयं 

जन्मान्तरीयं तप एव तावदुदाहरति ।“""”“"यत्र सायंकालस्तत्रैव गृहं यस्य स 
यत्र 'सायंगृह' इत्येकं पदम्‌ । नीलकण्ठी, वनपवं १२1११ शलोक पर । 


wy पुराण-विमर्श के 


ही सायंगृहो मुनिः' होता है । फलतः 'मुनि' के साथ तीब्र तपस्या तथा क्षमा 
ए भाव अविनाभावेन सम्बद्ध माने गये है । इसीलिए नैषव मे मुनि की वृत्ति 
जल मे उगने वाली लताओं के फल तथा मूल से निष्पन्न वतायी गयी है: 
फलेन मूलेन च वारिमभूरुहाँ। 
मुनेरिवेत्यं मम यस्य वृत्तयः ॥ 
—ATT १।१३३ 
-गीता बतलाती है कि दुःखो मे उद्विग्न न होने वाला, सुखो मे स्पृहा से विर- 
हित, राग, भय तथा क्रोध से उन्मुक्त होने वाला तथा feat बुद्धि वाला व्यक्ति 
मुनि” कहलाता है-- 
दु:खेष्वनुद्विनमना: सुखेषु विगतस्पृहः | 
वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते॥  ,, 
इस प्रकार ऋषि की अपेक्षा मुनि" स्वतो विशिष्ट तथा भिन्त होता है, 
सावारणतः बे अभिन्न भले ही माने जायं। दोनो के पच्यो मे वैभिन्य होचा 
स्वाभाविक है । 
अथर्ववेद की परम्परा 


i 
अथवेवेद की परम्परा मूलतः वेदत्रयी से एथक्‌ और भिन्न मानी गयी है । 
इस वेद मे ऐहिक कामनाओ की पुति के लिए विशिष्ट भन्त्रो का संकलन 
मिलता है । अथर्व मे शान्तिक तथा पौष्टिक, आयुष्य तथा कल्याणसाधक मन्त्र 
विशेषरूप से उपलब्ध होते हैं, परन्तु इनके संग साथ मे अभिचार, मोहन तथा 
मारण के भी मन्त्र, जाप होते है। aad का पूरा नाम “अथर्वाड्धिरस' है । 
अथर्व मन्त्र तो पौष्टिक तथा आयुष्यवधंक होने से मानवो के कल्याण पक्ष का 
हो आश्रय करते है, परन्तु अज्िरस मन्त्र का यथार्थ सम्बन्ध अभिचार जैसी 
घोर कृत्या--विधि के साथ है और इन दानो घाराओ के सम्मिश्रण का 
परिणाम है वर्तमान अथवंवेद जिसका प्रा अभिधान अथर्वाङ्गिरस” हे । 
पुराण अथवं के इस द्विविध स्वरूप से पूरा परिचय रखता है। वायुपूराण का 
यह श्लोक ( ६५१२७ ) इस विषय का यथार्थ संकेत करता 


ब्रह्मवेदस्तथा घोरे: कृत्याविधिभिरत्वितः | 


1 t 


प्रत्यञ्जिरसयोगैश्च द्विशरीरशिरोश्भवत्‌ ॥, 


१. मुनियो की उत्पत्ति के लिए द्रष्टव्य ब्रहमवर्त ( ब्रह्मखण्ड, ८ ao ) 
तथा वायु का गया माहात्म्य; नामो की व्युत्पत्ति , ( , २२ अ० ) 
मुनिधमँ--गरुड २२७-अ० मे देखिए । 4 * 


द्वितीय परिच्छेद ; पुराण का अवतरण ४५ 


अथर्ववेद से दो प्रकार के Aral का सम्मिश्रण है 


अङ्भिरा मन्व्रन्आ्द्धिरसन्न्भभिचार (घोर इत्या विधि) । प्रत्यङ्गिरा 

मन्त्रस्त्थाथवंणस्शान्ति-पौष्टिक-आयुष्य मन्त्र । अथवं तथा alexa का एकत्र 
उल्लेख पुराणों मे मिलता हे । द्रष्टव्य भागवत ६।६।१९ तथा लिङ्ग १।२६।२६ । 
मत्स्य ५१११० के अनुसार भृगु के पुत्र थे अथर्वा और अथर्वा के पुत्र थे अङ्गिरा 
( भृगोः प्रजायताथर्वा, Wis राध्यवंण: स्मृतः ) । इस प्रकार भृगु के भी इसी 
परम्परा मे अनुस्यूत होने से यह वेद 'भूग्वज्भिरस' के अभिधान से भी पुकारा 
जाता है । भृगु तथा उनके अनुयायी भार्गवों का सम्बन्ध आख्यान साहित्य की 
अभिवृद्धि के साथ नितान्त अविच्छिन्न है। डा० सुखठणकर ने अपने अनेक 
निवच्धों मे भार्गवो को महाभारत के विस्तार का प्रयोजक हेतु म ना है 1 इतना 
ही नही, रामायण के प्रणेता महषि वाल्मीकि भी भृगुवंशी ही थे, अश्वघोष के 
बुद्धचरित' के अनुसार वाल्मीकि च्यवन के पुत्र थे और यह च्यवन भृगु के पृत्र 
थे + इसीलिए वाल्मीकि का भार्गव” नाम से उल्लेख महाभारत मे उपलब्ध 
होता है ।* विष्णुपुराण भी “भार्गवन्स्वाल्मीकि' का उल्लेख व्यासो की सूची मे 
स्पष्टतः करता है ।* इस प्रकार आख्यान साहित्य के प्रचार-प्रसार मे, रामा- 
यण के प्रणयन मे तथा महाभारत के afte हण मे भार्गववंशो मुनियो का विशेष 
सहयोग था---यह तथ्य भुलाया नही जा सकता । भृगु की नितान्त गौरवमयी 
गाथा की जानकारी के लिए कतिपय संक्षिप्त निर्देश यहाँ किये जा रहे है-- 


भूगु का परिचय 


वैदिक संस्कृति के प्रचार मे भुगुवंशीय ऋषियो का विशेष योग रहा है । 
भारत के पश्चिमी तथा मध्यप्रदेश मे इन्ही छोगोने आर्यावर्त से लाकर वैदिक 
वर्स का प्रकुर प्रचार किया । जिस प्रकार गौतमो ने विदेह राजाओ को पूर्वी 
भारत मे आर्य-सम्यता के फैलाने मे विपुल सहायता दी, उसी प्रकार भार्भवो ने 
मानव (मनुवंशी) राजाओ को पश्चिमी भारत मे इस स्तुत्य कार्य के निर्वाह मे 


१. 'प्रत्यङ्गिरस योर्गश्च' की व्याख्या मे इन्हे आथर्वण मन्त्र ही माना है । 
द्रष्टव्य नीलकण्ठी हरिवंश १।३।६५ पर 1 
२, एलोकण्चायं पुरा गीतो भार्गवेण महात्मता । 
आख्याते रामचरिते नृपति प्रति भारत ॥ 
शान्ति ५१७४० 
३. क्रक्षोञ्भूद्‌ भागंवस्तध्माद्‌ वाल्मीकिर्योऽभिघीयते । 
“-विष्णु ३।३।१८ 


४६ पुराण-विमर्श 


विशाल साहाय्य प्रदान किया । इस विस्तृत विषय की चर्चा करने का यहाँ 
अवसर नही है, परन्तु भार्गवो के मूल पुरुष महपि भृगु के जीवन की प्रसिद्ध 
घटनाओ से हम पाठको को परिचित करा देना चाहते है । 

भृगु के जन्म के विषय मे भिन्न-भिन्न मत पाये जाते है। ऐतरेय ब्राह्मण” 
( ३३४) के अनुसार आदित्य तथा अद्धिरा के साथ भृगु की उत्पत्ति प्रजापति 
के वीर्य से हुई । “गोपथ ब्राह्मण' ( १।२-८ ) ने इस विषय मे रमणीय आस्यान 
दिया है । एक बार तपस्या मे निरत ब्रह्मदेव के शरीर से कुछ पसीने की चुद 
निकली, जिनमे अपने ही सुन्दर शरीर के प्रतिविम्ब को देखकर ब्रह्मदेव का 
वीयंस्खलन हुआ, जो दो भागो मे विभक्त हो गया । एक भाग था स्निग्ध और 
निवकण, दूसरा था SAT तथा खुरखुरा । पहले से हुआ जन्म भूगुजी का और 
दूसरे से अङ्गिरा का । इस प्रकार भृगु तथा अङ्किरा का परस्पर सम्बन्ध स्वा- 
भाविक है । अन्य ग्रन्थो फे आधार पर ये वरुण के पुत्र प्रतीत होते हैं। (शत- 
पथ ATO ११।६।१।१, तैत्ति० आर० ९।१, 'तैत्ति० Gro” १.३.१.१) 1 'जैमि- 
नीय उपनिषद्‌ ate’ मे तथा 'वैत्तिरीय उप०' मे वरुण के द्वारा भृगु के ज्ञानो- 
पदेश का वर्णन मिलता हे । वरुण पुत्र होने के कारण 'वारुणि' जव्द इनके ताम 
के साथ सदा जुटा रहता हे । ये एक प्रसिद्ध वैदिक ऋषि हैं, जिन्हे अनेक सूक्त 
के द्रा होने का गौरव प्राप्त है (Ao ९।३५, AO १०१९) । 

दक्ष प्रजापति के उस यज्ञ मे ये उपस्थित थे, जिसमे सती ने पति के अना- 
दर से दुःखित होकर योगार्नि मे अपना शरीर जला दिया था। दक्ष ने ही 
शिव की निन्दा की थी, वहाँ उपस्थित ऋषियो का भी दोप कम न था । इन्होने 
अपनी दाढी हिलाकर दक्ष के कथनो की पुष्टि की थी । फलतः वीरभद्र ने इनकी 
दाढी उखाड़कर इन्हे विद्रूप कर दिया । परन्तु पीछे शिवजी ने प्रसन्न होकर 
इनके AZ पर बकरे की दाढी छगाकर इनकी कुरूपता को दूर कर दिया 
(भागवत ४।५।१७-१९) । एक बार ऋषि लोग एक महान्‌ यज्ञ के सम्पादन मे 
लगे थे । प्रश्न उठा कि ब्रह्मा, विप्णु तथा शिव, इन तीनो देवतानो मे सबसे 
ag कौन हे और इस प्रश्‍न के निपटाने का भार भृगुजीं ही पर रखा गया । 
ऋषपियो के प्रतिनिधिरूप मे जाकर भृगु ने शिव को तथा ब्रह्मा को ब्राह्मणो के 
प्रति अनादर रखने का eth पाया, परन्तु विष्णु के पास जाने पर उन्हे वे 
ऋषियों के सत्कारक ? ख्य मे टप्टिगत हुए । सोते हुए विष्णु को छाती मे 
इन्होने लात मारी, तव दिप्णु कट उठकर इनके पैर पकड़कर दावने लगे और 
उनकी कडी छाती की चोट से सुकुमार ऋषिचरण के दुखने की कल्पनामात्र से 
उनका हृदय दुखने लगा । भृगु के कथन से सव देवताओ में विप्णु की ही 
प्रधानता ऋषियों को मान्य बनी ( पद्मपुराण, उत्तरखण्ड, Fo २५५ ) 1 यही 
पादचिल्न श्रीवत्सचिक्त के नाम से पुकारा जाता है ( भागवत १०८९ ao ) | 


द्विताय परिच्छेद : पुराण का अवतरण ४७ 


अथवंवेद” के संकलन में भृगु का वड़ा हाथ है। अड््िरा तथा भृगु इन्ही 
दोनों ऋषियो की प्रधानता इस वेद मे दीख पड़ती है। इसीलिए aad का 
प्राचीन नाम है 'ृग्वङ्गिरस्‌ ।' सौम्य, पौष्टिक, समृद्धिजनक प्रयोगों के कर्ता 
-भृगुजी हैं और क्र, उग्र, अभिचारो के उच्चोक्ता अद्धिरसंजी । अथवंण-प्रयोगों में 
-निष्णात होने के कारण wy 'सञ्जीवनो विद्या के ज्ञाता थे । एक बार देवासुर- 
संग्राम के अवसर पर इनके पुत्र शुक्राचार्यं से अमुरों की सहायता करने के 
कारण fang ee हो गये और पिता-पुत्र को अनुपस्थिति मे उन्होने भृगुपत्वी 
-को अपने चक्र से मार डाला । तव भृगुजी ने अपनी इसी विद्या के बल पर 
“पत्नी को जिलाया नौर विप्णु को जन्म लेने का शाप भी दिया ( देवीभागवत) 
४।११।१२ ) 1 ऋषि जमदग्नि के मार डाले जाने पर भृगु ने उन्हे 
“संजीवनी विद्या” से जिलाया था, इसका उल्लेख 'ब्रह्माण्डपुराण' ( १।३० ) मे 
मिलता Zt 

भृगु की दो पत्नियाँ थी दिव्या और पौलोमी । दिव्या के पुत्र थे शुक्रा- 
-्चारये, जिनकी अलौकिक शक्तियों का परिचय हमे अनेक अवसरों पर मिलता 
है । उनसे विस्तृत वंश उत्पन्न हुआ । पौलोमी के पुत्र थे महषि च्यवन, जिन्हे 
जश्विनीकुमारो की सहायता से नवयोवन की प्राप्ति हई थी । सम्राट शर्याति 
मानव का महाभिषेक च्यवन ते ही कराया था ( ऐत० ब्रा० ८ To , और 
इन्ही शर्याति ने अपनी पुत्री 'सुकच्या' का पाणिग्रहण च्यवन के साथ किया था । 
आगे चलंकर जमदग्नि तथा परशुराम इसी बंश के भूषण हुए । च्यवन के 
पुत्र का नाम था प्रमति, जिन्होंने ‘Garay’ अप्सरा से विवाह कर ‘ee’ नामक 
पुत्र उत्पन्न किया । रर की स्त्री थी 'प्रमद्वरा' तथा पुत्र शुनक' । इन्ही शुनक 
के पुत्र हुए 'शौनक', जिन्होने छोमहर्षण के पुत्र सौति से नहाभारतकथा कहने 
का आग्रह किया था । शौनक की कृपा से ही हमे महाभारत' जैसा ग्रन्यरत्न 
प्राप्त हुआ है । इस प्रकार महाभारत” के संरक्षण तथा प्रचारण से.भार्गवों का 
कार्य विशेष श्लाधनीय रहा है । 

WT के नाम से अनेक संस्कृत ग्रंथ सम्बद्ध है, जिनमे “भुगुगीता”, “भुगुरुमृति', 
“भृगुसंहिता” के नाम उल्देखनीय हैं । 'भृगुसंहिता' के फलो की अपूर्वता तथा 
Daa वतलाने की आवश्यकता नही। अन्तह प्टि के उन्मेप के विना इन 
विचित्र फलो का कथन क्या कभी सम्भव है? एक वात ध्यान देने योग्य 
है । भृगुजी का आश्रम परिचस समुद्र-तट पर था, जहाँ नमंदा नदी समुद्र से 
-मिलती है । इसका प्राचीन नाम है gases) और आधुनिक नाम ‘asia’ । 
'भूगुकच्छ' का बन्दरगाह भारत के तोऱ्व्यापार का प्रमुख मार्ग था । पश्चिमो 
जगत्‌ के व्यापार का आवागमन इसीके रास्ते होता था । आज मे दो हजार 
साळ पहले भी रोमन सम्राट्‌ अगस्तस सीजर के जमाने-मे 'भृगुकच्छ' से जहाज 


४८ पुराण-विमर्श 


द्वारा गयी चीजे रोमन रमणियो तथा रमणो के लिए भोग-विलास की प्रधान 
सामग्री थी । केवल अंग्रेजो के जमाने के गुरू होते सूरत की प्रभुता होने पर ही 
“मुगुकच्छ' का प्राचीन गौरव क्षीण होते लगा था । भडौच मे रहनेवाळे सहस्रो 
गुजराती भार्गववंशी ब्राह्मण-परिवार इस प्रदेश मे आर्येसंस्कति के प्रसारक अपने 
पूर्वक महषि भृगु वाणि के रमणीय कीतिकलाप को गाकर अपने को धन्य 
मानते है | 


अथवं परम्परा से इतिहास-पुराण 

इतिहास पुराण का प्राचीन स्वरूप लोकवृत्तात्मक था; इस सप्रमाण ऊपर. 
दिखलाया है। अथववेद का भी सम्बन्ध ऐहिक विषयो के प्रतिपादन से है ! 
बहुत से लोकाचार की वाते तथा ननुप्ठान aad के मन्त्रो मे प्रतिपादित है ।- 
इसी अथववेद की परम्परा मे ऽतिहास-पुराण का अवतरण हुआा--इसे मानने; 
के लिए निम्नलिखित तकं उपस्थित किये जा सकते हैं-- 

( क ) अथर्ववेद ( ११।७।२४ ) मे ‘See’ नाम से संकेतित परमतत्त्व से 
क्क, यजुः तथा साम ओर अथर्व के सग मे पुराण के उदय की वात कही गयी 
है ।* अथर्ववेद ने व्रात्य के अनुगमनकारी Tat मे मध्य मे पुराण का स्पष्टतः 
उल्लेख किया है ( अथवं १५।६।१०-११ ) ` 

( ख ) गोपथ ब्राह्माण ने पाँच वेदो की उत्पत्ति की वात बतलायी है जिनमे 
से इतिहास-वेद का सम्बन्ध उदीची (उत्तर ) दिशा के साथ है और पुराण, 
वेद का सम्बन्ध धुवा ( पैरो के ठीक नीचे होने वाली दिशा ) जथा ऊर्ध्वा, 
( मस्तक के ठीक ऊपर होने वाली दिशा ) के साथ है ( गोपथ १1१० )२ | 
इतना ही नही, पांच व्याकृतियाँ- Faq, करत्‌, गृहत्‌, महत्‌ और ततु--क्रम 
से सपवेद, पिशाचवेद, असुरवेद, इतिहासवेद और पुराणवेद से उत्पन्न 
बतलायी गयी है । इस प्रकार इतिहास से ‘wea’ की और पुराण से ‘aa’ 
की उत्पत्ति स्पष्टत. सिद्ध करती है कि गोपथ की दृष्टि मे इतिहास तथा 
पुराण दोनो परस्पर एथक्‌ तथा भिन्न वेद माने जाते थे । गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद 
का ब्राह्मण है। फलतः अथर्व की परस्परा का यह वर्णन प्रामाणिक माना 
जा सकता हे । 

( ग ) छन्दोग्य उपनिषद्‌ का यह कथन बड़े ही महत्त्वशाली रहस्य का 
उद्घाटक हे भौर बह रहस्य हे इतिहास पुराण का अथर्ववेद से सम्वन्ध sw 


१. देखिये उद्धरण १ पिछले परिच्छेद मे । 
२. देखिये उद्धरण २ पिछले परिच्छेद मे । 
३. देखिये उद्धरण ३ पिछले परिच्छेद में । 


द्वितीय परिच्छेद : पुराण का अवतरण ४९, 


कथन का तात्पर्यं है-'अथर्वाङ्भिरस मधुकर हैं; इतिहास पुराण पुष्प हैं; इन 
अथर्वाङ्चिरसो ने इतिहास-पुराणो को अभितप्त किया । अभितप्त हुए इतिहास 
पुराण से यश, तेज, इन्द्रिय, वीर्य, अन्नाद्य तथा रस उत्पन्त हुआ!* 

( “घ ) वात्स्यायन ने च्यायभाष्य ( ४१1६१ ) मे किसी प्राचोन ग्रन्थ का 
यह वचन उद्धृत किया है-ते वा खल्वेते अथर्वाङ्गिरस एतदितिहास पुराणस्य 
प्रामाण्यमभ्यवदतु--जो दोनो के सम्बन्ध को निश्चित करने मे प्रमाणभुत 
साना जा सकता है। | 

( 'ङ) सायणाचायं ने इतिहास पुराण को अथववेद का उपवेद वतलाया 
है । स्पष्टतः दोनो के पारस्परिक सम्बन्ध का द्योतिका यह कोई प्राचीन 
परस्परा है जो यहाँ सायण के द्वारा निर्दिष्ट की गयी है ।* 

(“च ) अथवंवेद सामान्य जनता का भी उपकारी वेद है। उसके वर्ण्य 
विषय दो प्रकार के हे--आमुष्मिक तथा ऐहिक। बामुष्मिक कमं दर्श 
पुर्णमासादि त्रयी प्रतिपाद्य भी हैं, परन्तु ऐहिक फलवाले शान्तिक पौष्टिक कमं 
राजकं, अपरिमित फलवाले तुळापुरष महादान आदि भथर्ववेद मे ही 
प्रतिपाद्य हे । पौरोहित्य अथववेद का ज्ञाता ही करा सकता है, क्योकि तत्सस्वद्ध 
राजाभिषेक आदि का विवरण अथववेद मे ही उपलब्ध होता हे । अभिचार 
भी अथर्ववेद म अङ्गिरा ऋषि के द्वारा इष्ट मन्तो से साध्य होता हैं। पतिको 
वश मे करने के मन्त्र, पत्नी का परित्याग कर बाहर भाग निकलने वाले 
पति को छीटाने का मन्त्र, सपत्नी की ओर से पति के आसक्त चित्त को आकृष्ट 
करने के मन्त्र, नाना प्रकार की आधि-व्याधि के दूर करने के मन्त्र, देश मे 
अन्नादि की समृद्धि को उत्पन्न करने के विधिविधानो के मन्त्र--आदि मन्त्र 
तथा तत्‌ सम्बद्ध यज्ञानुप्ठान आंद सामान्य जनता के इतने अधिक उपकारी 
तथा मंगलसाघक हैं कि अथर्व को जनता का वेद कहना कथमपि अनुपपन्न नही 
कहा जा सकता । यही है अथर्ववेद को प्रकृति और इसकी इतिहासन्पुराण 
के साथ पुरी संगति वेठती gi इतिहासरूप महाभारत की रचना का 
अभिप्राय श्रीमद्भागवत ने स्वयं विशद शब्दो मे लिखा है कि स्त्री, शूद्र और 


१. अथर्वाद्भिरस एव भघुकृतः। इतिहास पुराणं पुष्पं'* a वा एते 
मथर्वाद्गिरस एतदितिहासपुराणमभ्यतपस्ठस्याभितश्चस्य यशस्तेज इन्द्रियं 
वीर्यमन्नाद्यं रसोऽजायत । 

छान्दोग्य ३।४।१।२ 
२. ब्रप्टव्य सायणः अथर्ववेदभूमिका Fo १२२-१२३ 
( चौखम्भा संस्करण, काशी, १९५८ ) 


३. स्त्रोशद्रद्विजवन्धूनां त्रयी न श्रुतिगोचरा । 
ड पुर विर 


ee पराण-विमर्श 


पतित द्विजाति---ये तीनो ही वेद श्रवण करने के अधिकारी नही हैं। इसीलिए 
दे कल्याणकारी शास्त्रोक्त कर्मो के आचरण मे भुल कर बैठते है। इनके कल्याण 
की भावना से प्रेरित होकर वेदव्यास ने इतिहास का प्रणण्न किया तथा साथ 
हो साथ या उसके अनन्तर पुराणो का भी निर्माण क्रिया । इनमे वेद का भथ 
खोलकर रखा गया है जिससे स्त्री, शूद्र आदि भी अपने धर्म-कर्म का ज्ञान प्राप्त 
कर सकते है । अतः इतिहास पुराण की प्रकृति लौकिकधर्मानुवन्धिनी है मौर 
इसका पूर्ण सामझस्य अथवं की प्रकृति से बैठता है । 


पारिप्लवाख्यान ओर पुराण 

शतपथ ब्राह्मण ( १३ काण्ड, ४ अध्याय, ३ ब्राह्मण ) मे अश्वमेध के प्रक- 
रण मे पारिप्लवाख्यान' का विशद विवरण उपलब्ध होता है । इतिहास-पुराण 
के प्रवचन का इससे घनिष्ठ सम्बन्ध ब्राह्मण ने प्रर्दाशत किया है। शतपथ का 
वर्णन बडा विशद तथा इतिहास-पुराण के वैदिक स्वरूप को प्रकट करने में 
सर्वथा समर्थ हे । इस लक्ष्य से इसका विवरण संक्षेप मे यहाँ प्रस्तुत किया जाता 
है । महाव कात्यायन ने अपने श्रीतसूचन के अश्वमेध प्रकरण मे इस अनुष्ठाव का 
पूर्णं रुप दिखलाया है जो इस प्रसग में मननीय तथा गवेषणीय है । 

aay पहिले अश्वमेघ के आरम्भ से तीन सावित्री इण्टिया की जाती gt 
अनन्तर अश्वमेघ का प्रधान पु विशिष्ट लक्षणसम्पच्न अश्‍व विचरण करने के 
निए छोड़ा जाता है। तदनन्तर 'देवसदन' नामक यज्ञमण्डप मे अनेक अनुष्ठान 
किये जाते हे । अश्वमेधीय अश्व के छोड़ने के वाद वेदि के दक्षिण ओर सोते का 
कशिपुः (= मुलायम आसन ) विछाया जाता है जिस पर होता (देवो का 


कसंश्चेयसि मूढाना श्रेय एवं भवेत्हि। 
इति भारतमारुयान कृपया मुनिना कृतम्‌ ॥ 
--भाग० १।४।२५ 


x x x 
भारतव्यपदेशेन ह्याम्नाधार्थश्च दशित; 
द्यते यत्र घर्मादि स्त्रीशृद्रादिभिरप्युत ॥ 


तत्रव शलो ० २९ 
१. इस वेदिक शब्द का प्रयोग भागवत मे किया गया है--- 


सत्या feat कि कशिपोः प्रयास: 
चाही cafes ह्यू पवईणे; किम्‌ ? 


““भाग० WRAY 
\ 


द्वितीय परिच्छेद : पुराण का अवतरण ५१ 


आह्वान करनेवाला या ऋग्वेदज्ञ ऋत्विज्‌ ) deat है । होता के दक्षिण दिशा में 
सुवर्णे निमित कूर्च ( पादसस्पन्न आसनस्पीढा ) पर यजमान बैठता है और 
उससे दक्षिण ब्रह्मा और उद्गाता वेठते हैं। हिरण्मयी कशिपु के पुरव तरफ 
अध्वयुं बैठता है हिरण्मय कूर्च पर अथवा हिरण्मय फलक पर (पादरहित आसन 
को फलक कहते है ) । इस प्रकार सब ऋ₹्विजों को अपने निर्दिष्ट स्थानों पर 
बैठ जाने पर अध्वयुं ( यजुर्वेद का ज्ञाता ऋत्विज्‌ ) होता को प्रेरित करता है 
{ जिसे वैदिक भाषा मे प्रैष कहते हैं )। इस प्रैष का यह रूप होता है-हे होता, 
इस यजमान ( अश्वमेघ यज्ञ मे दीक्षित व्यक्ति ) से भूतों को तथा वेदादिकों को 
कह सुनाओ | अध्वर्यु के द्वारा इस प्रकार प्रैष पाने पर होता यजमान से वेदा- 
दिको का व्याख्यान सुनाता है । इसी का नाम है--पारिष्लवाख्यान । यह दश 
दिनो तक चलता रहता है और प्रतिदिन के व्याख्यान में वक्ता, श्रोता तथा 
वर्ण्यं विषय भिन्न-भिन्न होते है । प्रतिदिन तीन सावित्री इष्टियाँ को जाती है। 
छः दिनो तक व्याख्यान के अनन्तर प्रक्रम होम भी सम्पन्न होता है, परन्तु 
अन्तिम चार दिनो मे प्रक्रम होम नही होता । दश दिनो मे पारिप्लवाख्यान 
की एक आवृत्ति पूर्ण होती है । फिर उसी क्रम से इसकी ga-ga: आवृत्ति होती 
रहती है ३६ वार तक, जव कि एक संवत्सर पूरा हो जाता है। प्रतिदिन 
ऋत्विज्‌ और यजमान के अतिरिक्त विभिन्न श्रोता यज्ञमण्डप मे बुलाये जाते 
है । जिस आख्यान का जो राजा निदिष्ट है, उसकी प्रजाभूत व्यक्तियाँ तथा 
उसके उपयुक्त श्रोतागण उस दिन में उपस्थित रहते हैं तत्तत्‌ व्याख्यान को सुनने 
के लिए | सालभर इस पद्धति से ३६ वार आवृत्ति होने से यह अनुष्ठान अपनी 
समग्रता को प्राप्त करता है ।* 

अव आख्यान की प्रक्रिया पर ध्यान दीजिए (शतपथ, १३।४।३।३-१४)-- 

प्रथम दिन वैवस्वत मनु राजा होते है। उनकी प्रजाएँ समस्त मनुष्य है, 
परन्तु सवका एकत्र होना असम्भव ठहरा । फलतः उन मनुष्यो के प्रतिनिधि- 
भूत होते हैं amMfaa ( समस्त वेदो को न पढनेवाले ) गृहस्थ, जो उस व्या- 
ख्यान के श्रोता होते है । व्याख्यान का विषय होता है ऋग्वेद । उसके सुक्त की 
व्याख्या की जाती है। 

द्वितीय दिन के राजा होते हैं वेवस्वत यम । उनकी प्रजा पितृगण होते 
है 1 सबकी उपस्थिति असम्भव होने से उनके विशिष्ट प्रतिनिधि ही उस अवसर 


१. एतदेव समानमाख्यानम्‌ पुनः पुनः संवत्सरं परिप्लवते । तद्‌ यतु पुनः 
पुनः परिप्लवते तस्मात्‌ पारिप्लवम्‌ षट्तिशतं दशाहान्‌ आचष्टे । 
~ शतपथ १३।४।३।१५ 


५२ पुराण-विमर्श 


पर उपस्थित होते हैं और ये होते है वृद्ध लोग । व्याख्यान का विषय होता हैं 
यजुर्वेद का अनुवाक | 

तृतीय दिन के राजा होते हैं आदित्य, वरुण । उनकी प्रजा होती है गन्वव- 
गण | उनके प्रतिनिधि श्रोता होते है शोभन सुन्दर शरारवाले युवक । उनको 
उपदेश देता है कि अथर्ववेद यही है। aad के एक पर्व की व्याख्या की 
जाती हे । 

चतुर्थ दिन के राजा होते है सोमवेष्णव । उनकी प्रजाएँ होती है अप्सराएँ। 
उनकी प्रतिनिधिमुता शोभन युवतियाँ एकत्र होती है । होता उनको उपदेश देता 
है कि अज्ि रस वेद वही है । अङ्भिरस वेद के एक पर्वे की तब व्याख्या की 
जाती है। 

पञ्चम दिन के राजा होते है अर्वूद काद्रवेय ( सपं )। सपं ही उनकी प्रजा 
है । उनके प्रतिनिधिरूप से सपं और सपंविद्‌ (सर्पबिद्या के जाननेवाले 'सपेरा!) 
वहाँ एकत्र होते है । उनको होता उपदेश देता हे--सपंविद्या वही वेद है । तब 
सपंविद्या के एक पर्व की व्याख्या की जाती है । 

षष्ठ दिन कुवेर वैप्णव राजा होते है । राक्षस उनकी प्रजाएँ है । पापकारी 
‘Soy प्रतिनिधि होने से एकत्र उपस्थित होते है । सिलग' शब्द की व्याल्या 


शतपथ के भाप्यकार हरिस्वामी ने इस प्रकार की हे--सेलं गायन्तीति 
सेलगाः। सेलो वशग्राम-रागसह्शो वंशमुखेन आश्वासोच्छुवार्स. क्रियते 
गोपालादिभि.' जिसका अर्थ है बाँसुरी बजातेवाळे ware आदि निम्नजातीय 
व्यक्ति । उन्हे उपदेश दिया जाता हे कि 'देवजत' विद्या ( भूतविद्या ) यही वेद 
है । देवजन विद्या के एक qd की तब व्याख्या की जाती हे । 

सप्तम दिन नसित धान्व राजा होता है। अमुर उसकी प्रजा होते है । 
प्रतिनिधिरूप से कुसीदी लोग ( रुपया उधार देकर सुद लेनेवाले व्यक्ति ) एकत्र 
होते हे । उन्हे उपदेश देता है होता--मायावेद वही है। कुछ माया करनी 
चाहिए अर्थात्‌ जादू-टोना का प्रकार दिखलाना चाहिए । ( यहाँ किसी ग्रन्य की 
व्याख्या नही है, प्रत्युत माया के व्यावहारिक प्रदर्शन की वात कही गयी है )। 

भष्टम दिन मत्स्य साम्मद राजा होता है । जल्चर जीव उसकी प्रजा 
होते है । मत्स्य और मछली के मारनेवाले ( मत्स्यहन. ¦ मछुना जो मछली 
मारकर आज भी अपनी जीविका चलाता है) प्रतिनिधिरूप से एकत्र होते 
है । उन्हे उपदेश देता है-इतिहास वही वेद है। किसी इतिहास को कहना 
चाहिए, । 


+ 


हव होतरिव्येवाध्वर्युः । मत्स्य. साम्मदो राजेत्याह । तस्योदकेचरा विशः। त 
इम आसत इति | मत्स्याश्च मत्स्यहनश्चोपसमेता भवन्ति तानुपदिशति । इति- 


१. अथाष्टमेऽहन्नेवमेव | एतास्विष्टिपु संस्थितासु । एपैवावृदऽ्वर्यवित्ि † 


43 

नवम दिन aed बँपश्यत राजा होता हे । पक्षियाँ उसकी प्रजा होती 
& । पक्षिगण तथा पक्षिविद्या मे निष्णात व्यक्ति ( वायोविदिकाः, वयोविद्या = 
पश्चिविद्या के ज्ञाता ) प्रतिनिधिर से एकत्र होते हैं। उनसे कहता है कि पुराण 
वेड वही है । किसी पुराण की व्याख्या करनी चाहिए* । 

दशम दिन धर्म इन्द्र राजा होते हैं । उनकी प्रजा होती है देवगण । प्रतिग्रह 
( दान ) न लेने वाले ( अप्रतिग्राहकाः ) श्रोत्रिय उनके प्रतिनिधिरूप में एकत्र 
हाते हे । उन्हे उपदेश देता हे--सामवेद वही है । साम के *दशत” ( एक 
विशिष्ट अंश ) का प्रवचन करना चाहिए । 

प्रवचन को आवृत्ति प्रति दश दिनों के अनन्तर होतो है । फलतः जैसा 
'पहिले कहा गया है कि इतिहास और पुराण के प्रवचन की आवृत्ति ३६० दिन 

बाले वर्ष मे ३६ वार होती हे । यह प्रवचन रात्रि को ही होता हे । प्रातः, 

मध्यंदिन तथा सायंकाळ मे तीन सावित्री इष्टियाँ सम्पादित होती है । तृतीय 
इप्टि की परिसमाप्ति के अनन्तर ही यह व्याख्यान चलता है । फलतः दिन की 
अपेक्षा रात्रि शब्द का ही पारिप्लव के विषय में प्रयोग समुचित हे 1% 


द्वितोय परिच्छेद : पुराण का अवत्तरण 


हासा वेद: सोऽयमिति । कंचिदितिहासमाचक्षीत । एवमेवाध्वर्यु: संप्रेष्यति ॥ न 
प्रक्रमान्‌ जुहोति ॥ १२॥। 

१. अथ नवमेऽहन्तेवमेव । एतास्विष्टिषु संस्थितासु । एपैवादृदघ्वयंविति । 
हवेहोतरित्येवाध्वयुं: । ताक्ष्यो वैपश्यतो राजेत्याह । तस्य वयांसि विशः । तानी- 
मान्यासत इति । वयासि च वायोविद्यिकाश्चोपसमेता भवन्ति । तानुपदिशति । 
पुराण वेदः सोऽयमिति । किचित्‌ पुराणमाचक्षीत । एवमेयाव्वयुंः संप्रेष्यति । न 
प्रक्रमान्‌ जहोति ॥ १३॥ 

१. दशत या दशति--साभवेद सहिता के दो भाग है--पूर्वाचिक तथा 
उत्तराचिक । पूर्वाचिक मे ६ प्रपाठक या अध्याय है । प्रत्येक प्रपाठक में दो अघे 
या खण्ड है और प्रत्येक खण्ड में एक 'दशति' और प्रत्येक दशति मे ऋचाएँ 
है। दशति' शब्द से ऋचाओं की संख्या दश तक सीमित प्रतीत होती है; 
परन्तु वस्तुस्थिति ऐसी नही हे । दशति मे क्रचाएँ कही दश से कम हैं और 
कदी अधिक भी हैं । दशतियो मे ऋचाओं का संकलन छन्द और देवता की 
एकता पर निर्भर होता है ।--द्रप्टव्य बलदेव उपाध्याय; वैदिक साहित्य और 
संस्कृति ए. १९५, काशी १९५८ 

३. श्रोर्शकराचाय का छान्दोस्यभाष्य-- इतिहास पुराणं पुष्पम्‌ । तयोश्चेति- 
हासपुराणयोरश्वमेघेषु पारिप्लवासु रात्रिपु कर्माङ्गत्वेत विनियोगः सिद्धः ।? 
इस अंश को ठीक न समझकर Sto हाजरा अश्वमेध से ही इतिहासःपुराण को 
उत्पत्ति मानते है । इसके खण्डन के लिए द्रष्टव्य काणे--हिस्ट्रो नाव धर्मशास्त्र, 
भाग ५, खण्ड २, पृष्ठ 5९५-८६७ | 


uy पुराण विमर्श 


पारिप्लवास्यान का afaa वर्णन शतपथ ब्राह्मण के आधार पर ऊपर 
किया गग्रा है । इसकी समीक्षा करने से अनेक वैदिक तथा पौराणिक नूतन 
उपलस्चियाँ आलोचक को प्राप्त होती है जिनका स्वहप नीचे दिया जाता ह: — 

(क) प्रचलित शौनकशाखीय अथव संहिता मे अथर्वण तथा भाँगिरस 

मन्यो का एथकूकरण नही मिलता, परन्तु शतपथ ब्राह्मण के युग भ एसी स्विति 
नही थो । दोनो अपने मूल स्वरूप को निर्वाह करते हुए एथक तथा स्वतन्त सत्ता 
रखने वाले प्रतीत होते हँ । श्रोताओं के वैशिष्ट्य से दोनों के रूप--वैशिप्टय 
का पूर्ण संकेत मिलता है । शोभन युवको के सामने व्याख्यात अववंण उदात्त 
विचारो का--शान्तिक, पौष्टिक, आयुष्य आदि भादि फा--प्रतिपादक वेद 
था । शोभन युवतियों के सामने व्याख्यात अंगिरस वेद अभिचार से सम्बन्ध 
रखता था क्योकि परिणीता या अपरिणीता युवतियों को ही बपने पति के 
प्रेम निर्वाध वनाये रखने के निमित्त “मोहुन” विद्या की आवश्यकता होती है 
भर यह मोहन! अभिचार का एक प्रधान अंग होता है। इस अनुमान मे 
अंगिरस मन्त्रो का उपयोग 'अभिचार' कम मे सहज ही उन्तेय है । 

( ख ) पारिप्लवाख्यान मे अथर्ववेद का प्रामुख्य होता है; यह नवीन तथ्य 
भी प्रमाणविहीन नही है । पारिप्लव दी दश रात्रियों मे प्रथम, द्वितीय तथा 
दशम क्रमशः ऋक्‌, यजुःतथा साम के निमित्त निर्धारित है । शेप सात रावियो 
का सम्बन्ध अथर्ववेद से है । अथर्वाजद्धिरस को दो रातियो भे विभक्त किंग 
गया है । शेष पाँच रात्रियो मे सर्पवेद, पिशाच ( देवजन या भूतविद्या ) वेद, 
असुरवेद, इतिहासवेद तथा पुराण-वेद का इसी क्रम से प्रवचन होता है । 
व्यातव्य हे कि अथर्ववेदीय गोपथ ब्राह्मण ने ही केवल इन पाँचो वेदो का इसी 
क्रम से उल्लेख किया है जिस क्रम से शतपथ को इनका प्रवचन मान्य है । 
फलत; ये पाँचो प्रवचन के शाख अथर्ववेद से सम्बन्ध रखते है। इतिहास“ 
पुराण का उदय अथवंवेवीय परम्परा में हुआ था, इस पूर्व निर्णय की पर्याप्त 
संपुष्टि इस तक से होती है । 

(ग्र ) गोपथ ने इन्हे विद” की उदात्त सज्ञा से संयुक्त अवश्य किया हैं, 

परन्तु इतना तो निश्चित है कि ये वेदत्रयी की अभ्यहितता को पाने के कभी भी 
अधिकारी नही हो सकते । । वेद! का अर्थ यहाँ ज्ञान सामान्य है, विद्या-विशेष ! 
ऋग्वेदादि के सहश मन्त्रो से इन्हे संबित मानना शोभन नही प्रतीत होता । 

( घ) ये पांचो जनता के वेद' हैं--इसे मानने मे तनिक मी संशय नही 
होना चाहिए । इन वेदो के प्रवचन के श्रोताओं का वैशिष्टय इस तकं मे 
निःसन्देह प्रमाणभुठ माना जा सकता है! पञ्चम रात्रि मे सर्पविद्या के प्रवचन 
के श्रोता विषयानुरूप सर्पविद्‌ ( सपंविद्या के ज्ञाता, आजकल के संपेरा ) हैं । 


द्वितीय परिच्छेद : पुराण का अवतरण wy 


षष्ठ रात्रि मे देवजन ( भूत ) विद्या के श्रोता ग्रामीण गोपाळ आदि वामुरी या 
दीन बजाने वाले व्यक्ति है । सप्तम रात्रि मे असुरविद्या के श्रोता रूपैया कर्ज 
देकर सूद या व्याज उठाने वाले महाजन हैं । महाजनो से माया या धोखाधड़ी 
का सम्बन्ध स्वाभाविक है । अतएव उस विद्या के प्रवचन के वे ही सुयोग्य 
श्रोता है । अष्टम रात्रि में इतिहास के श्रोता है मछली मारनेवाले ( आजकल 
के मछुआ; मत्स्यजीची ) व्यक्ति । नवम रात्रि में पुराण का व्याख्यान होता है 
जिसके श्रोता है पक्षिविद्या के जाननेवाला व्यक्ति । फलतः इतिहास-्पुराण का 
यह बिवरण इस तथ्य का विशद प्रतिपादक है कि इतिहास तथा पुराण का 
सम्बन्ध भारतीय समाज के निम्न वर्ग के लोगों के साथ उस आरम्भिक युग 
मे था । सामान्य जन ही इसके आख्यानो को सुनते थे और सम्भवतः भनो- 
रंजन का साधन उसमे विशेषरूप से था । 

( ङ ) इतिहास-पुराण अपने आरम्भिक जीवन में केवल विद्याविशेष थे । 
इनके कोई विशिष्ट ग्रन्थ न थे । ये मौखिक रूप से ही जनता में प्रचलित थे। आज 
भी जनसामान्य मे बहुत सी कहानियाँ या आख्यान ऐसे हैं जिनके रचयिता का 
न तो पता है, और न जो किसी ग्रन्थ मे ही बद्ध हैं । वे परम्परा के रूप मे एक 
वक्ता के मुख से दूसरे वक्ता के पास पहुँचते हैं और उनका मनोरंजन तथा उपः 
देश किया करते है । मेरी दृष्टि मे उस आरम्भिक युग मे इतिहास पुराण की 
भी यही स्थिति थी । जिन शास्त्रो का ग्रन्थरूप मे 'घ्रणयन हो गया था, उनके 
खण्डो की सुचना ऊपर स्पप्टतः दी गयी है । ऋक के सूक्त, यजुष के अनुवाक, 
साम के दशत, अथर्वाङ्गिरस के पर्व इसलिए निदिप्ट हैं कि इन वेदो का निबन्धन 
ग्रन्थरूप मे हो गया था । किन्तु पुराण और इतिहास के सम्बन्ध मे इस प्रकार 
years विभाजन का संकेत नही है । इसीसे ऊपर वाला तथ्य सिद्ध होता है । 

( च ) इससे मुस्पप्ट है कि आरम्भ मे पुराण कोई अम्यहित शास्त्र न था । 
आजकल उसमे कुछ पुज्यता तो अवश्य आ गयी है । मन्दरो मे पुराण के प्रवचन 
का संकेत तो सप्तम शती मे वाणभट्ट के समय मे ही प्राप्त होता है, परन्तु 
वेदपाठ के समान उसमे वैशिप्टच नही है । मध्याह्न से पूर्व, भोजन करने से 
पहिले, वेद के प्रवचन का विधान स्पण्टतः उसके अभ्यहितत्व का पूर्ण परिचायक 
है । पुराण के श्रवण का समय मध्याह्वोत्तर है--भोजन तथा शयन से निवृत्त 
होने के वाद राजा या राजपुत्र नियमित रूप से पौराणिक के मुख से इसका प्रव- 
चन सुना करते थे । कौटिल्य के अर्थशास्त्र की यह व्यवस्था इसकी उपयोगिता 
अवश्य प्रदर्शित करती है, परन्तु इसकी अभ्यहितता नही । 
सुत की समस्या 

पुराण के प्रवचन करने का काम Aa’ का ही था । महाभारत तथा पुराण 
से सुत प्रबक्ता के रूप मे चित्रित किये गये हैं जिनके ora जाकर ऋषियों ने 


५६ पुराण-विमर्श 


पौराणिक विषयों की जिज्ञासा की मौर जिन्होने उनके प्रश्‍नों का समाधान 
सन्तोषजनक रूप से दिया । इस विषय भे ब्यान देते की बात यहहे कि 
यहाँ दो प्रकार के सूतो का कार्य तथा aq का मिश्रण हो गया है । ‘aa 
वास्तव मे प्राचीन भारत मे एक प्रतिलोमज जाति भी थी 1 मनुस्मृति (१०'१ ७) 
के आधार पर ‘qa’ क्षत्रिय पिता से ब्राह्मणी मे प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न 
होने वाला व्यक्ति था ( क्षत्रियात्‌ सूत एव तु ) । यह प्रतिलोम जातिका 
निर्देश गौतम धमंसूत्र मे मिलता है जो पर्याप्त प्राचीन धर्मसूत्र माना जाता है । 
इससे भिन्न ‘qa’ शब्द का प्रयोग रथ हाँकने वाले के लिए भी होता है । इसी 
सूत के इतर कार्यो मे पुराण का प्रवचन भी मुख्य व्यापार था । ‘qa का 
इतिहासःपुराण के प्रवचन से सम्बन्ध की युक्तिमत्ता स्वतः सि दै । इतिहाम" 
पुराण के श्रोतागण भारतीय समाज के निम्न स्तर के प्राणी होते थे और उसके 
वक्ता का भी उसी सामाजिक स्तर से सम्वद्ध होना कोई आश्‍चर्य को बात नहीं 
है। सूत को वायुपुराण ते राजाओ के वंशो का ज्ञाता वतलाया है ( १३२) 
फलतः सूत के द्वारा प्रवतित पुराण में वंश तथा वंशानुचरित का होना स्वतः 
अनुभेय है । इन्ही विषयो का वर्णन सूत अपने श्रोताओं के भागे किया करता 
था जो शतपथ ब्राह्मण के प्रामाण्य पर निम्न श्रेणी के ही जीवथे। उस 
आरम्भिक युग मे वेदज्ञ ब्राह्मणों का सम्बन्ध पुराण के वाचन तथा श्रवण से 
कथमपि सिद्ध नही होता | 

व्यासदेव के शिष्य लोमहर्षण या रोमहपंण निःसन्देह प्राह्मण ये । उनके 
इस नामकरण कारण यह था, कि अपने पौराणिक प्रवचनों के द्वारा वे 
श्रोताओं को आनन्दित किया करते थे जिससे उनके रोंगटे खड़े हो जाते थे । 
इस नाम की एक दूसरी भी व्याख्या है--व्यासजी के पौराणिक प्रवचनों को 
श्रवण कर इनके लोम हित हो गये थे। व्युत्पत्ति मे मतभेद भले ही हो, 
परन्तु लोमहर्षण का ब्राह्मण होना मतभेद से पृथक्‌ सत्य हे। नैमिषारण्य मे 
एकत्र हुए अट्ठासो हजार ऋषियो की जिज्ञासा की पूति करने वाले पुराणवाचक 
उच्चकुल के ज्ञानी विद्वान्‌ ब्राह्मण थे । पुराण के प्रवचन करने के हेतु ही वे 
लक्षणया ‘ga’ कहलाते थे । परन्तु 'सूत' नाम से अभिहित होने से उनके 
आभिजात्य पर आघात पहुँचता था । इसलिए उनको उत्पत्ति की विचित्र कथा 
पुराणो मे गढी गयी प्रतीत होती है । 'सूत' का पद ब्राह्मण तथा क्षत्रिय से ऊपर 
ही माना जाता था । वे एक दिव्य लोक के जीव माने जाते थे। यह घटना 
कौटिल्य से पहिले ही सिद्ध तथा प्रमाणभुत मानी जा चुकी थी । अर्थशास्त्र मे 
संकर जातियो के विषय मे कौटिल्य ने जो लिखा हे उससे यह तथ्य निकाला 
जा सकता है। उनका कथन इस प्रकार है--- 


' द्वितीय परिक्छेद : पुराण का अवतरण ५७ 


चेश्यान्मागधवेदेहकी (क्षत्रियाब्राह्मण्योः ) क्षत्रियात्‌ (ब्राह्मण्यां ) 
नसूतः। पौराणिकस्तु अन्यः सूतो मागघश्च। ब्राह्मणात्‌ क्षत्राद्‌ 
Taare: | 
( ३७२९-३१ ) 
पुराणो का कथन है कि वेन के पुत्र महाराज एथु के यज्ञ मे वे अग्निकुण्ड 
"से उत्पन्न हुए थे । मतः अग्निकुण्ड-सूत होने के कारण वे संक्षेप मे ‘qa’ नाम 
“से अभिहित किये गये थे । वायुपुराण मे इस उत्पत्ति का बडा प्रामाणिक वर्णन 
है । सूत लोमहर्षण के पुत्र भी पुराणेतिहास के महान्‌ व्याख्याता थे। उनका 
म्ताम था---सौति उग्रश्रवा और इन्होने ही महाराज जनमेजय को हरिवंश ( जो 
महाभारत का परिशिष्ट है) सुनाया ari संति' शब्द की व्याकरणलभ्य 
"व्युत्पत्ति है--सूतस्यापत्यं सौतिः द्रोणिवत्‌ । जिस प्रकार द्रोण के पुत्र द्रौणि’ 
कहलाते हैं, उसी प्रकार सूत के पुत्र हुए सौति । घ्यान देने की ara है कि यह 
अपत्य प्रत्यय का योग ही सचित करता है कि ‘qa’ किसी व्यक्ति का नाम है 
जाति का नही । ब्राह्मण जाति मे उत्पन्न होनेवाला व्यक्ति ब्राह्मण” ही कहलाता 
है, 'प्राह्मुणि' नही । * 
कौटिल्य के पूर्वोक्त कथन का यह आशय हैं कि वैश्य से क्षत्रिया मे उत्पन्न 
"प्रतिलोमज वर्णसद्कुर 'मागघ' कहलाता हे तथा ब्राह्मगी मे उत्पन्न 'वैदेहक 
कहलाता है क्षत्रिय का ब्राह्मणी मे उद्भूत प्रतिलोमज ‘qa’ कहलाता है । 
“पौराणिक सूत तथा मागघ इनसे भिन्न होते है! सूत ब्राह्मण से श्रेष्ठ तथा 
मागध क्षत्रिय से Ag होता है । स्पष्टतः कौटिल्य की सम्मति मे सत प्राह्मण से 
श्रेष्ठ है ।१ ag सूत जाति से सम्बन्ध नहीं रखता यही कारण था कि सूत के 
मार डालने से वलरामजी को ब्रह्महत्या लगो जिसके निवारण के लिए उम्होने 
भारत के समग्र तीर्थो की याचा सम्पन्न की थी । 
कही-कही Fast 'प्रतिलोमज' कहे गये । यथा भागवत १०।७८।२४ पद्य 
में तथा वृहन्तारदपुराण में सूतजीने स्वयं अपने विषय मे लिखा है--विलोम- 


PR 047 
१. Gata तु प्रथोयंज्ञे वर्तमाने महात्मनः । 
सुत्यायामभवत्‌ सूतः प्रथमं वर्णवक्षतम्‌ ॥ 

ऐन्द्रेण हविषा तत्र हविः पृक्तं बृहस्पतेः । 


जुहावेन्द्राय देवेन ततः सूतो व्यजायत ॥ --वायु० १।३३।३४ 
२. सूतः 'अस्निकुण्डसमुद्भूतः सुतो निर्मलमानस' इति पौराणिक प्रसिद्धः । 
३. अग्निजो लोमहर्षणः । तस्य पुत्र: सौतिः उग्रशवाः, न तु ब्राह्मण्यां 


-क्षत्रियातु सूतः’ इति स्मृत्युक्तः । तद्धितानर्थकयापत्तेः । हरिवंश १।४ की टीका । 
४. भागवतत,( १०।७८।२९-३३ ) | 


us पुराण-विमर्श 


जोऽपि धन्योऽस्मि यन्मा एच्छथ सत्तमाः ( २५ )। इन वाक्यो का एक रहस्य 
है । एथु के यज्ञ मे वृहस्पति द्वारा विहित आहुति इन्द्र की आहुति से अभिभूत. 
हो गयी थी । तव लोमहर्षण का जन्म हृभा। बृहस्पति यज्ञीय परिसापा स्‌ः 
ब्राह्मण ठहरे तथा इन्द्र क्षत्रिय set इसी कारण उन्हे “प्रतिलोमज कहा 
गया है। वे 'योनिज' तो थे ही नही, पर उपचार से इस नाम से अभिहित 
किये गये है । 

तथ्य यह है कि लोमहर्षण को व्यासजीने इतिहास-पुराण का अध्ययन 
कराया था और इनके प्रचार का कार्य उन्ही को सुपुर्द किया था । वे जानी 
महाविद्वान्‌ ब्राह्मण थे । पौराणिक ब्राह्मण ही होता है! इस विषय मे प्राचीनः 
सिद्धान्त स्पष्ट है । अग्निपुराण का कथन है-- 


पृषदाज्यात्‌ समुत्पन्नः सूतः पौराणिको हिजः | 

वक्ता वेदादिशास्त्राणा त्रिकालातल्धमंवित्‌ 1 
जव 'सुत'जी उच्च कोटि के विद्वान्‌ ब्राह्मण ठहरते है, तव अब्राह्मणो के 
द्वारा पुराणो का प्रचार क्षत्रिय-परम्परा की ब्राह्मण-परम्परा से भिन्नता, पुराणो 
का वेद से विरोध--आदि वाते बालू की भीत के समान भुमिसात्‌ हो जाती है । 


पुराण संहिता का निर्माण 


पुराण की उत्पत्ति के विषय से पुराणी मे प्रायः एक समान ही मत पाये 
जाते है । ब्रह्मा के मुख से उसके उदय के विषय में तो किसी प्रकार की विप्र-- 
पत्ति नही है । विभिन्नता का कारण हे यह निर्धारण कि यह उत्पत्ति वेद की 
उत्पत्ति से प्राक्कालीन है या पश्चातुकालीन । मत्स्यपुराण ( अ० ५३, श्लोक 
३ ) के अनुसार सब शास्त्रो मे 'पुराण' की ही रचना ब्रह्मदेव ने सबसे पहले की 
और इसके वाद उनके मुख से सव वेद विनिर्गत हुए-- 
पुराणं सर्वशास्त्राणा प्रथमं ब्रह्मणा HAT | 
अनन्तरं च वक्त्रेभ्यो वेदास्तस्य विनिर्गताः 11 
वेद से प्राकृकालीच निर्माण का यह सिद्धान्त मत्स्य की अपनी विशिष्ट 
कल्पना है । श्रीमद्भागवत पुराण की उत्पत्ति वेद से पश्चात्कालीन मानता है, 
परन्तु एक अन्तर के साथ । ऋग्वेदादि का उदय तो त्रह्मा के पूर्वं मुख से 
भारम्म कर क्रमशः हुआ, परन्तु पुराण की उत्पत्ति चारो मुखो से एक काल मे 
ही सम्पन्न हुई । भागवत का कथन पुराण का वेद से आधिक्य सिद्ध करता है... 
परन्तु उत्पत्ति को पश्चात्कालीन ही मानता है-- 
ऋषयजु.सामार्थवाख्यान्‌ वेदान्‌ पूर्वादिभिमुखेः | 
शास्त्रमिज्या स्तुतिस्तोमं प्रायश्चित्तं व्यधात्‌ क्रमात्‌ ॥ ३७॥ 


द्वितीय परिच्छेद : पुराण-का अवतरण ५९. 


इतिहासपुराणानि पञ्चमं वेदमीश्वरः | 
स्वेभ्य एव वक्त्रेभ्यः ससूजे सवंदर्शतः॥। ३९ ॥ 
ह. 1 “-भाग० ३१२: 


पुराण का यह उदय ‘fear के रूप मे समझना चाहिए । यह अव्यवस्थित रूप 
सेथा और इसका प्रवचन किसी ग्रन्थ से नही किया जाता था, अपि तु. 
मौखिकल्प से ही । इस तथ्य को हम ऊपर सप्रमाण सिद्ध कर ZFS । 

पुराण के विकाश मे एक नवीन युग आरम्भ होता है जब व्यासजी ने 
“पुराण-संहित का प्रणयन कर पुराण को सुव्यवस्थितरूप मे प्रतिष्ठित किया । 
'पुराण-संहिता' के रूप फे विषय मे आगे कहा गया है । यहाँ इतनी वात जाननी 
चाहिए कि पुराणविषयक अव्यवस्था का अवसान 'पुराणसंहिता' के निर्माण से 
निश्चितरूप से हो गया | मौलिकरूप से विचरणशोल शास्त्र अब लोगो की जिल्ला 
से नीचे उतरकर ating विग्रह मे अपने को पाकर एकसाथ उल्लसित तथा 
प्रफुल्ल हो उठा । इसी नुव्यवस्थित काळ का परिचय दिया जाता है । 

पुराणःसंहिता का प्रणयन व्यास के प्रयास का फल है । पुराणो का इस' 
विषय मे सामान्य मत है कि व्यासजी ते ही पुराण संहिता का स्वयं प्रणयन कर 
लोमहर्षण सूत को उसे पढ़ाया और उसके प्रचार का साधन उन्ही को बनाया। 
“यह कार्य उसी समय हुआ जव उन्होने एक वेद का यज्ञ के के निष्पादन के 
निमित्त चार संहितामओ मे विभाजन किया भौर चार विशिष्ट शिष्यो को इनका 
अव्यापंन कराकर इनके प्रचार का कार्य falas किया । लोमहर्षण ने भी एक 
अपनो पुराण-संहिता बनाई जो व्यास की पुराण-संहिता पर आधारित थी और 
इस संहिता को छः शिप्यो को पढ़ाया । इन शिष्यो के नाम के वायुपुराण वाले 
(to ६१।५५।५६ ) निर्देश को सबसे प्राचीन मानना चाहिए | इसका कारण 
इन नामो की वेदिक अभिधानो के साथ नितान्त साम्य है । ऋषियों के व्यक्तिगत 
नाम के साथ गोत्रज नाम का उल्लेख वैदिक परम्परा की विशिष्टता है। वह 
परम्परा वायुपुराण के उल्लेख म पूर्णल्पेण निर्वाह पा रही है। वायुपुराण मे 
इन शिष्यों के नाम दो प्रकार से हुँ--एक तो है वैयक्तिक नाम और दूसरा है 
गोत्रज चाम । लोमहर्षण के इन छ: शिप्यो के नाम ये हैं-- 

(१) सुमति आत्रेय; 

( २) अकृतद्रण काश्यप; 

(३) अग्निवर्चो भारद्वाउ; 

(४) मित्रायु वाशिप्ठ; 

(५) सोमदत्ति सार्वाण; 

( ६ ) सुशर्मा शाशपायन । 


-६० पुराण-विमर्श 


मे नाम प्राचीन पद्धति से वायु मे ( ६१।५५-५६ ) व्यवस्थितख्प से दिये 
गये है । विष्णु ( ३।६।१०-१६ ) मे भी नाम तो ये ही हैं, परन्तु उतने सुव्यव- 
स्थित नही हैं जितने argo मे । श्रीमद्भागवत ( १२1७५) में इन नामोसे 
कुछ भिन्नता ही नही है, अपितु गडबडी भी है १. 
वायुपुराण के एलोक नितान्त महत्त्वशाली होने से यहाँ उद्धृत किये 
जाते है :-- 
षद्शः कृत्वा मयाप्युक्तं पुराणमृषिसत्तमाः । 
आत्रेयः सुमतिर्धीमान्‌ काश्यपो ह्यकृतत्रणः | 
भारद्वाजोउग्निवर्चाश्च वासिष्ठो मित्रयृश्च यः ॥ ५५ ॥ 
सावणिः सौमदत्तिश्च सुशर्मा शाशपायनः । 
एते शिष्या मम ब्रह्मन्‌ पुराणेषु दृढव्रताः ॥ ५६ ॥ 
वायु, Ho ६१ 
इन षटशिष्यो मे से तीन ने अपनी नयी पुराण-संहिता बनाई जिनके नाम 
है--काश्यप, सार्वाण तथा शासपायन । इन तीन शिष्यो की संहिता अपने गुरु 


१. भागवत का शलोक यह हे-- 
त्रय्यारणिः कश्यपश्च सार्वागरकृतब्रणः | 
वेशपायन-हारीतौ पड़ वे पौराणिका इमे ॥ 
( १२७५) 
यहाँ कश्यप” के स्थान पर काश्यप तथा वेशस्पायन के स्थान पर 
*शिशपायन' पाठ होना चाहिए । त्रय्यारणि तथा हारीत--ये दो नये नाम है, 
परन्तु सबसे बडी गड़बड़ी यह है कि काश्यप? ८ ,तुःण' एक ही व्यक्ति का नाम 
है--दो व्यक्तियो का यहाँ संकेत नही । ऐसी दभ। मे 'षड्‌ पौराणिका इमे? की 
सगति क्‍्योकर बैठ सकेगी ? पाँच ही व्यक्ति हुए, छः नही । मेरी दृष्टि मे मूल 
प्राचीन परम्परा से भागवत अवगत नही है और यह तथ्य भी इसे वायु तथा 
विष्णु दोनो से पश्चात्कालीन सिद्ध करते मे सहायक हेतु माना जा सकता हैं । 
इसी अध्याय के wa श्लोक मे भी यही गड़बड़ी फिर दुहुरायी गयो है । इसमे 
“पाठो की अजुद्धि है । 
सुमतिश्चास्निवर्चाएच मित्रायु: शासपायनः । 
अङ्तन्रण सावर्णी षढट्शिष्यास्तस्य चाभवन्‌ ॥ 
विष्णु ३।६।१७ 
इन नामों के व्यवस्था का अभाव है । चार नाम तो वैयक्तिक है, परन्तु दो 
नाम ( झांसपायन तथा सार्वाण ) गोत्रज हैं । 


द्वितीय परिच्छेद : पुराण का अवतरण ६१ 


लोमहर्षण निमित संहिता से मिलकर चार संहिताएं निष्पन्न हुई । इन चारो 
में चार-चार पाद--प्रक्रिया पाद, उपोद्घात पाद, अनुपंग पाद तथा उपसंहार 
पाद थे । सब एक ही अर्थे को कहने वाली थी, केवल पाठान्तर मे ही पार्थवय 
था और इस प्रकार इनकी समता वैदिक शाखाओं के साथ की गयी है । अर्थात्‌ 
जिस प्रकार एक ही वेद संहिता भिन्न-भिन्न शाखाओं मे बही रहती है केवल 
जहाँ-तहाँ मन्त्रों के पाठ में वेभिन्य रहता है, उसी प्रकार ये पुराण संहिताए भी 
मूलतः एकार्थवाचक होने पर भी पाठान्तरो से भिन्न थी, अन्यथा उनमे मौलिक 
कोई पार्थवथ नही था । शाशपायनिका को छोड़कर अन्य तोन पुराण संहित एं 
चार सहस्र लोको के परिमाण मे थी । पुराण-संहिता के विकाश क्रम के वोधक 
वायुपुराण के ये श्लोक नीचे veda किये जाते है :-- 

त्रिभिस्तित्तः कृतास्तित्तः संहिताः पुनरेव हि । 

काश्यपः संहिताकर्ता सावणिः शांशपायनः 

सामिका (सामिका) च चतुर्थी स्यात्‌ सा चैषा पूर्वसंहिता । 

सर्वास्ता हि चतुष्पादाः सर्वाश्चैकार्थवाचिकाः | 

पाठान्तर पृथग्भूता वेदशाखा यथा तथा। 

चतुःसाहत्जिकाः सर्वाः शांशपायतिकामृते | 

लोमहुर्षणिकाः मूलास्ततः काश्यपिका परा | 

सार्वाणका तृतीया ता यजुर्वाक्यार्थ प(म)ण्डिताः 

शांशपायनिका चान्या नोदनार्थ-विभूषिताः 

-वायु०, To ६१,५७-६१ 


— — 


इस प्रसंग का तात्पर्य हे कि लोमहपंण की पुराण सहिता मूल-भृता है 
जिसके आधार पर काण्यप, सावणि तथा शांगपायन द्वारा निमित पुराण-संहि- 
ताओं का निर्माण उन्हीं के तीनो शिष्यो ने किया । अन्तिम पद्य मे संहिताओ 
के विषय विभाजन का जो वर्णन है वह स्पष्ट नही है। ऐसी दशा मे तीनो 
संहिताओं के विपय पार्थक्य का निर्देश जो 'प्राणोत्पत्तिप्रसंग* (Yo १७तथा 
०३१ ) मे किया गया है वह अभी मननीय तथा गवेषणीय है । अन्तिम श्लोक 
का ब्रह्माण्डपुराण का पाठान्तर 'यजुर्वावयाथंपण्डिता” के स्थान पर “क्रजवाक्यार्थ- 
मण्डिताः” है, जिससे दोनो प्रकार की संहिताओ का पार्थक्य स्पष्ट हो जाता है! 
ऋजुवाक्य' का अथ हैं सीवा वाक्य अर्थात्‌ इन तीन संहिताओं मे कथानक का 


१. द्रप्टव्य 'पुराणोत्पत्ति प्रसंग---रचयिता श्री मधुसुदन ओझा, जयपुर से 
प्रकाशित, वि० Fo Roost , | : 


६२ पुराण-विमर्श 


वर्णन सीधे वाक्यो मे लगातार किया गया था; शाँशपायन की संहिता मे 
प्रश्नोत्तरूप मे कथानक का वर्णन था। 'नोदनार्थ' का यही तात्पर्य प्रतीत 
होता है। 
निष्कषं--वेदव्यास के इस शास्त्र के भादि-प्रवतँक शिष्य थे सूत रोमहर्षण 
जिन्हे महामति व्यास ने स्वनिमित पुराण-संहिता का अध्ययन कराया । रोम- 
हर्षण के ६ शिष्य हुए--(१) सुमति, (२) अग्निवर्चा, (३) मित्रायु, (४) शांश- 
पायन, (५) अक्कतव्रण तथा (६) सार्वाण । इनमे से अन्तिम तीन शिष्यो ने अपनो" 
अपनी सहिताएँ बनायी जो रोमहर्षण की संहिता से मिलकर इस प्रकार चार 
' पुराण संहिताये निष्पन्न हुई । इस घटना का उल्लेख विष्णु» ३।६।१७-१९ 
तथा अग्निपूराण To २७१।११-१२ मे किया गया है । विष्णुपुराण ये ( ३।६। 
१८ ) निर्दिष्ट सहिताकर्ता “काश्यप? शब्द से अकृतद्रण का ही संकेत समझना 
चाहिए । श्रीधरस्वामी ने इस शब्द की व्याख्या मे दोनों की एकता का स्पप्ट 
निर्देश किया है ( अकृतब्रण एव काश्यपः । काश्यपोष्कृतब्रण इति वायुनोक्ते:-- 
श्रीधरी ) विष्णुपुराण के इसी वचन के आधार पर अग्निपुराण ( अ० २७१] 
११-१२ ) ने इन्ही तीनो शिष्यो को (शाशपायन, अक्ृत्तन्रण* तथा साचणि को) 
पुराणसंहिताओ का प्रणेता स्पष्ट ही लिखा है ( शांशपायनादयश्चक्रू: पुराणाना 
तु संहिताः । अग्नि २७१॥१२) । ऐसे स्पष्ट उल्लेख के रहते भी पुराण-संहिता- 
कारो के नाम का अनुल्लेख अग्तिप्राण मे बतलाना अयुक्त है। काश्यपीय पुराण- 
संहिता का निर्देश चान्द्रव्याकरण मे तथा सरस्वतीकण्ठाभरण की हृदयहारिणी 
वृत्ति मे भी मिलता है । फलतः भोजराज ( १२शती ) के समय तक यह पुराण- 
सहिता उपलब्ध थी। विष्णु० इन्ही चारों पुराण-सहिताओ का सार संकलत 
वतलाया गया है । 


पुराणसंहिता के रचयिता महषि व्यास की पारवारिक परम्परा इस 
प्रख्यात पद्य मे निर्दिष्ट है-- 
व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषस्‌ | 
पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिम्‌ ॥ 


व्यास जी वसिष्ठ के प्रपौत्र, शक्ति के पोत्र, पराशर के पुत्र तथा शुकदेव के 


१. अग्निपुराणङ्मे यह नाम 'कृत-ब्रत? पठित है जो विष्णु» तथा वायु० के 
स्वारस्य से अशुद्ध ही है। शुद्ध नाम-अकतब्रण ही है जो कश्यपगोत्री होने से 
'काश्यप' नाम से भी उल्लिखित किये जाते थे । 


द्विताय परिच्छेद : पुराण का अवतरण ६३ 


पिता ये । वसिण्ठजो ब्रह्मा के मानसपुत्र थे। BAT: व्यासजी को पारिवारिक 
परम्परा इस प्रकार हे-- 
हे ब्रह्मा 


वसिष्ठ 


| 


शक्ति 


| 


पराशर 


व्यास ( क्ृप्णट्ठैपायन ) 


यह तो वतेमानयुगीय व्यास का निर्देश है, परन्तु इनसे पूर्व २७ व्यास 
ai चुके हैं जिनका निर्देश विष्णुपुराण ( ३।३।७-१८) तथा देवीभागवत 
{ १।३।२४-३४ ) में स्पप्टतया किया गया है। यहाँ विशेष रूप से ध्यान देने 
को वात है कि व्यास किसो एक व्यक्ति का अनिवान न होकर एक 
प्रदाधिकारी का नाम हे । यह पदाधिकारी प्रत्येक द्वापर युग में उत्पन्त 
होता है और लोक-मंगळ के निमित्त एक वेद का चार देरो मे तथा एक पुराण 
का १८ पुराणो मे व्यास करता हे--विभाजन करता है। वेदो के व्यसन 
के हेतु ही वह विदव्यास' के नाम से अभिहित होता हैं और इसी का 
संक्षिप्त रूप है- व्यास | वेदभेद के कारण के विपय मे विप्णुपुराण का 
“कथन हे :-- 
वोर्य तेजो वलं चाल्पं मनुष्याणामवेक्ष्य च 
हिताय सर्वभूतानां वेदभेदान्‌ करोति सः | 
++विष्णु० ३1३1६ 
द्वापर के आरम्भ में मनुष्यों का तेज, वीर्य तथा वल कम हो जाता है इस 
वात का विचार कर सव प्राणियों के हितार्थं व्यासदेव (जो विष्णु के ही 


१. द्वापरे द्वापरे विप्णुर्व्यासरूपी महामुने । 
वेदमेकं Jagat कुर्ते जगतो हितः ॥ —farmo ३1३1५ 
द्वापरे द्वापरे विष्खुर्व्यासख्पेण सर्वदा । 
वेदमेकं स॒ वहुधा Hed हितकाम्यया ॥ १९॥ 
अल्पायुषो$ल्पवुद्धीशच विप्रान्‌ ज्ञात्वा कलावथ | 
पुराणसंहितां पृण्यां कुरुतेऽसौ युगे युगे ॥ २० ॥ 
स्लीशुद्रद्विजवन्धुनां न वेदश्रवणं मतम्‌ । 
तेपामेव हितार्थाय पुराणानि कृतानि च ॥ २१ ॥ --देवीभाग० १।३ 


2 


६४ पुराण-विसर्श 


अवतार माने जाते है) वेदी का व्यास करते है । व्यासों की परम्परा इस 
प्रकार है --- 

(१) ब्रह्मा, (२) प्रजापति, (३) शुक्राचार्यं, ( x ) वृहस्पति, (५) सूर्य, 
(६) यम, (७) इन्द्र, (८) वसिष्ठ, (९ ) सारस्वत, ( १० ) त्रिधामा; 
(११) त्रिशिख, (१२) भरद्वाज, ( १३ ) अन्तरिक्ष, ( १४ ) वर्णी, (१५) 
त्रय्यारण, ( १६ ) धनय, ( १७ ) ऋतुझय, ( १८ ) जय, ( १६ ) भरद्वाज, 
(२० ) गौतम, ( २१) ह्यात्मा, ( २२) चाजश्रवा, ( २३) सोमशुप्मायण 
तृणविन्दु, ( २४ ) भागव ऋक्ष ( वाल्मीकि ), ( २५ ) शक्ति, (२६) पराशर, 
( २७ ) जातुकर्ण तथा ( २८ ) इप्णद्वैपायन । श्ीकृष्णद्वैपायन तो पराशरात्मज 
ही माने जाते है--पराशर के पुत्र, तव दोची के वीच मे 'जातुकर्ण' का अस्तित्व 
एक अलग समस्या खड़ा करता है जो अपना समाधान चाहती है । 


वेदव्यास का चरित लोकविश्रृत है, उसे अधिक लिखने की यहाँ आवश्यकता 
नही । वे निषादराज की पुत्री सत्यवती के गर्भे से पराशर मुनि के वीर्य से उत्पन्न 
हुए थे । उनका जन्म हुआ था यमुना के एक द्वीप मे और इसीलिए वे “पायन” 
के नाम से प्रख्यात थे । उनका शरीर कृप्णवर्ण का था और इसी से वे कृष्ण या 
कृष्ण मुनि के नाम से प्रसिद्ध हुए । दोनो को मिलाने से उनका पूरा नाम क्कष्ण- 
हपायन था । वेदो के विभाजन करने के कारण वे 'वेदव्यास' पुरे नाम से भौर 
अधिकतर 'व्यास' जैसे छोटे चाम से पुकारे जाते थे। उनके अगाध पाण्डित्य 
तथा अलौकिक प्रतिसा का बर्णन करता सरल कार्य नही ह। कौरव-पाण्डवो के 
इतिहास से उनका घनिष्ठ सम्बन्ध इसलिए ई कि वे धृतराष्ट्र, पाण्डु और बिदुर. 
के जन्मदाता ही न थे, प्रत्युत पाण्डवो को विपत्ति के समय सर्वदा धेय वे वात्न 
रहे । कौरवो को युद्ध से विरत करने के लिए उन्होने कुछ उठा नही रखा, 
परन्तु दवु द कौरवो ने उनके उपदेशो को कान नही किया । उन्होने तीन वर्षो 
तक सतत परिश्रम कर महाभारत जैसे महान्‌ ग्रन्थ का प्रणयन किया:--- 


न्रिभिवंषेः सदोत्थायी कुष्णाद्वेपायनो मुनिः | 
महाभारतमाख्यानं कृतवानिदमुत्तमस्‌ ॥ 
-(आदि० ६६।३२ ) 


१. ये नाम विप्झुपुराण के आधार पर दिये गये है । देवी भागवत मे 
भी प्राय. ये हो नाम मिलते है, परन्तु कही-कही नामो मे स्वल्प अन्तर भी है । 
यथा १४ वर्णी के स्थान पर घर्म का, १७ ऋतुझय के स्थान पर मेधातिथि का 
तथा १८ जय के स्थान पर ब्रती का नाम उल्लिखित मिलता है । अन्य पुराणो 


मे भी पूर्व व्यासो के नाम मिलते है । यत्रतत्र पार्थक्य होने पर भी परम्परा की 
अभिन्नता मे सन्देह नही है । 


द्वितीय परिच्छेद : पुराण का अवतरण RY 


ऐसे महनीय ग्रन्थ की तीन साळ के ही भीतर रचना करने का कार्य व्यास 
की अलौकिक कविप्रतिमा और अदस्य उत्साह का सुचक हे! 
वेदव्यास के साथ उनके तत्त्वज्ञानी पुत्र गुकदेवजी का भी नाम पुराण के 
प्रचार-प्रसार के इतिहास में मुबर्णाक्षरों स लिखने लायक है । इनके जन्म की 
कथा भिन्न रूपो में पायी जाती हे । महाभारत के शान्तिपर्व (२३१ ब०- 
२५४ अ० ) मे इनका आच्यान विस्तार से वणित है । अरणिकाप्ठ से व्यासजी 
के वीर्य द्वारा इनकी उत्पति की चर्चा महाभारत मे मिळती है? ( शान्ति २२४ 
९-१० ) और इसी कारण ये आरणेय, बरणीसुत के नाम से प्रसिद्ध हैं। 
मिथिला के राजा जनक के पास व्यासजी ने इन्हे भेजा, जहाँ इन्होने राजा जनक 
से ज्ञान-विज्ञानविषयक प्रश्न पुळे । उचित समाधान पाकर ये पिता के पास 
लौट जाये । श्रीमद्भागवत को राजा परीक्षित को सुनाकर उन्हे मोक्ष प्राप्त 
कराने से आपकी आध्यात्मिक योग्यता प्रमाणित होती है। भागवत मे थे 
नैप्ठिक ब्रह्मचारी के रूप से चित्रित किये गये है, परन्तु देवीभागवत ( १।१४ ) 
के अनुसार व्यासजी ने इन्हे गृहस्थाश्रम मे प्रवेश करने के लिए महानु उपदेश 
दिया । तव पिता को आज्ञा का पालन कर इन्होने गृहस्थाश्रम धारण किया । 
( कूमंपुराण ) । श्रीमद्भागवत के प्रवतंक शुक मुनि ही वतलाये गये है :-- 
स्वसुखनिमृतचेतास्तद्‌ व्युदस्तात्यभावो5- 
प्यजितरचिरलोलाकृष्टसारस्तदीयम्‌ । 
व्यतनुत कृपया यस्तत्त्वदीपं पुराणं 
तमखिलवृजिनध्नं व्यासतूनु नतोऽस्मि ॥ 
AITO १२१२६८ 


यह श्लोक शुकदेवजी के जीवन पर एक सुन्दर आलोचना है । श्री शुकदेव- 
जी महाराज अपने आत्मानन्द मे हो निमग्न रहते थे; इस अखण्ड aga स्थिति 
से उनकी भेददृष्टि सर्वया निवृत्त हो wat थी । फिर भी मुरलीमनोहर- 
श्यामसुन्दर की मघुमयी, मद्धल्मयी मनोहारिणी Saat ने उनकी वृत्तियों 
को अपनी ओर atae कर लिया मौर उन्होंने जगतु के प्राणियों पर दया 
करके भगवतू-तत््त को प्रकाशित करनेवाले इस महापुराण-भागवत्‌ का 
विस्तार किया । उन्ही सवेपापहारी व्यासनन्दन भगवानु श्रीशुकदेवजी के 
चरणों मे मैं प्रणाम करता हूँ। 

तथ्य यह है कि पराशर, व्यास और शुकदेव तीन पीढ़ियो में होनेवाले 
इन मुनियो ने पुराण के प्रणयन तथा प्रसार मे अपनी शक्तियां लगा दी। 


१. द्रव्य देवीभागवत १।१४।६-८ 
पू पुष Fo 


६६ पुराण-विमर्श 


विष्णुपुराण के प्रवचन का श्रेय पराशरजी को है । १८ पुराणों के प्रणयन का 
गौरव व्यासदेव को है और पुराणमूर्घन्य श्रीमद्भागवत के प्रथम प्रवचन का 
तया तद्‌द्वारा इसके सार्वत्रिक प्रसार की उदात्त महिमा श्रीणुकपुनि को प्राप्त 
है । अतः पुराण के ये त्रिमुनि प्रत्येक पुराण पाठक के लिए वन्दनीय बीर 
उपास्य हैं। 
एुराण-संहिता 

'पुराणन्संहिता के कौन-कोन उपकरण थे जिनका आश्रय गहण कर 
वेदव्यास ने इस आदिम संहिता का प्रणयन किया था? इस प्रश्‍न के उत्तर 
मे पुराणी मे यह महत्त्वपूर्ण विवरण पाया जाता है :-- 


आख्यानैश्चाप्युपाख्यानैर्गाथाभि: कल्पशुद्धिभिः । 
पुराणसंहितां चक्रे पुराणार्थविशारदाः॥ 


-ाविष्णु० ३1६1१५ 

यह एलोक ब्रह्माण्ड मे 'कल्पशुद्धिभिः के स्थान पर 'कल्मजोक्तिभिः' पाठ के 

साथ उपलब्ध होता है ( २३1३१ ) तथा वायु ( ६०१२१ ) में 'कुलकर्ममिः' 
पाठ के साथ लपलब्ध होता है । 

विष्णुपुराण के कथन का तात्पर्य है कि पुराण के अर्थ के ज्ञाता वेदव्यास ने 
आख्यान, उपाख्यान, गाथा तथा कल्पशुद्धि (अथवा कहपजोक्ति) से ( अर्थात्‌ इन 
उपकरणों का आधार ग्रहण कर ) 'पुराण-संहिता' की रचना को। इन चारो 
उपकरणों के रूप समझने की यहाँ आवश्यकता है :-- 

(१-२) आख्यान तथा उपाख्यान--इन शब्दो के अर्थ के विपय मे पर्याप्त 
मतभेद हे । इतना तो निश्चित है कि ये दोनो 'कवानक' के अर्थ को लक्षित 
करते हूँ । परन्तु केसे कबानक को ? इसी के उत्तर मे वैमत्य है । पूर्वोक्त श्लोक 
की टीका मे श्रोधरस्वामी ने एक ( प्राचीन ? ) श्लोक उद्धृत किया है* जो 


१. इति पुर्व चसिप्ठेन पुलस्त्येन च धीमता । 
यदुक्तं तत्‌ स्मृति याति त्वत्प्रश्‍नादखिलं मम । 
सोऽहं वदास्यक्षेपं ते मैत्रेय परिषुञ्ळते । 
पुराणसंहिता सम्यक्‌ तां निवोध यथातथम्‌ ॥ 
पराशर का वचन मेंत्रेय के प्रति; विष्णु १।१।२९-३० 
२. श्रीधरी मे उद्धृत शलोक इस प्रकार है :-- 
स्वयं दृष्ठारथेकथनं प्राहुराख्पानकं FAT: । 
श्ुतस्यार्थेस्य कथनमुपाख्यानं प्रचक्षते ॥ 


द्वितीय परिच्छेद : पुराण का अवतरण ६७ 


दोनों के पार्वक्य का निर्देश करता है। आख्यान है स्वयं दृष्ट अर्थं का कथन 
{ अर्यात्‌ ऐसे अर्थ का प्रकाशन जिसका साक्षात्कार वक्ता ने स्वयं किया है), 
इसके विपरीत उपाउपान होता हे श्रुत ( सुने गये ) अर्थे का कयन ( अर्थात्‌ 
वक्ता के द्वारा परम्परया सुने गये, अनुभुत नहीं, अर्थ का प्रकाशन “उपाख्यान” 
एब्द के द्वारा किया जाता है )* । 

इस विवेचन के अनुसार राम, नचिकेता, ययाति भादि के कथानक, जिनकी 
परम्परा श्रुत है, रामोपाख्यान, नाचिकेतोपाख्यान, ययात्युपाख्यान के नाम से 
क्रमश: अभिहित किये जाते हैँ । परन्तु दोनो के पार्थक्य का अन्य कारण भी 
कल्पित किया गया है । अन्य विद्वानों की सम्मति में यह भेद हश-श्रृत का न 
होकर महत्‌-स्वल्प आकार का ही है। आकार में जो महान्‌ या बृहत्‌ हो, वह 
तो है आख्यान और अपेक्षाकृत स्वल्प आकार का जो कयानक होता है, बह 
उपाख्यान के नाम से प्रसिद्ध हे । इस मत में रामायण हे, राम का आख्यान है 
तथा उसके एकदेश में वर्तमान रहनेवाला सुग्रीव का कथानक 'उपाख्याच' के 
ताम से प्रसिद्ध है । तथ्य यह है कि प्राचीन ग्रन्यों मे “आल्यात? का हो बहुल 
प्रयोग इतिहास” ( महाभारत ) तथा 'पुराण' के लिए किया गया हे । इसकी 
पुष्टि में कतिपय उदाहरण दिये जते है । महाभारत तो साधारणतया “इतिहास” 
कहा जाता है । बह स्वयं अपने को 'इतिहास' 'इतिहासोत्तस' कहता है, परन्तु 
बही वह अपने के ठिए “आख्यात? नाम का भो प्रयोग करता है :— 


“इतिहास' का प्रयोग-- र 

१--जयनामेतिहासोऽयं श्रोतव्यो विजिगोषुणा ( उद्योग? १३६।१५) 
जयतामेतिहासोध्यं श्रोतव्यो मोक्षमिच्छता ( स्वर्गा० ५५१) 
इतिहासोत्तमादस्माज्जायन्ते कविवुद्धयः ( आदि० २३८५ ) | 


“आख्यान का प्रयोग-- 


२--अन श्रित्येदमाख्यानं कथाभुवि' न विद्यते ( आदि० २४३७) 
इदं कविवरेः सर्वेराख्यानमुपजीव्यते ( आदि० २।३८९ ) 


१. आख्यान शब्द का प्रयोग कात्यायन ने अपने वातिक 'आउ्यानास्यायि- 
केतिहासपुराणेभ्यश्च' में किया है जिसका उदाहरण भाष्यकार ने 'याबक्रोतिकः' 
तथा 'यायातिकः' दिया है। यवक्रोत का आख्यान बनपचं( qo १३६-१४० 
अ० ) में दिया गया है तया ययाति का आख्यान अपेक्षाकृत अधिक प्रख्यात है 
और अनेक पुराणों तथा महाभारत में बाणित है 1 


द्द पुराण-विमर्श 


( ३) गाथा--प्राचीन साहित्य मे--वेद, ब्राह्मण, उपनिपद्‌ तथा पुराण 
में--अनेक प्राचीन पद्य उपलब्ध होते है जिनके कर्ता के नाम का पता नही रहता । 
वह प्रायः किसी मान्य महीपति की स्तुति मे लिखी गई रहती है और उसके किसी 
असामान्य शौर्यं अथवा दान का माहात्म्य प्रतिपादित करती है । ऋग्वेद संहिता 
मे ऐसी गाथा नाराशसी' के नाम से प्रख्यात है । ऐतरेय ब्राह्मण की अप्टम 
dfaat ( ३६ अध्याय ) मे ऐन्द्र महाभिपेक के प्रसङ्ग मे प्राचीन चक्रवर्ती नरेशो 
के राज्याभिषेक का तथा उनके हारा सम्पादित यागो का विशिष्ट विवरण fear 
गया है। वहाँ अनेक प्राचीन गाथाए इस विषय की उद्धत की गयी है और 
इनमे से अनेक गाथाएं पुराणो के राजवर्णन मे, विशेषत; श्रीमद्भागवत के नवम 
स्कन्ध मे, उसी रूप में उद्धृत हे । गृह्मसूत्रो मे भी विवाह के अवसर पर 
गाथाओ के गायन का निर्देश है। तथ्य यह है कि ये गाथाएँ लोक मे तत्तत्‌ 
राजाओ के विषय मे प्ररयात थी; लोगो की जिल्ला पर चे वर्तमान थो । उनके 
रचयिता का पता किसी को नही है । इन्ही अज्ञातकटूंक लोकप्रस्यात श्लोको 
की सञ्चा है--गाथा और इन्ही का आश्रयण वेदव्यास ने पुराण-संहिता के 
निर्माण के निमित्त किया। ये गाथाएँ ‘wie’ के ताम से भी प्रधिद्ध है” 
तदप्येते इलोका अभिगीता ( ऐत० Gro ao ३९ )। 
गाथाओं के उदाहरण-- 

‘gard’ के पुत्र ( दौष्यन्ति ) भरत के विषय मे-- 

हिरण्येन परिवृतान्‌ कृष्णान्‌ शुक्लदतो मृगान्‌ । 
मष्णारे भरतोऽददात्‌ शतं वद्दानि सप्त च॥ 
भरतस्येप दौष्यन्तेरग्निः साचीगुणे चितः। 
यस्मित्‌ सहस्रं ब्राह्माणा बद्दशो गा विभेजिरे ॥ 
पारस्करमृह्मसूत्र मे विवाह के प्रकरण मे वर यह भाथा गाता है-- 
सरस्वति प्रेदमव सुभगे वाजिनीवति। 
मां त्वा विश्वस्य भूतस्य प्रजायामस्याग्रतः ॥ 
यस्याँ भूतं समभवत्‌ यस्यां विश्वमिदं जगत्‌ | 
तामद्य गाथा गास्यामि या स्त्रीणामृत्तमं यशः || 
पितृ-गाथा-- 
एष्टव्या बहवः पुत्रा यद्येकोऽपि गयां ब्रजेत्‌ | 
F र मु eee पा र पर गाथामो मे से दो गाथाएँ ऊपर 
कुछ शब्द-भेद से भागवत मे थी उद्धृत है । 
+शरीमद्भागवत ९।२०।२६-२९ । 


द्वितीय परिच्छेद + पुराण का अवतरण ६९, 


यजेत वा$श्‍वमेघेन नील वा वृषमुत्सृजेत्‌ Il 
वनपर्व Sige 
यवक्रोतोपाल्यान की गाथा--- 
ऊचुर्वेदविदः सर्वे गाथां यां तां निबोध मे । 
न दिष्टमर्थमत्येतुमीशो मर्त्यः कथञ्चन । 
महिषेभेदयामास घनुषाक्षो महीधरान्‌ ॥ 
—FATT १३५५५ 


ययाति ने अपने जीवन का अनुभव इस प्रख्यात गाथा के रूप में अभि- 
व्यक्त किया था--- 


न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति । 
हविपा कृष्णवर्त्मेव भूय एव विवर्धते ॥ 
चेतपच 


पुराणों मे भी ऐसी अनेक गाथाएँ उपलब्ध हैं जिनमें किसी महान व्यक्ति 
का सावभौम जीवनदर्शन संक्षेप में ही एक-दो एलोको में अभिव्यक्त किया गया 
है, परन्तु अधिकांश मे ये गाथाएँ भारतीय साहित्य के सुदूर अतीत काल से 
सम्वद्ध है तथा ऐतिहासिक व्यक्ति के दान, महत्त्व, अभिषेक आदि घटनाओं का 
वर्णव करती हैं । कभी-कभी तो एक ही लघुकाय गाथा के भीतर एक वृहत्‌ 
`इतिहास या areata छिपा रहता है। सचमुच ये प्रवहमान परम्परा को 
महत्वपूर्ण गाथाएँ इतिहास तथा पुराण दोनो के निर्माण में उपकरण का काम 
करती हैं 1 * 


( ४ ) कल्पशुद्धि-- 

इस शब्द के तात्पर्य निर्णय, में पर्याप्त मतभेद हे । इसके स्यान पर “कल्प- 
जोक्ति का अर्थ है भिन्न-भिन्न कल्पो ( समयविद्येष ) मे उत्पन्न होनेवाले विषयो 
या पदार्थो का कथन या विवरण । श्रीधर स्वामी ने 'कल्पशुद्धि' का अर्थ थाद्ध- 
कल्प किया हे । इवर पण्डितप्रवर मघुसुदन ओझा तथा उनके अनुयायी म० 
wo गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी! इस शब्द के भीतर धर्मशार का समग्र विषय 
अभीष्ट है--ऐसा मानते हैं । “कल्प” का तात्पर्ये वे एतन्तामक वेदाङ्ग से मानते 
है जिसके भीतर श्रौत, गृह्य, घमंसूत्र, सदाचार तथा संस्कार सवका अन्तर्भाव 


१. द्रष्टव्य पुराणोत्पत्ति प्रसंग go ३१ तथा पुराण पत्रिका ( अंग्रेजी ) 
द्वितीय वप पृष्ठ १०९-१११ (जुलाई १९६०; प्रकाशक अखिल भारतीय 
काशिराज न्यास, रामनगर, वाराणसी ) 


७० पुराण-विमर्श i 


मानते है 1 शुद्धि! पद से वे छः प्रकार की शुद्धि ( शोधन ) मानते है--मल- 
gfe, laf, अघोणुद्धि, एन:शुद्धि तथा मनःशुद्धि । सम्भव है यह किसी 
घर्मशास्त्रीय विषय का संकेत करता हो, परन्तु पुराण इस शब्द के अर्थ के दिषय 
मे मौन ही दीख पड़ते हैं। अतः पुराणकार के तात्पयं का इदमित्यं रूप से 
प्रतिपादन करना प्रमाण के अभाव में अशक्य है । 


| ; 
मुल पुराण संहिता का स्वरूप केसा था ? इस समस्या का समाधान अनेक 
विद्वानो ने अपनी efte से किया है। एक-दो प्रकार का निदर्शन यहाँ कराया 
जायगा । दक्षिण भारत के एक विद्वान्‌ पौराणिक पण्डित नरसिंह स्वाभी ने 
मूल पुराण संहिता के पुन: प्रणयन की चेष्टा की है । इसके लिए वे ३० वर्ष- 
व्यापी अपने पौराणिक अध्ययन का सहारा लेते है । उनकी पद्धति इस प्रकार 

है । वे कतिपय पुराणो के तुलनात्मक अध्ययन करने से इस परिणाम पर पहुँचे 
कि उनमे अनेक श्लोक, कही-कही तो पूरा अध्याय का अध्याय ही पुनरुक्त है । 
है । वायु तथा ब्रह्माण्ड, मत्स्य तथा हरिवंश--इन प्राणो मे ऐसी इलोको की 
पुनरुक्ति आपस मे बहुत ही अधिक है । ऐसे सम इलोको अथवा अध्यायो की 
गम्भीर छानबीन करने के अनन्तर उन्होने इस कल्पना के अनुसार चार पादो 
मे विभक्त पुराण-सहिता के अध्याय, श्लोक तथा विषय की पुरी सूची दी हैन । 
इसके तैयार करने मे लेखक का अशान्त परिश्रम तथा गम्भीर अध्ययन पूर्णतया 
लक्षित होता है। यह पुराणो के अध्ययन तथा गवेषणा का विषय होना 
चाहिए । मेरी इष्टि मे इस कल्पना का सबसे बड़ा दोष यही है कि ये ऐतिहा- 
सिक विषयो--पत्च लक्षणो--को ही पुराण संहिता का अविभाज्य विषय मानते 
है। यह कल्पना तो आदरणीय नही हो सकती । आपस्तम्ब धर्ममूत्र मे उद्धृत 
भविष्य पुराण तथा अन्य पुराणो के वचनो से स्पष्ट प्रतीत होता है कि उस 
युग मे धर्मशास्त्रीय विययो का भी समावेश पुराण के भीतर अवश्य था । ऐसे 
स्पष्ट प्रमाण के रहते मूल पुराणो से इन विषयों को बहिष्कृत करता कथमपि 
न्याय्य नही प्रतीत होता । मल्लिनाथ ने रघुवंश के प्रथम इलोक “वागर्थाविव 
संएक्तो' की संजीवनी मे कहा है--'इति वायुपुराणसंहितावछेन पार्वती 
परमेश्वराय तत्त्वदशंनात्‌ । यहाँ वायुपुराण संहिता के नाम से उल्लिखित 
हे । अतः वर्तमान वायुपुराण का मूलभूता पुराण संहिता के साथ सम्वन्व की 
कल्पना जैसी लेखक ने की है असम्भव नही प्रतीत होती । इसीलिए अन्य 
गवेपको ने भी 'वायुपुराण' की प्राचीनता तथा प्रामाणिकता. स्वीकार की है। 
इस वात के मानने मे कोई विप्रतिपत्ति नही है, परन्तु पुराण संहिता से धर्मन 

TTT 
१. इष्टव्य जर्नेल आफ श्री वेडूटेश्वर ओरियण्टल इन्स्टीच्यूट, भाग ६, 
सन्‌ १९४५ ( तिरुपति से प्रकाशित पृष्ठ ६३ से ७० तक) । 


द्वितीय परिच्छेद : पुराण का अवतरण ७१' 


शास्त्र से सम्वद्ध विषयों को एकदम fame वाहर करना कथमपि उचित 
नहीं प्रतीत होता । 
आख्यान तथा पुराण 
` पुराणसंहिता के निर्माण के लिए किस प्रकार व्यासदेव ने आख्यान, 
उपाख्यान, गाया तथा कल्पशुद्धि इन चारो का आश्रयण किया था । इसकी 
विशिष्ट चर्चा ऊपर की गयी है । स्कन्दपुराण का एक वचन इस विषय मे प्राप्त है 
जिसके अनुसार पुराण में पच्चाङ्ो ( पच्चचक्षणों ) से अतिरिक्त यावत्‌ विवेच्य 
विषय हैं वे आख्यान' के नाम से प्रसिद्ध है" ' 
पञ्चाङ्गानि पुराणस्य चाख्यानमितरत्‌ स्मृतम्‌ | 
इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि पुराण का क्षेत्र व्यापक था जिसके भीतर 
आख्यान समाविष्ट किया जाता था । फलतः अत्यन्त प्रचीन काल में अथवा 
पुराण की उत्पत्ति के समय हम यथार्थतः कह सकते हैं कि आख्यान एक छोटी 
वस्तु थी जिसका समावेश पुराण के भीतर किया जाता था । 
मनुस्मृति के समय ( द्वितीय शती ईसा पूर्व ) में हम पुराण तथा आख्यान 
दोनो के स्वतन्त्र ग्रन्थ के रूप मे संकेत पाते हैं । इस युग मे आख्यान पुराण के 
साथ अलग भी पढ़ा जाता था तथा व्यास्यात होता था । मनुस्मृति (२।२३२) 
में श्राद्ध के अवसर पठनीय ग्रन्थो की गणना में वेद, ata, आख्यान, इति” 
हास, पुराण तथा खिलके नाम मिलते हैं जिन्हें उस अवसर पर सुनाना चाहिए-- 
स्वाध्यायं श्रावयेत्‌ पित्र्ये धर्मशास्त्राणि चेव हि | 
आख्यानाचीतिहासाँश्च पुराणानि खिलानि च ॥ 
इस श्लोक के भाष्य मे मेधातिथि ते 'आख्यान' के उदाहरण में सौपर्ण तथा 
सैत्रावरुण का चाम निर्दिष्ट किया है जो निश्चितरूप से वेदों में लब्घख्याति 
आख्यान थे 1 
इतिहास, पुराण तथा आख्यान की मनुस्मृति मे gam स्थिति का हम 
अनुमान कर सकते है, परन्तु यह पार्थक्य मान्य नही था और ये तीनों साहित्य 
के विभिन्न ग्रन्थ एक ही अभिन्न अन्य के द्योतक भी प्रडुरतया उपलब्ध होते हैं । 
उद्धरण (क, ख तथा ग ) मे एक ही कथानक आख्यान और इतिहास 
शब्दों से समानरुपेण अभिहित किया गया है । ये तीनों उद्धरण एक ही पुराण 
से--पद्मपुराण से--उद्धत किये गये हैं । 
उद्धरण ( घ ) मे चायु तथा ब्रह्माण्ड पुराण होने के साथ ही साथ इतिहास 
भी कहे गये है। तात्पर्य यह्‌ है कि महाभारत ही सामान्यरूप से प्रचलितरूप में 
“इतिहास” नाम भले ही प्रच्यात हो, परन्तु पुराण भी इतिहास की आख्या से 
बहिभूंत नही थे । 


७२ पुराण-विमर्श 


यह है पुराण तथा इतिहास के ऐक्य का दृष्टान्ठ | र 
उद्धरण ( ङ ) मे ब्रह्मपुराण तथा आख्यान की संज्ञा से मण्डित है । इससे 
स्पष्ट है कि पुराण संहिता के आदिम आरम्भिक युग की मान्यता अब पीछे 


बिल्कुल बदल गयी और ब्रह्मपुराण पुराण नाम से प्रख्यात होते के अतिरिक्त 
“आख्यान? भी कहलाता था । 


उद्धरण ( च ) में महाभारत एक ही स्थल पर समानरूपेण पुराण, इतिहास 
तथा नाख्यान तीनों आख्याओ से मण्डित है। 

उद्धरण ( छ) मे महाभारत में भारताख्यान' के नाम से प्रसिद्ध होने की 
वात कही गयी है । 

उद्धरण ( ज ) मे इसी प्रकार पुराण 'पुराणाख्यान के नाम से मण्डित है । 


उद्धरण ( झ ) मे पुराण के पाँचो अंग ( पश्चलक्षण ) भाख्यान के नाम से 
प्रख्यात वतलाये गये है | 
परिशिष्ट 


(क) 
पुलस्त्य उवाच 
एतदाख्यानक॑ पूर्वमगस्त्येन महपिणा | 
रामाय कथितं राजंस्तेन वक्ष्यामि साम्प्रतम्‌ ॥ 
भीष्म उवाच-- 
कसिमिन्वणे समुत्पन्नो राजाऽसौ नृपसत्तमः । 
यस्यागस्त्येन गदितभ्वेतिहासः पुरातनः ॥ 
पद्मपुराण, सुश्खिण्ड ३२।९-१० 
(ख) 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ | 
पुराणं परमं पुण्यं सर्वपापहरं शुभम्‌ ॥ 
कुमारेण च लोकानां नमस्कृत्य पितामहम्‌ | 
प्रोकं चेदं ममाल्यानं देवपें ब्रह्मसूनुना ॥ 
—TAT उत्तरखण्ड, २९१०२ 
(ग) 


इतिहासमिमं पुष्यं शाण्डिल्योऽपि भुनीश्वरः | 
पठते चित्रकूटस्थो ब्रह्मानत्दपरिम्छुतः ॥ 
आश्यानमेतत्परमं पवित्र ad ope विदहेदघीघम्‌ ॥ 
TAT १९३।९००९१ 
(घ) 


इटं यो ब्राह्मणो विद्वानितिहासं पुरा तनम्‌ | 
शणुयाच्छावयेद्रापि तथाऽध्यापयतेऽपि च ॥ 


द्वितीय परिच्छेद : पुराण का अवतरण ७३ 


धन्यं यशस्यमायुष्यं पुण्यं वेदेश्च सम्मतम्‌ | 
कृष्णट्वेपायनेनोक्तं पुराणं ब्रह्मवादिना ॥ 
वायु १०३ Ho ४६, ५१, ब्रह्माण्ड ४।४।४७, ५० 
(ङ) 
इदं यः श्रद्धया नित्यं पुराणं वेदसम्मितम्‌ | 
यः पठेच्छणायान्मत्ये: स॒ याति भुवनं हरेः ॥ २७॥ 
त्रिसन्ध्यं यः पठेद्‌ विद्ठाञ्छुढ्धया सुसमाहितः। 
इदं वरिष्ठमाख्यानं स॒सर्वमीप्सितं लभेत्‌ ॥ ३०॥ 
--जअहापु० ( आनन्दाश्रम ) Ao २४५ 
(च) 
द्वेपायनेन यत्पोक्त पुराण परमपिणा। 
सुरे्रेह्वापिभिश्चैव श्रुत्वा यदभिपुजितस्‌ ॥ १७॥ 
तस्याइयानवरिष्टस्य विचित्रपदपर्वणः ॥ १८ Jo Il 
भारतस्येतिहासस्य Wat ग्रन्थाथसंयुताम्‌ ॥ १९ Yo ॥ 
संहितां श्रोतुमिच्छामि पुण्या पापभयापहाम्‌ )। २, उ० ॥ 
--महाभारत, आदिपर्व १1१७-२१ 
यो? विद्याच्चतुरो वेदान्‌ साञ्चोपनिपदो द्विजः | 
न चाख्यानमिदं विद्यान्नव स स्थाद्‌ विचक्षणः ॥ 
तत्रच २1३८२ 
(छ) 
यत्तु शौनकसत्रे ते भारताह्यानमुत्तमस्‌ | 
जनमेजयस्य तत्सत्रे व्यासशिष्येण धीमता ॥ 
कथितं चिस्तरार्थ च यशोवीर्य महोक्षितास्‌ | 
-ातर्वेव २३३ 
(ज) 
तमजं विश्वकर्माणं चित्पति लोकसाक्षिणम्‌ | 
पुराणाख्यानजिज्ञासुर्वजामि शरणं प्रभुम्‌॥ 
वायु १।६ 
१. तुलना कीजिए-- 
यो विद्याच्चतुरो वेदान साद्धोपनिपदो द्विजः 1 
न चेत्‌ पुराणं संविद्यान्वैव स स्याद्‌ विचक्षणः ॥ 
वायु १।१।१८० 


७४ पुराण-विमर्श 


पुराणाख्यानक विप्र नानाकल्पसमु-द्वम्‌ । 
नानाकथासमायुक्तमदभुत॑ बहुविस्तरम्‌ ॥ 
-चारदीय, पूर्वार्ध ९२५ 
(क) 
पञ्चाञ्चानि पुराणेषु आस्यानकमिति स्मृतम्‌ । 
weg प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च। 
वंशानुचरितं चेव पुराणं पञ्चलक्षणम्‌ ॥ 
मत्स्य ११६४ 
इस परीक्षण से परिणाम निकाला जा सकता है कि किसी प्राचीन युग मे 
पुराण का इतिहास से तथा आख्यान से पार्थक्य और वैशिष्ट्य अवश्य माना 
जाता था, परन्तु ज्यो-ज्यो पुराणो के स्वरूप मे अभिवृद्धि होती गयी, यह 
पार्थक्य अतीत की वस्तु बच गया । दोनो मे किसी प्रकार परिदृश्यमान अन्तर 
उपलब्ध नही रहा । दोनो की विभेदक रेखा क्षीण से क्षीणतर होती चली गयो। 
फल यह हुआ कि इतिहास और पुराण का लक्षण प्रायः एकाकार हो गया । यदि 
अमर्रासह की दृष्टि में 'इतिहासः पुरावृत्तम्‌' है ( अमरकोश १।५।४ ), तो नील- 
कण्ठ की दृष्टि मे पुराण भी बही पुरावृत्त है ( पुराणं पुरावृत्तम्‌, महाभारत 
१1५११ की नीलकण्ठी )। भाज दोनो एक ही वस्तु को लक्ष्य करते है--प्राचीदा 
काल की घटित घटना 1 


PPO 


तृतीय परिच्छेद 


अष्टादश पुराण 


पुराणों के ताम तथा श्लोक-संख्या 


पुराणों की संख्या प्राचीन काल से १८ मानी गयी है। इन अष्टादश 
पुराणो का नाम प्रायः प्रत्येक पुराण में उपलब्ध होता है। देवीभागवत 
( १ स्कन्ध, ३ अ०, २१ इलो० ) ने आद्य अक्षर के निर्देश से अष्दादश पुराणों 
का नाम निर्देश इस लघुकाय अनुष्टुप मे निवद्ध कर दिया है-- 

qed wet चेव ब्रत्रयं वचतुष्टयम्‌ | 
अनापद्‌ लिङ्ग-कू-स्कानि पुराणानि पृथक्‌-पृथक्‌ ॥ 

( १) मकारादि दो पुराण--मत्स्य तथा मार्कण्डेय; ( २) भकारादि 
दो पुराण--भागवत* तथा भविष्य;* ( ३) व्रत्रयमु--ब्रह्म,€ ब्रह्मवैवर्त 
तथा ब्रह्माण्ड; ` ( ४ ) चचतुष्टयम्‌-वामन,¬ विप्णु,* वायु,१° वाराह; ^ * 
( ५ )अनापत लिंग कूस्क = अग्ति* नारद,१ पद्म, ४४ लिंग, * गरुड, 1 ६ 
कूर्मं *० तथा स्कन्ध । 

विष्णुपुराण ( ३।६।२०-२४ ) तथा भागवत ( १२।१३।३-८ ) आदि * मे 
इन पुराणो का निर्देश एक विशिष्ट क्रम के अनुसार है और यही क्रम तथा 
नाम अन्य पुराणों से भी उपलब्ध होते हैं £-- 

ब्रह्म, “पद्म, *विप्णु, शशिव, “भागवत, “नारदीय भ्मार्कण्डेय, ° अग्नि, 
= भविष्य, * ब्रह्मवेवते, ¦ ° लिंग, ११ वराह, १२ स्कन्ध, १२ वामन, 58 ad, 
१९ मत्स्य, + गहड ९० तथा fF ब्रह्माण्ड ॥ 

अष्टादश पुराणो की शलोक संख्या का निर्देश विभिन्न पुराणो में उपलब्ध 
होता है 1 शलोक संख्या की तारतम्य परीक्षा के लिए यह निर्देश एकत्र उपस्थित 
किया जा रहा है :-- 


१, मत्स्यपुराण के ५३ अ० मे इन पुराणों के नाम तथा वर्ण्येविषय का 
वर्णन संक्षेप में दिया गया है । संक्षिप्त होने पर भी यह वर्णन वड़ा प्रामाणिक 
माना जाता है । नाम तथा संख्या देखिए देवीभागवत ( १३।४-१६ ) ! 

२, विष्णुपुराण ( ३६1२४ ) ने इन्ही अष्टादश पुराणों को महापुराण के 
नाम से भी व्यवहूत किया है। “उपपुराण' का उल्लेख तथा विशिष्ट नामों का 
अनुल्लेख यही सिद्ध करता है कि इन पुराणों मे gas तथा भिन्न “उपपुराण” 
का सासाच्य उदय तो हो गया था, परन्तु सम्भवतः विशिष्ट उपपुराणो की; 
रचना नही हुई थी । 


पराण-विमर्श 


च 


७६ 


भागवत 


( 22123 ) 


१० हजार 
५५ हजार 
२३ हजार 
२४ हजार 
१८ हजार 
२५ हजार 

९ हजार 


१५ हजार ४ सो 
१४ हजार ५ सो 


१८ हजार 
११ हजार 
२४ हजार 
८१ हजार 
१० हजार 
१७ हजार 
१४ हजार 
१६ हजार 
१४ हजार 


१सो 


देवीभागवत 
( १३) 


१० हजार 
५८९ हजार 
२३ हजार 
२४ हजार ६ सौ (वाय) 
१८ हजार 
२५ हजार 
९ हजार 
१६ हजार 
१४ हजार ५ सो 
१८ हजार 
११ हजार 
२४ हजार 
५१ हजार 
१० हजार 
१७ हजार 
१४ हजार 
१६ हजार 
१२ हजार १ at 


अग्निपुराण 
( Ho २७२) 
२५ हुजार - 


२३ हजार 
१४ हजार ( वायु) 
१८ हजार 
२५ हजार 
& हजार 
१२ हजार, 
१४ हजार 
१८ हजार' 
११ हजार 
१४ हजार 
६४ हजार 
१० हजार 
८ हजार 
१२ हजार 
८ हजार 
१२ हजार 


मत्स्य 

(भ० ५३) 
१३ हजार 
५५ हजार 
२३ हजार 
२४ हजार (वायु) 
१८ हजार ' 

२५ हजार 

& हजार 

१६ हजार 

१४ हजार,५ सौ 
१८ हजार | 
११ हजार 

२४ हजार 
८१ हजार 
१० हजार 

१८ हजार 
१४ हजार 
१९ ह 


१२ हजार २ ato 


तृत्तीय परिच्छेद : अष्टादश पुराण ७७' 


शलोक-संच्या की चार सुचियो का यह परीक्षण अनेक वैभिन्य उपस्थित 
करता है । ब्रह्मपुराण में नारदीय ( ९२1३१ ) तथा भागवत के अनुसार १० 
हजार श्लोक है, परन्तु अग्नि० के अनुसार २५ हजार । विप्णुपुराण की इलोक- 
संख्या ६ हजार से लेकर २४ हजार मानी गयी है। वायुपुराण की इनोक- 
संख्या तो साधारणतः २४ हजार मानी जाती है, परन्तु देवीभागवत ने इउसे 
६ सौ एलोक अधिक माना है, अग्निपुराण में केवल १४ हजार, परन्तु स्वयं 
ग्रन्थ के भीतर केवल १२ हजार । उपलब्ध वायुपुराण मे १० हजार से कुछ 
ही अधिक इलोक्रो की उपलब्धि मूल द्वादश' सहस्नों के पास चली जाती 
माकण्डेय की एलोक संख्या, & हजार AAAS, परन्तु स्वयं भाकण्डेय के ही 
आधारपर वह संख्या ६ हजार € सौ ही केवल है (मार्क० १३४।३६) । यरिन- 
पुराण मे इसी प्रकार विभिन्नता मिलती है श्लोकोकी सख्या के विषय में | 
मत्स्य के अनुसार १६ हजार, भागवत के मत मे इससे | सौ कम, परन्तु स्वयं 
अग्नि के अनुसार केवल १२ हजार और आजकल उपलब्ध संख्या केवल इतनी 
हो है । स्कन्द की ग्लोक-संख्या ८१ हजार है, परन्तु अग्नि ने इसमे तीन हजार 
और जोड़कर इसे ८४ हजार वना दिया हे । इसके ऊपर आगे विवेचन किया 
जायेगा 1 कूर्म की इलोक-संख्या की विषमता पर आगे विचार किया गया है! 
गरुडपुराण की भी दशा ऐसी ही है--भागवत तथा देवीभागवत के अनुसार 
१६ हजार, मत्स्य के अनुसार १८ हजार, परंतु अग्नि के अनुसार केवल ८ 
हजार । इस प्रकार इन पुराणस्थ श्लोक-संख्या मे पर्याप्त भिन्नता है 


इस सूची की तुलना करने पर अग्निपुराण की सूचना अनेक पुराणों के 
विषय मे सबसे विचित्र है। उसे छोड़ देने पर भागवत, मत्स्य आदि के वर्णन 
की समानता है । समग्र 'पुराणों की इलोकसंख्या गिनाने पर ४ लाख से कई 
हजार ऊपर ठहरती है, परन्तु सामान्य रूप से चार लाख लोको की संख्या 
पुराणस्थ इलोकों की मानी जाती है ।* इस सूची मे प्रदत्त इलोकसंख्या को 
प्रचलित पुराणों के इलोको से मिलाने पर वह परिमाण में बहुत न्यून हरती 


१. व्यासरूपमहं stat संहरामि युगे युगे। 
चतुर्लक्षप्रमाणेन द्वापरे द्वापरे सदा ॥ 
तदशदशधा कृट्वा भूर्लोकेऽस्मिन्‌ प्रकाशते । 
अद्यापि देवलोकेऽस्मिन्‌ शतकोटिप्रविस्तरम्‌ ॥ 
ठदर्थोऽत्र ages संक्षेपेण निवेशितम्‌ ॥ 
पद्मपुराण (भाग ५, १।४५-५२) में मत्स्य के ये पद्य इसी रूप में मिळते हैं। 
एवं पुराण-सन्दोहश्चतुर्लक्ष उदाहृतः । 
म -+माग० १२1१३ 


295 पुराण-विमर्श 


1 इस तथ्य की ओर पुराणो के कतिपय मान्य व्याख्याकारो का भी घ्याव 
आइए हुआ था जिन्होने अपनी टीकाओ मे इस वेषस्य का निदेश भली भाँति 
किया है। उदाहरण के तौर पर कतिपय पुराणों की श्लोक-संख्या के वैषम्य को 
चर्चा यहाँ की जायेगी । ब्रह्मपुराण मे नारदीय के अनुसार १० WEA तथा 
अग्निपुराण के अनुसार २५ सहस्र श्लोक है, परन्तु आनन्दाश्रम ग्रन्यावलि मे 
मुद्रित ब्रह्मपुराण मे लगभग १४ सहस्र ( निश्चित संख्या १३,७,८३ श्लोक ) 
इलोक मिलते है । विष्णुपुराण की श्लोकसंख्या मे तो बड़ा ही तीज वैषम्म 
लक्षित होता है । इस पुराण के विप्णुचित्ति तथा बॅष्णवाकूतचन्द्रिका ( रत्न 
-गर्भेभट्ट ) नामक व्याख्याओ के अनुसार विष्णुपुराण की श्लोक-संख्या ६, ५ 
९, १०, २२ तथा २३ से लेकर १४ हजार तक बदलती रही, परन्तु इत दोनो 
टीकाओ ने तथा श्रीधरस्वामी ने भी ६ हजार श्लोकवाले पाठ पर ही अपनी 
व्याख्याएँ लिखी है 1 वल्लालसेन का ‘aman तेईस सहलवाले विष्णु के 
पाठ का उल्लेख करता है । भव प्रश्‍न यह है कि इतना वेषम्य कयो? कुछ 
आलोचको का कथन है कि 'विष्णुधर्मोत्तर' विष्णुपुराण का ही परिशिष्ट माना 
जाता था और उसकी एछोक-संख्या सम्मिलित करने पर विष्णु की 'चतुर्विशति 
साहसी संख्या की पुर्ति हो जाती है । नारदीय पुराण ने विष्णुधर्मोत्तर को 
विप्णुप्राण का परिशिष्ट ही मानकर एक साथ विषय-निर्देश किया हे । परन्तु 
आधुनिक विद्वानों की आलोचना 'विष्खुधर्पोत्तर को उपपुराण मानने के ही 
पक्ष मे है । ऐसी दशा में दोनो का सम्मिळन क्यो कर माता जा सकता है? 
एलोक-संख्या के आधिक्य के भी दृष्टान्त उपस्थित है । स्क्रन्दपुराण अपने दोनों 
विभाजचो मे ५१ सहत्न इलोकोवाला माना गया है, परन्तु वकटेश्वर प्रेस 
( वस्वई ) से मुद्रित संस्करण से इससे कई हजार अधिक इलोक मिलते है 1 
इसके विषय में भविष्यपुराण एक विचित्र तथ्य को प्रकट करता है। उसका 
कथन है कि समस्त पुराण मूलतः १२ हजार श्लोको मे थे, परन्तु कालान्तर में 
नवीन विषयो का सन्निवेश तथा सस्मिश्रण करने से यह संख्या अधिक बढ़ गयी 
है जिससे स्कष्दपुराण तो एक लाख श्लोको से युक्त है तथा भविष्यपुराण पचास 
हजार शलोको से । परन्तु यह कथन भी प्रामाणिक नही माचा जा सकता, 
क्योकि श्रीमद्भागवत की रचना मे एकरूपता का ada समर्थन होता है। उसमे 
क्षेपक की कल्पना नितान्त अनुचित है । फलतः उसका मुल रूप ही १८ हजार 
शलोको का था । ऐसी दशा मे भविष्य-के पूर्वोक्त कथन में हम कथमपि श्रद्धा 
नही धारण कर सकते | 

ही-कही मूल पुराण के समग्र ग्रंशों की अनुपलब्यि इलोक-संख्या के हास 
का कारण मावी जा सकतो है। उदाहरणाथ, कूर्म मे मूलतः चार संहिताएँ 


तृतीय परिच्छेद : अष्टादश पुराण ७२, 


वर्तमान थी? ब्राह्मी, भागवती, सौरी तथा वैष्णवी । इनमे से केवळ प्रथम 
“संहिता ( ब्राह्मी ) ही उपलब्ध है जिसमें कूर्म के अनुसार ही (१1२३) छः हजार 
ऽलोक हैं? । कूर्म में इलोको की संख्या १७ हजार भागवत तथा देवीभागवत के 
“अनुसार तथा ७ हजार अग्निपुराण के अनुसार मानी जाती हे! १७ या १८ 
हजार इलोक चारो संहिठाओं के इलोको की सम्मिलित संख्या प्रतीत होती है 1 
-अग्चि की ८ हजार इलोकसंख्या क्सी एक या दो संहिताओं के योग का फल 
है । परन्तु आज उपलब्ध कूमंपुराण में केवल ६ हजार श्छोक मिलते है जो केवल 
ब्राह्मी संहिता की उपलब्धि से अनुचित नही है। 


प्राचीन तिवन्वकारो ने अपनी दृष्टि के अनुसार इस वधस्य को सुलझाने 
का प्रयास किया हैं । मित्र मिश्र ने अपने परिभाषा प्रकाश” में इस विषय में 
जो लिखा है बह हमारे निवन्चकारो के दृष्टिकोण को समझाने के लिए आदश 
त्माचा जा सकता है ।* 

ऊपर की सूची मे पुराणों का जो क्रम दिया गया है वह सर्वत्र मान्य नहीं 
है । अनेक पुराण ब्राह्म को ही आदि पुराण मानते है और पूर्वोक्त सूची का 
मक्षरशः अनुवर्तन करते हैं । ब्राह्म पुराण तो अपने को आदि पुराण मानता है, 
विष्णु पुराण भी उसी का समर्थन करता है 1९ श्रीमद्भागवत आदि अनेक पुराण 


१. ब्राह्मी भागवती सौरी वैष्णवी च प्रकीतिता: । 
चतस्रः संहिताः पुण्या घर्मकामार्थमोक्षदाः ॥ 
इयं तु संहिता ब्राह्मी चतुर्वेदैस्तु संमिता । 
भवन्ति पड़ सहत्ाणि शलोकाचामत्र संख्यया ॥ 
| कर्म, १ To, इलोक-२२-२३ 1 
२. सत्स्य-पुराणे तु भागवतीयगणनाठः षद्शत्याऽस्तिपुराणं, द्विशत्या च 
-शरह्माण्डपुराणमधिकमुक्त्वा अन्ते चतुर्लक्षमित्युपसहृतम्‌, तददुरविप्रकर्षण । 
सवन्ति ईदृशा अपि वादा यत्‌ किञ्चिनुन्यूनाधिकं ad लळ्वा शतं मया लब्धा 
सिति । एवं भागवतीयमपि चतुलंक्षवचनं व्याख्येयम्‌ । यापि विष्णुपुराशो ब्रह्माण्ड- 
मादाय वायवीयत्यागेन, या च प्रह्मृवैवर्ते वायवीयमुपादाय ब्रह्माण्डपुराण- 
'प्रित्यागेन अष्टादशसंख्योक्ता, सा कल्पभेदेन व्यवस्थापनीया । 
“प्रिभादा प्रकाश ए० १२-१३ ( चौखम्भा सं, काशी ) 
३, तेऽपि श्रुत्वा मुनिश्रेष्ठाः पुराणं वेदसंमितम्‌ । 
आयं ब्राह्मासिघानं च सर्व॑वाङ्छा फलप्रदम्‌ ॥ ब्राह्म २४५।४ 
आद्यं सर्वेपुराणानां पुरावां पुराणं ब्राह्ममुच्यते 
“विष्णु ३।६।२० 


८० पुराण-विमर्श 


इसी मत के समर्थक है । केवर वायु० (१०४1३) तथा देवी भागवत (१1३1३) 
प्रथम पुराण होने का श्रेय मत्स्य पुराण को प्रदान करते है । वामन पुराण भी 
मत्स्य को ही पुराणो मे मुख्य वतलाता है" । विपरीत इसके, स्कन्द पुराण 
( प्रभास खण्ड २।८८९ ) मे ब्रह्माण्ड आदिःपुराण माना गया है। परन्तु ये सव 
उत्सर्ग है, विधि नही । अप्टादश पुराणो का बही क्रम प्रायः अधिकाश पुराणों मे 
माना जाता है जो हमने ऊपर को सूची मे दिया है। इस विशिष्ट क्रम का 
सम्भाव्यमान तात्पर्यं भागे प्रदशित किया जायगा। इन पुराणो के विपयो की 
का सूची अनेक पुराणो मे सक्षेप तथा विस्तार से दी गई है । संक्षेप मे यह सूची 
मत्स्य ( अध्याय ५३ ), अस्ति ( अध्याय २७२ ) तथा स्कन्द ( प्रभास खण्ड, 
२।२८-७६ ) मे उपलब्ध है । परन्तु नारदपुराण में यह विषय सुची बड़े 
विस्तार से १८ अध्यायो मे दी गयी है (पुर्वार्ध ९२ अध्याय--पूर्वार्ध १०९. 
ao तक) 
इस सूची के कालक्रम का निर्देश यथार्थतः करना कठिन है, परन्तु इतना 
तो निर्विवाद है कि मत्स्यपुराण के ग्लोको ( अ० ५३, इलो० ३-४ और श्लो 
११-५७ ) को अपराकंने याज्ञवल्वयस्मृति की अपनी विस्तृत व्याख्या मे ( समय 
११००-११२० Fo लगभग) तथा वल्लालसेन ने अपने “दान सागर” मे (जिसका 
रचना काल ११३९ ईस्वी है ) उदधृत किया है। फलतः मत्स्य के इन श्लोको 
की रचना एकादश शती से प्राक्‌वर्ती होनी चाहिए । अपनी यथार्थता तथा 
प्रामाणिकता के लिए नारद की यह पुराण-विषय-सुची विशेष परीक्षण की अपेक्षा 
रखती है । एक वात ध्यान देने की है। इस सूची मे स्वयं नारद पुराण के 
विपयो की भी सूची दी गई हे । इससे कुछ लोग इसे संदेह की हृष्टि से देखते है 
नौर मूर नारद मे इसे अवान्तर प्रक्षेप मानते Fl जो कुछ भी हो, अलवरूनी 
ने अपने समय मे उपलब्ध तथा प्रचलित पुराणो का जो विवरण दिया है अपने 
भारत-विषयक ग्रन्थ मे ( रचनाकाल १०६९ ), वह इन सूचियों में दी गयी 
सूची से बहुत भिन्न नही है । प्रक्षेप मिलाने पर कोई दण्ड नही । वह आज भी 
मिलाया जा सकता है। परन्तु मेरी ऐसी धारणा है कि दशम शती तक सब 
पुराण अपने वर्तमान रूप मे आ गये थे । नारद पुराण वाली यह विषयसूची 
इसी अन्तिम विकसित आकार से सम्वन्ध रखती है; ऐसा मानना कथमपिः 
अनुपयुक्त नही माना जा सकता । 
१. मुख्य पुराणपु यथैव मात्स्य 
स्वायम्भवो क्तिस्त्वय सहितासु । 
मनुः स्मृतीना प्रवरो ada 
तिथीपु दर्शो विबुधेपु वासवः ॥ “-वामन १२४८ 


तृतीय परिच्छेद : अष्टादश पुराण ८१ 


( क ) पुराण के अष्टादश होने का तात्पर्य 


Aca साहित्य मे १८ संख्या बडी पवित्र, व्यापक और गौरवशाली माती 
जाती है । महाभारत के पर्वों की संख्या १८ है, श्रीमद्भगवद्गीता के अध्यायो 
की संख्या १८ है तथा श्रीमद्भागवत के शलोको की संख्या १८ हजार है । 
इसी प्रकार पुराणों की संख्या भी सर्वसम्मति से १८ ही है। विद्वानों की 
मान्यता है कि यह पुराणसंख्या निर्हेतुक न होकर सहेतुक है--साभिप्राय है 
और इस अभिप्राय को दिखाने के लिए पण्डितप्रवर मधुसूदन ओका ने अपने 
पुराण विषय ग्रन्थो मे अनेक युक्तियाँ प्रदर्शित की है । उन्ही का यहाँ संक्षेप मे 
उपन्यास किया गया है । 


विद्वानों का आग्रह है कि पंच--लक्षण पुराण मे सर्गे-सुष्टि का विषय ही 
प्रमुख है ओर इसी विषय के विकाश और व्यापकता दिखलाने के लिए उसमें 
इतर चार लक्षण-मन्वन्तर, वंश, वंशानुचरित तथा प्रतिसर्ग भी समाविष्ट 
किये गये हैं । पुराणों की अष्टादश संख्या भी इस सुष्टिततत्व से सम्बन्ध रखती 
हुँ और यही कारण है कि सर्वत्र यह संख्या प्रमाण मानी गयी है । इसके तात्पर्य 
का निदेश इस प्रकार समझना चाहिए :— 


( क ) शतपथब्राह्मण के अष्टमकाड में सृष्टि नामक इष्टियो के उपाघान 
( रखने ) का विधान है, वहाँ १७ इष्टिकायो के रखने का कारण बतलाया 
गया है । कारण यही है कि तत्सम्वद्ध सृष्टि भी सत्रह प्रकार की है तया उसका 
उदय प्रजापति से होता है, जिससे दोनो को एकसाथ मिलाने पर सृष्टि के 
सम्वन्च में अप्टादश संख्या की निष्पत्ति होती है । शतपथ का कथन है कि मासो 
की संस्या है वारह, ऋतुओ की पाँच । ये सत्रह पदार्थ एक संवत्सर से 
उत्पन्न होते हे । इसी प्रकार प्रजापति से इन सत्रह सृष्टियो का विधान 
उपपन्न है-- 


तस्य द्वादश मासाः, पञ्चर्तवः, संवत्सर एव प्रतूतिः ( शतपथ 
दाडी १।१३ ) तथा 'प्रतूृतिरष्टादश:' ( यजु० १४।२३ ) 


इस प्रकार gfe से अप्टादश संख्या को संबद्ध होने के हेतु पुराणो को 
अष्टादशचिध मानना उचित ही है। 

( ख ) वेद मे सृष्टि का उदय वैदिक छन्दों मे स्वीकार किया गया है । वेद 
के सात छन्दो मे गायत्री तथा विराट्‌ की प्रमुखता है जिनका सृष्टितत्त्व के साथ 
गहरा सम्बन्ध है। गायत्री है पृथ्वी-स्यानीया प्रकृतिरूपा ( गायत्री वा इयं 
एथिवी-शतपथ ४।३।४।९ ) तथा विराट्‌ है दुस्थानीय पुरुपरूप ( वैराजो चै 

द्‌ पु० चिट 


८२ पुराण-विमर्श 


पषपः-ताण्डय ब्राह्मण २।७।८ ) । द्यावापृथिवी इस सृष्टि के पिता-पाता माचे 
गये है--दयौष्पिता एथिवी भाता। फलत; गायत्री तथा विराम छन्द का सृष्टिः 
प्रक्रिया मे प्रमुख होना वोधगम्य है । अव यह तो प्रयात ही है कि गायत्रीं के 
प्रतिवाद मे आठ अक्षर होते हैं बौर विराज के १० अक्षर भौर इन्ही दोनों को 
मिलाने पर अठारह की संख्या आती है ( “अष्टाक्षरा गायत्री” ऐतरेय Alo ६।२० 
तथा 'दशाक्षरो विराट्‌! 8० १।१।५।३ ) । फलतः छन्दःसूप्टिवाद की दृष्टि से 
अष्टादश की संख्या का सुष्टि-प्रतिवादक पुराणों के साथ सम्बद्ध होना नितान्त 
युक्तिपूर्ण है । 

(ग ) साख्यदशेन की सुष्टि-प्रक्रिया पुराणों मे स्वीकृत की गयी है--यह तो 
इतिहास पुराण का साधारण भी अध्येता भलीभाँति जानता है। साख्य मे २५ 
तत्त्व स्वीकृत किये गये हैं । इन तत्वों की समीक्षा से इनके स्वप का परिचय 
मिलता है। पुरुष तथा प्रकृति तो नित्य मूलस्यानीय तत्त्व हैं, जिनकी afte 
नही होती । इनसे इतर तत्व हैं-महत्तत्त्व, अहंकार, पञ्चतन्मात्राएंड७ प्रकृति- 
विकृति; केवल विकृति = १६ ( मन को मिलाकर ११ इच्द्रिया तथा 
पञ्चमहाभूत पृथ्वी, जल, तेज वायु और आकाश ) । इस योजना में तन्मात्रो 
से ही महाभूतो का साक्षात्‌ सम्बन्ध है। अन्तर केवल स्वरूप का है। तन्मात्र 
होते हैं सूक्ष्म ( “भुत सूक्ष्म" इसीलिए उनकी संज्ञा है) और महाभूत होते हैं 
स्थुल' | इसके स्वरूप का वैशिष्ट्य न मानकर दोनो की एकत्र गणना की 
जाती है । फलतः २५ पचीस तत्वों मे से इन सात तत्वों को निकाल 
देने पर सुज्यमान तत्त्वो की संख्या १८ ही होती है। और सुप्टि-प्रति- 
पादक पुराणी को संख्या का १८ होना इस तक से भी प्रमाणित माना जा 
सकता है ! 


( घ ) दृश्य ब्रह्मण्डो के सब पदार्थ अपने निवेश--स्थान की दृष्टि से तीन 
लोको से सम्बद्ध रहने हैँ--एथ्वी, अन्तरिक्ष तथा आकाश । अव प्रत्येक पदाथ 
की छः अवस्थाएँ है जिनका निर्देश यास्क ने अपने निरुक्त मे किया ३---भस्ति 
{ सत्ता ), जायते उत्पत्ति ), बर्षते ( वृद्धि ), परिणमते ( पकना ), अपक्षीयते 
( ह्लास) तथा रि नश्यति ( विनाश ) । ये छहों दशायें चिलाकी के समस्त पदार्थों 
के साथ नित्य सम्बद्ध हैं। पुराण इन सब पदार्थों के सग-प्रतिसग का वर्णन 
करता हे । फलतः उसका संख्या मे १८ होना उचित ही है १ | 


१. इसी प्रकार की अन्य युक्तियो के लिए द्रष्टव्य श्रीमाधवाचार्य रचित 
युराणदिंगूदर्शन, go ६४-६७, तृतीय do, दिल्ली | 


तृतीय परिच्छेद : अष्टादश पुराण = 


आत्मा 1 
क्षेत्रज्ञ अन्तरात्मा भुतात्मा 
| | 1.९ 
¥ 4 | है | | 
परात्पर अव्यक्तात्मा शरीरात्मा हंसात्मा दिव्यात्मा 
अब्यय सहानात्मा | 
अक्षर विज्ञानात्मा | | | 
ax प्रज्ञानात्मा * वैश्वानर तैजस प्राज्ञ 
प्राणात्मा 
| | | 
कर्मात्मा चिदाभास चिदात्मा 
विभूतिलक्षण श्रीलक्षण ऊर्कूलक्षण 
क्षेत्रज्ञ = ४ प्रकार 
अन्तरात्मा = ५ प्रकार 
भूतात्मा = ९ प्रकार 
= १८ प्रकार 


( ङ ) पुराणों के अष्टादश होने का एक अन्य हेतु यहां उपस्थित किया जा 
रहा है। पुराण मुख्य रूप से पुराणपुरुष-परमात्मा का ही प्रतिपादन करता है। 
आत्मा स्वरूपतः एक ही है, परन्तु उपाधि तथा अवस्था की विभिन्तठा के कारण 
वह १८ प्रकार का होता है । इन अठारहो प्रकार के आत्मा का प्रतिपादक होने 
के कारण पुराण भी १८ प्रकार के माने गये है । 


अव आत्मा के १८ अकारो से परिचय रखना आवश्यक है । विषय की 
स्पष्टता के लिए इन प्रकारो को ऊपर चार्ट के द्वारा दिखलाया गया है। उस - 
चाटे की व्याख्या इस प्रकार समभनी चाहिए 

मूलभूत आत्माके प्रणमतः तोन भेद होते हे--( १ ) क्षेत्रज्ञ, (२) अन्त- 


रात्मा तथा ( ३ ) दिव्यात्मा । मनुस्मृति के आधार पर इन तीनों भेदों का 
स्वरूप जाना जा सकता हेर । न 


१. मनुस्मृति के इस विभाजन के आधारभूत शलोक ये हैं-- 
छ योऽस्यात्मनः कारयिता तं क्षेत्रज्ञं प्रचक्षते । 
यः करोति तु कर्माणि स भूतात्मोच्यते वुर्घः ॥ 


५ 


a पुराण विमर्श 


( १) जीवात्मा के कारयिता या उत्पादक को क्षेत्रज्ञ कहते है। जीव को 
प्रेरित करनेवाला विशुद्ध आत्मा ही क्षेत्रज्ञ नाम से पुकारा जाता हू । 

(२) जिसके द्वारा नाना जन्मो मे सब सुख भोर दुःस का अनुभव किया 
जाता है भर्थात्‌ विभिन्न जन्मो मे सुख और दुःख का भोग करनेवाला जो जीव 
है वही 'अन्तरात्मा' की सज्ञा पाता है । 

(३) जो आत्मा सब कर्मो को करता है वह 'भूतात्मा' कहा जाता है । 
इनमे क्षेत्रज्ञ चार प्रकार का, अन्तरात्मा पाँच प्रकार का तथा भूतात्मा नव 
प्रकार का होता है और इस प्रकार आत्मा के १८ भेद स्वीकृत किये जाते है । 

( १) क्षेत्रज्ञ के चार प्रकार--परात्पर, भव्यय, भक्षर और क्षर होते हैं । 
इस समस्त विश्व का अधिष्ठान, yar तथा साथ ही साथ विश्वातीत जो आत्मा 
है वही परात्पर” ( परमात्मा ) हे । इस सुष्टि का जो आधारभूत आत्मा है 
वही अव्यय है जिसका किसी प्रकार भी व्यय या नाण नहीं होता । अक्षर 
आत्मा इस afte का निमित्त कारण है अर्थात्‌ जिसकी प्रेरणा से afte उत्पन्न 
होती है वही अक्षर तत्त्व है । क्षर आत्मा सृष्टि का उपादान कारण होता हे । 
घट के लिए मिट्टी के समान हो उसकी स्थिति है। संक्षेप मे गीता के आधार 
पर हम कह सकते है कि समस्त भुत ही क्षर है, कूटस्थ अविकारी पुरुष हो 
अक्षर है तथा लोकत्रय को धारण करनेवाला उत्तम पुरुष ही “पुरुषोत्तम! 
कहलाता है । आत्मा का यह विभाजन गीता ( १५॥१६-१७) के प्ररयात 
पद्यो के ही आधार पर है । 


( २) अन्तरातमा के पाँच अवान्तर भेद वतलाये जाते हैं :--अव्यक्तात्मा, 
महानात्मा, विज्ञानात्मा, प्रज्ञानात्मा तथा प्राणात्मा । अप्यक्तात्मा 
वह है जिससे इस शरीर की जीवितरूप मे रहने की सम्भावना 
होती है और उसके अभाव मे यह शरीर जीवित नही रह सकता। 
सहानात्मा वह है जिससे सत्त्व, रजस्‌ तथा तमस एन तीनों गुणो की 
प्रवृत्ति होती है। विज्ञानात्मा 'वह है जो घमं, ज्ञान, वैराग्य और 


जीचसांज्ञोऽन्तरात्माऽन्यः सहजः सवंदेहिनामु । 
येन वेदयते ad सुखं दुखं च जन्मसु ॥ 
न वक्‍्ण्मेध्याय १२, 
१. द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च | 
क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते ॥ 
उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः । 
यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः ॥ 
गीता, Ho १५, श्लोक १६, १७ |» 


तृतीय परिच्छेद : अष्टादश पुराण ८५ 


Sead का तथा इसके विपरीत aad, अज्ञान, अवैराग्य और अनैश्वयं 
का wade होता है । प्रजावात्मा वह है जो ज्ञातेत्द्रियो और कर्मेन्द्रियो को अपने- 
अपने विययो मे प्रवृत्त करता हैं। प्राणात्मा वह है जिससे शरीर में सक्रियता 
उत्पन्न होतो है । इन पः्चविघ प्रकारों का आधारस्थान है कठोपनिषद्‌ के वे 
एलोक जिनमे अव्यक्त, महान्‌, वुद्धि, सन तथा इन्द्रियो का निर्देश किया गया है 
मौर एक को दूसरे से वडा वतलाकर अव्यक्त से पुरुष या परात्पर की श्रेष्ठता 
मानी गयी है । 

(३ ) भूतात्मा के प्रथमतः तीन भेद होते हे--शरीरात्मा, हंसात्मा तथा 
दिव्यात्मा । मनुष्य, पशु आदि भूतो का यह प्राणसम्पन्न शरीर ही शरीरात्मा 
कहलाता है । पृथ्वी और चन्द्रमा के वीच विचरण करने वाला वायु ही हंसात्मा 
हे । यह नामकरण वेद के आधार पर है जो कहता है कि यह एक हंस कभी 
सोता नही सवंदा हो जागता रहता है और सोये हुए शरीरात्मा की रक्षा किया 
करता है* । दिव्यात्मा का तात्पर्य मनुष्य, पशु तथा निर्जीव पदार्थ ( पाषाण 
आदि ) से है । इसीलिए इसके भी प्रथमतः तीन भेद हैं--वैश्वानर, तैजस और 
प्राज्ञ । पत्थर आदि निर्जीव पदार्थ ‘azarae’ के अन्तगंत, अत्तःसंज्ञा वाले प्राणी 
(वृक्ष आदि ) तेजस के अन्तर्गत तथा व्यक्तसंज्ञा वाले मानव प्राणी, जिनमें 
बुद्धि का विकाश होता हे, प्राज्ञ के areata माने जाते हे । 

इन तीनो मे ‘sta’ ही सबसे अधिक चैतन्य तथा बुद्धि से सम्पन्न होता 
हे । इसके तीन विभाग माते जाते है -कर्मात्मा, चिदाभास भर चिदात्मा । 
कर्मात्मा का सम्बन्ध कर्म से है। कमे की महिमा सर्वातिशायिनी हे। कर्म कै 
बिना कोई भी जीवित नही रह सकता । प्राणी को कर्म करना पड़ेगा ही । 
गीता का सुस्पष्ट कथन है--न हि कश्चित्‌ क्षणमपि जातु, तिठ्ठत्यकमंकृत्‌ । श्रुति 
भी कर्म की महिमा के प्रसंग मे कहती है कि कर्म के बिना प्राण अपूर्ण ही रहते 
है और इसीलिए कर्मार्ति की सूष्टि हुु---“अक्वत्स्ता उ वै प्राणाः ऋते कर्मणः । 


१. इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्य परं मनः । 
सनसस्तु परा वुद्धि: वुद्धेरात्मा महान्‌ पर: ॥ 
सहतः परम व्यक्तमु अव्यक्तात्‌ पुरुषः पर; । 
पुरुषान्न परं किञ्चित्‌ सा काष्ठ सा परा गतिः ॥ 


मिन कठ उप० 
२. स्वप्नेव शारीरमभिभहुत्या सुप्त: सुप्तानभी चाकशीति । 


शुक्रमादाय पुनरेति स्थानं हिरण्मयः पौरुष एकहंसः ॥ 
pr कुलायं बहिः कुलायादमृतश्चरित्वा । 
स इयते अमृतो यत्र कामं हिरण्मयः पौरुष एकहंसः 11 


ar , पुराण-विमर्श 


तस्मात्‌ कर्माग्निमसुजत्‌ ( शतपथ ) । परन्तु कमं होता है शीघ्र विनाशशाली । 
वह नष्ट भले ही हो, परन्तु बह अपना संस्कार छोड़ जाता है । ये ही संस्कार 
जिसमे समवेत होकर एकत्र निवास करते है वही है कर्मात्मा अर्थात्‌ जीव 1 
चिदाभास का अथे है चैतन्य का आभास अर्थात्‌ ईश्वर-चैतन्य का वह अंश जो 
ager के शरीर मे प्रविष्ट होकर हृदयस्थित विज्ञानात्मा से संएक्त होकर शरीर, 
इन्द्रिय, प्राण आदि के धर्मो से ससृष्ट होता है वही है चिदाभास, जो प्रति 
शरीर मे भिन्न-भिन्न होता है 1 इस विभाजन की अन्तिम कड़ी हे--चिदात्मा 
ईश्वर का वह भाग, जो समस्त विश्‍व मे व्याप्त होता है और साथ ही साथ 
शरीर मे भी व्याप्त रहता है, परन्तु व्याप्ति-स्थानों के घर्मो से संएक्त नही 
होता, चिदात्मा उसी का नाम है । इसे ही साधारण भाषा मे ईश्वर, परपुरुष 
आदि नामो से व्यवहृत करते हे । इसके तीन भेद होते हैं जो गीता के भनुसार 
(ao १०, श्लो० ४१ )*विभूतिलक्षण, श्रीलक्षण और ऊक्‌ लक्षण माने जाते 
है । गीता के इस शलोक मे ईश्वर को तीन पदार्थों से सम्पन्न होने की बात कही 
गयी है--विश्वत्ति, श्री तथा ऊर्ज और इसी कारण यहाँ त्रैविध्य स्वीकृत है । 

संक्षेप मे कह सकते हुँ कि क्षेत्रज्ञ के ४ प्रकार, अन्तरात्मा के ५ प्रकार तथा 
भूतात्मा के ९ प्रकार--इन सबो की सम्मिलित सख्या १५ होती है । अतः 
पुराण-पुरुष के इन १८ प्रकारो को वर्णन करने के हेतु पुराणो मे अष्टादश संख्या 
का समवेत होना युक्ति तथा तकं से संबरित है। २ 


( ख ) पुराण के क्रम का रहस्य 

ऊपर अष्टादश पुराणो की सूची मे जो क्रम वतळलाथा गया है बह सर्वसम्मत 
न होने पर भी बहुसम्मत तो अवश्यमेव है। अब प्रश्‍न है कि इन पुराणो का 
इसी क्रम से निर्देश वथो है ? इसका क्या कोई ऐतिहासिक कारण है ? अथवा 
यह केवळ मनमाने ढग से ही रखा गया है? इस प्रश्‍न के उत्तर में सम्प्र- 
दायवेत्ता पुराणविद्‌ विंद्वानो का मत है कि'यह क्रम साभिप्राय है । यह किसी 
ऐतिहासिक कारण का फल न होकर वण्ये-विषय को लक्ष्य मे रखकर ही 
सम्पन्न किया गया है। पुराणो के वण्ये-विषय अनेक है, परन्तु “प्राधान्येन 


१. यद्‌ यद्‌ विभूतिमत्‌ सत्वं श्रोमदूजितमेव वा ॥ 
तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोऽशसम्भवम्‌ ॥ “गीता १०।४१ 
२. विशेष के लिए द्रष्टव्य--पण्डित बदरीनाथ शुक्लः “मार्कण्डेयपुराण एक 
अध्ययन! नामक ग्रन्थ, GS ५-७, प्रकाशक, चौखम्भा विद्याभवन, वाराणसी, 


१९६१ ईस्वी तथा श्रीमधुसूदन ओझा रचित-- पुराणोत्पत्तिप्रसङ्ज नामक ग्रंथ, 
४० ५-१० जयपुर्‌, वि० Fo २००८ } 


उप्पर परिच्छेद . अडादश प्याली प्राण्‌ ~ अन 
Gat परिच्छेद : अष्टादश पुराण 8S 


व्यपदेशा झवन्ति न्याय के agar प्रधान दिषय की इहि से ही इस दिदेश- 
क्रम का औचित्य सुसंगत होता है 1 

हमने अनेक बार कहा है कि पुराण का प्रधान लक्ष्य सगे या सुरि हैन 
किस प्रकार मूलतत्त्व से दृष्टि हुई, उसका दिकाश हुआ, नाना वंशो का उदय 
ह्मा तथा wan भी अनेक गौरवशाली व्यक्तियों ने अपने महत्वसम्प्ष 
चरित्र का प्रदर्शन क्या तथा अन्त में सुष्टि के मूलतत्त्व में विलीन होने से 
प्रलय हो गया । यही तो सृष्टि की प्रवहमान धारा है। विश्व का आदि है 
सर्ग कौर पर्यवसान है प्रतिसगे। इन दोचो छोरों के बीच में अन्वन्तर 
वंश तथा दशातुचरित को arr प्रवाहित होती है । पंचलक्षण का यहो 
स्वारस्य है--यही संगति हे । फलतः सृष्टितत्व वा प्रतिपादन ही पुराण का 
मुख्य तात्पर्ये या अभिप्राय भडीभाँचि माना जा सकता है । इस सुज्यता की दृष्टि 
से पुराणों के क्रम पर घ्याच देने से उसका औचित्य स्वतः बशिव्यक्त होता हे । 

फलतः सृष्टि के विषय में प्रथमतः जिज्ञासा उत्पन्न होती हे कि एस अल्याण्ड 
की रचना किसने की ? तैत्तिरीय संहिता ( ३।१२।९।३ ) को स्पष्ट उक्ति है--- 
बहा ब्रह्माभवत्‌ स्घयमु अर्थात्‌ सुष्टि कायं के लिए ब्रह्मा ही ब्रह्मा हुए । फलतः 
gfe का सल है वही ब्रह्म और इसी आदि-कर्ता के निर्देश के लिए महापुराण ` 
का नास सबसे प्रथम इस सूची मे आता है । ब्रह्मा की उत्पत्ति के विषय मे 
तदनन्तर जिज्ञासा होना स्वाभाविक है । इसका उत्तर 'पदापुराण'२ देता है-- 
अर्थात्‌ ब्रह्म का उदय पन्च से-कमल से-हुआ। तब यह कमल meter? 
विष्णुपुराण' के द्वारा प्रतिपाद्य विष्णु की ही नाभि मे बह कमल था जहाँ 
उत्पन्न होकर ब्रह्मा ने घोर तपस्या की और फलरूप नूतन सुष्ठि का निर्माण 
किया । 'वायुपूराण'९ को शेषशय्या का निरूपण करने वाला बतलाया गया है, 
जिस पर विष्णु भगवान्‌ शयन करते हैं और जो इसीलिए उनके आधार का 
काम करता है। शेष भगवानु क्षीरसमुद्र मे रहते है और इस समुद्र फे रहस्य 
को बतलाने वाला पुराण श्रीमदूभागवत्‌* है। नारदजी भगवानु चिप्णु फे 
सन्तत भजनकर्ता है जो अपनी वीणा पर मधुर स्वर से भगवान्‌ के अमृत- 
नाम का कीन किया करते है और इस साहचर्य के कारण भागवत फे भनन्तर 


नारदपुराणर का क्रम--निर्देश उचित ही है। अब तक सृष्टि के विपाण मी 
एक रेखा खीची गयी जिसमे ६ पुराणों के क्रम की संगति Fu गाव a 


BG पुराण-विमर्श 


‘ 


भीतर अग्निरूप से क्रियाशील होने वाली वस्तु ही मूल प्रेरणा देती है--यह 
भी एक मान्य मत है और इसी का प्रतिपादन करता हू अष्टम पुराण अग्नि 
पुराण 1 अग्नि का तत्त्व सूर्य के ऊपर आधारित है अर्थात्‌ मूलतः सूर्य ही प्रेरक- 
शक्ति का काम करता है। “सूर्यं आत्मा जगतस्तस्युपः' के अनुसार सूयं को 
जंगम तथा स्थावर सृष्टि की आत्मा होना वेद वतलाता है। इस प्रकार सृष्टि के 
उत्पादन मे सूर्य की महत्ता सर्वातिशायिनी है और इसी सूर्य की महिमा का 
प्रतिपादक है--नवम भविष्यपुराण । मूलतत्त्व के विषय मे कई विप्रति” 
पत्तियाँ दिखलाकर पुराण ने अपने मत को प्रकट किया है अग्रिम ब्रह्मवेवर्त*° 
के नाम द्वारा । अर्थात्‌ पुराण मत मे ब्रह्म से ही जगत्‌ की सृष्टि होती हे । यह 
जगत्‌ ब्रह्म का faad है। विकार तथा विवतं का पार्थक्य तो सर्वत प्रख्यात 
है । जगत्‌ ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है अवश्य । परन्तु वह स्वय तात्विक वस्तु नही 
है--मायिक है और इसीलिए verdad की संज्ञा से ब्रह्म के मल कारण होने 
और विश्व को उसका विवतं होने के सिद्धान्त का प्रतिपादन पुराण करता है । 
अव विचारणीय प्रश्‍न है कि यह मलतत्त्व ब्रह्म जाना केसे जाय ? बह ती 
निर्गुण ठहरा और तव सगुण€ूप मे उसकी पहचान किस प्रकार की जा सकती 
है ? जीव अपने मंगल के निमित्त उसकी उपासना किस प्रकार करे ? इन प्रश्नो 
का उत्तर अवशिष्ट पुराणो के द्वारा दिया गया हे । ब्रह्म की शिव तथा विष्णु ही 
प्रख्यात सगुण अभिव्यक्तियां हैं और ये दोनो भी नाना रूपो मे प्रकट हुमा करते 
है जिन्हें अवतार? की सञ्चा दी जाती है । एकादश पुराण fant? तथा तेरहवाँ 
स्कन्दपुराण ^* शिव के साथ सम्वन्ध रखते हैं । वाराह,* २ वामन, १२, कूर्म १% 
तथा मत्स्य १ ९--ये चारो अवतार भगवान्‌ विष्णु के है जो सृष्टितत्व से 
विशेषरूप से सस्वर है और जिनके द्वारा वे इस घराधाम पर अवतोणे होकर 
भक्तो के क्लेशो का नित्रारण करते है तथा उन्हे मुक्ति पाते के निमित्त सुगम मार्ग 
का उपदेश भी देते हैं । श्रीमदभागवत का इस विषय मे स्पष्ट कथन है 
( ५।१९।५) :-- 
मर्त्यावतारः खलु मरत्येशिक्षणं 
रक्षो-वधायेव च केवलं विभोः ॥ 
fag व्यापक भगवान्‌ का मत्येरूव मे अवतार राक्षसो के वघ के लिए ही नेही 
होता, प्रत्युत मर्त्यो के शिक्षण के लिए होता है। मर्त्यशिक्षण की प्रधान 
दिशा है भवजंजाल से निवृत्त होकर आनन्दमयी मुक्ति की उपरूव्धि । इस 
अभिप्राय से भगवान्‌ के इतर भी मत्यंरूप मे अवतरण होते हैं जिनकी विशिष्ट 
चर्चा आगे की जायेगी । १ 
१, द्रष्टव्य माघवाचाय शास्त्री: पुराणदिगृदर्शन go ७१-७५ | 


तृतीय परिच्छेद : अष्टादश पुराण ८९, 


अन्तिम दो पुराणो का सम्वन्ध जीव-जन्तुओ को गतिविधि है । कर्म, ज्ञान 
-तथा उपासना के सम्पादन से जीवन को कौन गतियाँ प्राप्त होती है इसका 
प्रतिपादक है सत्रहवाँ गरुडपुराणर* जो मरणान्तर स्थिति का विशेष विवरण 
देता है और इन गतियो के विस्तृत क्षेत्र को वतलानेवाला है अन्तिम 
-बरह्माण्डपुराण = । अपने कर्मो के फलानुसार जीव इस पूरे ब्रह्माण्ड के भीतर 
घमता रहता और सुख-दुःखका अनुभव किया करता हे । इस प्रकार सुष्टिविद्या 
से सम्बद्ध तथा तदुपयोगी ज्ञान-कर्म के प्रतिपादन मे अष्टादश पुराण की 
उपयोगिता है । पौराणिक क्रम का यही अभिप्राय है । 


( ग ) पुराणों के विभाजन 


मत्स्यपुराण ( ५३६७-६८ ) के अनुसार पुराणो का त्रिविध विभाजन 
“मान्य है--सात्विक, राजस, तामस । सात्विक पुराणो मे विष्णु का माहात्म्य 
अधिक रूप से वर्णित हँ; राजस पुराणो मे ब्रह्मा का तथा अग्नि का माहात्म्य 
अधिकांश वणित हँ । तामस पुराणो मे शिव का * । इन तीनो से भिन्न एक 
-संकीणं भेद भी है जिसमें सरस्वती तथा पितृगणो का माहात्म्य अधिकतर 
वर्तंसान हे । पद्मपुराण में सात्त्विक पुराणो की गणना भी निदिष्ट हे--वैष्णव, 
नारद, भागवत, गरुड़, पद्म तथा चाराह | परन्तु व्यान देने की वात हैं कि 
इस विभाजन में अन्य पुराणो के साथ ऐकमत्य नही है, आश्‍चर्य तो तब होता 
है जव निश्चयरूपेण शिवभक्ति के प्रतिपादक वायुपुराण को गरुडपुराण 
सात्विक पुराणो के अन्तर्गत रखता हँ । फलतः इस विभाजन में वैज्ञानिकता की 
आशा करना दुराशामात्र है । गरुडपुराण एक पग भागे बढ़कर सात्त्विक 
पुराणो के भीतर तीन प्रकार का विभाग मानता हे--( क) सत्वाधम = मत्स्य 
तथा कूर्म; (a) सात्तिवकमघ्यम--वायु; (ग) साच्विक-उत्तम = विष्णु, 
भागवत तथा गरुड ।. देवता के प्राधान्य से पुराणो का विभाजन विद्वानों ने 


१. सात्त्विकेषु पुराणेषु माहात्म्यमधिकं हरेः । 
राजसेपु च माहात्म्यमधिकं ब्रह्मणो विदुः ॥ ६७ ॥ 
तद्ददग्नेर्माहात्म्यं तामसेषु शिवस्य च। 
संकीर्णेषु सरस्वत्याः पितृणां च निगद्यते ॥ ६८॥ 
मत्स्य, Ao ५३ 
२. सत्त्वाधमे मात्स्यकोमं तदाहुर्वायु चाहुः सात्त्विक मध्यमं च । 
विष्णोः पुराणं भागवतं पुराणं सत्त्वोत्तमे गारुडं प्राहुरार्याः ॥ 
गरुडपुराण 


९० पुराण-वमर्श 


किया है । गरुडपुराण के पूर्वोक्त कथन मे कूम भी सात्विक अर्थात्‌ विष्णुः 
माहात्म्य प्रतिपादक पुराणों के अन्तर्गत स्वीकार किया गया है, परन्तु इसके 
प्रकाशित अंश (ब्राह्मी संहिता) म शिव-शिवा के माहात्म्य का हो पूर्णतः 
प्रकाशन है । महेश्वर ही परमतत्त्व माने गये है। शक्ति का भी यहाँ विशिष्ट 
वर्णन है । श्री कृष्ण भी शिव की स्तुति करते हुए दिसलाये गये है। ऐसी दशा में 
इसे 'सात्विक' क्यौँंकर कहा जा सकता है? वायुपुराण का स्वरूप निश्चयेन 
शिव-माहात्म्यपरक हे बौर इसीलिए यह स्कन्दपुराण मे (शव) नाम से भी 
अभिहित किया गया हे । ऐसी दशा मे इसमे पुराणसम्मत सात्विकता कहाँ ? 
फलतः गरुड के पूर्वोक्त विभाजन मे हम विशेष श्रद्धा नही रख सकते । 
उपास्य देवो की विभिन्नता से पुराणो का विभाजन ऊपर किया गया है । 
स्कन्दपुराण के केदारखण्ड के अनुसार दश पूराणो में शिव, चार मे भगवान, 
ब्रह्मा, दो में देवी और दो मे हरि--इस प्रकार विभाजन किया गया है, परन्तु 
तत्‌ पुराणो के नाम-निर्देश न होने से इस विभाजन की वैज्ञानिकता मापी 
नही जा सकती । इसी पुराण के 'शिवरहस्य' नामक खण्ड के अन्तर्गत सम्भव- 
काण्ड मे ( २।३०।३८ ) एक दूसरा हो विभाजन किया गया है जो इसा 
प्रकार हे-- 
( १) शैव = शिवविपयक 
शिव, भविष्य, मार्कण्डेय, लिङ्ग, वाराह, 
स्कन्द, मत्स्य, BH, वामन तथा ब्रह्माण्ड ( १० ) । 
( २) वैष्णव = विण्णुविषयक 
विष्णु, भागवत, नारदीय तथा गरड (x) I 
(३) ब्राह्म = ब्रह्माविषयक 


ब्रह्म तथा पद्म (२)1 
( ४ ) आम्नेय = अग्निविपषयक 
अर्निपुराण (१)! 
(५ ) सावित्र = सूर्यविषयक 
ब्रह्मवैवर्त (2st 
१८ 


स्कन्दपुराण के अनुसार प्रतिपाद्य देवानुसारी यह विभाजन वैज्ञानिक- 
रीत्या शोभन नही माना जा सकता, क्योकि 'पद्मपुराण' तो चिश्चयेन भगवान्‌ 
विष्णु की महिमा का सबिशेषमावेन प्रतिपादक है। इसीलिए गोडीय वैष्णवॉ 


तृतीय परिच्छेद : अष्टादश पुराण २९१ 


के सिद्धान्तों का विकास, विशेषतः रावा का, इसी पुराण के आधार पर हे ।' 
पह विभाजन सामान्य रीत्या ही मान्य है । : 


स्कन्दपुराण का विभाजन दो प्रकार से उपलब्ध होता है-- 


(क) खण्डात्मक विभाजन (ख) संहितात्मक विभाजन 
| | 
(१) माहेश्वर खण्ड (१) सनत्कुमार संहिंता--५५ हजार श्लोक 
(2) वेण्णव ,, (२) सुत संहिता ८६ , », 
(३)ब्रह्म „ (३) शाद्धरी , 4२० रु 7२ 
(४ काशी ,, (४) वैष्णवी ,, OEP 
(५) अवनतो ,, (५) ब्राह्मी ,, २३ फु 0) 
(६) नागर ,, (६) सौरी ,, >> पा. औँ 
(७) प्रभास ,, STN 
= १ लक्ष, 
इन खण्डो के अन्तगंत अनेक इन संहिताओं के भी अनेक अवान्तर 
अवान्तर खण्ड भी वर्तमान हैं खण्ड है । 


श्लोको की संख्या 5१ सहस्र 1 


पुराण का वर्गोकरण 

अष्टादश पुराणो के वर्गीकरण अनेक प्रकार से किये गये है। भिन्न-भिन्न 
पुराणों ने इस विषय मे विभिन्न हृश्याँ अपनायी है। पुराण के पञ्चलक्षण को 
आधार मानकर प्राचीन और प्राचीचोत्तर--ये दो विभाग किये जा सकते हैं । 
इस कसौटी के अनुसार वायु, ब्रह्माण्ड, मत्स्य और बिष्णु प्राचीन पुराण मालुम 


१. यह नाम संहिताओ तथा उनकी इलोक संख्या सूतसंहिता ( १ अ० 
शलोक १९-२४ ) के आधार पर है जो आनन्दाश्रम संस्कृत ग्रन्यावलि ( ware 
२५ ) मे पूना से प्रकाशित है ( १९२४ Go ) । इसके ऊपर माधवाचार्य रचित 
'तात्पर्यंदीपिका' ब्याख्या भी यही प्रकाशित है। ध्यातव्य है कि ये माघव 
सायणाचार्य के अग्रज माघवाचार्य से नितान्त भिन्न है। ये मन्त्री होने के हेतु 
साघवसस्त्री के नाम से प्रख्यात हैं, परन्तु हैं उनके समकालीन ही--१४ शती 
का मध्य भाग । विशेष द्रष्टव्य मेरा wa “आचार्यं सायण और माधव” 
( प्रकाशक, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग ) । 


सूतसंहिता शैव दर्शन के सिद्धान्तो की विस्तार से प्रकाशिका है। माधव 
की यह व्याख्या गम्भीर रहस्यो को सरलतया प्रकट करती है । 


९२ पुराण वमशों 


पडते है, क्योकि इन चारो मे पुराण के पाँचों विषय उचित परिमाण मे बणित 
है । इनसे भिन्त पुराणो को प्राचीनोत्तर वर्ग मे अन्तर्भुक्त समझना चाहिए । 
देवता के विचार से पुराणो का अन्य वर्गीकरण है। पद्मपुराण के अनुसार 
मत्स्य, कूर्म, लिङ्ग, शिव, स्कन्द, अग्ति--ये छः पुराण तामस है । ब्रह्मांड, 
qadad, मार्कण्डेय, मविष्व, वामन और ब्राह्म--ये छः राजस पुराण है तथा 
विष्णु, नारद, भागवत, गरुड, पद्म और वाराह-- ये छः सात्विक पुराण माने 
गये है। यह वर्गीकरण विष्णु को सात्त्विक देव मानकर किया गया हे । यहाँ 
तामस, राजस तथा सात्विक पुराणो की समान संख्या निर्धारित है 1* मत्स्यः 
पुराण इससे कुछ विभिन्न वात वतलाता है । उसको दृष्टि मे विष्णु के वर्णना- 
परक पुराण सात्त्विक, ब्रह्मा और अग्नि के प्रतिपादक पुराण राजस, शिव के 
प्रतियादक तामस, सरस्वतो और पितरो के माहात्म्य को वर्णन करनेवाले 
पुराण 'सकीर्ण' माने गये हैं । 


सात्त्विकेषु पुराणेपु माहात्म्यमधिकं हरेः 
राजसेषु च माहात्म्यमधिक ब्रह्मणो fas: | 
तद्वदग्नेश्च, माहात्म्यं तामसेपु शिवस्य च 
संकीर्णेपु सरस्वत्याः पितृणा च निगद्यते ॥। 
मत्स्य ५३ Fo, ६८-६९ श्लोक 


स्कन्द की दृष्टि मे दश पुराणो मे तो केवल शिव की स्तुति है, चार में 
ब्रह्मा की भौर दो मे देवी तथा हरि को हे । इस वर्गीकरण मे तत्तत्‌ पुराणो का 
नाम नही दिया गया है-- 


अष्टादशपुराणेषु दशभिर्गीयते शिवः 
चतुभिभँगवान्‌ ब्रह्मा द्वाभ्यां देवी तथा हरिः ॥। 
--स्कन्द, केदारखण्ड १ 


१. मत्स्य कौम तथा लङ्गं शौचं स्कान्दं ada च । 
आग्नेयं च षडेतानि तामसानि निवोध में ॥ 
and नारदीय च तथा भागवतं शुभम्‌ । 
गारुडं च तथा पाद्मं वाराहं शुभदशंने ॥ 
सात्विकानि पुराणानि विज्ञेयानि शुभानि वे ॥ 
ब्रह्माण्डं ब्रह्मवैवर्त मार्कण्डेयं तर्थव च। 
भविष्यं वामनं art राजसानि निवोध मे॥ 
नप पुराण, उत्तरखण्ड, १६३।८१-८४ 


तृतीय परिच्छेद : अष्टादश पुराण ९, 


Aw 


~ 


दमिल ग्रन्थों में पुराणो के ये पाँच वर्ग किये गये हैं :--- 

( १) ब्रह्मा--्नह्मपुराण भोर पद्मपुराण, 

( २ ) सूर्य--्रह्मवैवतं, 

( ३) मर्मि--अग्नि, 

( ४) शिव--शिव, स्कन्द, लिङ्ग, कूर्म, वामन, वराह, भविष्य, मत्स्य, 

मार्कण्डेय तथा ब्रह्माण्ड ( = १०), 

( ५) विष्णु--ना रद, श्रीमद्‌भागवत, गरुड और विष्णु (८४ ) 1 
तात्पर्यं यह है कि इन सकळ वर्गीकरण को विभिन्नता का कारण उनका विभिन्न 
दृष्टिकोण है । आधुनिक विद्वानों ने पुराणो मे वणित विषयो का got भौर 
आलोचनात्मक परीक्षण करने के पश्चातु विषय-विभाग के अनुसार पुराणो के 
छः वर्ग निर्धारित किये है :--- 

( १) प्रथम वर्ग मे साहित्य का विश्वकोश है अर्थात्‌ मानव-समाज के 
लिए उपयोगी समस्त विद्याओं का--आध्यात्मिक तथा भौतिक विद्याओ का-- 
सार अंश एकत्र कर दिया गया है। आजकळ प्रकाशित होनेवाले विश्वकोण' 
के समान इनका संकळन-मूल्य है । इस वर्ग मे Tes, अग्नि तथा नारदीय पुराण 
आते हैं जिनमें प्राचोत विद्याओ का संक्षेप वड़े अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया 
गया है । k 

(२) द्वितीय वर्ग मे मुख्यतः तीर्थो तथा ब्रतो का वर्णन है । इस विभाग 
मे पद्मपुराण, स्कन्द तथा भविष्य की गणना है । प्राधान्येन व्यपदेशा भवन्ति” 
के न्याय के अनुसार ही इसे समझना चाहिए । इन विषयों की मुख्यता होने के 
कारण ही ये तीन पुराण इस वर्ग मे आते है, अन्यथा सामान्य रूप से ये विषय 

च्यत्र भी देखे जा सकते है । 


( ३) तृतीय वर्ग ब्रह्म, भागवत तथा ब्रह्मवैवते पुराणों का है। इनके 
विषय मे विद्वानों का मत है कि इनके दो-दो संस्करण हो चुके हैं, जिनमें इनका 
मूल भाग वही है जो उनका केन्द्रस्थ माग है। इन दो वार के संस्करणो मे 
आगे-पीछे बहुत कुछ जोड़ा गया है 1१ 

(४) चतुर्थं वर्गे में ऐतिहासिक पुराणो की गणना है--ऐतिहासिक 
पुराण' से तात्पर्यं उस पुराण से है जिसमें कलियुग के राजाओं का 


१. श्रीमद्भागवत के इस दिविध संस्करण के विषय मे लेखक को महान्‌ 
सन्देह है। भागवत इतना सुव्यवस्थित पुराण है परस्पर में अन्तर्योग से 
समन्वित, कि उसके दो संस्करण होने की वात समझ मे नही आती । प्रचलित 
मत का आश्रय लेकर ही पूर्वोक्त कथन है । 


ey पुराण-विमर्श ` 


वर्णन विशेष रूप से, इतिहास की दृष्टि को लक्ष्य मे रखकर, किया गया हे । 
'ऐसे वर्ग मे वायु तथा ब्रह्माण्डपुराण का समावेश है। यहाँ व्यान रखने की बात 
हैं कि इन दोनो पुराणो मे पारस्परिक साम्य वर्णन का ही नही, प्रत्युत अघ्यायों 
का भी इतना अधिक है कि डा० किर्फेल ने इन दोनों को एक ही मूल पुराणों 
से विनिःसृत वतलाया है । दोनो में अध्याय के अध्याय ज्यों के त्यो आये हुए 
हैं । इसीलिए किर्फेल का कहना है कि किसी प्राचीन युग मे दोनों एक ही पुराण 
मे अन्तनिविष्ठ थे । पीछे ये gap कर दिये गये । यह घटना बाणभट्ट से पूर्व 
अर्थात्‌ सप्तम्‌ शती से पहिले ही हो चुकी थी जव उन्होने वायुपुराण के प्रवचन 
का स्पष्ट उल्लेख किया हे । 

(५) पञ्चम वर्ग मे साम्प्रदायिक पुराणो का अन्तर्भाव है। इसमे fog, 
वामन तथा मार्कण्डेयपुराण भाते है । 

(६) षष्ठ सगं मे वाराह, कूर्म तथा मत्स्यपुराण की गणना है जिनमे 
पाठो का अत्यधिक संशोधन होने से मूल पाठ रह ही नही गया है।* 

यह वर्गीकरण सामान्य रीति से ही समझना चाहिए । पुराणो का वर्गीकरण 
न यथार्थतः सर्वेमाच्य रूप से है, ओर न हो ही सकता है। भिचरुचिहि लोकः 1 


( घ ) शिवपुराण तथा वायुपुराण का स्वरूपनिर्णय 


बिभिन्न पुराणो मे निर्दिष्ट पुराणसुची मे चतुर्थ पुराण के रूप मे किस पुराग 
-की गणना मान्य की जाय, इस विषय मे ऐकमत्य नही है । यह वस्तुतः मतभेद 
का एक गंभीर विषय है । पुराणो की बहुल सख्या "शिवपुराण' को चतुर्थ पुराण 
मानने के पक्ष में है, अल्पीयसी सांख्या “वायुपुराण” को बह आदरणीय स्थान देने 
पर आग्रह रखती है। नामनिदेशपूर्वक यदि स्पष्टतः कहना पड़े, तो कहना होगा 
कि कूर्म, पद्म, ब्रह्मवैवर्त, भागवत, मार्कण्डेय, लिंग, वराह तथा विष्णु "शिवपुराण 
के पक्ष मे अपनी सम्मति देते हैं । जव कि देवीभागवत, नारद तथा मत्स्य 'वायु- 
पुराण' के पक्ष मे अपना मत देते हैं, इस प्रकार विभिन्न आठ पुराणों के द्वारा 
निर्दिष्ट होने से 'शिवपुराण' को ही चतुर्थ महापुराण होने का श्रेय प्राप्त है, परंतु 


१. जमन विद्वान्‌ sto किर्फेल ने अपने मत का, विशद प्रतिपादन "पुराण 
पञ्चलक्षण’ ग्रन्थ की जमन-भाषा-निवद्ध भूमिका मे किया हूँ जिसका अंग्रेजी 
अनुवाद भी हो चुका हे तिरुपति से प्रकाशित जर्नल आव वेंकटेइदर इन्स्टिच्यूट 
की पत्रिका ( भाग ७और ८) मे । 

२, देखिए sto पुलासकर का एतद्विषयक लेख-कल्याण का संस्कृति 
अंक ( १९५० ) ए० ५५२-५५३ | 


तृतीय परिच्छेद : अष्टादश पुराण २५ 


"ऐसे विषयों मे बहुमत का कोई मूल्य तथा महत्व नही माना जा सकता । 
-प्रामाणिकता का निर्णय बहुमत की कसौटी से करना न्यायसंगत प्रतीत 
-नहीं होता 1 


१. दोनों पुराणों का वर्तमान स्वरूप 
इस समय शिवपुराण तथा वायुपुराण के ताम से दो विभिन्न ग्रंथ प्रचलित 
हैं जो आकार-प्रकार में, वण्णेविषयक के संकेत में नितांत भिन्नता रखते हैं। 
"शिवपूराण बस्बई के वेंकटेश्वर प्रेस से छपकर प्रकाशित है ( सं० १९८२, शाके 
१८५७ ) तथा पंडित पुस्तकालय, काशी से अभी निकला है। वायुपुराण विव्लि- 
altar इण्डिका ( कलकत्ता, १८८०-८९ ई० ) में, आनन्द संस्कृत ग्रन्थावलि 
( पुना, १९०५ ई० ) में तथा गुरुमंडल ग्रंथमाला ( कलकत्ता, वि Fo २०१६, 
Zo सन्‌ १९५९; उन्नीसर्वां पुष्प ) में प्रकाशित हुमा है। इन तीनों संस्करणों 
-में पाठ प्रायः एक समान ही है । शिवपुराण की खंडभूता संहिताओ की संख्या 
का निर्णय एक विषम समस्या है । इस समस्या की जटिलता का अनुमान इस 
घटना से किचिन्मात्र लग सकता है, जब हम दो प्रकार की संहिताओं का निर्देश 
वर्तमान शिवपुराण मे दो स्थानों पर प्रायः एक ही रूप में पाते हैं। शिवपुराण 
न्की विद्येशवर संहिता ( अध्याय २। ४९-५५ ) मे तथा वायवीय संहिता के 
पूर्वार्ध में ( प्रथम अध्याय, इलोक ५०-५२ ) बारह संहिताओों तथा उनकी 
“शलोक संख्या का निर्देश प्रायः एक ही आकार-प्रकार से उपलब्ध होता है । 
इन संहिताओ के नाम ये हैं---विद्येश्वर, रौद्र, विनायक, औम, मातृ, रुद्रेकादश, 
कैलास, शतरुद्र, कोटिरुद्र, सहखकोटि, वायुप्रोक्त संहिता तथा घर्मसंहिता ।* 
इनकी श्लोक संख्या एक लाख वतायी जाती है। इन लक्षइलोकात्मक 
द्वादश संहिताओं से सम्पन्न शिवपुराण का अस्तित्व हस्तलेखो के रूप में भी नहीं 
सुना जाता, इसके प्रकाशित होने की तो बात ही च्यारी है। इलोकों की यह 
महती संख्या भी आलोचकों को शंका का एक प्रधान कारण है । इस संख्या के 
सम्मिलित होने पर तो चतुलक्षात्मक पुराणों की संख्या में विशेष वृद्धि का प्रसङ्ग 
उपस्थित होता है जो कथमपि न्याय्य तथा fads नही माना जा सकता । तथ्य 
यही प्रतीत होता है कि शिवपुराण की मूलभूत चतुविशति areal सप्तसंहितानों 
के स्थान पर ही यह चतुगुंणित संस्यावाली द्वादश संहिताएं केवल पुराण के 
विशिष्ट गौरव तथा सर्वमान्य माहात्म्य को प्रकट करने के लिए ही कल्पित की गयी 
हैं। क्योंकि पुराणो में सबसे बड़ा पुराण है स्कंदपुराण, परन्तु उसके भी ण्लोकों 
की संख्या इक्यासी हजार तक सीमित है। फलतः नक्षश्लोकी महाभारत से 
१, द्रष्टव्य परिशिष्ट १ । 


९६ पुराण-विमर्श 


तुलना तथा समान सम्मान से सम्पन्त होने की भव्य भावना ही "शिवपुराण के" 
इस विराट रूप का कारण मानी जा सकती है। उपलब्ध शिवपुराण की साता 
साहिताओ का निर्देश इस प्रकार है--१-विद्येश्वर साहिता ( २५ अध्याय ),. 
२--रुद्र साहिता ( १९७ अध्याय ) [जिसमे पाच खंड है (क) सृष्टि ( २० 
ao) ( ख ) सती खण्ड ( ४३ ao ), (य) पार्वती खंड (५५ Ao, (घ )- 
कुमार खंड (Ro अ०) (ड ) युद्ध खड ( ५९ अ० ) ] ३- शत्तख्द्र संहिता 
( ४२ ao, ४--कोंटिरद्र सहिता ( ४३ ao ) ४--उमा संहिता (५१ 
ao), ६--केलास संहिता ( २३ भ० ) तथा ७--वायवीय संहिता (पूर्व 
भाग ३५ Fo तथा उत्तर भाग ४१ ) । इन साहिताओ मे अन्तिम संहिता वायु- 
प्रोक्त होने से वायवोय नाम से अभिहित की जाती है तथा इसके दो भाग है 
जिनके अध्यायो की सख्या का निर्देश ऊपर किया गया है। इस प्रकार समग्र 
शिवपुराण मे ४५७ अब्याय हैं, परन्तु वायवीय साहिता मे केवल ७६ अध्याय 
तथा चार सहस्र श्लोक है । 

वायुपुराण पुराण-साहित्य मे अपना एक विशिष्ट स्थान 'रखता है--- 
पुराणीय पंचलक्षण को सम्पत्ति मे तया रचना की प्राचीनता मे तथा शैली की 
बिशुद्धता मे । पुराणीय पंचलक्षणोय का उचित सन्निवेश लघुकाय होने पर भो 
वायुपुराण का एक आकर्षक वैशिष्ट्य है । इसमे सगं, प्रतिसर्ग, वंश, मन्वंतर 
तथा बंशानुचरित--ये पाचो विषय दोघं या हुस्व मात्रा मे उपलब्ध होते हैं । 
उपल्ब्ध वायुपुराण मे ११२ अध्याय मिलते है, परन्तु ग्रंथ की अन्तरंग परीक्षा 
से स्पष्ट पता चलता है कि अन्त के नौ अध्याय ( १०४-११२ ) वैष्णव मत की 
पुष्टि के लिए किसी वैष्णव लेखक ने पीछे से जोडे है। इस पुराण का अन्तिम 
अध्याय विना किसी संदेह के १०३रा अध्याय ही है, क्योकि इसके अन्त मे पुराण, 
के अवतार की गुरुपरंपरा प्रामाणिक रूप से निवद्ध की गयी है (शलोक ५८-५६) 
तथा भागे के श्लोको मे फलश्रुति और महेश्वर की स्तुति की गयी है जो वायु- 
पुराण के शैवतत्तवप्रतिपादक होने का स्पष्ट Tha है । अध्याय १०४ मे मर्हाष 
व्यास द्वारा परमतत्व के वर्णन तथा साक्षात्कार का विवरण है और वह परम- 
तत्त्व राधासंबलित श्रीकृष्ण ही माने गये हे । यहाँ भानंदकंद श्री कृष्णचद्र का 
वर्णन बडी ही सरस भाषा तथा रसमयी शेली मे निबद्ध होकर रससम्पन्त गीति 
काव्य का चमत्कार उपस्थित कर रहा है । इस वर्णन मे राधा का नामोल्लेख, 
जो श्रीमद्भागवत तथा विष्णुपुराण जैसे विशुद्ध विष्णुभक्तिप्रधान पुराणो मे भी 
नही किया गया है, वायु के इस अव्याय को इन पुराणो की रचना से अवान्तर- 
कालीन सिद्ध कर रहा है । वायुपुराण के अन्तिम आठ अध्याय ( १०५-- 


१, द्रष्टव्य परिशिष्ट २ । Z 


तृतीय परिच्छेद : अष्टादश'पुराण ९७ 


११२ ) गयामाहातम्य के विशद प्रतिपादक है । गया के तीथंदेवता 'गदाघर' 
नाम्ना प्रख्यात विष्णु ही है जिनकी यह भनुघ्रासमयी स्तुति इसके साहित्यिक 
स्वरूप की परिचायिका है-- 
गदाधरं व्यपगत कालकल्मषं 
गयागत' विदितगुणं गुणातिगस्‌ | 
गृहागतं गिरिवर-गौर-गेहृगं 
गणाचितं वरदमहं नमामि ॥ 
—o १०९, श्लोक २७। 
इस प्रकार अध्याय १०४-११२ भगवान्‌ विप्णु की स्तुति तथा महत्ता 
के प्रतिपादक है और इन्हें निश्चयरूप से वैष्णवमत की संवर्धना के निमित्त 
किसी लेखक ने इस प्राधान्यतः शिवमाहात्म्यप्रतिपादक पुराण में पीछे से जोड़ 
दिये हैं। न्य के प्रथम अध्याय में पुराणस्थ विषयो की अनुक्रमणी में भी 
'गयामाहात्म्य' का निर्देश न होना निश्चय ही इसे प्रक्षिप्त सिद्ध कर रहा है। 
वायुपुराण चार भागो में विभक्त है--( १ ) प्रक्रियापाद ( अ० १-६), 
(२ ) उपोद्घातपाद ( ao ७-६४ ), ( ३ ) अनुषंगपाद ( अ० ६५-९९ ), 
( ४ } उपसंहारपाद ( अ० १००-११२ ) भागचतुष्टय की यह कल्पता बड़ी 
प्राचीन है । इन सागो की तुलना वेदचतुष्टय तथा कालचतुष्टय से की गयी है 
तथा समग्र पुराण की संख्या द्वादश wea निश्चित रूप से दी गयी है। 
( ३२।६६ ) जो उपलब्ध पुराण की इलोकसंस्या से बहुत अधिक नही है। 
प्रचलित वायुपुराण की श्लोकसंख्या दस aga नौ सो इक्यानवे ( १०,९९१ ) 
है । प्रतीत होता है कि इस पुराण के कुछ अंश छिन्न-भिन्न तथा त्रुटित हो गये 
हुँ । इतना तो निश्चित ही है कि आजकल का उपलब्ध यह पुराण प्राचीन वायु- 
पुराण से विशेष fart वही है । 
मूल श्लोको की संख्या का प्रतिपादक पुराणस्य वचन ध्यान देने योग्य है-- 
एवं द्वादश साहस्रं पुराणं कवयो विदु: | ६६ 
यथा वेदश्चतुष्पादश्चतुष्पादं तथा युगस्‌ 
यथा a चतुष्पादं विधात्रा विहितं स्वयम्‌ 
चतुष्पादं पुराणं तु ब्रह्मणा विहितं पुरा ॥ ६७ ir 
वायुपुराण, द्वात्रिश अध्याय । 
२. चतुर्थ पुराण का लक्षण 


शिवपुराण तथा वायुपुराण में किसे महापुराण माना जाय ? यह समस्या 
गंभीर, है । इसका समाघान यहाँ प्रस्तुत किया गया है। पुराणों की संख्या अठा- 
पुट विर 7 


२८ पुराण-विमर्श 


रह है; यह तो पौराणिको का निश्चित तथा प्रामाणिक सम्प्रदाय है। इससे 
विरुद्ध होने के कारण डा० फरकूहर का पुराणो की संख्या बीस मानने का 
आग्रह कथमपि समुचित नही है 1* उन्होने शिव तथा वायु के अतिरिक्त 'हरिवंश' 
को पुराणो के भीतर अंतर्भुक्त कर पु तणसंख्या वीस मानी है। इस मत के लिए 
कोई भी आधार नही है--न संप्रदाय का और न किसी ग्रन्थ का ही । कूर्म- 
पुराण का वायु तथा शिवपुराण दोनों को एक साथ अष्टादश पुराणों के अंतर्गत 
मानना कथमपि समुचित नही है, क्योकि यह सूची 'अग्निपुराण' को महापुराण 
से बाहर फेक देती है, जो सव प्रकार से पुराणो के अन्तगंत निश्चित रूप से 
माना गया है । फलतः वायुपुराण और शिवपुराण--इन दोनो मे से किसी एक 
को तो महापुराणो की सूची से हटाना ही पड़ेगा । परन्तु किसको ? इसी का 
समाधान करने का यह प्रयास है । 

सवसे प्रथम चतुर्थ पुराण के समस्त लक्षणों को एकत्र करना चाहिए कि 
ये लक्षण दोनो पुराणो मे से किसके साथ gaya घटित होते हैं। पुराणो के 
अनुक्रमणी भाग मे ये लक्षण दिये गये है, परन्तु इस भाग पर विशेष आस्था 
रखना भी न्याय्य नही, क्योकि ये अर्वाचोन काल की रचना है- सम्भवतः 
एकादश शताब्दी की । नारदीयपुराण ( पूर्वा ९५ अ० ), रेवामाहात्म्य तथा 
मत्स्यपुराण ( ५३ अ० ) मे चतुर्थ पुराण के लक्षण दिये गये है । नारदीयपुराणे 
( १।९५-११६ श्लोक ) के अनुसार वायवीयपुराण सुद्र का प्रतिपादक, चौबीस 
सहस्र श्लोको से सम्पन्न, शवेत्तकल्प के प्रसद्ध से वायु द्वारा प्रतिपादित है । 
इसके दो भाग है--पूर्व भाग मे सर्गादि मन्वंतरो के राजवंश, गयासुर का 
विस्तार से हनन, माघ मास का माहात्म्य, ब्रत, दानघर्म, राजधम आदि विषयो 
का विवरण दिया गया हे । उत्तर भाग मे नमंदा का वणन तथा शिव का 
माहात्म्य प्रतिपादित है। रेवामाहाक्त्य रे के अनुसार पूर्व भाग मे शिव की 
महिमा तथा उत्तरां मे रेवा ( नमदा) का माहात्म्य वणित है । मत्स्यपुराण? 
तथा वायवीय संहिता“का संक्षिप्त वर्णेन वतलाता है कि वायु ने श्वेतकल्प 
के प्रसङ्ग से रुद्र की महिमा चौबीस हजार इलोको मे प्रतिपादित की है । इन 
लक्षणो को समन्वित करने से इस चतुर्थ पुराण के वैशिष्ट्य का परिचय निश्चयेन 
मिलता है । यह वायु के द्वारा प्रोक्त श्वेतकल्प के प्रसङ्ग में रुद्र की महिमा का 
प्रतिपादक पुराण है जिसमे दोनो खण्डो की शलोकसंख्या मिलाकर २४ हजार 
हे । नारदीयपुराण की अनुक्रमणी अन्य की अपेक्षा कुछ विस्तृत है । उसके 
अनुसार पूर्वा मे गयासुर के वर्णन का तथा उत्तरार्ध मे नमदा के माहात्म्य का 


१. आउट लाइन आव्‌ रिलिजस लिटरेचर ara इंडिया, To १३९ । 
२-५. द्रष्टव्य परिशिष्ट ३, ४, ५ तथा ६। * 


तृतीय परिच्छद्‌ : अष्टादश पुराण ९३, 


वर्णन है तथा दान, घमं आदि अन्य विषयों का भी यहाँ संकेत है । सव देखना 
है कि इन लक्षणो का समन्वय किस पुराण में किया जा सकता है--शिवपुराण 


aw 


. शिवयुराण सें लक्षणसंगति 

प्रथमत: शिवपुराण में इस लक्षण का समन्वय संघटित नहीं होता । शिव- 
पुराण के अन्तर्गंठ अन्तिम “वायवीय संहिता” का ही प्रवचन वायु के द्वारा 
निदिष्ट है, समस्त पुराण का नही । उसी के पुर्वाध तथा उत्तरार्घ नाम से दो 
खंड अवश्य विद्यमान हैं, परन्तु श्लोको की संख्या केवल चार सहत्त हे । शिव 
के माहात्म्य का वर्णन तथा शैवदर्शन के सिद्धान्तो का वहुशः प्रतिपादन अवश्य 
“उपलब्ध है, परन्तु उसके पुर्वार्ध में न तो गयामुर के वघ का प्रसङ्ग है ओर न 
उत्तराध मे रेवा (नमदा) के माहात्म्य का ही कही संकेत है। समग्र शिवपुराण 
के इलोकों की संख्या चौबीस हजार से कही अधिक है 1 ऐसी दशा में शिवपुराण 
को चतुर्थं पुराण होते का गौरव कथमपि sara नहीं किया जा सकता । शिवः 
“पुराण को महापुराण माननेवाळे श्रीधर स्वामी भागवत की टोका ( १।१।४ ) 
'में “वायवीय” से उद्युत इस शलोक की शिवपुराण मे सत्ता पर भी अपना पक्ष 
आवारित करते हैं--- 

नथा च वायवीये 
एतन्मनोरमं चक्रं मया as विसुज्यते। 
यत्रास्य शीर्यते नेमिः स देशस्तपसः शुभः ॥ 

“यह श्लोक शिवपुराण की वायवीय संहिता ( १।२।८८ ) में उपलब्ध होता है । 
इस उपलब्धि से हम इतना ही अनुमान लगा सकते हैं कि श्रीधर स्वामी के 
“समय ( १३दी शती ) में शिवपुराण ने 'वायुपुराण' को इतना दवा रखा था कि 
“वायवीय संहिता” के द्वारा सामान्यजन “वायुपुराण” का अर्थ समझने लग गए 
थे । निवन्घकारो का साक्ष्य इसके विपरीत है। वे लोग शिवपुराण की अपेक्षा 
वायुपुराण से ही प्रमाण के लिए इलोक उद्घृत करते है 1१ श्रोधर स्वामी के द्वारा 
उद्धृत श्लोक उपलब्ध वायुपुराण मे भी कुछ भिन्न रूप मे उपलब्ध होता है 1% 
इससे पता चलता हे कि श्रीधर स्वामी के सामने वायुपुराण का कोई भिन्न ही 
पाठ वर्तमान था । यदि शिवपुराण को महापुराण को गणना मे निविष्ट माना 


८. हाजराः पौराणिक tars स आन हिन्दू राइट्स ऐण्ड कस्टमुस, ए०१४ | 
९, अमतो घर्सचक्रस्य यत्र नेमिरशीर्यत । 
कर्मणा तेन विख्यातं नैमिषं मुनिपूजितम्‌ ॥ 
वायुपुराण ( आनंदाश्रम ) २।८ । 


१०७ हे पुराण-विमर्श 


जाय; तो उसकी परम्परागत एक लक्ष श्लोको के योग से तो पुराणों की इलोचा« 
संख्या चार लाख से aga ही चढ जायगी । यदि समग्र शिवपुराण' को इस 
गणना मे न रखकर केवल “वायवीय सहिता' को ही अन्तर्भुक्त माने, तो विशेष 
विप्रतिपत्ति है उसके शलोको की संख्या की । अनुक्रमणीनिदिष्ट २४ tea ग्लोको 
के विरोध मे यहाँ तो केबल ४ हजार ही श्लोक मिलते है । ऐसी दशा में शिव- 
पुराण मे महापुराण की संगति कथमपि नही बैठती । 


४, वायुपुराण मे लक्षणसंगति 

अब इस लक्षण की संगति उपलब्ध वायुपुराण से मिझाने से इसके अनेक 
अंश--सर्वाश भले ही adi—fafeaa रूप से मिलते है । इसके वक्ता वायु है 
तथा रुद्र-शिव की महिमा का विशद तथा व्यापक प्रतिपादन यहाँ किया गया 
है। आज इसमे चार खड ( पाद ) अवश्य उपलब्ध होते है, परन्तु हुन्तळेखो की 
समीक्षा वतलाती है कि प्राचीन काळ मे कभी इसके दो ही खण्ड थे--पूर्वाचे 
तथा उत्तरार्घ | अड्यार से उपलब्ध एक हस्तलेख मे यही विभाजन है ।* यही 
विभाजन अनुक्रमणी मे निर्दिष्ट किया गया है । रहा वायुपुराण की इलोकसल्या 
का समन्वय । ग्रंथ की अन्तरंग परीक्षा से तथा हस्तलेखो के प्रामाण्य पर वायु" 
पुराण का उल्लेख 'द्वादशसाहर्री सहिता' के नाम से किया गया है । इसमे मूलत! 
१२ हजार ही श्लोक थे और इससे सम्बद्ध अनेक स्वतन्त्र माहात्म्यग्रन्थो का 
उदय कालान्तर मे होता गया जिससे अनुक्रमणीरचना से पूर्व उसमें २४ हजार 
शलोको की मान्यता सिद्ध हुई 1 डाक्टर पुसालकर का कहना है कि इगरिंग के 
केटेलाग ( हस्तलेख Fo २५९९ ) मे वायुपुराण के अन्तगंत किसी लक्ष्मी 
संहिता का उल्लेख है" जिससे इस पुराण से सम्वद्ध अन्य संहिताओ के अस्तित्व 
की कल्पना न्याय्य प्रतीत होती है । ये सहिताएं जो मूल वायुपुराण की कभी 
मंशभूता थी, आज उससे हटकर gH रूप से उपलब्ध होती हैं । इसलिए वायु- 
पुराण के श्लोको की संख्या की गणना अनुचित नही प्रतीत होती । वाराहकल्प 
से सम्बद्ध होने पर भी शइवेतकल्प की घटनाओ का भी उल्लेख गोणरूप से दायु- 
पुराण मे पाया जाता है। इस प्रकार वायुपुराण मे चतुर्थ पुराण के सब 
लक्षण तो पूर्णतया सगत नही होते, परन्तु अधिकाश की संगति dedi है! 


` १, हस्तलेख की पुष्पिका--इति श्री महापुराण वायुप्रोक्ते द्वादश साहखचा 

संहिताया ब्रह्माडावतं समाप्तम्‌। समाप्तम्‌ वायुपुराणं पूर्वाम्‌ । अतः 
पर रेवामाहात्म्यं भविष्यति ॥ 

२. डा० पुदालकर--स्टडीज इन दि एपिक्स ऐण्ड पुराणज, Jo ३८ 

( इम्बई, १९५५ ) । 


तृतोय परिच्छेद : अष्टादश पुराण १०१ 


गयामाहात्म्य प्रथमार्घ मे उल्लिखित किया गया है, परन्तु भाज यह ग्रन्थ के 
बिलकुल अन्त मे ही मिलता है ( भव्याय १०५ से लेकर ११२ तक )। मेरी 
दृष्टि मे यह माहात्म्य मूल ग्रन्थ में पीछे से जोड़ा गया अंश है, परन्तु अनुक्रमणी 
की रचना से पूर्व ही यह वहाँ बिद्यमान था । ऊपर मैंने दिखलाया है कि किस 
प्रकार उपलब्ध वायुपुराण का Halas पर्यवसान १०३ अध्याय मे ही है और 
उसके वादवाला अंश पीछे जोड़ा गया है। फलतः शिवपुराण में की अपेक्षा 
वायुपुराण मे पूर्वनिदिषट लक्षण अधिकता से उपलब्ध होते हैं । 


५, वायुपुराण का रचनाकाल 


1 ही नही, वायुपुराण की रचना, उल्लेख, विपयसंगति आदि का 
विवेचन ऐसे स्वतन्त्र प्रमाण है जिनके द्वारा इसके महापुराण होने के तथ्य की 
पर्यापरूपेण पृष्ट होती हे । वायुपुराण निश्चितख्पेण प्राचीन, तान्त्रिक प्रभाव 
से विरहित तथा सास्प्रदायिक संकीर्णता से नितान्त विर्वाजत पुराण है, जव कि 
शिवपुराण अर्वाचीन, तान्तरिकता से मंडित तथा रोद्री सास्प्रदायिकता से समग्र- 
तया संपुटित एक उपपुराण की कोटि का ग्रन्थ हे। इस तथ्य की संपुष्ठि दोनों 
पुराणो के यथाविधि समयःनिर्देश के पोषक प्रमाण से की जा सकती el षष्ठ 
तथा सक्षम शतक मे वायुपुराण की लोकप्रियता का पर्याप्त परिचय हमे उपलब्ध 
होता हं शड्कराचायं के ब्रह्मसूत्र पर भाष्य द्वारा तथा वाणभट्ट के दोनो ग्रन्थों 
हारा । शङ्कराचायं ने पुराण का न तो नामनिर्देश किया है और न पुराण का 
सामान्य उल्लेख ही किया है। वे पुराणस्थ वचनों को स्मृतिवचन' मानते है, 
'परन्तु ये किसी भी स्मृति मे उपलब्ध न होकर “पुराण” में ही उपलब्ध होते 
हैं --विशेषतः 'वायूपुराण' मे । उदाहरणार्थ, ब्रह्मसूत्र शांकरभाष्य ( १।३।२८ ) 
मे 'नामख्पे च भूताना! पद्य स्मृतिवचन रूप से उद्धृत है। यह वायुपुराण के 
९ अध्याय का ६३वाँ शलोक है । इसी प्रकार भाष्य ( १।३।३० ) में दो पद्य 
उद्धृत किये गये है स्मृतिचचन के रूप भे-- 

तेपां ये यानि कर्माणि प्राक्‌ सृष्ट्यां प्रतिपेदिरे 

तान्येव प्रतिपद्यन्ते सृज्यमानाः पुनः पुनः | 

हिल्ाहिसे मुदक्ररे धर्माधर्मावतानते 

तद्‌ भाविताः घपञ्चन्ते तस्मात्तत्‌ तस्य रोचते ॥ 
ये दोनो वायुपुराण मे अष्टम अध्याय के ३२ तथा ३३ संख्यक पद्य हैं। ये 
अगळ अध्याय में पुनः उद्घुत किये गये है ( & Ho, ५७ तथा ५८ श्लोक ) । 


इसी भाष्य के अन्त मे स्मृतिवचन के रूप से तीन पद्य उद्धत किये 
पय हुल 


१०२ पुराण-विमर्श 


स्मृतिरपि-- 
ऋषीणां नामधेयानि याश्च वेदेषु दुष्टयः 
शर्वयन्ते प्रसूतानां तान्येवास्य दधाति सः। 
यथर्तुष्वतु-रिङ्गानि नानारूपाणि पर्यये 
दुश्यन्ते तानि तान्येव थथा भावा युयादिपु ॥ 
यथाभिमानिनोऽतीतास्तुल्यास्ते साम्प्रतैरिह 


देवा देवैरतीतेहि खूपेर्नामभिरेच च॥ 


इन तीनो लोको मे से आदि के दोनो श्लोक वायुपुराण मे ( € अ०, ६४ तथा 
६५ श्लोक) उपलब्ध होते है । इन उद्धत श्लोकों के स्थान का निर्देश आचार्य 
शङ्कुर ने नही दिया है । परन्तु मेरी हृषि मे ये श्लोक वायुप्राण से ही उद्धत 
किये गये हैं । इसका मुख्य कारण इस पुराण की उस युग म--सप्तम शती मे 
लोकप्रियता है, क्योकि शङ्कराचार्य से पूर्ववर्ती प्रख्यात गद्यकाव्यनिर्माता वाणः 
भट्ट ने अपने दोचो ग्रन्थो मे वायुपुराण का निःसंदिग्ध उल्लेख किया है! 
कादम्बरी के पूर्वभाग मे जाबालि आश्रम के वर्णनप्रसङ्ग मे बाणभट्ट की एक 
विख्यात परिसंख्यामयी उक्ति है--पुराणे वायु-प्रलपितम्‌ ( अर्थात्‌ वायुजन्य 
प्रलपन पुराण मेथा । अन्यत्र कही भी वायुजम्य प्रलाप--वायु के प्रभाव मे 
वकभझक करना--नही था )। यह निःसन्देह “वायुपुराण' के अस्तित्व का of 
चायक है । इतना ही नही, उस युग मे वायुपुराण का प्रवचेन भी एक सामान्य 
वस्तु था । हर्षचरित ( तृतीय परि० ) मे बाणभट्ट का उनके मित्र पुस्तकवाचक 
सुरृष्टि ने गीतवाद्य के हारा मनोरखन किया जिसमे पवमान ( वायु) प्रोक्त 
पुराण का पठत भी सम्मिलित था । यह पुराण व्यासभुनि के द्वारा गीत, अत्यंत 
विस्तृत, संसारभर मे व्यापक तथा प्रभावशाली, पवन के द्वारा प्रोक्त था और 
इस प्रकार हर्षचरित' से अभिन्न था। घ्यातव्य है कि इस भार्या मे पुराण के 
लिए प्रयुक्त विशेषण seq के माहात्म्य से 'हर्षचरित' की विशिष्टता के प्रति” 
पादक है । यह वर्णन वायुपुराण की लोकप्रियता का निःसन्दिग्ध प्रमाण है। 
फलत: वायुपुराण सप्तम शती से निःसन्देह्‌ घ्राचीनतर है । 


१, पुस्तकवाचकः सुदृष्टि: गीत्या पवमान-त्रोक्त पुराणं पपाठ । 
तदपि मुनिगीतमतिशथु तदपि जगद्व्यापि पावन तदपि 
ह्षचरितादभिन्ने प्रतिभाति हि पुराणमिदम्‌ 1 
इस आर्या मे “पावन' ( पवित्र तथा पवन सम्बन्धो गर्थे का द्योतक ) एक 
विशिष्ठ श्लिष्ट पद है । 


तृतीय परिच्छेद : अष्टादश पुराण १०३ 


महाभारत मे वायुध्रोक्त, ऋषियों द्वारा संस्तुत-प्रशंसित पुराण का स्पष्ट 
निर्देश है जिसमे अतीत ( भूत ) तथा अनागत ( भविष्य) से संबद्ध चरितों 
का वर्णन किया गया है-- 
एतत्ते सर्वमाख्यातमततीतानागवं मया | 
वायुप्रोक्तमतुस्मृत्य पु राणमृषि-संस्तुतस्‌॥ 
--महाभारत FATA १९१।१६ । 
इस पद्य मे 'अतीठानागत” पद से तात्पर्यं उन राजर्वशावलियो से है जो 
कलिपूर्वं मे तथा भविष्य मे होनेवाली हैं । उपलब्ध वायुपुराण में यह वंशावली 
केवल मिळती ही नहीं, प्रत्युत अन्य पुराणो की वंशावलियो से यह सर्वथा 
प्राचीनतम भी स्वीकृत की जाती है। 'शिवपुराण' मे ऐसी वंशावली का नितांत 
अभाव है । फलतः महाभारत के उक्त शलोक के प्रमाण पर शिवपुराण तो कथ- 
मपि चतुर्थं महापुराण का स्थान ग्रहण नही कर सकता । 
पुराण के लक्षण की दृष्टि से भी वायुपुराण एक नितात संपन्न तथा पुष्ट 
पुराण है जिसमे पुराण के पाँचो लक्षणो की सत्ता विद्यमान है। इस पुराण के 
भिन्न-भिन्न अव्यायो मे सगं, प्रतिसगं, मन्वंतर, वंश तथा वशानुचरित विद्यमान 
हैं, परन्तु शिवपुराण मे अधिक से अधिक सगं ही जहा-्तहाँ मिळते हैं । राजाओ 
तथा ऋषियों के विषय में प्राचीन अनुवंश श्लोक तथा गाथाएँ वायुपुराण मे 
स्यान-स्थान पर उपलब्ध होती हैं, परन्तु शिवपुराण मे नही । यह भी वायुपुराण 
की प्राचीनता का निःसंदिग्ध प्रमाण है । शिवपुराण एक भारी भरकम पुराण है 
जिसमे शिव से सम्वन्ध रखनेवाली नाना कथाओ, चरित्रो, पुजापद्धतियो, दीक्षा- 
अनुछानो का वड़ा ही विशाळ वर्णन है । इस पुराण की द्वितीय रुद्र संहिता के 
अवांतर सतीखंड मे दक्षकन्या सती के चरित्र का व्यापक विवरण ४३ अध्यायों 
मे दिया गया है जिसमे एक अध्याय मे सीता का रूप धारण कर सती द्वारा 
जंगल मे इतस्ततः श्रमण करनेवाले जानकीवियुक्त रामचन्द्र की परीक्षा लेने का 
प्रसद्ध हे जिसका ग्रहण तुलसीदास ने रामचरितमानस के वालकाड मे बड़ी 
सामिकता के साथ किया है । इसी प्रकार पार्वतीखंड मे पार्वती के जन्म तथा 
तपश्चरण का विवरण पर्याप्त विस्तार से दिया गया है। वायवीय संहिता में 
vada से सम्वद्ध उपासचापद्धति का ही विशद विवेचन नही है, प्रत्युत शैव- 
दर्शन के सिद्धातो का भी विवरण तांत्रिकता की पुरी छाप वतला रहा है। 
“शिवपुराण' का यह रूप अनुक्रमणिका द्वारा प्रतिपादित वायुप्रोक्त पुराण के 
स्वरूपसे एकदम भिन्न है, नितांत एथक्‌ है । गया तथा रेवा के माहात्म्यपरक 
अंश भी एकदम अनुपस्थित है । इतना ही नही, इसका आविभविकाल भी 
वायुपुराण के पूर्वोक्त काळ की अपेक्षा नितांत अर्वाचीन तथा अवांतरकालीन है । 


१०४ पुराण-विमशे 


६. शिवपुराण को अर्वाचीनता * 


शिवपुराण के काल का निर्णय बहिरंग तथा अंतरंग उभय साक्ष्य के माघार 
पर पर्याप्ठरूपेण किया जा सकता है । तमिल देश मे शिवपुराण प्राचीनकाल से 
लोकप्रिय हे इसका पुरा प्राचीन अनुवाद तमिल भाषा मे तो आज उपलब्ध 
नही है, परंतु इसके तीन विशिष्ट आख्यानो का अनुवाद हस्तलिखित ख्पमे 
मिलता हे जिनमे शरभपुराण ( जिसमे शिव के शरभ रूप धारण करने की 
कथा का वर्णन है ), उ (लब्ध शिवपुराण ( वेकटेश्वर हारा प्रकाशित ) की 
तृतीत ( शतरुद्रिय ) संहिता के १० से लेकर १२ वे अध्याय तक मिलता है 
तथा दघीचिपुराण शिवपुराण की द्वितीय ( रुद्र ) संहिता के द्वितीय खंड फे ३५- 
३९ अध्यायो मे मिलता है । इस तमिल अनुवाद के रचयिता तिरुमल्लैनाथ 
माने जाते है जिनका आविर्भाव काल १६वी शती है ।* अलबरूनी के भारत- 
वर्णन ग्रन्थ मे शिवपुराण का तामोल्लेख पुराणो की सूची मे निश्चित रूप से 
उपलब्ध होता है । इन्होने पुराणो के नाम तथा विस्तार की दो सुचियाँ अपने 
पूर्वोक्त ग्रंथ मे दी है--एक सूची में वायुपुराण का तथा दूसरी सूची में उसी 
स्थान पर शिवपुराण का नामनिर्देश इस तथ्य का प्रमाण है कि शिवपुराण की 
रचना १०३० ईस्वी से ga ही संपन्न हो चुकी थी जब इस ग्रन्थ का प्रणयन 
किया गया । यह तो हुआ बहिरंग साक्ष्य । शिवपुराण की अंतरंग परीक्षा से 
भी इस पुराण का कालनिर्णय guar है। कैलास संहिता के १६-१७वे 
अध्याय मे प्रत्यभिज्ञादशंन के सिद्धातो का विशद प्रतिपादन किया गया हैं 
जिसमे ‘aga’ के दो सूत्रो का तथा तत्सम्बद्ध 'वातिक' का सुस्पष्ट निर्देश 
तथा उद्धरण हे-- 
चेतन्यमात्मेति मुने शिवसूत्रं प्रवतितम्‌ ॥ ४४॥ 
चेतन्यमिति विश्वस्य सर्वज्ञान-क्रियात्मकम्‌ । 
स्वातंत्र्यं तत्स्वभावो यः स आत्मा परिकीतितः ॥ ४५ ॥ 
इत्यादि शिवसूत्राणां वातिकं कथितं मया । 
जानं वन्ध इतीदं तु द्वितीयं सूत्रमोशितुः ॥ ४६ ॥ 
कैलास संहिता, To १६। 
इस उद्धरण मे दो शिवसुत्रों का उल्लेख है जिनमें चेतन्यमात्मा प्रथम 
शिवसूत्र है तथा ज्ञानं बंधः दूसरा शिवसूत्र है । इतना ही नही, यहाँ शिवसूत्रों 


१. पुराणम्‌ ( काशिराजन्यास से प्रकाशित ) वर्ष २, जुलाई १६६०, पृष्ठ 
२२९-२३० । 


तृतीय परिच्छेद : अष्टादश पुराण १०५ 


के वातिक का भी स्पष्ट उल्लेख है । शिवनत्र” प्रत्यभिनज्नादर्शन का आदि ग्रन्थ है 
जिसकी उपलब्धि का श्रेय आचार्य वनुगुष्ठ को दिया जाता हे । काश्मीरी शैवा- 
चायो का अविच्छित्न संप्रदाय हैं कि भगवानु शंकर के स्वप्न में दिये गये 
आदेश के अनुसार saya को ये सूत्र ( तीन उन्मेपों में विभक्त तथा संख्या में 
७७ ) महादेव गिरि की चोटी पर किस्तो पत्थर के ढोके पर लिखे गये प्राप्त हुए 
थे, जो आजकल “शकर पल? ( शंकर उपल ) के नाम से प्रख्यात दै । इन्ही 
बमुगुत के शिष्य कल्लट थे जो अवंति वर्ना ( 5५३ ६०-५८ Fo ) के राज्य" 
काल मे महनीय सिद्ध पुरुष के अवतार माने जाते थे--कल्हण का ऐसा स्पष्ट 
कथन है 1 शिप्य के समय से गुर का उमव अळी भांति अनुमानित किया जा 
सकता है । वमुयुप्त का समय इसीलिए ८२५९ Go के लगभग माना जाता है। 
'शिवसूत्र' के ऊपर दो वातिक उपलब्ध हैं--- १--भास्कररचित तथा २--वर- 
दराजप्रणीत | इनमे भास्कर कल्लट के संप्रदाय के अनुयायी थे तथा दोतों में 
चार पीठियों का व्यवधान था 10 फलतः एक पोडी के लिए पच्चीस साल का 
समय मानने से भास्कर का समय कह के समय ( 5१० ई० लगभग ) से सौ 
वर्ष पीछे होना चाहिए, क्योकि इन्होते अभिनवगुप्त (९८० ई०-१०१५ Fo) के 
पटुशिष्य क्षेमराज की शिवसूत्रवृत्ति S आघार पर नपने 'शिवसूत्र वातिक 
प्रणयन किया था । मेरो इष्टि मे शिवपूरा 


A) 


| 
at 
mat 
a 


के पूर्वोक्त उद्धरण में भास्कर के 
शिवसूत्र वातिक का ही उल्ळेख है । अळवलनी (१०३० ई०) के द्वारा संकेतित 


मो उद्घूत करने के कारण शिवपुराण का ममय दशम शती का अंत मानना 
सवथा न्याय्य प्रतीत होता है 1% 
इस प्रकार दोनो पुराणो की तुल्ना करने पर चायपुराण ही प्राचीन तथा 
निश्चय रूप से महापुराण है तया शिवपुराण अर्वाचीन और तांत्रिकता से 
मंडित उपपुराण हे । पुर्वोक्त प्रमाणो के साक्ष्य पर इस तथ्य पर संदेह करने 
का कोई अवकाश नहीं है। 


१, कल्लटाद्या: सिद्धा मुवमवातरन्‌ । 
-"राजतरंगिणी । 
२. शिवसूत्र वातिक का उपोद्त्रात्‌ श्लो० ४ तथा & ॥ 
३. सहामाहेश्वरश्रीसत्‌-क्षेमराज मुखोद्गताम्‌ ॥ ४॥ 
बनुसृत्येव सद्वृत्तिमञ्चमञ्चसा क्रियते मण । 
वातिकं शिवसुत्राणां aia तदीरित: ॥ ४ ॥ 
-ण्वातिक का आरंस 1 


१०६ पुराण-विमर्श 
परिशिष्ट 


विद्येशं च तथा रौद्र वैनायकमथौमिकम्‌ | 

मात्र, रुद्रेकादशक केलासं शतरुद्रकस्‌॥ ४९ | 
कोटिरुट्रसहस्राद्यं कोटिरुद्रं wa च। 
वायवीयं wes पुराणमिति भेदत्तः 11 ५० ॥ 
संहिता द्वादश मिता महापुण्यतरा मता' | 

तासा संख्या ब्रुवे विप्राः शणुतादरतोऽखिलभ्‌ 11 ५१ !!' 
विद्येशं दशसाहस्रं रुद्रं वेनायकं तथा। 

औमं सातृपुराणाख्यं प्रत्येकाष्टसहस्रकम्‌ ॥ ५२॥ 
त्रयोदश~सहस्रं हि रुद्रेकादशक हिजा: | 

षटू aa च केलासं शतरुद्रं तदर्धेकस्‌ ॥ ५३ ॥ 
कोटिरुद्र त्रि्गाणतमेकादशसहरूकस्‌ | 
सहस्रकोटि रुद्राख्यमुदितँ ग्रन्थसंख्यया ॥ ५४ ॥ 
वायवीयं खाब्धिशत धर्म रविसहस्रकस्‌। 

तदेवं लक्षसख्याकं शैवसंख्याविभेदतः ॥ ५५ ॥ 

+विद्येश्वर साहिता, अध्याय २ ४ 
8 

अक्षेरस्या54त्मतश्चापि स्वात्मरूपतया स्थितम्‌ | 
परमानन्दसन्दोहरूपमातत्दविग्रहस्‌ ॥ 
लीळाविलासरसिकं वल्लवीयूथमध्यगस्‌ | 
शिखिपिच्छकिरीटेन भास्वद्रत्तचितेन च ॥ 
उस्लसद्वि्युदाटोपकुण्डलाभ्या विराजितम्‌ | 
कर्णोपान्तचरन्नेत्रखञ्जरीटमनोहरम्‌ ॥ 
कुज्ञकुक्षप्रियावृन्दिवलासरतिलग्पटस्‌ | 
पीताम्वरधरं teed चन्दनालेपमण्डितस्‌ ॥ 
अघरामृतससिक्तवेणृनादेन बल्ळवोः | 
मोहयन्तं चिदानन्दमनङ्गमदभञ्जनस्‌ ॥ 
कोटिकामकलापूर्ण कोटिचन्द्राशुनिमंलस्‌ । 
त्रिरेकहुण्ठविळसद्रत्तगुञ्जासृगाकुलस्‌ ॥ 
यमुनापुलिने Te तमाळवनकानने | 
कदम्बचम्पकाशोकपारिजातमनोहुरे 


तृत्तीय परिच्छेद : अष्टादश पुराण 


शिखिपारावत्तशुकपिककोलाहलाकुले | 
निरोघार्थं गवामेव धावमानमितस्ततः ॥ 
राधाविलासरसिक कृष्णाख्यं पुरुषं परस्‌ | 
श्रुतवानस्मि वेदेभ्यो यत्तस्तद्गोचरोऽभवत्‌ ॥ 
एवं ब्रह्मणि चिन्मात्रे निर्गुणे भेदवजिते । 
गोलोकसञ्घके कृष्णो दोव्यतीति श्रुतं मया ॥ 
नातः परतरं किञ्चित्विममागमयोरपि | 
तथापि निगमो वक्ति ह्यक्षरात्परतः परः ॥ 
गोलोकवासी भगवानक्षरात्पर उच्यते । 
तस्मादपि परः कोऽसौ गीयते श्रुतिभिः सदा ty 
उहिष्टो वेदवचनेविशेषो जायते कथस्‌। 
श्रुतेर्वाज्योञ्च्यथा त्रोध्यः परतस्त्वक्षरादिति ॥ 
श्रृत्यर्थे संशयापन्तो व्यासः सत्यवतीसुतः | 
विचारयामास चिरं न प्रपेदे यथातथम्‌ ॥ 


१०७, 


वायुपुराण Ao १०४, एलो० ४४-५५ 1. 


३ 
श्युण्‌ विप्र प्रवक्ष्यामि.पुराणं वायवीयकस्‌ | 
यस्मिन्‌ श्रुते लभेद्धाम रुद्रस्य परमात्मनः 
चतुविशतिसाहस्रं तत्पुराणं प्रकीतितस्‌ । 


॥ १॥ 


श्वेतकल्पप्रसंगेन घर्मानत्राहइ मारुतः ॥ २॥ 


तद्वायवीयमुदिठं भागद्वयसमाचितस्‌ | 
सर्गादिलक्षणं यत्र घ्रोक्तं विप्र सविस्तरम्‌ ॥ 
मन्वन्तरेपु वंशाश्च राजञां ये यत्र कीतिता:-। 
गयासुरस्य हननं विस्तराद्यत्र कीतिंतम्‌ ॥ 


३॥ 


४ ॥ 


मासाचा चैव माहात्म्यं माघस्योक्तं फळाधिकस्‌ | 
दानवर्मा राजधर्मा विस्तरेणोदितास्तथा।। ५॥ 


भूपततालककुन्व्योसचारिणाँ यत्र निर्णयः | 
व्रतादीनां च पूर्वोऽयं विभागः समुदाहूतः ॥ 
उत्तरे तस्य भागे तु नमंदातीथंवर्णनस्‌ | 
शिवस्य संहितोक्ता वै विस्तरेण मुनीइवर ॥ 
संहितेयं महापुण्या शिवस्य परमात्मनः | 


६॥ 


७॥ 


नसँदाचरितँ यत्र वायुना परिकीर्तितस्‌ ॥ ८ ॥ 


लबारदपुराण 


१०८ 


पुराण-विमशं 


इ 
पुराणं यन्मयोक्तं हि चतुर्थं वायुसेनितस्‌। 
चतुविशतिसाह्रं शिवमाहात्म्यसंयृ तस्‌ ॥ ६ ॥ 
महिमानं शिवस्याह पुर्वे पाराशरः पुरा । 
अपरार्धे तु रेवाया माहात्म्यमतुळं मुने १० ॥ 
पुराणेपृत्तरं प्राहुः पुराणं वायुनोदितस्‌ । 
शिवभक्तिसमायोगान्नमद्ृयविभूषितम्‌ ॥ ११॥ 
-+रेवामाहात्म्य 


4 
२वेतकल्पप्रसंगेन धर्मान्‌ वायुरिहाब्रवीत्‌ । 
यत्र यह्वायवीयं स्याद्रुद्रमाहात्म्यसंयृतम्‌ ॥ १२॥ 
चतुविशत्सह्राणि पुराणं तदिहोच्यते ॥ 


मत्स्यपुराण 
६ 
प्रवक्ष्यामि परमं पुण्य पुराणं वेदसम्मितम्‌ । 
शिवज्ञानाणंवं साक्षाद्‌ भुक्तिमुक्तिफलप्रदम्‌ ॥ 
शब्दार्थन्यायसंयुक्ते रागमार्थैर्विभूषितम्‌ । 
इवेतकल्पप्रसंगेन वायुना कथितं पुरा ॥ 
- वायसं हिता 


तृतीय परिच्छेद : अष्टादश पुराण १०९, 


( ङ ) श्रीमद्भागवत को महापुराणता 

गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस को प्रभावित करनेवाले संस्कृत 
ग्रन्थो में श्रीम:्भागवत अन्यतम हे । भागवत के दार्शनिक दृष्टिकोण को अपना- 
कर गोस्वामरेजी ने अपने रामायण को सर्वजन तथा सर्वेलोक के लिए उपादेय 
तथा आवजेक वनाया है । रामचरितमानस फे दार्शनिक दृष्टिकोण के विषय में 
मानसमसंज्ञ विद्वानों का ऐकमत्य नही है । कुछ लोग अहत को तथा इतर लोग 
विशिष्टाईँत को ही रामायण का प्रतिपाद्य दार्शनिक सिद्धान्त मानते हैं । मेरी 
दृष्टि मे इस विषय में भागवत से तुलसीदास ने अत्यधिक स्फूर्ति तथा प्रेरणा 
ग्रहण की है । भागवत का सिद्धान्तपक्ष है अद्वैत तथा सावनापक्ष है भक्ति और 
रामचरितमानस का भी यही प्रतिपाद्य है--अद्दत से समन्वित भक्तियोग । 
श्रीमद्भागवत के स्वरूप निर्णय करने का यहाँ प्रयास किया जा रहा है कि 
भागदत पुराण है अथवा उपपुराण तथा इसके प्रणेता अन्य पुराणों के रचयिता 
व्यासदेव हैं या वोपदेव नामधारी कोई विद्वान्‌ ? : 


अष्टादश पुराणो तथा पुराणस्थ अनुक्रमणी में “भागवत? का नाम ही सर्वत्र 
पुराणरूप के निर्दिष्ट किया गया है 1 परन्तु आजकल “भागवत” नामधारी दो 
पुराण की सत्ता विद्यमान है--(१) विष्णु की महिमा का प्रतिपादक श्रीमद्‌- 
भागवत तथा (२) देवी के गौरव का प्रतिपादक देवीभागवत । ऐसी स्थिति में 
विचारणीय प्रशन यह है कि इन दोनों में कौन पुराण “भागवत! नाम से 
उल्लिखित तथा प्रमाणित किया जाय 1 इस प्रश्‍न के समाधावार्थ कतिपय 
प्रमाण नोचे दिये जाते है-- 


( १ ) पद्मपुराण मे सात्विक पुराणों के अन्तरगत. विष्णु, नारद, गरुड, 
पद्म तथा वाराह के साथ 'भांगबत” का भी स्पष्ट संकेत है 1२ गरुड पुराण में 
सात्त्विक पुराणो की तीन श्रेणियाँ--उत्तम, मध्यम तथा अघम-स्थापित कर 
उनका विभाजन किया गया--( क) मत्स्य तथा कूर्मे को 'सत्त्वाघम” (ख़) 
वायु को 'सात्विकमध्यम' तथा (ग) गरुड, विष्णु और भागवत को 'सत्त्वोत्तम'- 
पुराण माचा गया है i प्रश्‍न यह है कि पुराण की सात्विकता की कसौटी 


१. वैष्णवं नारदीयं च तथा भागवतं शुभम्‌ । 

यार्ड च तथा ey वाराहं शुभदर्शने ॥ 

साच््विकानि पुराणानि विज्ञेयानि शुभानि वै ॥ >पद्मपुराण । 
२, सत्त्वाधमे मात्स्य-कोर्मे समाहुर्वायु चाहुः सात्त्विक मध्यमं च | 


विष्णोः पुराणं भागवतं पुराणं सत्त्वोतमे गारुडं चाहुरार्या; ॥-नारुडपुराण 


११० पुराण-विमर्श 


कया है? इसके उत्तर मे कूर्म तथा गरुड पुराण की स्पष्ट सम्मति है कि जिन 
पुराणों मे हरि का माहात्म्य अधिकता से प्रतिपादित हो तथा विप्णु के स्वल्प 
तथा चरित का विशेष उपन्यास हो उन्हे 'सात्त्विक' कहा जाता है 1° गरुड 
पुराण के साक्ष्य पर भागवत सर्वोत्तम पुराण इसीलिए है कि उसमे विप्णुचरित 
सवपिक्षया अधिकता से चर्चित zt 

इस कसौटी पर कसने से देवीभागवत सात्विक पुराण की कोटि मे भाता 
ही नही, वथोकि उसमे £ og के माहात्म्य का प्रतिपादन न होकर देवीमहिमा 
का ही उत्कृष्ट विवरण है। फलतः इस इष्टि से श्रीमद्भागवत हो, जिसके 
समस्त स्कन्धो मे हरि का ही यश विशेष रूप से उनके नाना अवतारो के चित्रण 
के अवसर पर वर्णित हैं, अष्टादश पुराणों के अन्तर्गत होने की योग्यता 
रखता है। 

(२) भागवत का लक्षण--पुराणो मे स्थान-स्थान पर भागवत का 
वैशिष्ट्य तथा लक्षण का निर्देश मिलता है । मत्स्यपुराण तथा वामनपुराण? 
मे निर्दिष्ट लक्षणो के समन्वय करने पर भागवत के तीन वैशिष्ट्यो के परिचय 
आलोचको को मिलते हैँ-( क ) गायत्री के समारंभ; ( ख ) वृत्र के वध का 
प्रसद्ध; ( ग) हयग्रीव का विवरण 1 

इन तीनो बँशिप्ट्यो के गम्भीर अध्ययन की आवश्यकता है । देवीभागवत 
के आरम्भ मे मंगलात्मक एलोक का उपन्यास 'गायत्र्या समारंभ' का संकेत 
माना जाता है । वह मंगल एलोक है--- 
सर्व-चेतन्यरूपां तामाद्यां विद्यां च धीमहि। वृद्धि या नः प्रचोदयात्‌ | 

इस शलोक मे 'धीमहि” तथा 'प्रचोदयात्‌' दोनो ही गायत्री के साक्षात्‌ 
पद हें । यह तीन पादो का श्लोक है जो वेद की त्रिपदा गायत्री का बोधक 
माना गया है। परन्तु विचार करने से तो यही प्रतीत होता है कि किसी 
लेखक ने बुद्धिपूर्वेक वैदिक गायती की समता की दृष्टि से इस अनुष्टुप 


१. अन्यानि विष्णोः प्रतिपादकानि । 


सर्वाणि तानि सात्तिवकानीति चाहुः ॥ गरुडपुराण | 
सात्त्विकेषु पुराणेषु माहात्म्यमधिकं हरेः ॥ --कूर्मपुराण | 
२. यत्राधिकृत्य,गायत्री वर्ण्यते धर्मविस्तरः | 


वृत्रासुर-वघोपेतं तद्‌ भागवतमिष्यते ॥ --मत्स्यपुराण (५३।२०) 
हे, हयग्रीवनब्रह्मुविद्या यत्र वृत्रवघस्तथा। '- '' 
गायश्यां च समारम्मस्तद्‌ वै भागवतं fags ॥,!  --वामनपुराण 


वृतोय परिच्छेद : अष्टादश पुराण १११ 


क्वै तीन ही चरणों की रचना की है । परन्तु “गायत्र्या समारस्भः का स्वारस्य 
गायत्री छन्द की समता से निष्पन्न नही होता, क्योकि इसमें गायत्री के प्रति- 
पाद्य विषय का कथमपि स्पर्श नही है । “धीमहि! से ध्यान तथा तृतीय चरण 
( बुद्धि या नः प्रचोदयात्‌ ) के पदो$से बुद्धि की प्रेरणा की चेतना अवश्य होती 
है; परन्तु 'सवितुः?, 'वरेण्यं', “भो? आदि पदो का न तो समानार्थक कोई 
-पद ही उपलब्ध होता हे और न उसके, प्रतिपाद्य अथ का ही कही संकेत 
मिलता हे । 

श्रीमद्भागवत का आदिम पद्य ( प्रथम स्कन्ध का प्रथम एलोक अपने प्र ति- 
खाद्य विषय की गम्भीरता तथा वेशिष्ट्य के निमित्त नितान्त प्रख्यात हे-- 


जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतञ्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट्‌ | 
तेने ब्रह्म हृदा य आदिकवये मुह्यन्ति यत्‌ सूरयः ॥ 
तेजोवारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गोऽमृषा । 
धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि ॥ 


--भाग० १।१।१ 

इस पद्य मे गायत्री के कई पद और अर्थ विद्यमान हे । गायत्री के ‘सवितुर 

शब्द का अर्थवोध 'जन्माच्चस्य यतः' अंश से होता है। 'देवस्य'=स्वराट्‌ । 

“वरेण्यं भर्गः'=घास्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम्‌ । तिने ब्रह्म हृदा य आदिकवये” 

गायत्रीस्थ स्वराट्‌ पद का प्रतिनिधि है । घीमहिन्ट्घीमहि । “सत्यं परं घीमहि' 

का प्रयोग इस आदि श्लोक के समान भागवत के अन्तिम पद्य के अन्त 

में भी है। इस प्रकार पद्य मे गायत्री) अर्थतः तथा शब्दतः उभय विघया 

प्रतिपादित है । फलतः 'यत्राधिङृत्य गायत्रीम्‌?, 'गायत्या च समारम्भः’ तथा 

“गायत्री आप्यरूपोऽसौ' आदि वचनो का लक्ष्य श्रीम:द्भागवत ही है, देवी- 
भागवत नही । 

यहाँ विचारणीय प्रश्‍न है कि गायत्री के द्वारा प्रतिपाद्य देवता कौन है? 

इस विषय मे पुराण तथा योगी याज्ञवल्क्य रे नारायण विष्णु को ही गायत्री 


१. द्रव्य भा०, १२।१३।१९ । 


२. विशेष के लिए द्रष्टव्य इस पद्य की मघुसुदनी व्याख्या, प्र०--काशी 
संस्कृत सीरीज, वाराणसी । 


३. वरेण्यं वरणीयं च संसारभय-भीरभिः | 
आदित्यान्तर्गतं यच्च भर्गारव्य वा मुमुक्षुभिः ॥ 
जन्ममृत्युविनाशाय दुःखस्य त्रिविधस्य च । 
व्यानेन पुरषो यस्तु हश्यः स सूर्यमण्डले ॥---योगी याज्ञवल्कय | 


११२ पुराण-विमर्श 


हारा प्रतिपाञ्च देव स्वीकार करते है । नग्निपूराण के अध्याय २१६ मे गायत्रो 
के अर्थ के प्रसद्ध मे इउ विषय का गम्भीरता के साथ विचार किया गया है! 
उसमे अग्नि, सूर्य, शिव तथा शक्ति के अर्थ को सूचित कर विष्णुपरक तात्पयं 
को ही मान्यता दी गयी है।६ फलतः सवितृमण्डलमव्यवर्ती नारायण ही 
गायत्री के द्वारा द्योत्य हे और इस तात्पर्य की पुर्ण सत्ता भागवत के माचय 
शलोक मे विशदतया वर्तमान हैं; इसके विषय मे दो मत नही हो सकते । 

( ख) वृत्रवध का प्रसद्ध दोनो भागवतो मे मिलता है । श्रीमद्भागवत मे 
यह प्रसङ्ग वेशद्य के साथ बणित हे ।* 

(ग) वामत पुराणस्थ भागवत लक्षण म हयग्रीव ब्रह्मविद्या का प्रधानतया 
निर्देश है। भागवत के कथतानुसार sg स्कन्ध के अध्याय आठ से वर्णित 
“नारायण कवच? ही पूर्वोक्त हयप्रीद विद्या' है। इस कवच के उपदेश की 
परम्परा भी अगले अध्याय ( ६६ ) मे दा गयो है । दधीचि ऋषि नितान्त 
ब्रह्मतानी थे । अम्यथंना को जाने पर उन्होने अश्विनोकुमारी को ब्रह्मविद्या 
का उपदेश देता स्वीकार किया । इन्द्र ने इसका यह कहकर विरोध किया-- 
‘dq होने के कारण अश्विनौ ब्रह्मविद्या के अधिकारी नही हैं। यदि मेरी आज्ञा 
का उल्लंघन करोगे, तो मै तुम्हारा शिर काट sary’ दघीचि से इस 
वार्ता की सूचना पाने पर नश्विनोकुमारो ने दधीति का मूल शिर काटकर 


व्येयः सदा सवितृमण्डलमघ्यवर्ती । 
नारायणः सरसिजासन-सन्तिविप्ट, 1 
केयूरवान्‌ मकरकुण्डलवान्‌ किरीटी । 
हारी हिरण्मयवपृशतशंखचक्रः॥ --सूर्यस्तव का श्लोक १ | 
१, शिवे केचितु पठन्ति स्म शक्तिरूपं पठन्ति च । 
केचित्‌ सूर्यं केचिदग्वि वेदगा अग्निहोत्रिणः ॥ 
अग्त्यादिरूपी विप्णुहि वेदादौ ब्रह्म गीयते । 
तत्‌ पदं परमं विप्णोर्देवस्य सवितुः स्मृतम्‌ 1 --अग्नि०, २१६५-९ 
अग्निपुराण के तात्पर्ये को देवोभागवत की तिलक व्याख्या के रचयिता शैव 
नीलकण्ठ ने नास्तिकमूळ कहकर उसका खण्डन किया है । उन्होने ‘wat चै az: 
सँत्रायणी के इस बचन के आधार पर 'भगं' शब्द का अर्थ रुद्र किया है तथा 
नारायणपरक अर्थ की उपेक्षा की है । यदि नीलकण्ठ की दृष्टि मे अग्निपराण का 
वचन अथवाद तथा स्तावकमात्र है, तो मंत्रायणो श्रति तथा प्रपञ्चसार भादि 
तन्त्रों के वचन भी उसी प्रकार स्तावक माने जा सकते है । 


२, द्रष्टव्य देवीभागवत, ६।२-६ तथा श्रीमद्भागवत, ६।६-१४। | 


तृत्तीय परिच्छेद : अष्टादश पुराण ११३ 


अलग रख दिया और उसके स्थान पर घोड़े का शिर लगा दिया । दघीचि 
ने इसी 'अश्वशिर से? ब्रह्मविद्या का उपदेश दिया जिसे क्रुद्ध इन्द्र ने काट डाला । 
तव इन स्ववेद्यो ने अपनी शल्य चिकित्सा की अलौकिक चातुरी से मूल शिर 
दघीचि को लगा दिया । अश्वशिर' से उपदिष्ट होने से यह नारायण कवच 
“हयग्रीव ब्रह्मविद्या’ के नाम से विख्यात हुआ । भागवत मे इस घटना का 
उल्लेख इस प्रकार है-- 
स॒ वा अधिगतो दध्यडडश्‍विभ्यां ब्रह्म निष्कलम्‌ | _ 
. Fel अश्वशिरो नाम तयोरमरतां व्यघाम्‌ ॥१ 
भागवत, ६।९।५२। 
इस कवच के सक्रमण की परंपरा इस प्रकार ह--अथर्ववेदी दघ्यङ 
(या दधीचि ) षि->त्वशा--विश्‍वरूप--इन्द्र ( भागवत, ६।९।५३ ) । यह 
कवच ही विद्या! के नाम से भागवत मे बहुशः निर्दिष्ट किया गया है--- | 
“न कुतश्चिद्‌ भयं तस्य विद्यां धारयतो waa’ 1--६151३७) 
इमां विद्यां प्रा कश्चित्‌’ । --६।८1 ३८) 
एतां विद्यामधिगतो विइवरूपाच्छतक्रतुः 1 +-६८४२। 
इस नारायण कवच' के स्वरूप तथा मन्त्रो का विशद विवरण भागवत 
के छठे स्कन्ध के ASH अव्याय मे हे । इस कवच का उपदेश वृत्रामुर के बघ 
के अवसर पर भागवत मे दिया गया हूँ । वृत्रासुर की कथा देवीभागवत मे भी 
अनेक अध्यायो मे वणित है ।* दोनो मे अन्तर इतना ही है कि देवीभागवत -फे 
अनुसार [वृत्र फेत के द्वारा मारा गया जिसमें पराशक्ति ने प्रवेश कर उसे शक्ति- 
सम्पन्न बनाया था-। अतः वृत्र-वध मे पराशक्ति का ही विशेष हाथ हे 1९ 
श्रीमदुभागवत-मे इसी प्रसंग मे नारायण कवच का उपदेश तथा शक्तिसम्पन्न 
इन्द्र के द्वारा वृत्र-वध का स्पष्ट वर्णन-है । निप्कप यह है कि वैष्णव भागवत के 
स्वरूपानुसार “नारायण कवच” के-उपदेश को संगति वही बँठती है, देवीभागवत 
में नही, जिसमें इस कवच का नितात अभाव -है । फलतः 'गायच्या समारस्भः' 
तथा 'ह्रग्रीव ब्रह्मविद्योपदेशः' frame धीमद्भागवत को ही पुराण-निदिष्ट 
भागवत” सिद्ध करने मे पर्याप्त लक्षणयुक्त है । - 


त्कः 


१. इसकी विशिष्ट व्याख्या के लिए द्रष्टव्य इस शलोक की श्रीधरी जिसमे 
प्राचीन पद्य इस कथानक के विषय मे उद्धृत किये गये हैं । 
२. प्रष्टव्य स्कन्व--६, To २,६। 
३. इत्यं वृत्रः पराशक्ति, प्रवेशयुत-फेनता । 
ठया कृतविमोहाच्च WHT सहसा हतः ॥ --देवीभाग०; ६।६।६७। 
ट qo चिर 


११४ ” -पुराण-विमर्श | 


(३) निवन्ध ग्रस्यो का,सादय--( क) मव्यमुगीय धर्मशा् के निवन्ध 
ग्रन्यो मे उद्धत श्लोक श्रीमद्भागवत मे ही उपलब्ध होते है, देवीभागवत में 
नही । निवन्धकारो मे विशेषतः वल्लालसेन, हेमाद्रि, गोविदानंद, रघुनन्दन 
गोपालभटट ने अपने-अपने निवंध ग्रन्थों मे किसी 'भागवत' से जितने उद्धरण 

za किये है उनमे अधिकांश श्रोमद्धागवत मे ही उपलब्ध होते हैं, देवीभागवत 
से ऐसा एक भी इलोक नही मिळता । इससे श्रीमद्भागवत” की प्राचीनता तया 
पुराणत्वेन प्रख्यात निःसंदिग्ध है । 

( ख़ ) चल्लालसेच ने अपने 'दानसागर' ( रचनाकाल १०९१ शक = 
११६९ ई० ) मे जिन पुराणों से उद्धरण दिये हैं उनके तथ्यातथ्य के विषय में 
अपनी वहुमूल्य आलोचना भी दी है। उस युग के निवन्वकार मे ऐसी 
आलोचनाशक्ति का सदभाव सचमुच आश्चर्यकारी प्रतीत होता है। भागवत 
के विषय में वल्लालसेत का कथन है कि दानविषयक श्लोको के fala अभाव 
के कारण ही इस पुराण से श्लोक vega नही किये गये है--- 

भागवतं च पुराण ब्रह्माण्डं चेव नारदौयं च! 
दानविधिशून्यमेतत्‌ त्रयमिह न निबद्धमवधार्य ॥ 
~~ उपोद्धात शलोक १७ 1 
यह कथन श्रीमद्भागवत के महापुराणत्त्र की सिद्धि के निमित्त निर्णायक 
माना जा सकता है। वर्तमान देवीभागवत में एक पुरा अध्याय ही नवम 
स्कत्च, ३० Mo ) दान की प्रशंसा तथा विविवरूपता के विषय में उपलब्ध 
होता है, परन्तु श्रीमद्भागवत के दानविषयक पद्य का सचमुच नितान्त अभाव 
है । यदि उनकी दृष्टि मे देवीभागवत? भागवत नाम के हारा रक्षित होता तो 
इस कयन की आवषयकता न होती और वे उसी में से दानविषयक पद्य उद्धृत 
करते । यह पद्य इस विषय में वड़े महत्त्व का है । अतः वल्टालसेन की दृष्टि में 
वैष्णव भागवत ही भागवत! चाम से ममिहित होते की योग्यता रखता है। 

(ग ) अलवरूनी ( १०३० ई० ) ने अपने भारतविषयक ग्रन्य में वैष्णव 
भागवत को प्रधान पुराणो में अच्यतम माना है, परन्तु यह देवीभागवत से 
अपनी अभिज्ञता प्रकट नही करता । यहाँ पुराणों की दोनों सुचियों मे से किसी 
भी सूची में इस भागवत का ara निदिष्ट नही है। यह इसकी सता के अभाव 
का प्रतिपादक है। .. 

( घ ) पद्मपुराण के उत्तरखण्ड मे तथा स्कन्दपुराण के बिष्णुखण्ड मे भागवत 
के माहात्म्य का वर्णन कई अध्यायों में मिलता है। इन दोनो स्यलो पर माहात्म्य 
को सचिका आख्यायिका भी भिन्न-भिन्न है। यह माहात्म्य श्रीमद्भागवत का 
ही है, भागवत नामधारी किती अन्य पुराण का नही । स्कन्दपुराण मे प्रथक्‌ 


~ 


तृतोय परिच्छेद: अष्टादश पुराण ११५ 


से पाँच अध्यायो में देवीभागवत का माहात्म्य वर्णित हे। इससे स्पष्ट हे कि 
स्कन्दपुराण दोनों भागवतों का अस्तित्व एथक्‌ रूप से मानता है। दोनों में 
किसी प्रकार का साकर्य नही करता । देवीभागवत का माहात्म्य स्कत्दपुराण 
के मानसखण्ड'* का बतलाया गया है जिसका अस्तित्व ही जात नही है।२ 

( ङ ) नारदीय पुराण ने अपने पूर्वभाग के ९६ अव्याय में भागवत के 
aud विषय का निर्देश किया है जो वैष्णव भागवत में आज भी उपलब्ध होता 
है, देवीभागवत में नही । हु प 

( च ) श्रीमद्भागवत में टेवीभागवत का कही भी उल्लेख नही है भौर न 
अपने आपको मुख्य पुराण सिद्ध करने का किच्चिन्मात्र भी प्रयत्न है। परन्तु 
देवीभागवत के विषय में ऐसा नहो कहा जा सकता । यह श्रीमद्भागवत से 
भलीभाँति परिचय रखता हे । देवीभागवत का aga cara जिसमें भुगोल 
तथा खगोल का विस्तृत विवरण है, श्रीमद्भागवत के पंचम स्कन्व का अक्षरशः 
अनुकरण है--अन्तर इतना ही हैं कि जहाँ श्रीमद्भागवत वैज्ञानिक विषयो के 
वर्णन के लिए उपयुक्त गद्य के नैसगिक माध्यम का आश्रय लेता है, वहाँ 
देवीभागवत अपनी अधमर्णता को छिपाने के लिए पद्य का कृत्रिम माध्यम 
पकडता है। एक ही उदाहरण पर्या होगा । देवीभागवत के अष्टम स्कप्ध 
के ग्यारहवे अध्याय में भारतवर्ष का वर्णन है। यह नक्षरशः श्रीमद्भागवत 
के पंचम स्कन्ध के उन्नीसवें अध्याय से आगुपूर्वी गृहीत है--भारम्भ के ५ 
इलोक = भागवत के ५।१९।११-१५ तथा इस अध्याय के अन्तिम ८१ इलो० = 
भागवत के उसी अध्याय के २१-२८ इलोक । भागवत के वीच के यद्यभाग 
देवीभागवत में पद्यात्मना परिणत कर दिये गये है। भारतवर्ष-विषयक ये 
सुन्दर पद्य भागवत की शैली में ही निवड हैं-- 

महो अमीपां.किमकारि शोभनं प्रसन्न एषां स्विदुत स्वयं हरि: | 

यैजँन्म लब्धं TT भारताजिरे मुकुन्दसेवौपयिकं स्पृहा हि नः ॥ 


१. 'स्कन्दपुराण' के सात ही खण्ड आज तक प्रख्यात थे और प्रकाशित भी 
ये । यह 'मानसखण्ड' उन सव से पृथक्‌ तथा भिन्न है। इसकी एक प्रति कई 
वर्षो पूर्व सर्वभारतीय काशिराजन्यास (रामनगर) को नेपाल से मिली थी जिस 
उपलब्धि की सूचना गत व्यास-पुणिमा पर्व पर स्वयमु काशिराज sto विभुति- 
नारायण सिंह ने दी। यदि यह अज्ञात खण्ड अन्य प्रमाणो के आघार पर 
सचमुच ही वास्तविक सिद्ध हो जाय तो पौराणिक संसार में यह निःसन्देह 
बूत उपलब्धि है । 

२. इस माहात्म्य के लिए देखिए देवीभागवत का मनसुखराय मोर द्वारा. 
प्रकाशित संस्करण, पूर्वार्ध, Go १-२३, कलकत्ता--१६६० 1- 


११६ पुराण-विमर्श 


भुवन कोप के अन्य विभागो के वर्णन के लिए भी यही रीति अपनायी 
गयी है 1 इससे देवीभागवत Maurras से केवळ परिचित ही नही है, 
प्रत्युत उसका विदेष-भावेत्र ऋणी भी हे 1 

( छ) अपनी उत्कटता दिखलाने के लिए देवीभागवत को उपपुराणों 
के अन्तर्गत रखने मे नही हिचकता ।* शुकदेव का चरित्र भी दोनो मे पृथक्‌ 
दिखलाया गया है । श्रीमद्भागवत मे शुकदेव नेष्ठिक ब्रह्मचारी के रूप में 
चित्रित किये गये हैं, परन्तु देवीभागवत मे उनके गाहँस्थ्य घम के ग्रहण 
करने की विशद कथा दी गयी है। यह वर्णन अवान्तरकालीन प्रतीत होता 
है, क्योकि गाहँस्थ्यघमं की महिमा का प्रदर्शन भारतीय समाज की प्रतिए्ठा के 
निमित्त नितात आवश्यक समझने पर किया गया । 

(ज) नष्टादश पुराणो मे निदिष्ट 'भागवत' के निर्देश के विपय मे शाक्तों 
भै मर्तव्य नही है । कुछ लोग कालिकापुराण को ही इस नाम से उल्लिखित 
करते है क्योकि उसमे 'भागवती' के चरित्र का आमूल वर्णन है, कुछ लोग 
*देवीपुराण' को यह गौरव देने के पक्षपातो है, तो दूसरे जन 'देवीमागवत' 
को । यह अनैकमत्य इस तथ्य का स्पष्ट द्योतक है कि वैप्णवभागवत को प्रतिष्ठा 
तथा महिमा से उद्विग्न होकर शाक्त लोग अपने लिए नाना शाक्त प्रन्थो को 
“भागवत? का गौरव प्रदान करने के लिए उत्सुक थे । ऐकमत्य का अभाव किसी 
पुष्ट परम्परा के अभाव का स्पष्ट सूचक है । 

(क) मत्स्यपुराण का कथन है-- 

सारस्वतस्य कल्पस्य मध्ये ये स्युः नरोत्तमा. | 

तदवृत्तान्तोद्‌भवं लोके तद्‌ भागवतमुच्यते ॥ 
ART ५३।२१। 
इसके अनुसार भागवत मे सारस्वत कल्प की कथा होनी चाहिए, परन्तु 
द्वितीय स्कन्ध के 'पाद्म' कल्पमथो श्रुणु? वचन भागवत मे पाझकल्प के चरित 
का वर्णन बतलाया गया है। यह विरोध क्यो? इसका तात्पर्य यह नही है 
कि श्रीमःद्भागवत मे सारस्वत कल्प कथा का अभाव zt 
बृहद्‌ वामनपुराण के वचन-- 
आगामिनि विरञ्जौ तु जाते सृष्टयर्थंमुद्यमे | 
कल्पं सारस्वतं प्राप्य व्रजे गोप्यो भविष्यथ 1) 
के अनुसार कृष्णकथा सारस्वत कल्प की ही है। फलतः मत्स्यपुराण 
के पूर्वोक्त वचन से कथमपि विरोध नही है ।१ 


१. द्रष्टव्य--देवीभागवत, १ ।३।१६। 


तुतोय परिच्छेद : अष्टादश पुराण ११७ 


इन तर्को प्र व्यान देने से देवीभागवत की उपपुराणता तथा SET RTT 
की महाएराणढा SS सिड होती है । 
भागदत तथा बोपदेव 

भारतीय साहित्य में बोपदेव की कीति न्यून नही हे । ये श्रीमद्भागवत के 
विशेष सर्म विद्वान ये । इन्होंने भागवत के विषय को लेकर तीत पन्यो का 
प्रणमन किया । ( १ ) हरिलोलामुत ( या भागवतातुकमणी )--जिसमें क्षीमदु- 
भागवत के समस्त अध्यायो की सूची विस्तार से दी गयी है भौर उनके पार- 
सपरिक सस्बन्ध का प्रदर्शन सासिकता से किया गया है, (२) सुक्ताफल--यह 
भागवत के श्लोकों का रसानुयायी संग्रह है जिसमें इलोको का वर्गीकरण नवरस 
की इष्टि से किया गया है, ( ३) परमहंस-प्रिया-क्षीमद्भागवत की टीका 
वतलायी जाती है, परन्तु नभी तक अप्रकाशित होने से इसके स्वरूप के विषय 
मे विशेष नही कहा जा सकता । इन ग्रन्यो की संज्ञा का तो नही, परन्तु संख्या 
की ओर बोपदेव ने स्वयम्‌ सकेत किया है--'साहित्ये त्य एवं भागवतततुबोक्तौ 
त्रयः? । बोपदेव ने श्रीमद्भागवत के भनुशीलन से भक्ति को रसरूप में प्रतिष्ठित 
किया तथा भक्ति को केवल भाव साननेवाले कश्मीरी आचायों के मतों की तीब्र 
आलोचना की। भक्तिरस का यह प्रथम विन्यास बोपदेव के महत्त्व का प्रतिपादक 
है । ये भगवान्‌ मे 'मनोनिवेश' को भक्ति का स्थायीभाव मानते है तथा इन्होने 
भक्ति की रसख्पता की पुष्टि युक्ति तथा प्रमाण के आधार पर बड़े अभिनिवेश 
के साथ अपने 'मुक्ताफल' से की है (४१ 

इन्होने अपने को विद्ृहर धनेश का शिष्य तथा भिषक्‌ केशव का पूत्र 
बतलाया है। इनके ग्रन्यो को अंतरंग परीक्षा से सुस्पष्ट हे कि ये रामगिरि के 
यादव नरेशो के महामात्य घर्मशासत्री हेमाद्रि फे आश्रय मे रहते थे तथा उन्ही 
को प्रेरणा से इन्होने पूर्वोक्त ग्रन्थों का प्रणयन किया । इनका समय ईसा की 
१३ वी शती है । 

ये ही बोपदेव श्रीमदभागवत के रचयिता माने गये है। स्वामी दयानन्द 
सरस्वती ने ही अपने सत्यार्थेप्रकाश के ग्यारहवे समुल्लास मे ( go ३३५ परा) 
इस बात का उल्लेख किया हो, ऐसी वात नही है। पण्डित नीलकण्ठ शास्त्री ने 
भी देवीभागवत टीका के उपोद्घात मे इस वात का उल्लेख इस प्रकार किया 
है-—'हितीर्यकपक्षैकदेशिनोऽवि विण्णुभागवतं वोपदेव-कृतमिति चदन्ति। इस 


किंवदन्ती का उदय केसे ७५५ ve क नही कहा जा सकता । हरिलीलामृत _ 


ee, 


तृतीय परिच्छेद : अष्टादश पुराण ११९ 


कापि च कृष्णायन्ती कस्याश्चित्‌ Ga |” 
अपिवत्‌ स्तनमिति -साक्षाद्‌ व्यासो नारायणः प्राह । - शंकर । 
~ कस्याश्चित्‌ पुतनायन्त्याः कृष्णायन्त्यपिवत्‌ स्तनम्‌ ॥-भागवत्त 1 
श्रीमद्भागवत के वचन को शद्धुराचाय ने यहाँ अक्षरशः उद्धुत किया है 
र स्पष्टतः कहा है कि यह व्यास का वचन है। फलतः भागवत वेदव्यास 
रचित है तथा शद्भूराचाय से प्राचीनतर है--यह तथ्य स्वयमेव सिद्ध होता है। 
( ५) सरस्वती-भवन पुस्तकालय ( संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी ) मे 
वंगाक्षरो मे लिखी हुई भागवत की एक प्रति विद्यमान है जो लिपि की परीक्षा 
से दशम शती मे लिखी गयी मानी जाती है- अर्थात्‌ यह हस्तळेख बोपदेव से 
लगभग दो सौ ag प्राचीन है । | 
( ६ ) वेदान्त की प्रख्यात मान्यता है कि आचारय शङ्कुर के गुरु थे गो विन्द- 
पाद और उनके गुरु थे श्री गोडपादाचार्ये । इन्ही गौडपाद ने अपने “पश्वीकरण 
व्याख्यान? मे “जगृहे पौरुषं रूपम! “इति भागवतमुपन्यस्तम्‌' ऐसा लिखा है! 
यह श्लोक भागवत के प्रथम स्कन्ध के तृतीय अध्याय का प्रथम श्लोक है । 
इन्होने उत्तरगीता की अपनी टीका मे 'तदुक्त भागचते' लिखकर ‘aq: afa 
शक्तिमुदस्य ते विभो’ sete vega किया है जो भागवत के दशम स्कन्ध के 
चौदहवें अध्याय का चौथा इलोक है । 
आचये TSX का समय मेरी दृष्टि मे सप्तम शती का उत्तरार्ड है। फलतः 
उनके दादागुरु गौडपाद का काळ इससे लगभग पचास साल पूर्व सप्तम शती 
का आरम्भ होना चाहिए 1 उनके हारा उद्धृत किये जाने से स्पष्ट है कि 
श्रीमज्भागवत की रचना सप्तम शती से पूर्ववर्ती है अर्थात्‌ तेरहवी शती मे 
उत्पन्न वोपदेव से छः-सात सौ वर्ष पुर्व । ऐसी निश्चित परिस्थिति में वोपदेव 
को भागवत का प्रणेता मानना नितान्त अनुचित, अप्रामाणिक तथा इतिहास- 
विरुद्ध है 1 : 


अलबरूनी और पुराण 


अलवरूनी महमूद गजनी के साथ भारतवर्ष की याचा पर माया और यहाँ 
के विद्वज्जनी की सहायता से उसने भारतवर्ष के विषय में विशेष जानकारी 
प्राप्त की, विशेषतः ज्योतिष तथा दर्शन के विषय मे । भारतविपयक अपने 
ग्रन्थ के १२वें परिच्छेद मे उसने हिन्दुओं के प्राचीन साहित्य का, विज्ञेषत; 
घामिक साहित्य का विशेष बिवरण प्रस्तुत किया है । १८ पुराणो की नामावली 
उसने दो प्रकार से दी है। एक सूची तो विष्णुपुराण के ऊपर आधारित है 
भौर इस सूची मे पुराणों के नाम तथा क्रम वे ही है जो आजकल प्रचलित है । 


१२० पुराण-विमर्श 


दूसरी सूची मे पुराण तथा उपपुराण का मिश्रण है। इस तूची के अनुसार 
१८ पुराणो के नाम तथा क्रम इस प्रकार हैं--( १) आदि go, (२) मत्स्य 
पु०, ( २) कूर्म, (४) वराह पु०, (५) नरसिंह पु०, (६) वामन पु०, 
(७) वायु पु०, (८) नन्दी पु०, (९) स्कन्द पु०, (१०) आदित्य go, 
(११) सोम पु०, (१२) सास्व पु०, ( १३) ब्रह्माण्ड पु०, (१४) 
साकंण्डेय, ( १५ ) ताक्ष्यं go (गरुङ go ), (१६ ) विप्णु पु०, (१७) 
बरह्म Jo, ( १८ ) भविष्य पु० । इस सूची का विश्लेषण करने से अनेक तथ्यो 
का पता लगता है-- 

(क) उस समय तक ६ उपपुराणो की रचना हो डुकी थी जिनके नाम 
ये हे-र्‍आदि, नरसिंह, नन्दी, आदित्य, सोम तथा साम्व । - 

(@) आदिपुराण ब्रह्मुपुराण से भिन्न ही पुराण है । 

(ग ) सूर्यं के विषय मे आजकल प्रचलित उपपुराण 'सौर पुराण” है परन्तु 
उस ससय आदित्य पुराण का प्रचलन था जो आजकल प्रसिद्ध और प्रचलित 
नही है। 

( छ ) साम्वपुराण का प्रचलन आज भी है, परन्तु सोमपुराण आादित्य- 
पुराण के जोड़ पर वना हना चन्द्रविषयक उपपुराण प्रतीत होता है । 

अल्वरूनी का कहना है कि इनमे से उसने केवल तीन पुराण के--आदित्य, 
मत्स्य ठया वायु के ही कतिपय अंशो को देखा हे । अन्य के भौगोलिक तथा 
खगोलीय विवरण देने मे उसने विष्णुपुराण और विप्णुबमं से aga ही उद्धरण 
दिये हैं जिससे प्रतीत होता है कि उस काल मे ये दोनो ग्रन्थ वहुत ही अधिक 
लोकप्रिय थे। नल्वरूनी के ग्रन्थ का समय ११वी शती का उत्तराद्ध ( लगभग 
१०६७ ६० ) माना जाता है । पूर्वोक्त ग्रन्यो के निर्देश से यह निश्चित हो 
जाता है कि उसके युग से पहले ही ये उपपुराण प्रणीत हो चुके थे और छोक- 
व्यवहार में आने लगे थे । 
चल्लालसेन तथा पुराण ॥ 

दातसागर वल्लालसेन का विशिष्ट धर्मशास्त्रीय निवन्ध है । दान के विषय 
मे पुराणो तथा स्मृतियो मे जिन-जिन विषयो का वर्णन उपलब्ध हे उन सबका 
यहां साद्धोपाडु सन्निवेश किया गया है। निवन्धकारो की शैली के अनुसार 
यत्र-तत्र कठिन शब्दो का तात्पयं भी प्रदर्शित किया गया है। बल्लालसेन ने 
यन्व के आरम्भ मे अपना परिचय भी दिया है। ये बंगाल के अन्तिम स्वतन्त्र 
शासक सेनवंसावतंस, लक्ष्मण संवत्‌ के संस्थापक तथा जयदेव, गोवधंनाचार्य 
आदि प्रख्यात कविजनो के आश्रयदाता लक्ष्मणसेन ( ११६०-१२१० ) के पिता 
थे । इनके पितामह का नाम था हेमन्तसेन तथा पिता का नाम था विजयः 


तृत्तीय परिच्छेद: अष्टादश पुराण १२१ 


सेत । इतका समय दादश शतक का ( उत्तराव है) । इन्होंने पाँच सागर” 
नामान्त weal का प्रणयन किया था जिनमें से अद्भुत सागर (काशी से ) 
तथा दानसागर ( एशियाटिक सोसाइटी, कलकत्ता से) प्रकाशित हुमा है । 
इनके अन्य तीन भ्रन्य हैं प्रतिष्ठासागर तया आचार-सागर ( दानसागर के शष्ठ 
६, उलोक ५५-५६ में निदिष्ट) तथा ब्रठ-सागर ( दानसागर के पृ. ५२ पर 
“निर्दिष्ट ) जिनकी रचना “दानसागर” से पहिले ही की गयी थी। 'अदूमुत 
सागर? का AWA १०८९ शक ( ११६७ ई० ) मे किया गया और उनके पुत्र 
“लक्ष्मणसेन ने पूर्ण किया । 'दानत्तागर' १०६१ शक (= ११६९ ३० ) में 
णीत हुआ । 'हारलता' तथा 'पिंतृदयिता' के प्रणेता अनिरुद्ध भट्ट इनके गुरु थे 
जिनको विद्वत्ता तथा चारित्र्य की स्तुति दानसागर के" आरम्भ में ही बड़े ही 
सुन्दर शब्दों में की गयी है ! इन्हीं से वल्लालतेन ने पुराणों तया स्मृत्तियों का 
“रहस्य सीखा; ऐसा उतका कथन हे । इस प्रकार वल्डालसेन के साहित्यिक 
जीवन का काल ११५५ ई० से लेकर ११८० तक माना जाना चाहिए* 1 
दानसागर की उपक्गमणिका में बल्लाल्सेन ने पुराणो के स्वहप के विवेचन 

असंग मे जिस विवेचन शैली तथा प्रतिभा का परिचय दिया है वह मध्ययुगीय 
निवन्धकारों में नितान्त दुर्लभ है । पुराणों के दर्जन के विषय मे उनकी युक्ति 
चड़ी सूक्ष्म तथा तलस्पर्शी हे । दावसागर के लिए संगृहीत dal में जिनके शलोक 
अमाण के रूप में उपन्यस्त हैं--में पुराण तथा घमंशातत्र का प्रामुख्य है। इन 
wa के नाम इस प्रकार हैं--ब्राह्म, वाराह, आग्नेय, भविष्य, मत्स्य, वामन, 
-वायचीय, भार्कण्डेय, विप्णु, शैव, स्कन्द, पद्म ( १२ पुराण ); शाम्वपुराण, 
"कालिका, नन्दी, आदित्य, नरसिंह, मार्कण्डेय, विप्णुयर्मोत्तर, विष्णुधर्म (= 

उपपुराण ), गोपथ ब्राह्मण, रामायण, महाभारत, मनु, वशिप्ठ, dad आदि 

अनेक स्मृतियाँ ( आरम्भ, इलोक १६-२० जिन्हे अनावश्यक समझकर पुरा 
नाम निर्देश यहाँ नही किया जाता ) 1 

अन्य पुराण तथा उपपुराणो के इलोक यहाँ संगृहीत नही किये गये है-- 

इन अन्यो के प्रामाण्याप्रामाण्य के विषय में वल्लाल्सेन के बिचार नितान्त 

मारोचनात्मक हैं तथा इनकी अलौकिक प्रतिभा और गाढ अध्ययन फे द्योतक 
द | इन्ही विचारों का संक्षेप में यहाँ उपन्यास किया जाता हैं तथा मूलश्छोक 

टिप्पणी में दिये गये हैं 1२ 
१. द्रव्य काणे--हिल्दी आफ वर्भशास्त्र भाग १ पु, ३४०-३४१ तथा 

खण्ड ५ भाग २ पृ. ८७० | 
२. भागवतञ्च पुराणं ब्रह्माण्डञ्चैव नारदीयञ्च । 
दानविधिशून्यमेतव्‌ त्रयमिह न निवद्धमवधार्य ॥ ५७ || 


१२२ पुराण-विमर्श 


दानसागर का कथन हे कि भागवत पुराण, ब्रह्माण्ड तथा नारदीय-- 
इन तीनो पुराणो से ज्लोको का सग्रह इसलिए नही किया यया किये' तीनों 
दानविधि से शून्य हैं । यह कथन भागवत के लिए निर्णायक माना जा सकता है 
कि बल्लालसन की हृप्टि मे श्रीमदभागवत ही वास्तव “भागवत? पुराण है, 
क्योकि सचमुच इसमे दानविधि का प्रतिपादन नही मिलता । देवीभागवत का 
भागवत शब्द से संकेत इन्हे मान्य नहीं है, क्योकि इस भागवत म एक समग्र 
अध्याय ( स्कन्ध ९, अ० ३० ) ही दान के विषय का सांगोपांग वर्णन करता 
है। भ्रन्यकार की इष्टि मे दिवीभागवाः नभिमत “भागवत! पुराण होला, तो 
ऐसी आलोचना व्यर्थ होती । लिगपुराण के इलोको का चयन इसलिए नहीं 
किया गया कि मत्स्वपुराण मे वणित महादान का सार ही इस पुराण मः 


बृहदपि लिद्धपुराण मत्स्यपुराणोदितैमंहादाने: । 
अवधःयं तुल्यसारं दाननिवन्येऽत्र न निबद्धम्‌ xs ॥ 
सप्तम्यैव पुराणं भविप्यमपि समृहीतमतियत्नात । 
त्यक्त्वाप्टमी नवस्यी कल्यो पापण्डिभिग्रस्ती ॥ ५९ ॥ 
लोकप्रसिद्धमेतद्विप्णु-रहस्प्च शिवरहस्यच्च । 
-इयमिह न परिगृहीतं संग्रहल्पत्वमवधार्य ॥ ६० ॥ 
मविष्योत्तरमाचार-प्रसिद्वमविरोधि च 1 
प्रामाण्यज्ञापकादृप्ट्रन्यादस्मातु पृथक्‌ कतम्‌ ॥ ६१॥ 
- प्रचरद्रपतः स्कन्दपुराणकाशतोऽधिकम्‌ । 

यत्‌ खण्डत्रितयं पोण्डरेरावन्तिकथाश्रयम्‌ ॥ ६२ ॥ 
ताक्ष्यं पृराणमपरं ब्राह्ममाग्तेयमेव च। 
चरयोत्रिशतिसाहत्त पुराणमपि  वंप्णवम्‌ ॥ ६३॥ 
षट्‌ सहस्रमितं we पुराणमपरं तथा। 


दीक्षाप्रतिप्ठापापण्ड-युक्तिरत्रपरीक्षणंः 1 ६४॥ 
मृषार्वंशानुचरितँः कोपव्याकरणादिभिःः । 
असङ्गतकथावन्ध-परस्परविरोघरः ॥ ६५ ॥ 
तन्मीनकेतनादीना भण्डपापण्डलिङ्भिनाम्‌ । 
लोकवः्चनमालोक्य सर्वमेवावघीरितम्‌ ॥ ६६ ॥ 


तत्तत्पुराणोपुराणसंस्यावहिप्ङृतं कश्मलकर्मेयोगात्‌ 1 

पाषण्डशाञ्जानुमतं निरूप्य देवीपुराणं च निबद्धमत्न ॥ ६७॥ 

ये दानधर्मविधि संस्ठुता ये पुराणपुष्यायमस्मृतिगिरां बहवो विवर्त्ता3 1 

ते ग्रंथविस्तरभयादविचित्य केचिदस्माभिरत्रकळिताः कलयन्तु TA: USSF 
—दानसायरण $ उपक्रमकि 


तृतोय परिच्छेद $ अष्टादश पुराण १२३ 


उपलब्ध होता है | Gee: वल्लाललेन लिद्धपुराण को मत्स्य मे अवान्तरकालीत ही 
नही मानते, प्रत्युद महादान के विषय मे उसे मत्स्य का अघमर्ण सी मानते है ।: 
भविष्यपुराण से सप्तमी fafa के वर्णन तक तो ज्लोको का संग्रह किया गया, 
अप्टमी तया-नवमी तिथि के परित्याग का कारण पाखंडियों के दवारा उनका 
दूषित किया जाना है । शिचरहस्थ और विप्णुरहस्य तो लोक मे प्रचलित है, 
परन्तु इनसे इलोकसं£ह इसीलिए नही किया गया कि ये संग्रहरूप हैं, मौलिक 
aa विलकुछ नही हैं । भविष्योत्तर जाचार-वर्णत के कारण प्रसिद्ध तथा 
सिद्धान्तो से अविरोघी होने पर भी प्रामाण्य के ज्ञापन का कोई सावन नहीं है 
अर्थात्‌ इस पुराण मे दिये गये सिद्धान्तो की प्रामाणिकता की पुष्टि कथमपि 
नही की जा सकती आर इसी कारण वह वर्जित कोटि मे रखा गया है, बच्चपि 
इस पुराण भे आचारों का वर्णन है तया इसके कथन शिष्ट सिद्धान्तो से कवनपि 
विरुद्ध नही हुँ । अन्य पुराणों के वणन का कारण नीचे दिया गया हैं--स्कत्द 
पुराण के तीन खण्ड, जो पौण्ड, रेवा दथा अवन्ती की कवा पर धाश्नित हूँ-- 
ये लोक में प्रचलित रूप से एकांश में अविक हैं । गरुडपुराण, दूसरा Wao, 
AA, तेइस हजार श्लोकोंवाला विष्णुपुराण, ६ हजार इलोकोंबाळा दूसरा 
निङ्भपुराण-दीक्षा, प्रतिष्ठा, पारूण्डियो अर्थात्‌ _ चौडो की युक्ति, रत्नपरीक्षण, 
मिथ्या वंशानुचरिठ, क्ोश-व्याकरण नादि, असद्धुत कथानो का निवेश, 
परस्पर विरोध का अस्तित्व, कामदेव सम्बन्धी कथा, भण्ड, धुत, पाखण्ड 
( बौद्ध ) तथा fags ( संन्यासी, पाशुपत, पाः्वरात्र आदि ) के द्वारा लोक का 
प्रवच्चच देखकर ऊपर निदिप्ट पुराणों तथा उपपुराणो का तिरस्कार किया 
गया है। दिवीपुराण' का भी यहाँ संग्रह नही किया गया है, क्योकि एक 
तो यह्‌ पुराण तथा उपपुराण की संस्या से बहिप्झत हे, दुसरे निन्दित कर्मो 
( जेसे मारण, मोहन आदि ) का यहाँ सन्निवेश है और तीसरे पापण्डशाल्र--- 
तन्त्रशात्र के मत का यह ननुसरण करनेवाला है । तात्पयं है कि ऊपर KS 
गये wat का विभिन्‍न कारणों से प्रामाण्य है ही नही और इसी कारण इनके 
इलोको का संग्रह इस दानसागर मे नही किया गया हैं । 

दानसागर का रचनाकार निश्चित होने से वल्लाल्सेन के पूर्वोक्त कवन 
बड़े महत्त्व तथा गौरव से सम्पन्न है। ऊपर इसका रचनाकाल ११६९ ईस्वी 
बतलाया गया हे । फलत: १२वीं शती के मब्यकाळ मे पुराणों-उपपुराणों की 
स्थिति के विषय मे ये कथन नितान्त महत्त्वगाली हैं। इन कथनो के प्रमुख 
परिणाम इस प्रकार हैं 

(क) श्रीमद्वानदत ही “मागवत? नाम से अभिहित था । देवीभागवत 
नही । ऐसा यदि नही होता, तो दानविषयक एक पूरे अध्याय के रहने पर- 
भागवत दानविधि से seq तही वतळाया जाता । 


१२४ ` पुराण-विमर्श 


( ख ) वायु तथा शिव दोनो पुराणो मे परिगणित किये गये हैं, यद्यपि 
मेरी दृष्टि मे argo ही महापुराण के अन्तर्गत है तथा शिवपुराण तान्त्रिक 
विधियों से सम्पन्न होने के हेतु उपपुराण ही है । 

( ग ) ब्राह्म, आग्नेय, लिङ्ग तथा विष्णु--ये पुराण दो प्रकार से उस 
समय वतंमान थे। ६ हजार श्लोकोवाला लिद्धपुराण भी उसी प्रकार 
अप्रामाणिक था, जिस प्रकार २३ हजार एलोकोवाला विष्णुपुराण। यह तथ्य 
कूमंपूराण के एक विशिष्ट उल्लेख से भी समथित होता है। कूर्म (१४१७-२०) 
ने उपपुराणो का जो नाम निर्दिष्ट किया है उसमे स्कन्द, वामन, ब्रह्माण्ड तथा 
नारदीय पुराणो के समान ही नाम मिलते El इससे यह परिणाम निकालना 
अनुचित न होगा कि बहुत से उपपुराण पुराणा के संक्षेप रूप थे भौर इसीलिए 
वे उन्ही नामो से प्रख्यात थे । वल्लालसेन का पूर्वोक्त कथन इसकी सत्यता 
प्रमाणित कर रहा हैं । बृहत्‌ लिङ्गपुराण के उल्लेख के साय ही साथ निर्दिष्ट 
६ हजार शलोकोवाला छिद्भपुराण प्रमाणित करता है कि इनमेसे प्रथम ठो 
महापुराण की कोटि मे था और दूसरा उपपुराण था । दोनो यहाँ संगृहीत नही 
है और इसके निमित्त कारण भी भिन्न-भिन्न वतलाये गये है । 

( घ ) वे तान्त्रिक विधियो से घृणा करते थे और इसीलिए 'देवीपुराण' 
को वे प्रमाण से बहिष्कृत मानते थे तथा स्कन्द के कतिपय अंशो को भी । 

( इ ) गरुडपुराण भी वल्लालसेन की दृष्टि मे अनेक कारणो से, जिनका 
उल्लेख ऊपर किया गया है,-प्रमाण कोटि मे नही आता । 

दानसागर के विस्तृत निर्देशो के आधार पर निकाले गये ये सिद्धान्त 
१२वी शती मे पुराण-उपपुराणो की सत्ता-असत्ता तथा प्रामाण्य-अप्रामाण्य के 


विषय पर विशेष प्रकाश डालते हैं जो ऐतिहासिक अनुशीलन के लिए विशेष 
उपयोगी भौर उपादेय है । 


77१०-०७ 


चतुर्थ -परिच्छेद 
पुराण का परिचय 


~ 


( क ) पुराण का लक्षण 


पुराण के साथ 'पच्चलक्षण' का सम्वन्ध प्राचीन तथा घनिष्ठ है। पच्च- 
लक्षण के भीतर निम्नलिखित विषय इस प्रणयात श्लोक के द्वारा निर्दिष्ट 
किये गये हैं-- - : ; 
संगेश्‍च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च | 
aerated चेति पुराणं पञ्चलक्षणम्‌ ॥ 

' पुराण विषयक यह पद्य प्रायः प्रत्येक पुराण मे उपलब्ध होता है 1३ ‘aa 
लक्षण' शब्द पुराण का इतना अनिवायं द्योतक माना जाता at कि अमरकोश 
में यह शब्द विना किसी व्याख्या के ही प्रयुक्त किया गया हे । व्याख्या-विहीन 
पारिभाषिक शब्द का प्रयोग उसकी सार्वभौम लोक-प्रियता'का संकेतक माना 
जाता है । इस शब्द के विषय-मे-भी यही तथ्य सर्वतोभावेन "क्रियाशील माना 
जाना चाहिए । 

पुराण की सर्वर मान्य परम्परा-के अनुसार ये ही पाँच विषय वर्णनीय 
माने गये हैं :— छौ 
(१) सर्ग-- `` ह) ets 
जगत्‌ की तथा उसके नानां पदार्थो की उत्पत्ति अथवा सृष्टि “सर्ग 
कहलाती है। | 7 - 
अव्याकृतगुणक्षोभात्‌ महतनस्त्रिवृतोञ्हमः | 
भृतमात्रेन्द्रयार्थानां सम्भवः सगं उच्यते ॥ 
ह र —ATTo १२।७।११ 
१. यही लक्षण किञ्चित्‌ पाठ भेद से या ऐक्यछ्पेण इन पुराणों मे प्राप्त 
होता है--विष्णु पुराण ३।६।२४; मार्कण्डेय १३४।१३; अग्नि १1१४, भविष्य 
२1५, ब्रह्मवेवतं १३३।६, वराह Wy, स्कन्द पुराण ( प्रभास खण्ड, २।५४ ), 
कूर्म ( gate १1१२ ) मत्त्य -५३।६४; गरुड ( आचार काण्ड २२८ ), ब्रह्माण्ड 
( प्रक्वियापाद १।३८ ); शिवपुराण ( वायवीय संहिता, tive ) । . 


-१२६ पुराण-विमशे 


आशय है कि जब मूल प्रकृति में लोन गुण ged होते हैं, तब महत्‌ तत्त्व 
की उत्पत्ति होती है। महत्‌ तस्व से तीन प्रकार तामस, राजस तथा 
साच्विक--के अहंकार बनते हँ । त्रिविध अहंकार से ही पःश्वतन्मात्रा (gaara), 
इन्द्रिय तथा ( पंच ) भूतो की उत्पत्ति होती है । इसी उत्पत्ति क्रम का नाम 
सर्ग हे! 


( २) प्रतिसगं-- 
सगं से विपरीत वस्तु अर्थात्‌ प्रलय । विष्णु पुराण मे प्रतिसर्ग के स्थान पर 
“प्रतिसंचर' शब्द का प्रयोग मिळता है (.विष्णु १।२।२५ ) । श्रीमद्भागवत में 
-इस शब्द के स्थान पर 'संस्था' शब्द प्रयुक्त हुआ है ( १२।७।१७ ) ६-- 
नैमित्तिकः प्राकुतिको , नित्य आत्यन्तिको or: | 
संस्थेत कविभि: प्रोक्ता चतुर्धाऽस्य स्वभावतः ॥ 
इस ब्रह्माण्ड का स्वभाव से ही प्रलय हो जाता है और यह प्रलय चार 
प्रकार का है--नैमित्तिक, प्राकृतिक, नित्य तथा आत्यन्तिक । यही 'संस्था' 
शब्द से अभिहित किया जाता है ।६ 
(३) वंश-- 
राजञा ब्रह्मप्रसूतानां वंशस्त्रेकालिको$ल्वयः ॥ 
~—भाग० १२।७।१६ 
अर्थात्‌ ब्रह्माजी के द्वारा जितने राजाओं की सृष्टि हुई, उनकी भूत, 
भविष्य तथा वर्तमानकालीन सन्तान+परम्परा को ‘da’ नाम से पुकारते हैं। 
भागवत के द्वारा व्याख्यात इस शब्द के भीतर राजाओं की ही सन्तान-परम्परा 
का उल्लेख घ्राधान्यधिया है, परन्तु ‘da’ को राजवंश तक ही सीमित करना 


उपयुक्त नही हे । इस शब्द के भीतर ऋषियों के वंश का ग्रहण अन्य पुराणों मे 
किया गया है। 


= 


( ४ ) मन्वन्तर - -- 


पुराण के अनुसार सृष्टि के विभिन्न काळ-मान का द्योतक यह शब्द है। 
"पौराणिक काल-गणना का महत्त्व तथा स्वरूप आगे दिखलाया जायगा | 


- १, भागवत ( ३।१०।१४ ) मे प्रलय के लिए प्रयुक्त प्रति संक्रम शब्द 
staat के समान ही संक्रम (-सर्ग ) से विपरीत aes का द्योतक है-- 
ˆ = “ कालन्द्रव्यन्गुणेरस्य त्रिविधः प्रतिसंक्रमः ॥ 
विष्णु पुराण का 'प्रतिसंचर' शब्द इसी)शैली का शब्द है। ‘ 


चतुर्थ परिच्छेद : पुराण का परिच्रय १२७ 
Ararat १४ होते हैं और प्रत्येक मन्वन्तर का अधिपति एक विशिष्ट मनु हुमा 
करता है जिसके सहयोगी पाँच पदार्थ ळर भी होते है । 
सन्वन्तरं मनुर्देवा मनुपत्रा: सुरेश्वर:। 
ऋषयोंडशावताराश्च हरे: पडविवमुच्यते ॥ 
—ATT १२७१४ 
मनु, देवता, मनुपुत्र, इन्द्र, Tala और भगवान्‌ के अंशावतार--इन छ; 
'विश्ञिताओं से युक्त समय को “मन्वन्तर' कहते हैं । 
(५) चंश्यानुचरित-- 
वंशानुचरितं तेषां वृत्तं वंशवराश्च ये | --भाग० ११७१६ 
पूर्वोक्त वंशों मे उत्पन्त हुए वंशघरों का तथा मूलपुरुष राजाओं का 
“विशिष्ट विवरण जिसमे afaa होता है वह “वंशानुचरित' कहलाता है। यहाँ 
मनुष्य वंश में प्रसूत महषियोका तथा राजाओं का चरित भी समाविष्ट 
समझना चाहिए । महषियो के चरित्र की अपेक्षा राजाओं के चरित्र का ही 
विशेष विवरण पुराणों में उपलब्ध होता है । : 
राजनीति शास्त्र मे 'पुराणं पः्वलक्षणम्‌’ का एक नया ही संकेत उपस्थित 
किया गया हे जो पूर्व निदिष्ठ लक्षण से ही नितान्ठ भिन्न है 1 कौटिल्य अर्थंशास 
ई १-५) की व्याख्या में जयमङ्गला ने किसी प्राचीन ग्रन्य से यह श्लोक 
उद्घृत किया[है--- 


सृष्टि-प्रवृत्ति-संहार-धमं-मोक्षप्रयोजनस्‌ । 
व्रह्मभिविविघेः प्रोवतं पुराणं पञ्चळक्षणस्‌ ॥ 
इसमे 'पञ्वलक्षण' की एक नितान्त नूतन व्याख्या दी गयी है । ध्यान देने 
की चात है कि घर्मे पुराण का एक अविभाज्य लक्षण स्वीकार किया गया है 1 
इसका तात्पर्य यह है कि भूल रूप से पुराण मे धार्मिक विषयो का सत्निदेश 
अभौप्ट था । घर्मे का सम्बन्ध पुराण के साथ अदान्तर शताव्दियो की घटना है 
जव वह विकसित होकर अन्य विषयो को भी अपने मे सम्मिलित करने ल्या 
था--आधुनिक संशोधको का प्रायः यही सर्वमान्य मत हे । परन्तु जयमंगला के 
इस महत्त्वपूर्ण उल्लेख से यह मत यथार्थतः विशुद्ध नही प्रतीत होता 1 


< मन्वन्तर 


मन्वन्तराणि सद्घर्सः' कहकर भागवत ने भी मन्वन्तर के भीतर घर्म का 
उपन्यास न्याय्य माना है । यह कथन पूर्वोक्त feta का पोषक माना जा 
सकता है 1१ 


१, दृप्टव्य पुराण पत्रिका ( भाग ४, बेंक १) में पण्डित राजेश्वरशाल्री 
द्रविड का लेख “भारतीयराजनीतौ पुराणपच्चलक्षणम्‌' Jo २३६-२४४। जुलाई 


ष्ट्य 


९६४ ¦ प्रकाशक alae भारतीय काशिराज न्याउ, रामनगर at, वाराणसी t 


१२८ पुराण-विमर्शं 


इस संक्षिप्त बिवरण मे 'बंश' के अन्तरगत देवताओं तथा ऋषियों के बंशों 
का भी समावेश समझना चाहिए । इन विषयों को पुराण का मौलिक aod 
विषय मानने मे प्रधान हेतु “सूत? के कार्यो के साथ इसकी पूर्ण संगति है। पहिले 
कहा गया है कि पुराण का वाचन तथा व्याख्यान करना ‘Aa’ का प्रधान कार्य 
था । वायुपुराण के प्रथम अध्याय मे ‘qa’ ने स्वयं ही “स्वघमं' का निर्देश इन' 
महत्वपुर्ण शब्दो मे किया है पुरातन सज्जनो के द्वारा दृष्ट या उपदिष्ट सूत का 
स्वधर्म है-देवताओ, ऋषियो, अमिततेजसम्पन्न राजाओ का तथा लोकविश्रुत 
महात्माओ के वंशो का धारण करना । ये महात्माजन आदि इतिहास-पुराणोः 
मे ब्रह्मवेत्ताओ के द्वारा दिष्ट होते हैं। सूत का अधिकार वेद मे नही होता । 
वायुपुराण के इन वचनो के द्वारा इतिहास, पुराण और वेद का द्वैविध्य विशद- 
तया द्योतित किया गया है । यह पौराणिक वचन हमारे कथन की पुष्टि करता 
है कि पुराण की धारा वेदिकधारा से एथक्‌ विभिन्न धारा थी जिसके संरक्षेण-- 
संवर्धन, प्रचार-प्रसार का कार्य सृत की अधिकार सीमा के भीतर था । 


पुराण का दश लक्षण 

श्रीमद्भागवत मे ( २।१०।१-७ तथा १२।७.८- ) दो स्थानो पर तथा 
ब्रह्मवंवतं मे दश लक्षण महापुराण के निदिप्ट हैं और पूर्वोक्त पाँच लक्षणो को 
क्षुल्लक पुराणका लक्षण माना गया है। यहाँ दशलक्षण तथा पश्चलक्षण के 
तुलनात्मक विवेचना का सक्षि्त रूप प्रस्तुत किया जा रहा है। एक बात 
घ्यातव्य है कि श्रीमद्भागवत के दोनो स्थलो पर दिये गये लक्षणो मे मूलतः 
साम्य है, नामतः वैषम्य भले ही ₹प्टिगोचर हो । इन दोनो स्थानी मे शब्द- 
भेद अवश्य है, परन्तु अभिप्राय भेद नही । भागवत के द्वादश स्कन्ध के अनुसार 
ये दश लक्षण है :--- 

_ सर्गश्चाथ विसर्गश्च वृत्ती रक्षान्तराणि च। 
_ वंशो वंशानुचरितं संस्था हेतुरपाश्रयः ॥ भाग १२।७।९. 


(१) सर्गः . (६) वंशः, 
(२) विसर्गः, ( ७ ) वंशानुचरितमु." 
- 0100 ॥ 
5 ३ 
( ५ ) अन्तराणि (१०) अपाश्रयः 


१. स्वघमं एष सूतस्य सल्छिश ष्टः पुरातनैः । 
देवतानामृषीणा च राज्ञा चामिततेजसाम्‌ ॥ ३१ ४७ 
वशानां धारण कार्य श्रुताना च महात्मनाम्‌ । - 
इतिहासपुराणेषु दिष्टा ये ब्रह्मवादिभिः ॥ ३२ ॥ 
न हि वेदेण्वघीकारः कश्चित सूतस्य दृशयते । वायुपुराण, १ अध्याय 


चतुर्थं परिच्छेद : पुराण का परिचय १२९. 


( १) सर्गः---पू्वंवणित सर्ग’ से यह भिन्न नही है। 

( २) विसर्ग--जीव की सृष्टि । परमेश्वर के अनुग्रह से ब्रह्मा सृष्टि का 
सामर्थ्य प्राप्त करके महत्‌ तत्त्व आदि पूर्व कर्मो के अनुसार अच्छी और बुरी 
वासनाओ की प्रधानता के कारण जो यह चराचर शरीरात्मक उपाधि से 
विशिष्ट जीव की afte किया करते हैं इसे ही 'बिसगं' कहते है! 
इसकी उपमा के विषय मे कहा गया हे कि जसे एक बीज से दूसरे बीज का 
जन्म होता है, उसी प्रकार एक जीव से दूसरे जीव की सृष्टि को इस नाम से 
पुकारते हैं ।* इस प्रकार विसुप्टिः=विविधा सृष्टिः, न तु वैपरीत्येन सृष्टि; 
प्रलयः। | 

( ३ ) वृत्ति--जीचो के जीवन-निर्वाह की सामग्री भागवत के अनुसार 
चर पदार्थो की अचर पदार्थ वृत्ति दै ।* मानव जीवन को चलाने के लिए जिन 
वस्तुओ का उपयोग मनुष्य करता है वही उसकी वृत्ति हैं। चावल, गेहूँ आदि 
अन्न सव वृत्ति के अन्तर्गत आते है । कुछ वृत्ति को तो मनुष्य ने स्वभाववश 
अपनी कामना से निश्चित कर लिया हैं और कुछ वृत्ति को शास्र के आदेश के 
कारण वह ग्रहण करता है । दोनो का उद्देश्य एक ही है-मानव जीवन का 
घारण तथा संरक्षण । 

_ (४) रक्षा--इसका सम्वच्च भगवान्‌ के अवतारो से है। भगवान्‌ युग- 
युग मे पशु-पक्षी, मनुष्य, ऋषि, देवता आदि के रूप मे अवतार ग्रहण कर अनेक 
लीलाएऐ किया करते हुँ । इन अवतारो के द्वारा वे वेदत्रयी-चेदघम-से विरोध 
करने बाले व्यक्तियों का संहार भी किया करते हैं। इस कारण भगवान्‌ की 
यह अवतार लीला विश्‍व की रक्षा के लिए ही होती है। इसलिए इसकी संज्ञा 
है--रक्षा 1% 

भागवत ने इस पद्य के द्वारा संक्षेप में अवतार-तत्त्व के हेतु पर प्रकाश 
डाला है | अवतार का लक्ष्य वेद के विरोधियों का संहार करना तथा वेदघर्म की 


१. पुरुषानुगृहीतानामेतेषा वासनामयः। 
विसर्गोऽयं समाहारो बीजाद्‌ Fist चराचरम्‌ । 


साग्र० १२।७।१२ 
इसका स्वरूप द्रष्टव्य देवीभागवत & स्कन्द, ३ अ०। 


वृत्तिभृंतानि श्रुतानां चराणामचराणि च । 
कृता स्वेन वृणा तत्र कामाच्चोदनयापि बा ॥ 
TAA, एलो० १३ 
३. रक्षाऽच्युतावतारेहा विश्वस्यानु युगे युगे । 
तियंड-मर्त्याप-देवेपु हुन्यन्ते येत्वयीद्विष: ॥ 
--भाग० १२७१४ 


२, पु 0 वि 6 


१३० पुराण-विमर्ण 


रक्षा करना है। श्रीमद्भगवद्गीता के प्रख्यात शलोको की ओर यहाँ स्पष्ट 
संकेत है । परन्तु त्रयीद्वेपको का हनन fay भगवान्‌ के लिए तो एक सामान्य 
कार्य है। इसी के लिए वे अवतार का प्रहण नही करते; प्रत्युत छीला-विलास 
ही उसका प्रधान लक्ष्य है जिसका चिन्तन तथा कीर्तन करता हुआ जीव इस 
तापवहुल संसार से अपनी मुक्ति प्राप्त करने मे समर्थ होता हैन 
नृणां निःश्रेयसार्थाय व्यक्ति भंगवतो नृप | 
अव्ययस्याप्रमेयस्य निर्गुणस्य गुणात्मनः ॥ 
——ATTO १०।२६।१४ 
लोला के द्वारा आनन्द रस का आस्वादन कराना तथा करना ही भगवान्‌ 
के अवतारो का लक्ष्य है । भगवान्‌ अपनी इच्छा से ही देह का ग्रहण करते हैं, 
भक्तो की आतं पुकार इसमें कारणभूत अवश्य होतो है, परन्तु रहती है भगवान्‌ 
की स्वेच्छा ही प्रधान प्रयोजिका । भक्तों का रक्षण करना भी उनकी ललित 
लीला से वहिभू त नही होता-- 
स्वच्छन्दोपात्तदेहाय विशुद्धज्ञानमूतेचे ।, 
सवंस्मै सवंबीजाय सव भतात्मने नमः ॥ 
| —ATTO १०।२७।११ 


जीव को मुक्ति प्रदान करना ही सर्वज्ञ सवंशक्तिमानु परमात्मा का एकन 
मात्र लक्ष्य होता Ti भागवत की दशम स्कन्ध की प्रत्यात देवस्तुति मे 
{ १०।२ ) इसका बराबर निर्देश है— 
श्युण्वन्‌ गृणन्‌ संस्मरयंश्च चिन्तयन्‌ 
नामानि रूपाणि च मङ्गलानि ते। 
क्रियासु यस्त्वच्चरणारविन्दयो- 
राविष्टवेता न भवाय कल्पते॥ 
—ATTo १०।२।३७ 
इन समग्र तथ्यो का ग्रहण 'रक्षा' के अन्तर्गत समझना चाहिए । 
(५) अन्तराणि--पूर्ववणित मन्वन्तर के समान हो । 
(६) aa र 
(७) वंशानुचरित | चि 
(८) संस्था== पूर्वं सुची का 'प्रतिसर्ग? । 
(६ ) हेतु--हेतु शब्द से जीव का ग्रहण अभीष्ट है। वह अविद्या के द्वारा कर्म का 
कर्ता है । संसार की सृष्टि मे जीवको कारण मानने का रहस्य यह है कि जीवके 
अदृष्ट के द्वारा प्रयुक्त होने से विश्व का सर्ग तथा प्रतिसर्ग आदि होता है । फलतः 


चतुर्थ परिच्छेद : पुराण का परिचय "१३१ 


जीव अपने अदृष्ट के द्वारा विश्व-सृष्टि या विरव-प्रलय का कारण होता है और 
इसी अभिप्राय से वह भागवत मे 'हेतु' जैसे सार्थक शब्द के द्वारा अभिहित किया 
गया है। चैतन्य के प्रधान से ag अनुशपी-पाक्षी माना गया हे और उपाधि 
प्राधान्य को विवक्षा से कुछ लोग उसे 'अव्पाक्कत' नाम से पुकारते है। जो 
लोग उसे 'बैतन्यप्रधान को इष्टि मे देखते हुँ, वे उसे अनुशयी-प्रकृति में शयन 
करने वाला-कहते है, और जो उपाधि की दृष्टि से कहते है, वे उसे “अव्याकृत” 
अर्थात्‌ प्रकृतिरूप कहते है । 

( १० )अपाश्रय--त्रह्म का द्योतक महनीय अभिवान है। जीव को तीन 
वृत्तियाँ या अवस्थाएँ होती है -जाग्रतू, स्वप्त तथा सुषुध्ति और इन दशाओं में 
चैतन्य का निवास है जो क्रमशः विश्व, तैजस तथा प्राज्ञ के नाम से प्रख्यात है। 
इन मायामयी वृत्तियो मे साक्षिळ्पेण जो सन्तत प्रतीत होती है वही अधिष्ठान- 
रूप अपाय तत्त्व हे । वह इन अवस्थाओं से परे तुरीय aca के रूप में लक्षित 
होता है वही ब्रह्म है और उसे अपाश्रय' कहते है । नाम-विशेष ( देवदत्त, 
घट, पट आदि) तया रूप-विशेष ( कोई मानव आकार का है, तो पशु आकार 
का है आदि आदि) के युक्त पदार्थो पर विचार करे, तो वे सत्तामात्र- 
वस्तु के रूप मे सिद्ध होते हे और उनकी बाहरी विशेषताएँ नष्ट हो जाती 
हुैं। बह्‌ सत्ता ही एकमात्र उत विशिष्टताओ के रूप मे प्रतीत होती है और 
बह उनसे पथक्‌ भो हे । ठोक यही दशा हे देह तथा ब्रह्म के सम्बन्ध मे । इस देह 
का आदि बीज है तथा waar ( पच्चत्व, नाश ) है इसका अन्त ( बोजादि पश्च« 
तान्तासु) । शरीर तथा fast ages को उत्पत्ति से लेकर मृत्यु और 
महाप्रलयपर्यन्त जितनी नाना विशेष अचस्थाएँ होती है उन सव में सब रूपो 
में परम सत्य ब्रह्म ही प्रतीत होता है और वह उनसे पुथक भी है। 
वह युतायुत' रूपमे प्रतीत हो रहा हैं अनुस्यूत होने से अर्थात्‌ बह 

१. हेतुर्जीवोऽस्य सर्गादिरविद्याकर्मकारकः । 

तं चानुशथिनं प्राहुरव्याङृतमुतापरे ॥ “+भाग० १२।७।१८ 

२. व्यतिरेकास्वयो यस्य जाग्रतूस्वप्नघुषुप्तिपु । 

मायामथेपु तद्‌ ब्रह्म जोवतृत्तिस्वपाश्चयः ॥ 
- --भाग० १२।७।१९ 
जाप्रदादिस्ववस्यासु जीवतया वर्तन्ते इति जीववृत्तयः विश्व-तैजस-प्राज्ञा: । 
तेषु मायामयेषु साक्षितयान्वथः समाव्यादौ च व्यतिरेको यस्य तद्‌ ब्रह्म dare 
अतीति-बाधयोरधिष्ठानावधिभूतमपाश्रय उच्यते । 


७4 ॥ --श्रीघरी 
३, पदार्थघु यथा द्रव्यं सन्मात्रं रूपनामसु । 


बीजादि पन्चतान्तासु ह्यवस्थासु युतायुतम्‌ । वही, २० । 


१३२ पुराण-विमर्श 


नाम रूपात्मक पदार्थों के साथ 'युत' भो है और उनसे पृथक रूप मे रहने के 
कारण ‘aga’ भी है। यही अधिष्ठान और साक्षी रूप मे प्रतिभाखित होने 
वाला ब्रह्म ही भागवत-उम्मत अपाश्नय तत्व है । 

इसी ब्रह्म के ज्ञान होने से ईहा ( चेष्टा या जगत्‌) की निवृत्ति हा जाती है . 
कव ? और केसे? इसका उत्तर संक्षेप मे भागवतकार देते है--जव* fax 
स्वयं आत्मविचार से अथवा योगाभ्यास के द्वारा सत्त्व-रज-तम गुणों से सम्बन्ध 
रखने वाली व्यावहारिक वृत्तियो का और जाग्रत्‌, स्वप्न, मुपुष्ति भादि 
स्वाभाविक वृत्तियो का परित्याग कर जगत्‌ के व्यापार से विराम पा लेता है- 
शान्त हो जाता है, तब शान्त वृत्ति के उदय होने पर तच्वमसि', “अहं 
ब्रह्मास्मि’ आदि महावाक्यो के द्वारा आत्म-ज्ञान का उदय होता है--वह 
आत्मा को जान लेता है। उस समय आत्मज्ञानी पुरुष अधिद्याजनित कमंवासना 
से और कमं प्रवृत्ति से निवृत्त हो जाता है । 

संक्षेप मे यही आश्रय तत्त्व है और यही भागवत का अन्तिम ब्येय Zt 
इसीकी विशुद्धि के लिए पूर्व नव लक्षणो का उपपादन क्या गया है । आत्मा 
की उपलब्धि ही वास्तव परम ध्येय है, परन्तु इस ज्ञान की afte के लिए ge 
नव--सर्ग, विसर्ग आदि-लक्षणो का इसी निमित्त से विवरण दिया गया है-- 

दशमस्य विशुद्धयर्थ नवानामिह लक्षणम्‌ | 

श्रीमद्भागवत के द्वितीय स्कन्ध के अन्तिम दशम अव्याव मे दश लक्षणों 

का निवेश है जो पूर्वाक्त लक्षणो के साम्य रखने पर भी नामतः ह :-- 
अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमूतयः | 
मन्वन्तरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः ॥ 


माग Wolk 
दश लक्षणो के नाम इस प्रकार है :-- 
(१) सर्गः ( ६) मन्वन्तरम्‌ 
( २) विसर्गः (७) ईशानुकथा 
(३) स्थानम्‌, (८) निरोधः 
( ४ ) पोषणम्‌ (९ ) मुक्तिः 
( ५) ऊतयः ( १०) आश्रयः । 


१. विरमेत थदा चित्तं हित्वा वृत्तित्रयं स्वयम्‌ 
योगेन वा तदाऽऽत्मानं वेदेहाया निवर्तते ॥ २१ 


—ATTO १२।७ अध्याय ।' 


* 


चतर्थं परिच्छेद : पराण का परिचय की १३३ 


पूर्वोक्त लक्षणो के साथ तुलना करने से पहले इनके स्वल्प से परिचित 
होना आवश्यक है । इस सुची मे कतिपय नुतन लक्षण अवश्य प्रतीत होते हैं । 


विश्ले 


फलत: उनके विश्लेषण की आवश्यकता है 


(१) at: — पुवेवत्‌ सर्गः 
(२) विसर्गः — » विसर्गः | 
(३) स्थाचसु = 'स्थिति-चेकुण्ठविजयः' 


वैकुण्ठ भगवान्‌ की विजय का नाम है स्थिति या स्थान । भगवानु ने पूर्व 
दोनो लक्षणो के द्वारा जिस विश्व ब्रह्माण्ड का निर्माण किया है वह अपनी 
नियमित मर्यादा के भीतर ही रहकर अपनी उन्नति या उत्कर्ष को धारण करता 
Z| मर्यादा का उल्लंघन कर वह कमी अपना अभ्युदय प्राप्त नही कर सकता । 
प्रकृति के गुणवँपम्व से जो विराट्‌ afte हाती है, उसका नाम ‘a’ है! 
विराट के एक अण्ड में ब्रह्मा के द्वारा जो व्यष्टि सृष्टि या विविधा afte होती 
है, उसका नाम ‘fae? है । जिस सर्ग के पदार्थ अनुभूत होते पर जगत्‌ की 
समप्टि का पूर्ण परिचय करा देते हैं सर्ग के रूप में। सर्ग से परे परमात्मा का 
दर्शन कर जीव कृतकृत्य हो जाता है, उसी भाँति ‘faa’ भी परमात्मा के 
अनुभव कराते का एक साधन है । अन्तर दोनो में इतना ही है कि सर्ग होता है 
महादु और विसर्ग होता ठे अपेक्षाकृत अल्प । फलतः दोनों तत्त्वों के वर्णन के 
पश्चात्‌ उनकी स्थिति का विवरण भी न्यायप्राप्त हे । 

भुवन कोश का समस्त विषय स्थिति या स्थान के भोतर अन्तनिविष्ट 
समझना चाहिए 1 एक ब्रह्माण्ड में कितने लोक हैं, लोकों का विस्तार कितना 
दै और उनका धारण किस प्रकार होता है, किन मर्यादाओं के पालन से ब्रह्माण्ड 
मे स्थिरता है--आदि विपयो का विचार इस ततीय लक्षण के भीतर निश्चित 
रूप से किया जाता है । भागवत का पश्चम स्कन्ध, जिसमे भुगोल तथा खगोल 
का विशद विस्तृत विवरण प्रस्तुत है, 'स्थान! का उज्ज्वल उदाहरणं है। इस 
विशाल आकाश में विचरणशील इन संख्यातीत प्रह्माण्डो के, जनक, स्थापक 
मर्वादापाळक भगवान्‌ ही हैँ । “स्थिति्वेक्रुण्ठविजयः' इसीलिए इसका यह विलक्षण 
लक्षण है । भगवान्‌ की विजय का, सवंब्रेष्ठता का, लोकाधिपत्य का सुचक तत्त्व 
ही स्थिति! नाम से भागवत में अभिहित है । ~ 

(४) पोपणस्‌=तदनुग्रहः 

WaT का 44 हु भगवान्‌ का अनुग्रह, भगवान्‌ की दया । यह लक्षण पर्व 
लक्षण के साय नेसगिकल्पेण सम्बद्ध है । ब्रह्माण्ड के नियन्त्रण को, तियमत को 
दया न्याय का अवलाकन कर जीव भगवान्‌ की अलौकिक घटना-पटीयसी _ 
मायाशक्ति के रहस्य को समने लगता ह । वह जान Sar है कि यह समग्र 


ay 


१३४ पुराण-विमर्श 


विश्व ही भगवानु की कृपा का विलास है। भगवान्‌ ताप-संत्ताप से पीडित 
जन्तुओं के ऊपर अहैतुकी कृपा का ada किया करते G1 'पोपण' जीव को 
भगवदुन्मुख बनाने मे एक प्रेरक तत्त्वहै। भागवत के ace स्कन्ध मे तीनों 
प्रकार के जीवो-- मानव, देवता तथा दैत्य--के ऊपर भगवान्‌ की गैस भिक 
कृपा का बडा ही विस्तृत विवरण है । अजामिल जैसा दुराचारी मानव, गुरु 
का अपकर्ता तथा विश्वरूप प्राह्मण का हन्ता देवराज इन्द्र, हाथी समेत इन्द्र को 
निगल जानेवाला अत्याचारी दैत्य वृषासुर--इन तीनो जीवो पर भगवानु ने 
अपनी अचिन्त्य शक्तिमयी कृपा का स्वाभाविक विलास दिखलाया था और 
तीनो का उद्धार क्या था । इन आरयानो से सिद्ध होता है कि भगवान्‌ साधक 
के हृदय की रुझान, अभिरुचि तथा प्रेम-प्रवणता के पारखी हैं । 
एक ही वार के नामस्मरण से ही अगणित जन्म के पातक बालू की भीत 
के समान छिन्न-भिन्न हो जाते है, तब साक्षात्‌ दशन के प्रभाव की बात क्या 
कही जाय ? चित्रकेतु का यह वचन इस विषय भे कितना औचित्यपूर्ण है-- 
न हि भगवन्नघटितमिदं 
त्वदर्शनान्‌ नृणामखिळपापक्षयः | 
यनन्‍्नामसक्ृच्छेवणात्‌ 
पुल्कसकोऽपि विमुच्यते संसारात्‌ ॥ 
+-+भाग० ६१६४४ 
भागवत का यह 'पोषण' तत्व शाक्ततन्त के 'शक्तिपात' का प्रतिनिधि 
माना जा सकता है । यह वैदिक तत्त्व है, इसमे किसी प्रकार का सन्देह नही 
किया जा सकता । श्री वल्लभाचायंजी ने इस 'पोषण' को अपने वैष्णव सम्प्र= 
दाय का अनिवार्य तत्त्व मानकर अपने मार्ग की ही संज्ञा इसी के आधार पर 
रखी हुँ--पुष्टिमार्ग। फलतः यह लक्षण भागवत के संग विशद रूप से 
अनुस्यूत है । 
( ५) ऊतयः=कर्मवासनाः 
विचारणीय प्रश्‍न है कि भगवान्‌ की अहँतुकी कृपा की वृष्टि प्रतिक्षण होती 
रहती है, तव भी जीव इतना दुःखी वथो है ? उस वृष्टि का एक फीका छीटा 


१. 'ऊति' की व्याख्या श्रीधर स्वामी के अनुसार यह है-- 

कर्मणा वासनाः वेन्‌ तन्तुसंचाने। ऊयम्ते कर्मभिः-संतन्यन्त इत्यूतयः | 
wat वृ्यर्थात्संश्ळेषपर्थाद्वाऽचतेर्धातोरिदं रूपमु। ऊयम्ते क्मंभिवृ ह्यन्ते संश्लिष्यन्त 
इति वा ऊतय इत्यर्थः ॥ ४ ॥ 


~ श्रीधरी, भाग० २ १०४ 


चतुर्थ परिच्छेद : पुराण का परिचय १३५ 


मिल जाने पर भी वह सौख्य-शान्ति से प्रफुल्लित हो उठता । इस प्रश्न का 
समाधान यह पञ्चम लक्षण कर रहा है। ऊति के कारण हो ऐसी दयनीय 
स्थिति है जीव की। उति का नर्थ है कसंचासना-- कर्म करने के लिए या करने 
से जो वासना जीव से उत्पन्न होती है वही प्रतिपक्षी होता है दया से लाभ न 
उठाने का | ऊति है कर्म-वन्धन जिससे जकड़ा हुआ जीव भगवत्सान्निध्यछपी 
अभृत की ओर लपकता ही नही । वासना के दो प्रकार होते हैं शुभवासना 
और AYA वासना । शुभ वासना का द्ष्टान्त है प्रह्लाद स्वयं जिसे गर्भस्थिति 
की दशा मे ही ata जी का सत्सद्ध प्राप्त हुआ था और माता कयाधु के 
दानवी होने पर भी जिसकी प्रवृत्ति भगवान्‌ की ओर स्वतः प्रसूत हुई अशुभ 
वासना का उदाहरण है जय-विजय का चरित्र जिन्होने वेकुण्ठ के हारपाल 
होकर भी सनकादिको से द्वेष किया और जिसके कारण उन्हे तीन जन्मों तक 
असीम क्लेश भोगता पड़ा था। 
( ६ ) मन्वन्तराणि = सद्धर्म: 
मन्वन्तर काल का विशिष्ट रूप साना है जिसमें सज्जनो के घर्म का प्रत्यक्षी- 
करण साघको को होता है। पौराणिक कालतत्त्व का विश्लेषण विशदरूप से 
लागे किया जायगा 1 
(७) ईशानुकथा-- 
अवतारानुचरितं हरेश्चास्यानुवतिनास्‌ | 
सतामीशकथा प्रोक्ता चानाख्यानोपवृंहिताः ॥ 
एक मन्वन्तर के वाद दूसरा सन्वन्तर और एक कल्प के वाद दूसरा कल्प 
भाता है और सृष्टि का प्रवाह सदा जारी रहता है । सृष्टि में प्रवाह-नित्यता है । 
जीव इस सृष्टि मे पड़ा हुआ इसके बाहर निकलने की कोशिश किया करता है । 
परन्तु उसे सफलता अपने प्रयत्न मे तभी मिलेगी जव वह भगवानु की लीळाओो 
की अमृतधारा मे डुबकी लगाता रहेगा । इसीलिए मन्बन्तर के पश्चाचु 'ईशानु 
कथा? का लक्षण निदिप्ट है । भगवान्‌ तथा उनके नित्य पाषंदों के अवतारो की 
कथा “ईशानुकथा' कहलाती है । 
(८) निरोध 
निरोघोऽस्याचुशयनमात्मनः सह शक्तिभि:॥ ` 
—ATTO २।१०।६ 
जब आत्मा अपनी शक्तियो के साथ सो जाता है, तव सारे जगतु का 
wh तु प्रलय हो जाता है । पञ्चलक्षण में 'प्रतिसर्ग' का यह प्रतिनिधि 
लक्षण हे 1 


१३६ प्राण-विमर्श 


(९) मुक्ति 
मुक्तिहित्वाऽन्यथा रूपं स्वरूपेण व्यवस्थितिः | 
ततैव, एलोक० ६ 
जव जीव अपने अन्यथा रूप को छोड़कर स्वरूप में अवस्थित हो जाता है 
तव उसे मुक्ति कहते है। संसार-दशा में जीव अपने को देह इन्द्रियो के साथ 
अव्यस्त कर अपने को देह ही तथा इन्द्रियां ही मान वैठता है और उसी के 
अनुसार आचरण भी करता है । “ऋते ज्ञानान्पुक्ति:' इस मान्य कथन के आधार 
पर ज्ञान के उदय होने पर "मुक्ति! प्राप्त होती है । उस समय जीव मिथ्या 
ज्ञान या अघ्यासजात समस्त अमो से उन्मुक्त होकर अपने यथार्थे सच्चिदाचन्द 
रूप मे प्रतिष्ठित हो जाता हँ । दुःखो के आत्यन्तिक विलयन होने से यह “मुक्ति” 
कहलाती हुँ । 
( १०) आश्रय 
आभासश्च निरोधश्च यतश्चाध्यवसायते | 
स आश्रयः परं ब्रह्म परमात्मेति शब्द्यते ॥ 
त्रैव शलोक ७ 
जिस तत्त्व से सृष्टि तथा प्रलय प्रकाशित होते हैं, वही आश्रय है-पर ब्रह्म 
तथा परमात्मा शास्तरो मे वही कहा गया है । जो नेत्र आदि इन्द्रियो का अभि- 
मानी द्रष्टा जीव है, वही इन्द्रियो के अधिण्ठातृ देवता सूर्य आदि के रूप मे भी है 
और नेत्र-गोलक आदि से युक्त जो यह देह है, वही उच दोनो को अलग-अलग 
करता हैं! इन तीनो मे यदि एक का भी अभाव हो जाय, तो इतर दोनों की 
उपलब्धि नही हो सकती । अतः जो इन तीनो को जानता है वही परमात्मा 
सवका अधिष्ठान आश्रय तस्त्र है । उसका आश्रय वह स्वयं ही है, दूसरा 
कोई नही ( भाग० २।१०।८-९ ) 


दोनों की पारस्परिक तुलना 


भागवत के दो विभिन्‍न स्कत्धो में प्रतिपादित १० लक्षणों का स्वरूप संक्षेप 
में ऊपर निर्दिष्ट किया गया है। दोनों की तुलना करने पर दोनों मै विशेष 
पार्थक्य प्रतीत नही होता । 


द्वादशस्कन्व द्वितोयस्क्रन्ध 
: " डिस } दोनो मे समानभावेत गृहोत हैं । 


3. 'अन्तराणि' के स्थान पर स्पष्टतः 'मन्वन्तर' का उल्लेख । 
४. 'अपाश्रय'~ ,, आश्रय का निर्देश । 


चतुर्थ परिच्छेद : पुराण का परिचय १३७ 


५, हेतु--जीव का वोधक है । जीव को संसारप्राप्ति करानेवाले वासंना- 
रूप अविद्या कर्मादि ही हैं। उसके लिए ‘aie’ शब्द का प्रयोग पाते हैं। 
फलतः हेतु तथा ऊति के समानार्थक लक्षण निष्पन्न होते हैं । 

६--७. वंश तथा वंशानुचरिठ का ग्रहण ईशानुकथा” मे समझना चाहिए, 
क्योकि हरि तथा उनके अनुवर्ती जनो की कथा के भीतर ऋषि तथा राजवंशों 
का समावेश अनुचित नही माचा जा सकता | 

८. संस्था के चार प्रचार : 

(a) नैमित्तिक, प्रलय 

(a) प्राकृतिक ,, का अन्तर्भाव निरोध मे 

(ग) नित्य 

( घ ) आत्यन्तिक प्रलय = मोक्ष मे अन्तर्भाव 

९. 'रक्षा-_के भीतर भगवान्‌ के अवतार का तथा उसके लिए उनके हृदय 
में जगनेवाली कृपा का भी वोध समझना चाहिए। द्वितीय स्कन्ध में इसी लक्षण 
को दो लक्षणों मे विभक्त कर दिया है--ईशानुकथा तथा पोषण । फलतः 

रक्षा = (क) ईशानुकथा 

(ख ) पोषण 

१०. वृत्ति--वृत्ति शब्द के द्वारा जीवो की आपस में संघर्षात्मक जीवन 
“स्थिति का द्योतन होता है । इसी का द्योतन करता है स्यान या स्थिति शब्द 
द्वितीय स्कन्ध में । ‘agus विजय! का अर्थ होगा “स्वकार्य साधकता” = जीवों 
का परस्पर उपमदंक-भावेन अवस्थान । 

ब्रह्माण्डपुराण मे निदिप्ट दश लक्षण प्रायः वही भागवतवाळे ही हे । थोड़ा 
ही यत्र क्वापि पार्थक्य है 1 यथा (१) सगं, (२) विसर्गे, (३) स्थितिः, (४) कमणां 
वासना, (५) मनूनां वार्ता, (६) घ्रलयानां वर्णनम्‌, (७) मोक्षस्य निरूपणम्‌-- 
ये सातो लक्षण समान ही है । (=) हरे: कीरतंवम्‌--के भीतर आश्रय तथा पोषण 
-समकना चाहिए । (8) 'वेदाना च एथक-पथक ईश की कथा का द्योतन करता 

हैं, क्योकि वेदों में हरि; aaa गीयते' के अनुसार भगवान्‌ की हो तो कथा 
अनुवणित है । (१०) वंशानुचरित का पृथक्‌ से निर्देश है । इस प्रकार ये दश 
लक्षण भी पूर्वोक्त लक्षणो से साम्य रखते ही F— 

ऊपर प्रतिपादित दश लक्षणो को पंचलक्षणो का ही आवश्यकतानुसारी 

विस्तार समझना चाहिए । सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मन्वन्तराणि तथा वंशानु- 
-चरित--ये पः्चलक्षण तो भागवत के १२ स्कन्ध ( अव्याय ७) मे स्वशब्देन 
प्रतिपादित हैं--इसमें किसी को भी विप्रतिपत्ति नही हो सकती । इतर अव- 
शिष्ट पश्च रक्षणो का भी समावेश इन्ही पञ्चलक्षण मे भली भांति किया जा 


3? 


१३८ पुराण-बिमशं 


सकता है । उदाहरणार्थ देखिए । विसर्ग सर्ग का हो अवान्तर भेद है । सगै 
ठहरा ब्रह्माण्ड की सृष्टि और विसर्ग ठहरा उसी के अन्तर्गत जीव-जन्तुओ की 
सृष्टि । Goa: विसर्ग की गतार्थता सर्ग मे मानना ही न्याय्य है। अपाश्चय (यह 
आश्रय) शब्द से उपात्त परमात्मा का सर्ग के कर्ता होने से प्रतिपादन उचित 
है । हेतु ( जीव ) तथा ऊति ( =कर्मवासना ) का सर्ग-हेतु होने के कारण “सर्ग” 
के भीतर अन्तर्भाव यथार्थ है । वृत्ति या स्थान का भी ग्रहण वंशानुचरित के 
भीतर समता चाहिए । भगवान्‌ के अवतारो की उत्पत्ति तो किसी बंश को 
लेकर ही होती हे । इसलिए तद॒विषय-द्योतक ईशानुकथा, पोषण अथवा रक्षा 
का भी अन्तर्भाव 'बंशानुचरित' के भीतर करना सर्वया मान्य है। इसलिए 
भगवानु की लीला के बोधक चरित का--अवतार कथा का--समावेश वंशातु- 
चरित मे करना उचित ही है । इस प्रकार तारतम्य परीक्षण करने पर भाग" 
वत की दशलक्षणी पश्चलक्षणी का ही विकसित अथ च परिब हित स्वरूप है॥ 
दशलक्षण पुराण-सामान्य का लक्षण न होकर पुराण-मुर्धन्य श्रीमद्भागवत 
का ही निजी लक्षण है--यही मानना सर्वथा उचित प्रतीत होता है। भगवान्‌: 
के स्वरूप का तथा भागवत घर्म का विवेचन ही श्रीमद्भागवत के उदय ar 
प्रधान हेतु है । फलत: भगवान्‌ ही वहाँ प्राधान्येन विवेच्य तत्त्व है । इतर नव 
लक्षण तो उन्ही के पोषक होने के कारण यहाँ उपन्यस्त है अर्थात्‌ वे केवल 
ईश्वर-स्वरूप के परिज्ञात के लिए ही विवेचित हे । उनका विवेचन प्रकृत पर= 
भेश्वर के स्वरूपाधायक होने के कारण है; उनमे अपनी कोई भी gap उप-- 
योगिता अथवा सत्ता नही है । इसीलिए भआागवतकार की स्पष्ट उक्ति है-- 


दशमस्य विशुद्ध्यर्थं नवानामिह लक्षणम्‌ | 
आदि के नव लक्षण दशम तत्त्व अथाश्रम तत्त्व की विशुद्धि अर्थात यथार्थः 
निश्चय के लिए हे । परमात्मा तथा जीव के परस्पर सम्बन्ध का अवलम्बन कर 
इन तच्वो का प्रतिपादन भागवत मे किया गया है । पञ्चकृत्यकारी परमशिव 
के समान ही परमेश्‍वर की पञ्चकृत्यकारिता की कल्पना कथमपि भप्रासङ्गिक 
नही है" । सर्ग, स्थिति, निरोध, विसर्ग तथा पोषण परमशिव के पञ्चकृत्य 
उत्पत्ति, स्थिति, लय, निग्रह्‌ तथा अनुग्रह के क्रमश; भागवत प्रतिनिधि माने 

जा सकते हे । पश्चकृत्यकारी परमेश्वर के दो रूप होते है-- 


(क) उपासना के निमित्त ग्राह्य अनुग्राहक रूप, जिसका अभिधान 
'अपाश्चय' या आश्रय! हे । 


१. द्रष्टव्य 'पुराणम्‌' (१ वर्ष, २ संख्या) मे 'पुराणलक्षणानि' शौषेक लेख । 
—Jo १३५-१३८ ( फरवरी १६६० ) 


चतुर्थं परिच्छेद : पुराण का परिचय १३९. 


( ख ) जगत्‌ का परिचालन करने बाला कालरूप, जिसका संकेत सन्वन्तर' 
शव्द से किया गया हैं। 

निगृहीत जीवभाव को प्राप्त होने चाले व्यक्ति को संसार में - बन्धन में 
डालने वाला है ऊति ( कर्मवासना ), संसार से विमुक्त करने वाळा साधन है 
हे ईशानुकथा और भगवान्‌ के पोषण तत्त्व ( अनुग्रह ) का साक्षात फल है 
मुक्ति। इस प्रकार ये दशो भगवान्‌ तथा उनके स्पर्प से ही सम्वन्ध रखते हैं। 
फलतः ये श्रीमद्भागवत्‌ के निजी वैशिष्ट्य के प्रतिपादक होने से भागवत के ही 
लक्षण हैं, पुराण-सामान्य के नही । इसीलिए भागवत में इनका द्विः उल्लेख या 
पुनरावृत्ति मीमासकों के द्वारा अर्थनिर्णय के लिए निर्धारित “अभ्यास का ही 
अभिव्यक्त रूप है । 

श्रीमदभागवत का वण्यं विषय ही है भगवान्‌ और इस भगवानु के साथ 
तन्मयता की प्राप्ति के लिए आवश्यक भागवत घर्मो का भी विश्लेषण इसी 
निमित्त उपादेय मानकर किया गया हे | भागवत का समग्र शरीर ही इस 
तात्पर्यं को अग्रसर करता है, परन्तु भागवत के प्रथम स्कन्ध मे ( ५1१०-१७ ) 
तथा द्वादश स्कन्ध में १२ वे अध्याय मे पुनरावृत्त उन्ही पदयो को पढ़कर किसी 
को भी सचेता को समझते देर न लगेगी कि भगवान्‌ ही भागवत का साध्यतत्त्द 
है ओर भक्तियोग ही साघनतत्व हे । फलतः पूर्वोक्त दशलक्षणो का भागवत के 
साथ अविनाभाव सम्बन्ध मानना सर्वथा न्याय्य और सुसंगत है । भागवतकार 
का यह वड़ा ही मासिक कथन है कि वर्णाश्रस के अनुकूल आचरण, तपस्या 
और अध्ययन आदि के लिए जो aga वड़ा परिश्रम किया जाता है 
उसका फल है यश अथवा लक्ष्मी की प्राप्ति। परन्तु भगवानु के गुण, लीला 
आदि के कीर्तन का फल है श्रीधर के चरणो की अविस्मृति । और इसीके द्वारा 
अन्तःकरण की शुद्धि होने से भक्ति तथा विज्ञान, वैराग्य-युक्त ज्ञान की उपलब्धि 
होती है जो मानवजीवन का परमोच्च लक्ष्य है :-- 

अविस्मृतिः कृष्णपदारविन्दयोः क्षिणोत्यभद्राणि शमं तनोति च | 

सत्त्वस्य शुद्धि परमात्मभक्ति जञानं च विज्ञानविराग-युक्तस्‌ ॥ 

“भाग० १२९२।१२।५४ 


age el ea 


( ख ) पुराणों का परिचय 
( १ ) ब्रह्मपुराण 


यह पुराण 'आदि प्राह्म' के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। इसके अध्यायो की 
संख्या २४५ है और इलोको की संख्या १४,००० के मास-पास Jl पुराणः 
सम्मत समस्त विषयो का वर्णन यहाँ उपलब्ध होता है । सुष्टि-कथन के अनन्तर 
सूर्यवंश तथा सोमवंश का अत्यन्त सक्षिप्त विवरण है । पावंती-नाख्यान बड़े 
विस्तार से १० अध्यायो H—( ३० अध्याय से ५० तक )--दिया गया हैं। 
माकेण्डेय के आख्यान ( अध्याय ५२ ) के अनन्तर गौतमो, गंगा, कृत्तिका तीर्थ, 
चक्रतीर्थं, पुती, यमतीथं, आपस्तम्ब-तीर्थ आदि अनेक प्राचीन तीर्थो के 
माहात्म्य गौतमी माहात्म्य के अन्तर्गत ( अ० ७०--१७५ ) दिये गये है । 
भगवान्‌ कृष्ण के चरित्र का भी वर्णन ३२ अध्यायों ( अध्याय १८० से २१२ 
तक ) मे वडे विस्तार के साथ वणित हे ! कथानक वही है जिसका वर्णन 
भागवत के दशम स्कन्ध मे है । मरण के अनन्तर होनेवाली अवस्था का वर्णन 
अनेक अव्यायो मे किया गया है । इस पुराण मे भुगोल का विशेष वर्णन नही 
हे। परन्तु उड़ीसा मे स्थित कोणादित्य ( कोणाकं ) नामक तीर्थ तथा तत्सम्बद्ध 
ूर्ये-पुजा का वर्णन इस पुराण की विशेषता प्रतीत होती है । सूर्य की महिमा 
तथा उनके व्यापक प्रभुत्व का निर्देश छः अध्यायो ( अ० २5-२३) मे है। 

इस्‌ पुराण से साख्ययोग की समीक्षा भी वडे विस्तार के साथ दस अध्यायो 
{ Ho २३४-४४) मे की गयी है। कराल जनक के प्रश्न करने पर महि 
afacs ने साख्य के महनीय सिद्धान्तो का विवेचन किया है। ब्यान देने को 
बात हे कि इन पुराणो मे वणित सांख्य अनेक महत्त्वपूर्ण वातो मे भवान्तर- 
कालीन साख्य से भेद रखता है । पिछले साख्य मे तरवो की संख्या केवल २५ 
ही है । परन्तु यहाँ मूर्घस्थानीय २६वें तत्त्व का भी वर्णन हे । पौराणिक साख्य 
निरीश्वर नही है तथा उसमे ज्ञान के साथ भक्ति का भी विशेष पुट मिला हुआ 
है। इस ग्रन्थ मे एक और भी विशेषता है । इसके कतिपय अध्याय महाभारत 
के १२वे पर्व ( शान्ति पर्वं ) के कतिपय अध्यायो से अक्षरशः मिळते है। धमं 
डी परम पुरुषार्थ है; इस तस्व का प्रतिपादन इस पुराण के अन्त मे कितनी 
सुन्दर भाषा मे किया गया हँ :--- 

धर्मे मतिभंवतु वः पुरुषोत्तमानां 
स ह्येक एव परलोकगतस्य वन्धु: | 
अर्था: स्त्रियश्च निपुणेरपि सेव्यमाना 


चेव प्रभावमुपयन्ति न च स्थिरत्वम्‌ ॥ 
—( Ho Jo २५५।३५ ) 


चतुर्थ परिच्छेद : पुराण का परिचय १४१ 


(२) पद्मपुराण 

यह पुराण परिमाण मे स्कन्दपुराण को खोडकर अद्वितीय है। इसके 
इलोको की संख्या Yo ००० बतलायी जाती है । इस प्रकार से इसे महाभारत 
का आघा और भागवतपुराण से तिगुना परिमाण में समझता चाहिए । इसके 
दो संस्करण उपलब्ध होते है । ( १) बंगाली संस्करण और (२) देवनागरी 
संस्करण । वंगाली संस्करण तो अभी तक अप्रकाशित हस्तलिखित प्रतियो मे 
पड़ा है । देवनागरी संस्करण आनन्दाश्रम संस्कृत त्रच्यावली मे चार भागो मे 
प्रकाशित हुआ है । आनन्दाश्रम संस्करण मे छः खण्ड हे; (१) आदि 
(२)भूमि(३) ब्रह्मा ( ४) पाताल (५) सृष्टि और (६) उत्तर खण्ड । 
परन्तु भूमिखण्ड ( अध्याय १२९---४८॥४९ से ही पता चलता हे कि छः खण्डो 
की कल्पना पोछे की है | मूल मे पाँच हो खण्ड थे जो बंगाली संस्करण म आज 
भी उपलब्ध होते हैं ! 

प्रथमं सृष्टिखण्डं हि, भूमिखंडं द्वितीयकस्‌ | 
तृतोयं स्वगंखंडं च, पातालञ्च चतुर्थकस्‌ ॥ 
पंचम चोत्तरं खंडं, सर्वपापप्रणाशनम्‌ | 

अच इही मूलभूत पाँच खंडों का वर्णन क्रमशः किया जा रहा है । 

( १ ) सृष्टि-वण्ड--इसमे ८२ अध्याय है । इसके प्रथम अध्याय ( श्लोक 
५५-६० ) से पता चलता है इसमें ५५,००० इलोक थे तथा यह पुराण 
पाँच पर्यो में विभक्त था--( १) पौष्कर पर्व--जिसमे देवता, मुनि, पितर 
तया मनुष्यो की ९ प्रकार को सृष्टि का वर्णन है । ( २) तीर्थपर्व-जिसमे 
पंत, द्वीप तथा सप्त सागर का वर्णन है ( ३) तृतीय पर्वे--जिसमें अधिक 
दक्षिणा देनेवाले राजाओ का वर्णन इँ । (४) राजाओ का बंशानुकीतंन है । 
(५) मोक्ष पर्व में मोक्ष तथा उसके साधन का वर्णन किया गया हूँ । इस खंड 
मे समुद्र-मंथन, एय की उत्पत्ति, पुष्कर तीर्थ के निवासियों का घर्मकथन, 
वृत्रासुर-संग्रास, वामनावतार, मार्कण्डेय की उत्पत्ति, कातिकेय की उत्पत्ति, 
रामचरित, तारकासुरवव नादि कथाएं विस्तार के साथ दी गयी है! 

( २) भूमि-खण्ड--इस खंड के आरम्भ मे शिवकर्मा नामक ब्राह्मण को 
पितृभक्ति के द्वारा स्वर्गलोक की प्राप्ति का वर्णन है । राजा पृधु के जन्म ळर 
चरित्र का वर्णन है । किसी छद्यवेशघारी पुरुष के हारा Saad का बर्णन सन 
कर देन उन्मागंगामो वन जाता हे । तब सप्तबियों के द्वारा उसकी भुजाओ का 
Taq होता है जिससे पृथु की उत्पत्ति होती है। नाना प्रकार के नैमित्तिक 
तथा आभ्युदयिक दोनो के अनन्तर सती सुकला की पातिब्रतसूचक कथा बड़े 
विस्तार के साथ दी गयीहे। ययाति और मातलि के अध्यात्म-विषयक 


१४२ पुराण-विमर्ण 


सस्वाद मे पाप और पुण्य के फलो का वर्णन और विष्णुभक्ति की प्रशंसा को 
गयी है । मर्हाष च्यवन की कथा भी वड़े विस्तार के साथ दी गयी है । यह 
पद्मपुराण विष्णु भक्ति का प्रधान ग्रंथ है । परन्तु इसम अन्य देवताओं के प्रति 
अनुदार भावो का प्रदर्शन कही भी नही किया गया है । शिव भौर विष्णु को 
,एकता के प्रतिपादक ये शलोक कितने महत्त्वपूर्ण हैं :-- 

शेवं च वेषणवं लोकमेकरूपं नरोत्तम । 

द्योश्चाप्यन्तरं नास्ति एकरूपं महात्मनोः ॥ 

शिवाय विष्णुरूपाय विष्णवे शिवरूपिणे । 

शिवस्य हृदये विष्णुःविष्णोश्च हृदये शिवः॥ 

एकमूतिस्त्रयो देवाः ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः । 

त्रयाणामन्तरं नास्ति, गुणमेदाः प्रकोतिता ॥ 

( ३ ) स्वगं-खण्ड--इस खण्ड मे देवता, गन्धवं, अप्सरा, यक्ष आदि के 
लोको का विस्तृत वर्णन हे । इसी खण्ड मे शकुन्तलोपाख्यान है जो महाभारत 
के शकुन्तलोपाख्यान से सर्वथा भिन्न है; परन्तु कालिदास के 'अभिज्ञान-शाकुन्तल' 
से बिल्कुल मिलता-जुलता हू । इससे कुछ विद्वानों का कहना है कि कालिदास ने 
अपने सुप्रसिद्ध नाटक को कथावस्तु महाभारत से न लेकर इसी पुराण से ली 
है । 'बिक्रमोवंशी' के सम्बन्ध मे भी यही वात है । 

( ४) पाताल-खण्ड-इसमे नागलोक का विशेष रूप से वर्णन है । 
TATA: रावण के उल्लेख होने से पूरे रामायण की कथा इसमें कही गयी हैं 1 
इसमे विशेष वात यह है कि कालिदास के द्वारा “रखघुवंश' मे वणित राम की कथा 
से यह कथा मिळती-जुळती हूँ । रावण के वब के अनन्तर सीता-परित्याग तथा 
रामाशवमेध की कथा भी इसमे सम्मिलित है। यह कथा भवभूति फे उत्तर 
रामचरित' मे वणित रामचरित से बहुत-कुछ मिलती हे। इस पुराण मे 
व्यासजी के द्वारा १८ पुराणो के रचे जाने की वात उल्लिखित है जिसमे भागवत 
पुराण की विशेष रूप से महिमा गायी गयी है । 

( ५ ) उत्तर-खण्ड--इस पांचवे खंड में विविध प्रकार के आख्यानो का 
संग्रह है 1 इसमे विष्णुभक्ति की विशेष रूप के प्रशंसा की गयी है । क्रियायोग- 
सार' नामक इसका एक परिशिष्ट अंश भी है जिसमे यह दिखलाया गया है 
कि विप्णु भगवान्‌ adt तथा तीर्थो के सेवन से विशेषरूप से प्रसन्न होते है । 

पक्षपुराण विष्णुभक्ति का प्रतिपादक सबसे बड़ा पुराण हे! भगवान्‌ का 
नामकीर्तन किस प्रकार सुचारु रूप से किया जा सकता है? कितने नामापराध 
है? आदि प्रश्तो का उत्तर इस पुराण मे बड़ी प्रामाणिकता से दिया गया है। 
इसीलिए अवान्तर-कालीन वैष्णव-सस्प्रदाय के ग्रन्थों ने इसका महत्त्व बहुत 


~ 


aga परिच्छेद : पुराण का परिचय ८०७ 


अधिक माना है । साहित्यिक दृष्टि से भी यह बहुत सुन्दर है 

-अनुप्टुपू का ही साम्राज्य रहता है; परन्तु इस पुराण में अनुष्टु 

अन्य वड़े छन्दो का भी समावेश gi भगवान्‌ की स्तुति के 

{कितने सुन्दर हैं :--- 

संसारसागरमतीव गभीरपारं, 
दुःखोमिभिविविधमोहमयेस्तरंगे: | 

सम्पूर्णमस्ति निजदोपगुणेस्तु ATH, 

तस्मात्‌ समुद्धर जनार्दन सां सुदीदस्‌ ॥ 

कर्माम्बुदे महति गर्जति acd, 
विद्युल्लतोल्लसति पातकसंचयेर्मे | 

मोहान्धकारपटलैमंयि नश्टदृष्टे, 


ef 
स्या 


दीनस्य तस्य मधुसदत देहि हस्तस्‌ ।। 

{ ३ ) विष्णुपुराण 

दार्शनिक महत्त्व की दृष्टि से यदि भागवतपुराण पुराणों की श्रेणी मे 
प्रथम स्थान रखता है, तो विष्णुपुराण निश्चय ही द्वितीय स्यान का अधिकारी 
“हर । यह वैष्णव-दर्शन का मूल आलम्बन है। इसीलिए आचायँ रामाचुज ने 
अपने 'श्रीभाष्य' मे इसका प्रमाण तथा उद्धरण बहुरूदा से दिया है। परिमाण 
“में यह न्यून होते हुए भी महत्त्व मे अधिक हे । इसके खंडो को “अंश” कहते हैं । 
इसके अंशों की संख्या ६ है तथा अध्यायो की संख्या १२६ है । इस प्रकार 
परिमाण में इस भागवतपुराण का तृतीयांश सात्र है । प्रथम अंश मे सृष्ठि-वर्णन 
है ( अ० ११--२० )। द्वितीय अंश ( खंड ) में भुगोल का बड़ा ही साद्भोपाङ्ग 
विवेचन हे । तृतीय अंश सें आश्रम सस्वन्धी कतंव्यो का विज्ञेष निदेश है । इसके 
तीन अव्यायो (ao ४--६ ) मे वेद की शाखाओं का विशिष्ट वर्णन है जो 
'वेदाम्यासियो के लिए बड़े काम को वस्तु है । चतुर्थ अंश विशेषतः ऐतिहासिक 
हैं जिसमें सोमवंश के अन्तर्गत ययाति का चरित वर्णित है । बटु, Gag, Fey, 
अनु, पुरु,--इन पाँच प्रसिद्ध क्षत्रिय बंशो का भिन्न-भिन्न भव्यायो मे वर्णन 
मिलता है । पंचम वंश के ३८ अध्याय म भगवान्‌ कृष्ण का अलौकिक चरित 
वैप्णव-भक्तों का आलम्वन है । इस खंड मे दशम स्कन्ध के समान कृष्णचरित 
पूर्णतया वर्णित ;ह परन्तु इसका विस्तार कम हूँ 1 पप्ठ अंश केवल 
माठ अब्यायों का है जिसमे प्रलय तथा भक्ति का feta लप से विवेचन किया 
गया है 1 

साहित्यिक दृष्टि से यह पुराण बड़ा ही रमणीय, सरस तथा सुन्दर हे 1 
इसके चतुर्थ अंश में प्राचीन सुप्ठु गद्य की कलक देखने को मिलती है । ज्ञान के 


Sb पुराण विमर्श 


, साथ भक्ति का सामञ्चस्य इस पुराण मे बड़ी सुन्दरता से दिखलाया गया है? 
विप्णु की प्रधान रूप से उपासना होने पर भी इस पुराण म साम्प्रदायिक 
संकीर्णता का लेश भी नही है । भगवान्‌ कृष्ण ने स्वयं महादेव शिव के साथ 
अपनी अभिन्‍नता प्रकट करते हुए अपने श्रीमुख से कहा है :-- 
योऽहं स त्वं जगच्चेदं, सदेवासुररमानुपम्‌ । 
सत्तो नान्यदनेपं यत्‌, तत्त्वं ज्ञातुमिहाहँसि ॥ 
अविद्यामोहितात्मानः पुरुपा भिन्नर्दाशिनः | 
वदन्ति भेदं पश्यन्ति, चावयोरन्तरं हर ॥ 
( ५।३३।४५-९ } 
सुन्दर भाषण के लाभ का यह कितना अच्छा वर्णन है र 
हितं, मित, प्रिय काले, वश्यात्मा योऽभिभापत । 
स याति लोकानाह लादहेतुभूतान्‌ नृपाक्षयान्‌ ॥ 


( ४ ) वायुपुराण 


यह पुराण अत्यन्त प्राचीन है। वाणभट्ट ने अपनी कादम्वरी मे इसका 
उल्लेख 'पुराणे वायुप्रलपितम्‌? लिखकर किया है । अतः इससे जान पड़ता हँ 
की इस ग्न्य की रचना वाणभट्ट से बहुत पहले हो चुकी थी। यह पुराण 
परिमाण मे अन्य पुराणो से अपेक्षाकृत न्यून हे । इसके अध्यायो की संख्या 
केवळ ११२ हूँ तथा शलोको की ११,००० के लगभग हँ। इस पुराण मे 
चार खण्ड है जो 'पाद' कहलाते हैं--( १ ) प्रक्रिया पाद, (२) अनुषङ्गः 
पाद, ( ६) उपोद्धात पाद, ( ४) उपसहार पाद । इसके भारम्भ मे सृप्टि- 
प्रकरण बडे विस्तार के साथ कई अध्यायो मे दिया गया हैं। तदनन्तर चतुरा- 
श्रम विभाग प्रदर्शित किया गया हे । यह पुराण भौगोलिक वर्णनो के लिए 
विशेष रूप से पठनीय हँ । जम्वू द्वीप का वर्णन विशेष रूप से है ही, परन्तु 
अन्य द्वीपो का भी वर्णन बड़ी सुन्दरता से यहाँ ( अ० ३४-३९ ) किया गया 
है । खगोल का वर्णन भी इस ग्रन्थःमे विस्तृत रूप मे उपलब्ध होता है ( अ० 
५०-५३ ) । अनेक अध्यायो मे युग, यज्ञ, ऋषि, did का वर्णन समुपलब्ध है । 
अध्याय ६० मे चारो वेदो को शाखाओ का वर्णन किया गया हे जो साहित्यिक 
दृष्टि से विशेष अनुशोलन करने योग्य है । प्रजापति-बंशवर्णन ( अ० ६१-- 
६५ ), कश्यपीय प्रजासर्ग ( अ० ६६-६९ ) तथा ऋधिवंश ( अ० ७०) 
प्राचीन घ्राह्मण-वंशो के इतिहास को जानने के लिए बड़े ही उपयोगी 
हैं। श्राद्ध का भी वर्णन अनेक अध्यायो मे है । अध्याय ८६ और ८७ मे 
संगीत का विशद वर्णन उपलब्ध है । ९९वॉ अध्याय प्राचीन राजाओं का 


+ 


é 


चतुर्थ परिच्छेद : पुराण का परिचय 


विस्तृत वर्णन प्रस्तुत करने के कारण ऐतिहासिक दृष्टि से 
रखता है । 
इस पुराण की सबसे बड़ी विशेषता शिव के चरित्र का किक 
परन्तु यह साम्प्रदायिक दृष्टिकोण से दूषित नही है । विप्णु का भी aun. 
अनेक अध्यायो मे मिलता हैं । विप्णु का महत्त्व तथा उनके अवतारो का वर्णन 
कई अध्यायों मे यहाँ उपलब्ध है। पशुपति की पूजा से dae “पाशुपत योग? 
का निरूपण इस पुराण की महती विशेषता है । पाशुपत योग का वर्णन अन्य 
पुराणो-में नही मिलता । परन्तु इस पुराण मे उसकी पूरी प्रक्रिया बड़े विस्तार 
के साथ ( अ० ११--१५) दो गयी है। यह अँश प्राचीन योगशास्त्र के 
स्वरूप को जानते के लिए अत्यन्त उपयोगी हे । अव्याय २४ मे वणित 'शार्व- 
स्तव? साहित्यिक दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपुर्ण है । अध्याय ३० मे दक्ष प्रजापति 
ने जो शिव की स्तुति की हे वह भी बड़ी सुन्दर है। ये स्तुत्तियाँ वैदिक 
रुद्राष्याय” के पौराणिक रूप; हैं--- 
नमः पुराण-प्रभवे, युगस्य प्रभवे नमः | 
चतुविधस्य सर्गस्य, ` प्रभवेऽनन्त-चच्षुषे ॥ 
विद्याचा प्रभवे चेव, विद्याचा पतये नसः | 
नमो व्रतानां पतये, मन्त्राणां पतये नम: ॥ 
( ५ ) श्रीमद्भागवत 
यह पुराण संस्कृत साहित्य का एक अनुपम रत्न है। भक्तिशास्त्र का 
तो यह सर्वस्व है । यह निगम-कल्पतद का स्वयं गलित अमृतमय फल है। 
वैष्णव ALATA ने प्रस्थानत्रयी के समान भागवत को भी अपना उपजीव्य 
माना है, वल्लभाचार्य भागवत को मर्हाष व्यासदेव की 'समाधिभाषा? कहते 
हैं अर्थात्‌ भागवत के तत्त्वो का प्रभाव वल्लभ सम्प्रदाय और चैतन्य सम्प्रदाय 
पर बहुत अधिक पड़ा है । इन सम्प्रदायो ने भागवत के आध्यात्मिक तच्वो का 
निरूपण अपनी-अपनो पद्धति से किया हे । इन ग्रन्थों मे आनन्दतीर्थ कृत 
“आयवततात्पर्यनिर्णय' स जीवगोस्वामी का 'पट्सन्दभ' व्यापकता तथा विश- 
दता की दृष्टि से अधिक महत्त्वपूर्ण है । भागवत के गुढाथं.को व्यक्त करने के लिए 
प्रत्येक बेण्णव सम्प्रदाय ने इसपर स्वमतानुकूल व्याख्या feel है, जिनमे कुछ 
टीकाओ के चाम यहाँ दिये जाते हँ--रामानुज मत मे सुदर्शनसुरि की शुकपक्षीय 
तथा वीरराघवाचाय की 'भागवतचन्द्रचन्द्रिका', माध्वमत में विजयब्वज की 
पदरत्नावली', निस्वाकमत में शुकदेवाचार्य का 'सिद्धान्तप्रदीप', वल्लभमत 


मं स्वय आचाय वल्लभ की “सुबोधिनी”, तथा गिरिघराचार्य की आध्यात्मिक 
१० Yo वि० 


४९ 


r १ 
? 


पुराण-विमर्श 


“” टीका, 'चैतन्यमत मे श्रीसनातन की बृहदवैष्णबतोषिणी' ( दशमस्कन्ध पर ), 
जीवगोस्वामी का 'क्रपसन्दर्भे', विश्वनाथ चक्रवर्ती की “सारार्थदाशिनी' । सबसे 
अधिक लोकप्रिय श्रीधरस्वामी की ‘sited’ है। श्री हरि नामक भक्तुवर का 
'हरिभक्तिरसायन' पूर्वाँ दशम का श्लोकात्मक व्याख्यान है । इन सम्प्रदायो 
की मौलिक आध्यात्मिक कल्पनाओं का आधार यही अष्टादश सहलएलोकात्मक 
भगवद्विग्रहरूप भागवत है। 

श्रीमःद्भागवत अद्वततच्व का ही प्रतिपादन स्पष्ट शब्दों मे करता है । 
श्री भगवान्‌ ने अपने विषय मे ब्रह्माजी को इस प्रकार उपदेश दिया है ४-- 
अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्‌ यत्‌ सदसत्परम्‌ | 
पश्चादहं यदेतच्च योऽवशिष्येत सोऽस्म्यहम्‌ ॥ 

—ATTO २।९।३२ 

“सृष्टि के पूर्व मैं ही था--मैं केवल था, कोई क्रिया न थी । उस समय सत्‌ 
अर्थात्‌ कार्यात्मक स्थूल भाव न था, असतु--क्रारणात्मक सुक्ष्षभाव न था। 
हाँ तक कि इनका, कारणमूत प्रधान भी,, अन्तर्मुख होकर FRA लीन था । 
सृष्टि का यह प्रपन्न मैं ही हूँ ओर प्रलय में सव पदार्थो के लीन हो जाने पर 
मैं ही एकमात्र अवशिष्ट ,रहुँगा ।” इससे स्पष्ट है कि भगवान्‌ निर्गुण, सगुण, 
जीव तथा जगत्‌ सब वही हैं। अद्वयतत्व सत्य है.। उसी एक, अद्वितीय, 
परमार्थ को ज्ञानी लोग ब्रह्म, योगीजन परमात्मा और भक्तगण भगवान के नाम 

से पुकारते हैं । वही जब सस्वगुणरूपी उपाधि से अवच्छिन्न न होकर अव्यक्त . 
निराकार रूप से रहते हैं, तव ‘faye’ कहलाते हैं और उपाधि से अवछिन्न 
होने पर 'सगुण' कहलाते है। 'परमार्थभूत* ज्ञान सत्य, विशुद्ध, एक, बाहर“ 
भीतर भेदरहित, परिपूर्ण, अन्तर्मुख तथा निर्विकार है--वहो भगवान्‌ तथा 
वासुदेव शब्दो के द्वारा भिहित होता है। सत्त्वगुण की उपाधि से अवच्छिन्न 
होने पर वही निर्गुण ब्रह्म प्रधावतया विष्णु, रुद्र, ब्रह्मा तथा पुरुष चार प्रकार 
का सगुण रूप धारण करता है । शुद्धसत्त्वावच्छिन्न चैतन्य को “विष्णु' कहते है, 
रजोमिश्रित सत्त्वावच्छिन्न चैतन्य को ‘aa’, तमोमिश्रित सत्त्वावच्छिन्त चैतन्य 
को ‘ea’ और तुल्यवळ रज-तम से मिश्रित सत्त्वावच्छिन्न 'चंतन्य को “पुरुष” 


६ 


१. चदन्ति तत्‌ तत्त्वविदस्तत्वं यज्ज्ञानमद्वयम्‌ | 
ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द्यते ॥ 
ना सीग० १।२।११ 
२. ज्ञानं विशुद्धं परमार्थमेकमनन्तरं त्ववहिब्रेह्यम सत्यम्‌ । 
प्रत्यक्‌ प्रशान्तं भगवच्छऽदसंज्ञं यदू वासुदेवं कवयो वदन्ति ॥१ 
१ नमांग० ५१॥१२॥११ 2 


चतुर्थ परिच्छेद : पुराण का परिचय १४७ 


कहते है 1 जवत्‌ के स्थिति, सृष्टि तथा संहार-त्यापार मे विष्णु, ब्रह्मा और रुद्र 
निमित्त कारण होते हैं; ‘Gea’ उपादान कारण होता है । ये चारो ब्रह्म के ही 
सगुण रूप हैं । अतः भागवत के मत मे ब्रह्म ही अभिन्न-निमित्तोपादान कारण है । 
परब्रह्म ही जगत्‌ के स्थित्यादि व्यापार के लिए भिन्न-भिन्त अवतार 
चारण करते है । आद्योऽवतारः पुरुष: परस्य ( भाग० २।६।४१ )। परमेश्वर 
का जो अश प्रति तथा प्रकृतिजन्य कार्यो का वीक्षण, नियमन, प्रवर्तन आदि 
करता है, मायासम्वन्व से रहित होते हुए भी माया से युक्त रहता है, सवदा 
faq शक्ति से समन्वित रहता है, उसे 'पुरुष' कहते है । इस पुरुष से ही भिन्त- 
fart अवतारों का उदय होता है 1 
भूतेयंदा पञ्चभिरात्मसुष्टेः पुरं विराजं विरचय्य तस्मिन्‌ | 
स्वांशेन विष्टः पुरुषाभिषानमवाप नारायण आदिदेवः ॥ . 
--भाग० १।४।३ 
ब्रह्मा, विष्णु, रद्र परब्रह्म के गुणावतार Fi इसी प्रकार कल्पावतार, 
AMAA, मन्बन्तरावतार आदि का वर्णन भागवत में विस्तार के साथ दिया 
गया है! 

, भगवान्‌ अरूपी होकर भी ख्पवान्‌ है ( भाग० ३।२४।३१ ) | भक्तों की 
अभिरुचि के अनुसार वे Pref रूप धारण करते हैं ( भाग ३।९।११ ) । 
भगवानु की शक्ति का नाम माया है जिसका स्वरूप भगवानु ने इस प्रकार 
बतलाया हे-- 

ऋतेऽर्थं यत्‌ प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि | 
तद्‌ विद्यादात्मनो भायां यथा भासो यथा TA: ॥ 
२९-३४ 
वास्तविक वस्तु के विना भी जिसके द्वारा आत्मा में किसी अनिबंचनीय 
“वस्तु की प्रतीति होती हू ( जैसे आकाश मे एक चन्द्रमा के रहने पर भी दृष्टिदोष 
से दो चन्द्रमा दीख पडते है) और जिसके द्वारा विद्यमान रहने पर भी वस्तु 
की प्रतीति नही होती ( जैसे विद्यमान भी राहु नक्षत्रमण्डल मे नही दीख 
पड़ता ) वही माया” हे । भगवान्‌ अचिन्त्य शक्तिसमस्वित हैं। वे एक समय 
में भी एक होकर भी अनेक है। नारदजो ने द्वारकापुरी मे एक समय मे ही 
श्रोकृष्ण को समस्त रानियो के महलो मे विद्यमान भिन्न-भिन्न कार्यों मे सलग्न 
देखा था । यह उनकी अचिन्तनोय महिमा का विलास है । जोब ओर जगत्‌ 
भगवान्‌ के ही रूप है । 
साधन-मागं--इस भगवान्‌ की उपलब्धि का सुगम उपाय बतलाना 
“भागवत को विशेषता है। भागवत को रचना का प्रयोजन भो भक्तितत्व का 


१४८ पुराण-विमशं 


निरूपण है । वेदार्थोपवृ हित विपुलकाय महाभारत की रचना करने पर भी 
aga होनेवाले वेदव्यास का हृदय भक्तिप्रधान भागवत की रचना से वितृष्ठ 
हुआ । भागवत के श्रवण करने से भक्ति के निष्प्राण जान वैराग्य-पुत्रो मे प्राण 
का ही संचार नही हुआ, प्रत्युत वे पूर्ण यौवन को भी प्राप्त हो गये। भतः 
भगवान्‌ की प्राप्ति का एकमात्र उपाय भक्ति! ही है— 
न साधयति मां योगो न सांख्यं धर्म उद्धव | 
न स्वाध्यायस्तपो त्यागो यथा भनितिर्ममोर्जिंता ॥ 
-—११।१४।२० 
परमभक्त प्रह्नादजी ने भवित की उपादेयता का वर्णन बड़े सुन्दर शब्दौ 
मे किया है कि भगवान्‌ चरित्र, बहुज्ञता, दान, तप आदि से प्रसन्न नही होते । 
वे तो निर्मल भक्ति से प्रसन्न होते है। भक्ति के अतिरिक्त अन्य साधव 
उपहासमात्र हैं-- 
प्रीणनाय मुकुन्दस्य न वृत्तं न बहुज्ञता । 
न दानं न तपो नेज्या न शोचं न ब्रतानि च) 
प्रीयतेऽमलया भक्त्या हरिरन्यद्‌ विडम्बनस्‌ ॥ 
—७।७।५१-५२ 
भागवत के अनुसार भक्ति हो मुक्निप्राप्ति में प्रधान साधन है । ज्ञान, कर्म 
भी भक्ति के उदय होने से ही सार्थक होते हैं, अतः परम्परया साधक है, 
साक्षाद्रूपेण नही । कमे का उपयोग वैराग्य उत्पन्न करने मे है । जव तक वैराग्य 
की उत्पत्ति न हो जाय, तब तक वर्णाश्रम विहित आचारों का निष्पादन 
नितान्त आवश्यक है (ATT ११।२०।९) । कर्मफलो को भी भगवानु को 
सपपंण कर देना ही उनके 'विषदन्त' को तोड़ना है ( भाग० १।१।१२) 1 
श्रेय की मूलस्रोतरूपिणी भक्ति को छोड़कर केवल बोध की प्राप्ति के लिए 
उद्योगशील मानवो का प्रयत्न उसी प्रकार निष्फल तथा कलेशोत्पादक है जिस 
प्रकार भूसा कूटनेवालो का यत्न ( १०।१४।४ ) । 
श्रेयः ait भक्तिमुदस्य ते विभो, क्लिश्यन्ति ये केवलबोधलब्धये | 
तेषामसौ क्लेशल एव शिष्यते, नान्यद्‌ यथा स्थूलतुषावघातिनास्‌ ॥ 
भवित की ज्ञान से श्रेष्ठता प्रतिपादित करनेवाला ag uta ऐतिहासिक 


दृष्टि से भी महत्त्वशाली है, क्योकि आचार्य शंकर के दादा गुरु श्रीगौडपादाचार्थ 


ने 'उत्तरगीता' की अपनी टीका मे 'तदुकतं भागवते’ कहकर इस श्लोक को 
उद्धत किया है। अतः भागवत का समय गौडप।द ( सप्तम शतक ) से कहो 
अधिक प्राचीन है । ्रयोदशशतक मे उत्पन्न बोपदेव को भागवत का कर्ता मानना 
एक भयंकर ऐतिहासिक भूल है । 


rf 


चतुर्थ परिच्छेद : पुराण का परिचय १४९, 


अतः भक्ति की उपादेयता मुक्तिविपय में सर्वश्रेष्ठ है । भक्ति दो प्रकार की 
मानी जाती है--'साघनल्पा भक्ति! तथा साव्यरूपा भक्ति' । साधनमक्ति नो 
प्रकार को होती है--श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पादसेवन, ada, वन्दन, दास्य, 
सख्य तथा आत्म-निवेदन । भागवत मे सत्सङ्गति की महिमा का वर्णन बड़े 
सुन्दर शब्दों मे किया गया है । साघ्यरूपा या फललया भक्ति प्रेममयी होती है 
जिसके सामने अनन्य भगवत्पदाश्रित भक्त ब्रह्मा के पद, इन्द्रपद, चक्रवर्ती पद, 
लोकाधिपत्य तथा योग की विविध विलक्षण सिद्धियो को कौन कहे, मोक्ष को 
भो नही चाहता । भगवान्‌ के साथ नित्य वृन्दावन मे ललित विहार की कामना 
करनेवाले भगवच्चरणचचरीक भक्त शुष्क नीरस मुक्ति को प्रयासमात्र 
मानकर तिरस्कार करते हैं :--- 
न पारमेष्ठयं न महेन्द्रधिष्ण्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम्‌ । 
त योगसिद्धारपुनभंवं वा मय्यपितात्मेच्छति मद्विनाऽन्यत्‌ ॥ 
~ भाग० ११।१०।१४ १ 
मक्त का हृदय भगवान्‌ के दर्शन के लिए उसी प्रकार छटपटाया करता 
है, जिस प्रकार पक्षियों के पखरहित बच्चे माता के लिए, भूख से व्याकुल बछडे 
दूध के लिए तथा प्रिय के विरह मे व्याकुल सुन्दरी अपने प्रियतम के लिए 
खटपटाती है :— 
अजातपक्षा इव मातरं खगा: स्तन्यं यथा वत्सतराः चुधार्ताः | 
प्रियं प्रियेव व्यूपितं विषण्णा मनोऽरविन्दाक्ष दिदुक्षते त्वास्‌॥ 
~-भाग० ६।११।२६ 
इस प्रेमाभक्ति की प्रतिनिधि ब्रज की गोपिकाएं थी जिनके विमल प्रेम का 
“रहस्यमय वर्णन व्यासजी ने रासपच्चाव्यायी मे किया है। इस प्रकार भक्ति- 
शाख के सर्वस्व भागवत स भक्ति का रसमय स्रोत भक्तजनो के हृदय को 
आप्यायित करता हुमा प्रवाहित हो रहा है। भागवत के श्लोकों मे एक विचित्र 
अलौकिक माघुर्य सरा है । अतः भाव तथा भाषा उभयहप्टि से श्रीमद्भागवत 
ई १२।१३।१८ ) का कथन ययार्थ है ६-- 
श्रीमद्भागवत पुराणममळं यद्‌ वेष्णवाचां प्रियं, 
यस्मिन्‌ पारमहंस्यमेकममळं ज्ञानं परं गीयते। 
तत्र ज्ञानविर'गभक्तिसहितं नैष्कम्य॑माविष्कृतं, 
तच्छुण्वन्‌ विपठन्‌ विचारणपरो भक्त्या विमुच्येन्नरः 
( ६ ) नारदपुराण 
ASTER नामक एक उपपुराण भी मिलता है। अतः उससे इसे 
एयकू करने के लिए इसे नारदीय पुराण नाम दिया गया है। इस ग्रन्थ में 


Pes 


१५० पुराण-विमदो 


दो भाग है । पुर्व भाग केअव्यायो की संख्या १२५ हैं और उत्तर भाग में ८२ है॥ 
सम्पूणं IST की संख्या २५,००० है। डाक्टर विलसन इस पुराण का रचता- 
काल १६वीं शताब्दी बतलाते है तथा इसे विप्णु-भक्ति का प्रतिपादक एक 
सामान्य ग्रन्थ मानते है। परन्तु ये दोनो बाते सर्वधा निराधार हैं। १२वी 
शताब्दी मे वल्लाल्सेन ने अपने “दानसागर? नामक ग्रन्थ मे इस पुराण के 
इलोको को उद्धृत किया है। अलवरूनी ( ११वीं शताब्दी ) ने भी अपने यात्रा- 
विवरण मे इस पुराण का उल्लेख किया है। अतः यह पुराण निश्चय ही इत 
दोनो ग्रन्यकारो के काल से प्राचीन है । इस ग्रन्थ के पूर्वभाग मे वर्ण ओर आश्रम 
के आचार ( अ० २४२५) श्राद्ध (अ० २८ ), प्रायश्चित्त आदि का वर्णन 
किया गया है । इसके अनन्तर व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, छन्द आदि शात्रो 
का अलग-अलग एक-एक अध्याय मे विवेचन हे । अनेक अध्यायो में विष्णु, 
राम, हनुमान्‌, कृष्ण, काली, महेश के भन्त्रो का विधिवत्‌ निरूपण किया 
गया है । विप्णुभक्ति को ही मुक्तिका परम साधन सिद्ध किया गया है । इसी 
प्रसद्ध को लेकर उत्तर भाग मे ao ७-३७ तक ) विख्यात विष्णुभक्त राजा 
रुक्माङ्गद का चारु चरित्र वणित किया गया है । 
यह पुराण ऐतिहासिक दृष्टि से भी बड़ा महत्त्वपूर्ण हे । मठारहो पुराणो के 

बिषयो की विस्तृत अनुक्रमणी यहाँ ( अ० ६२-१०६ Ga भाग) दी गयी है । 
यह अनुक्रमणी सभी पुराणो के विषयो को जानने के लिए अत्यन्त आवश्यक 
हे । इसकी सहायता से हम वर्तमान पुराणो के मूल रूप तथा प्रक्षिप्त अंश की 
छानवीन बड़ी सुगमता के साथ कर सकते Fi विष्णुमक्ति की इसमे प्रधानता 
होने पर भी यह पुराण पुराणो के पश्च लक्षणो से रहित नही है । 

( ७ ) माकंण्डेयपुराण ४ 

इस पुराण का नामकरण मार्कण्डेय ऋषि हारा कथन किये जाने से हुआ 

है । परिमाण मे यह पुराण छोटा Syl इसके अध्यायो की सख्या १३७ है और 
इलोको वी सख्या ९,००० हे । इस पूरे पुराण का अंग्रेजी मे अनुवाद पाजिटर 
साहब ने किया है ( विन्लोथिका इण्डिका सीरीज कलकत्ता; १८८८ से १९०४ 
ई० ) तथा इसके आरम्भिक कतिपय अध्यायो का अनुवाद जर्मन भाषा मे भी 
हुआ है ज्सिमे मरणोत्तर जीवन की कथा,कही गयी है। इन पश्चिमी विद्वानों की 
सस्मति मे यह पुराण बहुत प्राचीन, बहुत लोकप्रिय तथा नितान्त उपादेय है । 
हमारी दृष्टि मे भी यह सम्मति ठीक ही जान पडती है । प्राचीन काल की प्रसिद्ध 
ब्रह्मवादिनी महिषी मदालसा का पवित्र जीवन-चरित्र इस ग्रन्थ मे बड़े विस्तार 
के साथ दिया गया हे । मदालसा ने अपने पुत्र नलकं को शैशव से ही ब्रह्मज्ञान 
का उपदेश किया जिससे उसने राजा होने पर भी ज्ञानयोग के साथ कर्मयोग का 
अपूर्वं सामजस्य कर दिखाया । इसी ग्रन्थ का ‘ent सप्तशती? एक विशिष्ट 


चतुर्थ पारच्छेद : पुराण का परिचय १५१ 


अंश है । इसमें देवीभक्तोके लिए सर्वेस्वरूप दुर्गा का पवित्र चरित बड़े विस्तार 
के साथ दिया गया zt 


( ८ ) अग्निपुराण 

इस पुराण को यदि प्रमस्त भारतीय विद्याओं का विश्वकोश कहें तो 
किसी प्रकार अत्युक्ति न होगी । इन पुराणों का उद्देश्य जनसाधारण मे 
ज्ञातव्य विद्याओ का प्रचार करना भी था, इसका पूरा परिचय हमें इस पुराण 
के अनुशीलन से मिलता है । इस पुराण के ३८३ अध्यायो मे चाना प्रकार के 
विषयो का सञ्चिवेश कम आश्चर्य का विषय नहीं है। अवतार की कथाओं का 
संक्षेप मे वर्णन कर रामायण और महाभारत की कथा पर्याप्त विस्तार के साथ 
दी गयी है । मन्दिर-निर्माण की कला के साथ प्रतिष्ठा तथा पुजन के विधान 
का विवेचन संक्षेप मे सुचारु रूप से किया गया है। ज्योतिषशास्त्र, धर्मेशास्त्र, 
ब्रत, राजनीति, आयुर्वेद आदि शास्त्रों का वर्णन बड़े विस्तार के साथ मिलता 
है । छन्दःशाख् का निरूपण आठ अध्यायो मे किया गया मिलता 'है । अळङ्धार- 
शाख का विवेचन वड़े ही मामिक ey से किया गयां है। व्याकरण की भी 
छानबीन कितने ही अध्यायों मे की गयी है । कोश के विषय मे भी कई अध्याय 
लिखे गये है जिनके अतुशोलन से पाठको के शब्द-ज्ञान की विशेष वृद्धि हो 
सकती है । योगशास्त्र के यम, नियम आदि ‘art अद्धों का वर्णन संक्षेप मे 
बडा ही सुन्दर है । अन्त मे aed वेदान्त के सिद्धान्तो का सार-सडुलन है । 
एक अध्याय मे गीता का भी सारांश एकत्रित किया गया हे । इस प्रकार इस 
पुराण के अनुशीलन से समस्त ज्ञान-विज्ञान का परिचय मिलता है। इसीलिए 
इस पुराण का यह दावा सर्वथा सच्चा ही प्रतीत होता है कि-- 


आग्नेये हि पुराणेऽस्मिन्‌ सर्वाः विद्याः प्रदर्शिताः | 
Ho ३८३1५२ 


( ९ ) भविष्यपुराण 

इस पुराण के विषय में सबसे अधिक गड़बड़ी दिखाई पड़ती है। इसके 
नामकरण का कारण यह है कि इसमें भविष्य मे होनेवाली घटनाओऔ का वर्णन 
किया गया है । इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि समय-समय पर होनेवाले 
विद्वानो ने इसमें अपने समय मे होनेवाली घटनाओ को भी जोड़ना प्रारम्भ 
कर दिया । और तो कया, इसमे ‘Sia’ नाम से उल्लिखित अंग्रेजी के आने का 
भी वर्णन मिलता है । पं० ज्वालाप्रसाद मिश्र को इस पुराण की विभिन्न चार 
हस्तलिखित प्रतियाँ fast थी जो आपस में बिषय की दृष्टि से नितान्त भिन्न 


१५२ पुराण-विसशं 


थी । उनका कहना है क्रि आजकल जो भविष्यपुराण उपलब्ध होता है उसमें 
इन उपर्युक्त चारो प्रतियो का मिश्रण है । यही इस पुराण की गडबडी का 
कारण है । नारदपुराण के अनुसार इसके पाँच पर्व है-(१ ) ब्राह्म पर्व, 
(२) विष्णु पर्व, (३) शिव पर्व, (४) सूय पर्व, ( ५ ) प्रतिसगं पर्व । 
इसके एलोको की संख्या १४,००० है । इस पुराण मे सूर्यपूजा का विशेष रूप 
से वर्णन है । कृष्ण के पुत्र शाम्ब को कुष्ठ रोग हो गया था जिंसकी चिकित्सा 
करने के लिए गरुड़ शाकट्वीप से ब्राह्मणों को लिवा लाये जिन्होने सूर्य भगवान 
की उपासना से शास्त्र को रोगमुक्त कर दिया । इन्ही ब्राह्मणों को शाकद्वीपी, 
मग या भोजक ब्राह्माण कहते है । सूर्योपासना के रहस्य तथा कलि मे उत्पन्न 
विभिन्न ऐतिहासिक राजवंशो के इतिहास जानने के लिए यह पुराण नितान्त 
उपादेय है । 


( १० ) ब्रह्मवैवतंपुराण | 

इस पुराण के शलोको की संख्या १८,००० के लगभग हे । इस प्रकार यह 
पुराण भागवत की अपेक्षा परिमाण मे छोटा नही । इस पुराण में चार खण्ड 
हँ-- १) ब्रह्म खण्ड, ( २ ) प्रकृति खण्ड, (३) गणेश खण्ड, ( ४ ) कृष्णजन्म 
खण्ड । इनमे कृष्णजन्म खण्ड आधे से भी अधिक हे । इस खण्ड मे १३३ 
अध्याय हैँ । कृष्णचरित्र का विस्तृत रूप से वर्णन करना इस पुराण का प्रधान 
लक्ष्य है । राधा कृष्ण की शक्ति हुँ और इस राघां का वर्णन वडे साद्धोपाद्ध 
रूप से यहाँ दिया गया है । इस राघा-प्रसद्ध के कारण अनेक ऐतिहासिक इस 
पुराण को बहुत ही पीछे का बतलाते है । परन्तु राधा की कल्पना बडी प्राचीन 
€ । महाकवि भास ने अपने 'वालचरित' नाटक मे कृष्ण की बाललीला ,तथा 
राधा का वर्णन विस्तार के साथ किया है । भास का काल तृतीय शतक है । 
अतः इस पुराण की रचना तृतीय'शतक से पहले हो चुकी होगो । सच पूछिये 
तो भागवत के दशम स्कन्ध फे अनन्तर श्रीकृष्ण की लीला का इतना अधिक 
विस्तार और कही नही मिलता 1 


( १ ) ब्रह्म खण्ड--इसमे केवल तीस (३०) अध्याय है जिनमे कृष्ण के द्वारा 
जगत्‌ की सृष्टि का वर्णन हँ । इसका १६वाँव्अष्याय आयुर्वेद शास्र के विषय 
का वर्णन करता है। (२) प्रकृति खण्ड--इसमे प्रकृति का वर्णन हे जो 
भगवान्‌ कृष्ण के आदेशानुसार दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, सावित्री तथा राधा के 
रूप मे अपने को समय-समय पर परिणत किया करती हे। इस खण्ड मे सावित्री 
तथा तुलसी की कथा वडे विस्तार के साथ उपलब्ध होती है । (३) गणेश 
खण्ड-इसमे गणपति के जन्म, कर्म तथा चरित का वर्णन है। गणेश कृष्ण 
के अवतार के रूप मे दिसलाये गये है । इस पुराण के नामकरण का कारण 


१५३ इतिहास 


इतिहासः कुशाभासः सुकरास्यो महोदरः | 
अक्षसूत्रं घटं बिश्वत्पड्भूनाभरणान्वितः ॥ 


aga परिच्छेद : पुराण का परिचय १५२ 


चद 


{ प्रकाशित ) किये जाने के कारण इसका नाम “वहावैवर्त॑ पडा । 
विवृतं ब्रह्म कार्त्स्येन, कृण्णे यत्र शौनक | 
ब्रह्म-वेवर्तकं तेन, प्रवदन्ति पुराविदः ॥ 
--न्न० वै० १।१।१० 
दक्षिण भारत मे यह पुराण ब्रह्म कैवर्त' के नाम से प्रसिद्ध हे । इस नाम- 
-करण का कारण स्पष्ट रूप से प्रतीत नहीं होता । नारदपुराण मे जो इंस पुराण 
की अनुक्रमणी उपलब्ध होती है, उससे वर्तमान पुराण से पुरा सामञ्चस्य हैं। 
कृप्णपरक होने के कारण कृष्णभक्त वैष्णवों मे इस पुराण की बड़ी मान्यता है । 
विश्ञेषतः गौडीय वेष्णवों में इस पुराण का बड़ा आदर है । 


( ११ ) लिङ्गपुराण 

इसमें भगवान्‌ Tex की लिझुःरूप से उपासना विशेष रूप से दिखलायी 

“गयी हे । शिवपुराण का कहना है कि-- 
‘ope चरितोक्तत्वात्‌ पुराणं लिङ्गमुच्यते” 

यह पुराण अपेक्षाकृत छोटा हैं क्योकि इसमें अध्यायो की संख्या १३३ और 
-इलोकों की संख्या ११,००० है । इसमें दो भाग है--( १) पर्वे भाग, (२) 
“उत्तर भाग । यहाँ लिङ्गोपासना की उत्पत्ति दिखलायी गयो है । सृष्टि का वर्णन 
भगवान TEX के द्वारा बतलाया गया है। Wee के २८ अवतारों का वर्णन 
“भी हमे यहाँ उपलब्ध होता है। शिवपरक होने के कारण से शेव व्रतों का और 
जैव dat का यहाँ अधिक वर्णन होना स्वाभाविक ही है। उत्तर भाग में पशु, 
पाश तथा पशुपति की जो व्याख्या ( अ० € ) की गयी है, वह शैव तन्त्रो के 
अनुकूल है । यह पुराण शिवतत्त्व की मीमांसा के लिए बड़ा ही उपादेय तथा 
“प्रामाणिक है । 


( १२ ) वराहपुराण 

विष्णु ने वराहलूप धारण कर पृथ्वी का पाताल लोक से उद्धार किया 
था। इस कथा से मुख्यतः सम्वन्ध रखने के कारण इस पुराण का नाम वराह- 
“पुराण पड़ा हे । हेमाद्रि ( १३वी शताब्दी ) ने अपने “चतुर्वर्ग चिन्तामणि' में 
इस पुराण में वर्णित बुद्ध द्वादशी का उल्लेख किया है तथा गौडनरेश वल्लाल- 
सेन ( १२वीं शताब्दी ) ने 'दानसागर' नामक ग्रन्थ में इस पुराण से अनेक 
इलोक उद्धुत किये हैं। अतः यह पुराण १२वीं शताब्दी से प्राचीन अवश्य 
Al इस पुराण के दो पाठ-भेद उपल्ब्च होते है--( १) गौड़ीय, (२) 


= 


दाक्षिणात्य । इनमें अध्यायो की संख्याओं मे भो अन्तर है 1 आजकल गौड़ीय 


me s fe. SOUT ST =~ 
aad इसी “पुराण में इस प्रकार दिया हुआ है कि क्रष्ण के द्वारा ब्रह्म के विवृत 


१५४ पुराण-विमर्श 


पाठवाला संस्करण ही अधिक प्रसिद्ध ह! इस पुराण में २१८ अध्याय हैं।' 
श्लोशों को संख्या २४,००० हैं। परन्तु कलकत्ते की एशियाटिक सोसायटी 
. से इस गनय का जो संस्करण प्रकाशित हुआ हे उसमें केवळ १०,७०० शलोक 

हैं। इससे ज्ञात होता ₹ कि इप यन्य का aga वडा भाग अब तक नहीं 
मिला दै । इस पुराण म विष्णु से सम्बद्ध अनेक ब्रतो का वर्णन है। विशेषकर: 
द्वादशी ब्रत--भिन्न-निन्न मासो का द्वादशी ब्रत--का विवेचन मिलता हे तथा 

इन द्वादशी wat का भिन्त-भिन्न अवतारो से सम्बन्ध दिखलाया गया है जो? 
निम्वाद्धित हँ-- 


मास शुक्ल हादशी का नाम 

अगहन मत्स्य द्वादशी 
पौष ay जं 
माघ वराह ,, 
फाल्गुन नुसिह्‌ ,, 
प्र वामन ,, 
वैशाख परणुराम ,, 
ज्पेष्ठ राम „, 
आपाट कृष्ण  ,, 
sa बुद्ध १ 
भाद्रपद कल्कि ,, 
आश्विन पद्मनाभ ,, 
कातिक x 


33 

इस पुराण के दो अंश विशेष महत्त्व के है--( १) मथुरा माहात्म्य 
( fo १४२-१७२ ) जिसमे मथुरा के समग्र तीर्थो का बड़ा ही विस्तृत वर्णन 
दिया गया है । ये अध्याय मधुरा का भूगोल जानने के लिए बड़े ही उपयोगी 
दै । { २ ) नचिकेतोपाय्यान ( न० १९३-२१२ ) जिसमे नचिकेता का उपा- 
स्यान बरे विस्तार के साथ दिया गया है। इस उपास्यान मे स्वर्ग तथा नरकों 
के वर्णन पर ही विधेष जोर दिया गया टै । कठोपनिषद्‌ की आध्यात्मिक दृष्टि 


meres A 
THY उपान्यान म नेटा; । 


का निरूपण किया हैं, इसीलिए 
i पुरण न्‌ [ण यही दै । इसकी मोटाई 
वा इसी ने अनुमान लिया जा सरता है कि यह भागवत पुराण से पाँचगुना 


=f 

mt 

£ 

002 

at 

‘l 

1 

१. + 

ay 

ay शां 
y 
oj 

491 

19 

ay 

wt 

SY 
FE | a 


चतुर्थ परिच्छेद : पुराण का परिचय १५५. 


मोटा है। इसकी इलोक संख्या ८१,००० है जो लक्ष इलोकात्मक महाभारत 
से केवल एक पंचमांश ही कम है । इस पुराण के अन्तर्गत अनेक संहिताएँ, 
खण्ड तथा माहात्म्य हँ । इसी पुराण के aaa सूतसंहिता ( अ० श्को०” 
२००१२ ) के अनुसार इस पुराण मे छः संहिताएँ है जो अपने ग्रन्थ-परिमाण के 
साथ इस प्रकार हैं :--- 


संहिता _ शलोक संख्या 
( १) सनत्कुमार संहिता ३६,००० 
(२) सूत संहिता र ` ६,००० 
(३) शंकर संहिता ३०,००० 
( ४ ) वैष्णव संहिता ५,००० =. 
( % ) ब्राह्म संहिता ३,००० 
( ६ ) सौर संहिता | १,००० 
- ८१,००० शलोक 


इन संहिताओं के विषय मे विस्तृत, निर्देश नारदपुराण में दिया गया है ।' 
स्कन्दपुराण के विभाजन का एक दुसरा भी प्रकार खण्डो में हैं । ये खण्ड संख्या 
में सात हैं :--( १ ) माहेश्वर खंड, ( २ ) वैष्णव खंड, ( ३ ) ब्रह्म खंड ( ४ )' 
काशी खण्ड, ( ५ ) रेवा खण्ड, (६) तापी खण्ड, ( ७ ) प्रभास खण्ड । 
संहिताओं में सूत संहिता शिवोपासना के विषय मे एक अनुपम खण्ड है । 
यह संहिता वैदिक तथा तान्त्रिक उभय प्रकार की पूजाओं का विस्तार के साथ 
वर्णन करती है। इस संहिता की इसी विलक्षणता के कारण विजयनगर 
साम्राज्य के मन्त्री साथवाचाय की दृष्टि इसपर पड़ी और उन्होने “तात्पयं 
दीपिका! नामक बड़ी ही प्रामाणिक तथा विस्तृत व्याख्या लिखी है जो 
आनन्दाश्रम संस्कृत ग्रन्थावली gar ( नं० २५) से प्रकाशित हुई है। इस 
संहिता मे चार खण्ड E—( १) पहला खण्ड जिसका नाम “शिव माहात्म्य 
है १३ Hema में शिव-महिमा का विशेष रूप से प्रतिपादन करता है । 
(२ ) ज्ञानयोग खप्ड--यह २० अव्यायो मे आचार-घर्मो का वर्णन करने के 
अनन्तर हठयोग की प्रक्रिया का साद्धोपाद्ध विवेचन प्रस्तुत करता हैं 1( ३) 
सुक्तिखण्ड---यह ९ अध्यायों मे मुक्ति के उपाय का वर्णन करता है । ( ४) 
यज वैभव खण्ड--यह सव खण्डो में बड़ा हैं। इसके दो भाग है--( १ ) पुव 
१. साधवाचार्य की जीवनी के लिए देखिए-- 
बलदेव उपाध्याय ५ आचार्य सायण और साधव' 1 
प्रकाशक : हिन्दी साहित्य सम्मेलन, इलाहाबाद । 


चतर्थ परिच्छेद : पुराण का परिचय १५७" 


(२) वैष्णव खंड--इस खण्ड के अन्तर्गत उत्कल खंड है जिसमें उड़ीसा 
के जगन्ताथजी के मन्दिर, पूजाविधान, प्रतिष्ठा वथा तत्सम्वद्ध अनेक उपाल्यानों 
का वर्णन मिलता हे । राजा इन्द्रथम्त ने नारद जी के उपदेश से किस प्रकार 
जगन्ताथजी के स्थान का पता लगाया, इसका विस्तृत वर्णव इस खण्ड में पाया 
जाता है। इस प्रकार जगन्नाथपुरी का प्राचीन इतिहास जानने के लिए यह 
ग्रन्थ अत्यन्त उपादेय है । 

(३) ब्रह्म खंड--इसमे दो खण्ड हैं (१) ब्रह्मारण्य खण्ड, (२) 
ब्रह्मोत्तर खण्ड । प्रथम खण्ड में तो धर्मारण्य नामक स्थान के माहात्म्य 
विशद प्रतिपादन है 1 दूसरे खण्ड में उज्जैनी में स्थित महाकाल की प्रतिष्ठा 
तथा पुजन का विशेष विवान है । 

(४ ) काशी खण्ड--इसमे काशी की महिमा का वर्णन है। काशी के 
समस्त देवताओं, भिवलिज्धों के, आविर्भाव तथा माहात्म्य का प्रतिपादन यहाँ 
विशेष रूप से किया गया है। काशो का प्राचीन भूगोल जानने के लिए यह 
खण्ड अत्यन्त आवश्यक है । 

( ५ ) रेवा खण्ड--इसमें नमदा की उत्पत्ति तथा उनके तट पर स्थित 
समस्त तौर्थो का विस्तृत वर्णन मिलता हे- सत्यनारायण ब्रत की सुप्रसिद्ध 
कथा इसी खण्ड की है । 


( ६ ) अवन्ति खण्ड--अवन्ति ( उज्जैन ) में स्थित भिन्त-भिन्न शिवलिङ्ग 

को उत्पत्ति तथा माहात्म्य का वर्णन इस खण्ड में किया गया है । महाकालेश्वर 
का वर्णन बढे ही विस्तृत रूप में दिया गया है । प्राचीन अवन्ती की धामिक- 
स्थिति का पूरा दिग्दर्शन यहाँ मिलता है । 

(७) तापी खण्ड--इसमें नर्मदा की सहायक नदी तापी के किनारे 
स्थित नाना तीर्यो का वर्णन मिलता हे । नारदपुराण के मत से इसके षष्ठ खंड 
का चाम नागर खण्ड हे । आजकल जो नागर खण्ड उपलब्ध होता है उसमें 
तीन परिच्छेद है--( १ ) विश्वकर्मा उपाख्यान, ( २) विश्वकर्मा वंशाख्यान, 
(३ ) हाटकेश्वर माहात्म्य । इस तीसरे खण्ड में नागर ब्राह्मणों की उत्पत्ति का 
वर्णन है। भारत की सामाजिक दशा जानने के लिए यह खण्ड अत्यन्त 
उपादेय है 1 

( ७ ) प्रभास खण्ड--इसमें प्रभास क्षेत्र का बड़ा ही विस्तृत वर्णन 
द्वारका के आसपास का भुगोल जानने के लिए यह खण्ड अत्यन्त उपयोगी 


ali 
महापुराणो में महाकाय स्कन्दपुराण का यह 


ह॒ स्वल्पक्राय वर्णन है। इस 
पुराण में जगन्ताथ जी के मन्दिर का वर्णन होने से कुछ पाश्चात्य विद्वानों का 
विचार है कि यह पुराण १३बी शताब्दी मे लिखा गया । क्योकि १२६४ ई० 


१५८ पुराण-विमशं 


के आसपास जगन्नाथ जी के मन्दिर का निर्माण हुआ था परन्तु यह मत 
नितान्त भ्रान्त है क्योकि ९३० शक ( १००८ ई० ) मे लिखी गयी इसकी हस्त 
लिखित प्रति कलकत्ते मे उपलब्ध हुई है। परन्तु इससे भी प्राचीन ७वी 
शताब्दी मे लिखित इसकी हस्तलिखित प्रति नेपाल के राजकीय पुस्तकालय मे 
मुरक्षित है जिसका उल्लेख डा० हरप्रसाद शाल्लो ने वहाँ के सुचीपत्र मे किया 
है । इससे सिद्ध होता है कि यह पुराण बहुत ही प्राचीन है । इसका मूल रूप बया 
था और यह कैसे धीरे-धीरे इतना विशालकाय हो गया ? यह भी पुराण के 
पण्डितो के लिए अनुसन्धान का विषय है । 


{ १४ ) वामनपुराण 
इस पुराण का सम्बन्ध भगवान्‌ के वामनावतार से हे। यह एक छोटा 
पुराण है । इसमे केवल ९५ अध्याय है तथा १०,००० श्लोक हैं। विष्णुपरक 
होने के कारण इसमे विष्णु के भिम्त-सिन्त अवतारो का वर्णन होना स्वाभाविक 
है परन्तु वामनावतार का वर्णन विशेष रूप से दिया हुना है। इस पुराण मे 
शिव, शिव का माहात्म्य, शैव तीर्थ, उमा-शिव-विवाह, गणेश को उत्पत्ति और 
-कार्तिकेय चरित आदि विषयो का वर्णन मिलता है जिससे पता चलता है कि 
इसमे किसी प्रकार की साम्प्रदायिक संकीर्णता नही है । 
( १५ ) कूर्मपुराण 
इस पुर ण से पता चलता है कि इसमें चार संहिताएँ थी ( १) 
ब्राह्मी संहिता, ( २) भागवती, ( ३ ) सौरी, ( ४) वेष्णवी । परन्तु माजकड 
केवल ब्राह्मी संहिता ही उपलब्ध होती हे और उसो का नाम कूमंपुराण 
है। भागवत तथा मत्स्यपुराणों फे अनुसार इसमे १८,००० शलोक होने 
चाहिए परन्तु उपलब्ध पुराण मे केवल ६००० ही एलोक मिळते है। अर्थात्‌ 
मूल ग्रन्थ का केवल तृतीयाश ही उपच्व्घहैं। विष्णु भगवान्‌ ने कूमं 
अवतार वारण कर इद्धयुम्त नामक विष्णुभक्त राजा को इस पुराण का उपदेश 
दिया था । इसीलिए यह कुर्मपुराण के नाम से अभिहित किया जाता है । इसमे 
सुब जगह शिव ही मुख्य देवता के रूप मे वणित हैं ओर यह स्प उल्लिखित है 
"कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश मे किसी प्रकार का अन्तर नही है । ये एक ही ब्रह्म 
की एथक्‌-इथक्‌ तीन मूर्तियां हे । इस ग्रन्थ मे शक्तिःपूजा पर भी वडा जोर दिया 
गया है । शक्ति के सहस्र नाम यहाँ दिये गये हैं ( ११२) 1 विष्णु शिव के रूप 
तथा लक्ष्मी गौरी की प्रतिकृति वतलायी गयी हैं। शिव देवाधिदेव के रूप मे 


इतने महत्त्वपूर्ण रूप से वणित किये गये है कि उन्ही के प्रसाद से भगवान्‌ कृष्ण 
जास्ववती की प्राप्ति मे समर्थ होते है । 


चतुर्थ परिच्छेद : पुराण का परिचय १५९, 


इस पुराण मे दो भाग हैं। पूर्व भाग में ५२ अव्याय और उत्तर भाग में 
-४४ अध्याय हैं। पूर्व भाग में सूप्टि-प्रकरण के अनन्तर, पार्वती की तपश्चर्या 
स्तथा इसके सहस्र नाम का वर्णन है। इसी भाग में काशी और प्रयाग का 
माहात्म्य ( अ० ३५-३७ ) दिया गया है । उत्तर भाग में ईश्वर गोता तथा 
व्यास गीता है । ईश्वर गीता ( १-११ अ० ) मे भगवद्गीता के ढंग पर ध्यान- 
योग के हारा शिव के साक्षात्कार का वर्णन है । व्यास गीता मे चारों आश्वमों के 
-कतँव्य कर्मो का वर्णन महषि व्यास के द्वारा किया गया है ( १२-४६ ao )। 
इस पुराण के उपक्रम से ही पता चलता है कि मूल रूप में इसमें चार संहिता 
<A और आजकल ब्राह्मो संहिता ( ६,००० श्लोक ) ही उपलब्ध होती है--- 
ब्राह्मी भागवतो सौरी वेष्णवी च प्रक्रोतिताः । 
aca: संहिता: पुण्या धमंकासाथंमोक्षदा: ॥ 
इयं तु संहिता ब्राह्मो चतुर्वेदेश्व सम्मता | 
भवन्ति षट्‌ सहस्राणि श्लोकानामत्र संख्यया ॥ 
i “१३० 
६ १६ ) मत्स्यपुराण 
यह पुराण भी पर्याप्त रूप से विस्तृत है। इसमें अध्यायों की संख्या 
“२९१ है तथा शलोको की संख्या १५,००० के लगभग है। स पुराण के 
-आरस्म में मन्वन्तर के सामान्य वर्णन के अनन्तर पितृबंश का वर्णन विशेष रूप 
* ससे किया गया है। वैराज पितृवंश का १३वें अध्याय मे, अग्तिष्वात्त पितरौ 
का १४वें मे तथा वहिषद्‌ पितरो का वर्णन १५वें अध्याय मे विशेष रूप से 
-वणित है। श्वाद्ध-कल्प का विवेचन ७ अध्यायो ( अ० १६-२३ तक) ' मे किया 
-है । सोमवंश का वर्णन बड़े विस्तार के साथ यहाँ उपलव्ध है, विशेषतः ययाठि 
के चरित्र का ( अ० २७ से ४२ तक) । अन्य राजन्य वंशों का भी वर्णन है । 
Mat का वर्णन इस पुराण की महती विशेषता है ( अ० ५५-१०२ ) । प्रयाग 
-का भौगोलिक वर्णन तथा महिमा कथन १० अध्यायो ( qo १०३-११२ ) मे 
किया गया है । भगवान्‌ शकर का त्रिपुरासुर के साथ जो सग्राम हुआ था उसका 
वर्णन यहाँ हम बड़े विस्तार के साथ पाते है ( अ० १२९-१४० ) । तारक-वध 
का भी बड़ा विस्तार यहाँ मिलता है । मत्स्यावतार के वर्णन के लिए तो यह 
पुराण लिखा ही गया है! काशी का माहात्म्य भी अनेक अध्यायो मे यहाँ 
न्‌ अ० १८०-१८५ ) विराजमान हे! वही दशा नर्मदा माहात्म्य की भी 
(ao १८७ से १९४) है। 
इस पुराण में तीन-चार वाते विशेष महत्त्व की दीख पड़ती हैं । पहली वात 
यह है कि इस पुराण के ५३वें अध्याय में समस्त पुराणो की विषयानुक्रमणी 


१६० पुराण-विमर्ण 


दी गयी है जिससे हम पुराणों के क्रमिक विकास का बहुत कुछ परिचय पा 
सकते है । दूसरी विशेषता है प्रवर ऋषियों के बंश का वर्णन । भृगु, अद्धिरा, 
अत्रि, विश्वामित्र, कश्यप, वशिष्ठ, पराशर, अगस्त्य--इन ऋषियों के वंशो का 
वर्णन बड़े सुचारु रूप से हम १९४ अध्याय से लेकर २०२ अध्याय तक क्रम- 
पर्वक पाते है । तीसरी विशेषता है राजधर्म का विशिष्ट वर्णन । २१५ब अध्याय 
से लेकर २४३ तक देव, पुरुषकार, साम, दाम, दण्ड, भेद, दुर्ग, यात्रा, सहाय" 
सम्पत्ति और तुलादान भादि का वर्णन इम ग्रन्थ को राजनेतिक महत्त्व प्रदान 
करता है । इसी राजधमं के अन्तगंत अद्भुत शान्ति का खण्ड भी बड़ी नवीनता 
लिये हुए है ( अ० २२८ से ३३८ ) । “चौथी विशेषता है प्रतिमा-लक्षण अर्थात्‌ 
भिन्न-भिन्न देवताओ की प्रतिमा का मापपूर्वक निर्माण । , हमारा प्रतिमा-शार' 
वैज्ञानिक पद्धति पर अवलम्बित है। भिन्न-भिन्त देवताओं की मूर्तियों की 
रचना तालमान के अनुसार होती है। उनकी प्रतिप्ठा-पीठ का निर्माण भी 
एक विशिष्ट शेली से होता हे। इन सब बिषयो का वर्णन इस पुराण मे अनेक 
अध्यायो ( अ० २५७-२७० ) मे बडे प्रामाणिक रूप से दिया गया है। राजा 
को अपने शत्रु पर चढाई करते समय किन-किन वातो का ध्यान रखना 
'चाहिए--इसका कितना सुन्दर वर्णन इस पुराण के राजधर्म मे दिया गया है-- 
विज्ञाय राजा द्विजदेशकालो, 
देवं त्रिकालं च तथैव वुद्ध्वा | 
यायात्‌ परं कालविदां मतेन, 
संचिन्त्य सार्ध द्विजमन्त्रविद्धि: ॥ 

( १७ ) गरुडपुराण 

इस पुराण मे विष्णु ने गरुड को विश्‍व को सृष्टि बतलायी थी । इसीलिए 
इसका नाम गरुडपुराण पड गया । इसमे १८,००० श्लोक है और भघ्यायों की 
संख्या २६४ है । इसमे दो खण्ड है । पूर्व खण्ड मे उपयोगिनी चाना विद्याओं 
के विस्तृत वर्णन है। आरम्भ मे विप्णु तथा उनके अवतारो का माहात्म्य कथित 
है इसके एक अंश मे नाना प्रकार के रत्नो को परीक्षा है जैसे मोती की परीक्षा 
(Ho ६९), पद्मराग की परीक्षा (ao ७०), मरकत, इन्द्रनील, aed, 
पुष्पराग, करकेतन, भीप्मरत्न, पुलक, रुधिराख्य रत्न, स्फटिक तथा विद्रुम की 
परीक्षा (अ० ७१-५० तक) क्रमशः की गयी है। राजनीति का भी वर्णन बडे 
विस्तार के साथ यहाँ ( अ० १०5 से ११४ तक ) उपलब्ध होता है । भायुर्वेद 
के आवश्यक निदान तथा चिकित्सा का कथन अनेक अध्यायो ( sto १५०- 
१८१ ) मे किया गया हैं । चाना प्रकार के रोगो को दूर करने के लिए औषध- 
व्यवस्था भी यहाँ ( Ho १७०-१९६ तक) की गयी है। इसके अतिरिक्त 


चतुर्थ परिच्छेद : पुराण का परिचय - १६१ 


एक अध्याय ( १९७ ) में पशु-चिकित्सा का भी वर्णन इसमे पाया गया हैं जो 
समधिक महत्त्वपूर्ण है। एक दुसरा अध्याय ( न० १६६ ) बुद्धि को निमंल 
बनाते के लिए औषध की व्यवस्था करता है। अच्छा होता कि आयुर्वेद के 
प्रतिपादक ये ५० अध्याय अलग एस्तकाकार प्रकाशित किये जाते और अन्य 
आयुर्वेद के ग्रन्यों के साथ इसका भी अनुशीलन किया जाता । छन्दःजाल के 
विषय मे ६ अध्याय ( अ० २११-२१६ ) यहां मिलते हैत साख्ययोगका भी 
इसमे ( अ० २३० और Ae २४३ ) वर्णन Ti एक अध्याय ( अ० २४२ ) 
में गीता का साराश भी वाणत हे । इस प्रकार गरुडपुराण का यह पूर्व अंश 
अग्निपुराण के समान ही समस्त विद्याओ का विश्वकोश कहा जाय तो बनु- 
चित च होगा 1: 

इस पराण का उत्तर खण्ड ‘Ta कल्प” कहा जाता है जिसमे ४५ अध्याय 
है । मरने के वाद मनुप्य को कया गति होती है? वह किंस योनि मे उत्पन्त 
होता है तथा कौन-कौन सा भोग भोगता है? इसका वर्णन अन्य पुराणों में 
यत्र-तत्र पाया जाता है, परन्तु इस पुराण में इस विषय का अत्यन्त विस्तृत 
तथा साङ्गोपाङ्ग वर्णन मिलता है जो अन्यत्र उपलब्ध नही होता ! इसमे गर्भा- 
वस्था, नरक, यम“नगर का मागं, प्रेतगण का वासस्थान, प्रेतलक्षण तथा प्रेत- 
योनि से मुक्ति, प्रेतो का रूप, मनुष्यो की आयु, यमलोक का विस्तार, सपिण्डी- 
करण की विधि, वृषोत्सर्ग-विवान आदि विषयो का भिन्त-भिन्त अध्यायो मे 
वड़ा रोचक तथा विस्तृत वर्णन. उपलब्ध होता है! श्राद्ध के समय इस पुराण 
का पाठ किया जाता 21 इस उत्तर खण्ड' का जर्मन भाषा मे अनुबाद 
get 
( १८ ) ब्रह्माण्डपुराण 

इस पुराण में समस्त ब्रह्माण्ड का वर्णन होने के कारण इसका नाम 
ब्रह्माण्डपुराण पड़ा है । भ्रुवन-कोष का वर्णन प्रायः हर एक पुराण मे उपलब्ध 
होता है, परन्तु इस पुराण मे पूरे विश्व का साङ्गोपाङ्ग वर्णन किया गया है। 
आजकल उपलब्ध पुराण मे, जो वेड्धदेश्वर प्रेस, वम्वई से प्रकाशित हुआ है-- 
प्रक्रिया पाद तथा उपोद्धात पाद आदि चारो पाद उपलब्ध हैं। नारदपुराण 
से पता चलता है कि प्रारम्भ मे इसके १२,००० शलोक थे तथा प्रक्रिया 
HITE, उपोद्घात और उपसंहार नामक चार पाद* थे। इन चारों पादो की 


१, WE वत्स प्रवक्ष्यामि, ब्रह्माण्डाल्यं पुरातनम्‌ । 
यच्च द्वादश Wea, भाविकल्प-कथायुतम्‌ ॥ 
प्रक्रियाख्योऽनुषङ्गाउयः उपोद्घातः तृतीयकः । 
चतुर्थं उपसंहारः, पादाश्चत्वार एव हि॥ 


११ पु० वि० 


१६२ पुराण-विमर्ण 


विषय-सूची भी नारदपुराण मे दी हुई है। कूमंपूराण की विषयन्सूची में इस 
पुराण को 'वायवीय ब्रह्माण्डपूराण' कहा गया है। इस नामकरण ने अनेक 
पश्चिमी विद्वानों को शम मे डाल दिया है। उनके मत से इस पुराण का 
मूल वायुपुराण है और बह्याण्डपुराण उसी वायुपुराण का विकसित रूप है। 
परन्तु यह धारणा नितान्त निराधार है। नारदपुराण के वचन से हम जानते 
है कि व्यासजी को वायु ने इस पुराण का उपदेश दिया था। इसलिए इसका 
चायु-प्रोक्त ब्रह्माण्डपुराण नाम पडना उचित ही है । नारदपुराण का महत्वपूर्ण 
वाक्य यह है--- 
व्यासो लब्ध्वा ततरचेतत्‌, प्रभज्ञनमुखोदगतम्‌ | 
प्रमाणीकृत्य लोकेऽस्मिन्‌, प्रावतंयदनुत्तमस्‌ ॥ 

इस पुराण के प्रथम खण्ड मे विश्व के भूगोल का विस्तृत तथा रोचक वर्णन 
है । जम्बू द्वीप तथा Vas पर्वत, नदियों का वर्णन अनेक अध्यायो में ( ao 
६६-७२ तक ) है । भद्राश्व, केतुमाल, चन्द्र द्वीप, किपुरुषवर्ष, केलास, शाल्मलि 
द्वीप, कुश द्वीप, mrs होप, शाक द्वीप, पुष्कर द्वीप आदि समग्र वर्षो तथा द्वीपो 
का भिन्न-भिन्न भघ्यायो में वडा ही रोचक तथा पूर्ण वर्णन है । इसी प्रकार 
ग्रहो, TAA तथा युगो का भी विशेष विवरण इसमे दिया गया है। इस पुराण 
के तृतीय पाद मे भारतवर्ष के प्रसिद्ध क्षत्रिय वंशो का वर्णन इतिहास की दृष्टि 
से अत्यन्त उपादेय है । 

इस पुराण के विषय मे एक विशेष वात उल्लेखनीय है। इस्त्री सनु "वो 
शताब्दी मे इस पुराण को ब्राह्मण लोग जावा द्वीप ले गये थे जहाँ उसका 
जावा की प्राचीन ‘ata भाषा” मे अनुवाद आज भी उपलब्ध होता'है। इस 
प्रकार इस पुराण का समय बहुत ही प्राचीन सिद्ध होता है 1 


पञ्चस परिच्छेद 
पुराण में अवतारतत्त्व 


“अवतार शब्द की व्युत्पत्ति 'अव' उपसर्गपूर्वंक 'तृ' धातु से घब्‌ प्रत्यय 
से सिद्ध होती है । इस विषय मे पाणिनि का विशिष्ट मुत्र है--अवे तृस्तरोर्घन्‌ 
( ३।३।१२० ) जिससे अवतार' शब्द का अर्थ है कितो ऊंचे स्थान से नीचे 
उतरने की क्रिया अथवा उतरने का स्यान । इस सामान्य अर्थ के अतिरिक्त 
इसका एक विशिष्ट अर्थ भी है--किसी महनोय शक्तिसम्पन्त भगवानु या देवता 
का नीचे के लोक मे ऊपर से उतरना तथा मानव या अमानव ST का घारण 
करना । इसी अर्थ में पुराणों मे 'आविर्भाव' शब्द का भी प्रयोग पाया जाता है । 
‘aqare’ की सिद्धि दो दशाओं मे भानो जाती है -एक तो रूप का परिवतेन 
{ स्वीय रूप का परित्याग कर कार्येवश नवीन रूप का ग्रहण ), दूसरा है नवीन 
जन्म ग्रहण कर तत्तद्रप में आना जिसमे माता के गर्भ में उचित काल तक 
स्विति की वात भी सन्निविष्ट है । भगवान्‌ के लिए ये दोनों अवस्थाएँ उपयुक्त 
तथा Yaa है । अवतार” की वात किसी अलौकिक शक्ति से सम्पन्न व्यक्ति- 
भगवान्‌ विप्णु, शंकर या इन्द्र आदि के लिए ही उपयुक्त मानी जाती है ! कार्य 
am भगवान्‌ का विना रूप परिवर्तेन किमि ही आविर्भाव होना अवतार! के 
भीतर ही माना जाता हैं । जैसे प्रह्लाद को विपत्ति से उद्धार के छिए fang का 
अपने ही रूप में आविर्भाव विण्णुपुराण* मे तथा गजेन्द्र के उद्धार के लिए 
विष्णु का स्वख्पतः प्रादुर्भाव भागवत पुराण ( १३) में वणित हे । इन 


Lat 


अवतारों में ल्यन्परिवर्तन की वात नहीं है । 
अवतार की प्रक्रिया 
भगवानु के अवतार धारण करने के विषय मे पुराण तथा इतिहास में 
चार मत वतलावे गये हैं जिनमें अवतार की कल्पना का स्पष्ट विकास लक्षित 
होता है 1 

१, तस्य तच्चेतसो देवः स्तुत्तिमित्य॑ प्रकुर्वतः । ' 
आविवंभूव भगवान्‌ पीताम्वरघरो हरिः ॥ 
: “-विष्णु १२०१४ 


१६४ पुराण- विमर्श 


( १) प्रथम" सत--इसको हम लोकप्रिय सामान्य मत कह सकते है । इस 
मत के अनुसार भगवान्‌ अपनी दिव्य मूर्ति का saat परित्याग कर ही भूतल 
पर अवतीर्ण होते है--चाहे नवीन जन्म धारण करके या विना जन्म धारण के 
ही रूप-परिवर्तन करके । यह मत आदिम मानवो की कल्पना तथा विश्वास से 
प्रसूत माना जा सकता हे । (२) द्वितीय" मत ag है कि भगवान का केवल 
एक अंश ही--चाहे वह आधा हो, चतुर्थांश हो या एक aga ही छोटा भाग 
हो--इस धरातल पर अवतीर्ण होता हु । अवतीर्ण अंश से अवशिष्ट भाग मूल 
स्थान मे ही निवास करता हे और ये दोनो भाग, एक साथ ही एक ही काल में 
विभिन्न व्यापार करते हे । अवतीर्ण अंश जिस समय एक बिशिष्ट ( जसे 
संरक्षण ) कार्य करता हे, अवतारी अंश उसी समय अन्य कार्य में निपक्त पाया 
जाता है । श्रीकृष्ण के अवतारकाल मे विष्णु का स्वर्ग मे भूमि के साथ वार्ता" 
लाप का वर्णन महाभारत करता है । तात्पर्यं यह है कि दो भिन्न कार्य एक 
साथ ही निष्पन्न होते हे । 

(3) तृतीय मत है कि विष्णु ने अपनी मूर्ति का दो भाग कर दिया 1 
पहली मूति स्वगं में स्थित होकर दुश्चर तपस्या करती है भीर दूसरी मूर्ति योग- 
निद्रा का आश्रयण कर प्रजाओ के संहार तथा सृष्टि के विषय मे विचार किया 
करती हे । एक सहसत युगो तक यह मूति शयन करते के वाद अपनी समुद्री 
शय्या से उत्थित होती है तथा कार्य के अनुकूल आविर्भूत होती हे । हरिवंश 
( १।४१।१८ आदि ) के इस मत के प्रतिपादक cal की व्यास्या में नीलकण्ठ 
afta को 'सात्विकी' तथा हितीय मूर्ति को 'तामसी' कहते 1 इस मत के 
अनुसार अवतार-कार्य भगवान्‌ के अर्घभाग का विलास है। प्रथम मूर्ति, जो 
तपस्या के निष्पादन म ही संलग्न रहती है, अवतार के कार्य से किसी प्रकार 
का सम्वन्ध नही रखती । महाभारत प्रथम मूर्ति को वासुदेव तथा द्वितीय मूर्ति 
को 'संकर्षण' नाम से पुकारता है 1% 


१. त्यक्त्वा दिव्या ag विष्णुमनिषेस्विह जायते । 

युगे त्वथ परावृत्ते काले प्रशिथिले प्रभु: ॥ --मत्स्य ४७४३े४ 
२. यदा यदा त्वघमंस्य वृद्धिभवति भो द्विजाः । 

घर्मश्च ह्लासमभ्येति तदा देवो जनादेनः ॥ 

अवतारं करोत्यत्र द्विघाकृत्वाऽऽत्मनस्तनुम्‌ । 

सर्वदैव जगत्यर्थे स॒ सर्वात्मा जगन्मयः ॥ 

स्वल्पाशेनावतीर्योष्या ध्मेस्य कुरुते स्थितिम्‌ ।--ब्रह्म ७२।२-३ तथा ९. 
३, तस्यैका महाराज मूर्तिभंवति सत्तम। 

नित्यं दिविष्ठा या राजन्‌! तपश्चरति दुश्चरम्‌ ॥ 


पञ्चम परिच्छेद : पुराण सें अवत्तारतत्त्व १६५ 

( ४ ) चवुर्थमत-जो इस विषय मे विशेषतः विकसित मत प्रतीत होता है, 

यह हैं ब्रह्मपुराण का कथन कि समस्त जगत्‌ को व्याप्त करनेवाले नारायण ने 
उपनी मृति को चार भागो मे विभाजन किया जिनमे एक मूर्ति “निगुंण' तथा 


मूर्ति के नाम है--( 2) dato, vara तथा (४) अनिरुद्ध । इन चारों 
मूर्तियों को महाभारत के क्रमशः पुरुष, जीद, मनः तथा अहंकार कहा गया है 
और इस प्रकार इनका दार्शनिक eq अभिहित किया गया है। ब्रह्मपुराण 
के अनुसार “वासुदेव? सूति निर्देश-विहीन शुक्ल, ज्वाला के समूह से दीप्तमान 
शारीरवाली, योगियो के द्वारा उपास्य, दूर तथा अन्तिक दोनो जगह रहनेवाली 
तया गुणो से अतीत होती है । दूसरी मूर्ति का नाम है शेष या संकर्षण जो अपने 
मस्तक पर नीचे से पृथ्वी को धारण करती है और सर्परूप को घारण करने 
के हेतु, वह तामसी कही जाती है । तृतीय मूति--श्रद्युम्त का कार्य धर्म का 
संस्यापन ठथा प्रजा का पालन है और इसीलिए यह सत्त्वप्रधान मृति मांनी 

गयी है । चतुर्थ मति अनिरुद्ध--समुद्र के बीच सर्पं की शय्या पर शयन करती 

है । रज इसका गुण होता है और इसी से यह संसार को सृष्टि करनेवाली 

होती हे । इन चारों मूठियों मे से तृतीय मति, जिसका कार्य प्रजा का पालन 

है, नियतरूप से धर्म की व्यवस्था करती है। जब-जब घर्म की 'ग्लानि होती 

हैं और aay का अभ्युत्यान होता है, तब-तव यह अपने को स्पष्ट कर भूतल 
पर अवतीर्ण होतो है । 'अवतार' करनेवाली यह प्रद्युम्न ala है जिसका मुख्य 
कार्ये रक्षण कार्य की निष्पत्ति है | इस मत के अनुसार भगवान्‌ की प्रच्चुम्त मूर्ति 
का ही कार्यं अवतार लेना तथा ad की व्यवस्था करना है अर्थाचु अवतार 
भगवान्‌ के चतुर्थ अंश का ही विलास है । इस पुराण का यह और भी कयन 


द्वितीया चास्य शयने निद्रायोगमुपाययी । 

प्रजासंहार सर्गार्थ किमघ्यात्मवित्रिन्तकम्‌ ॥ 

सुप्त्वा युग aaa स प्रादुर्भवति कार्यतः । 

पूर्ण युगसहस्रे तु देवदेवो जगद्पति: ॥ 

हरिवंश प्रथम खण्ड ४१॥ १८-२० 

१. स देवो भगवानु सर्वं व्याप्य नारायणो fay: । 

चतुर्धा सस्थितो ब्रह्मा सगुणो निर्षुणस्तथा । 

एका मूर्तिरनुद्देश्या शुक्लां पश्यन्ति तां बुधाः । 

ज्वालामाळाऽवनद्धा द्को निष्ठा सा योगिनां परा ॥ 

हूरस्था चान्तिकस्वा च विज्ञेया सा गुणातिगा । 

वासुदेवाभिघानासो निर्ममत्वेन हश्यते ॥ 


१६६ पुराणनवसशं 


है कि देव, मनुष्य तथा तियंग्योनि मे जहाँ कही यह मूर्ति &वतीणं होती है व 
वह उसके स्वभाव को ग्रहण* करती है तथा पूजित होने पर वह अभिमत 
कामना की पूर्ति करती है । देव तथा गन्घवं, जो घमं के रक्षण में तत्पर रहते ह, 
को तो वह बचाती है, परन्तु उडत असुरो को, जो धर्म के नाश करन म 
आसक्त होते है, उवंथा नष्ट कर* देती हे। इस प्रकार धाभिक सन्तुलन की 
व्यवस्था करना, जो अवतार का मुख्य उद्देश्य होता है, प्रद्युम्न मृतिके हो 
हारा सम्पन्न होता है* । 

इस प्रकार अवतार का सम्बन्ध पुराणो की दृष्टि मे चतुव्यूहवाद से सिद्ध 
होता है । घतुर्व्यहवाद भागवतो का विशिष्ट सिद्धान्त था जैसा शाकरभाप्य a 
स्पप्टतः संकेतित होता हे ( शारीरिक भाप्य २२1४२) अवतार के विकसित 
सिद्धान्त की प्रतिपादिका श्रीमद्भगवद्गीता चतुर्व्यूह के सिद्धान्त का उल्लस 

नही करती । महाभारत के नारायणीय पर्व में चतुर्व्यूह का वर्णन उपलब्ध 
Ce i 100 


द्वितीया एथिवी मूर्ध्ना शेषाख्या घारयत्यघः । 
तामसी सा समार्याता तिर्यक्त्वं समुपागता ॥ 
तृतीया कर्म फुरुते प्रजापालनतत्परा । 
सत्वोद्रिक्ता च सा शेया धर्मसंस्थानकारिणी ॥ 
चतुर्थी जलमध्यस्था शोते पन्नगतल्पगा । 
रजस्तस्या गुणः सर्गं सा करोति सदैव feu 
या तृतीया हरेमूतिः प्रजापालनतत्परा । 
सा तु घमंव्यवस्थानं करोति नियतं भुवि ॥ 
यदा यदा हि धर्मस्य स्लानिः समुपजायते । 
मभ्युत्यानमधमंस्य तदात्मानं सूजत्यसौ ॥ 
इति सा सात्विकी मतिरवतारं करोति च । 
प्रझुस्तेति समाख्याता रक्षा-कमंण्यवस्थिता ॥ 
“- भहा ० ७१।१६ आदि। इस कल्पना को महा० शान्तिपर्व ( ao ३४२. 

३४७ तथा ३५६ ) से मिलाइए t 

19 १. देवत्वेञ्य मनुप्यत्वे तियंग्योनौ च संस्थिता । 
गृह्वाति ततू-स्वभावं च वासुदेवेच्छया सदा । 
ददात्यभिमतान्‌ कामान्‌ पुजिता सा द्विजोत्तमाः ॥ 


नजह” ७१।४१-४२ 
२. प्रोडतानसुरान्‌ हन्ति ध्मेव्युच्छित्तिकारिणः 


पाति देवान्‌ सगन्धर्वान्‌ धर्म रक्षापरायणान्‌ ॥ 
' “-तत्रव ७१।२४ 


पञ्चम परिच्छेद : पुराण में अवतारतत्त्व १६७ 


है कतिपय विद्वानों की मान्यता है कि महाभारत के मूल मे ( जैसा प्राचीन 
हस्तलेखो से सिद्ध होता है) वासुदेव तथा संकर्षण केवल इन्ही दोच व्युहो का 
ही उल्लेख था । प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध की कल्पना अवान्तर युग की घटना 
है क्योकि ये दोनो व्यूह पिछले हस्ठलेखो मे ही निर्दिष्ट किये गये हे । महाभाष्य 
के एक उदाहरण--जवार्दचस्त्वात्मचतुर्थं एव--को डाक्टर भण्डारकर इस 
चतुर्यूह॒वाद का समर्थक मानते है । यदि यह मत ठीक हो, तो चतुव्यूह का 
ठिद्धान्त ईसापूर्वे द्वितीय शती से निःसन्देह प्राचीन सिद्ध होता है आवार्य 
शङ्कुर के मतानुसार परमात्मा के प्रतीकभूत वासुदेव से जीवप्रतीक संकपेण को 
उत्पत्ति होती है और संकर्षण से प्रद्युम्त ( मन ) की और प्रद्युम्त से अनिरुद्ध 
( अहंकार ) की ( शाङ्करभाष्य २२२४२ ) । शंकर के मत में जीव की उत्पत्ति 
का यह सिद्धान्त अवैदिक है, परन्तु रामानुज के मत मे यह पूर्ण वैदिक है* । 
पाचरात्र ग्रन्थो में अवतार का सिद्धान्त विशेष रूप से उपलब्ध नही होता, परन्तु 
वैखानस आगम मे इसकी संक्षेप मे सुचना मिळती है । जो कुछ भी हो, पुराणी 
के आधार पर अवतार का सिद्धान्त पाश्वरात्रो के चतुर्व्यूहवाद के साथ घनिष्ठ 
रूप से सम्वद्ध है ओर इस तरह अवतार के विकास के ऊपर इस तन्त्र का विशेष 
प्रभाव लक्षित होता है । 


अवतार का प्रयोजन 
यह अवतार-ठत्त्व पुराण के प्रधान विषयों मे अन्यतम है। अवतार का 
तत्त्व भगवानु के धर्मनियामकत्व रूप पर प्रतिष्ठित है 1 इस विश्व को एक सुत्र 
में घारण करनेवाला, नियमित रखनेवाला तत्त्व धर्मं है । इस ad का नियमन 
सर्वशक्तिमान्‌ परमात्मा को एक विशिष्ट शक्ति का विलास है । जव-जव इस घर्म 
की ग्लानि होती है तथा अघर्म का अभ्युत्यान ( उदय ) होता है तब-ठब 
भगवान्‌ अपने को इस विश्व मे पैदा करते हे । ऊध्वं लोक से इस अधो लोक 
मे भगवान्‌ का उतरकर आना ही “'अवतार' पद वाच्य होता है। भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण का यह स्वतः कथन है कि साधुओं ( दूसरे के कार्य को सिद्ध करनेवाले 
व्यक्तियों के परित्राण ( सर्वत्र, चारो ओर से रक्षा ) के निमित्त तथा पापियो 
के नाश के लिए मैं युग-युग मे अपनी माया का भाश्रयण कर स्वयं उत्पन्न होता 
pl श्रीमद्भगवद्गीता के ये श्लोक अवतारवाद का मौलिक तथ्य प्रकट 
करते हैं--- 


१. आगम के प्रामाण्य पर द्रष्टव्य यामुनाचाये का 'आगम प्रामाण्य', वेदान्त 
देशिक की 'पाञ्चरात्र रक्षा! तथा भट्टारक वेदोत्तम का 'तन्त्रशुद्ध', भागवत 
सम्प्रदाय Fo १०९-१११ 


१६८ पुराण-विमर्ग 


यदा यदा हि धमंस्य ग्लानिर्भवति भारत। 
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मान सजास्यहम्‌ ॥ 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ | 
घमसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे॥ 
गोता ४३-४ 
ये श्लोक भवतारवाद के मानों रीढ है और इन्ही वचनो का प्रभाव 
पुराणों पर पड़ा है। इसलिए इस तथ्य के द्योतक श्लोक इसी रूप मे उपलब्ध 
होते है 1१ 
इस प्रयोजन के अतिरिक्त भागवत मे एक अन्य प्रयोजन की सूचना मिलती 
है जिसे इसकी अपेक्षा उदात्ततर स्यान दिया गया है-- 
नृणां निःश्रेयसार्थाय व्यक्तिर्भगवतो नृप | 
अव्ययस्याप्रमेयस्य निर्गृणस्य गृणात्मनः ॥ 
—ATo १०२९1१४ 


१. अवतार की आवश्यकता के समर्थक पौराणिक वचन अनेक है । उनमे 
से कुछ जुने हुए वचन यहाँ दिये जाते है :-- 
( १ ) जज्ञे gar पुनविष्णुर्यज्ञे च शिथिलः vy: । 
कतुँ घर्मव्यवस्थानम्‌ अधर्मस्य च नाशनम्‌ ॥ 
—TTJo ९८।६६ । 
मत्स्यपुराण ( ४७।२३५ ) में यह इलोक मिलता है । पाठभेद के साथ-- 
धर्मे प्रशिथिले तथा असुराणां प्रणाशनम्‌'-ये दो नये पाठ है । 
( २) वह्वीः संसरमाणो वै योनोवंर्तामि सत्तम । 
घमंसंरक्षणार्थाय घर्मसंस्थापनाय च ॥ 
--आश्वमेधिक पर्व ५४1१३ 
(३) असतां निग्रहार्थाय घर्मृसंरक्षणाय च । 
अवतीर्णो मनुष्याणामजायत यदुक्षये । 
स एव भगवान्‌ विष्णु कृष्णेति परिकीर्यते ॥ 
वनपर्व, २७२।७१-७२ 
(४) यदा यदा हि घर्मस्य र्लानिर्भवति भूधर । 
अभ्युत्यानमधर्मस्य तदा वेषान्‌ विभम्यहम्‌ ॥ 
देवी भागवत (७।३९) 
( ५ ) ब्रह्मपुराण ( १८०।२:-२७ तथा १८१।२-४ ) मे गीता के पूर्वोक्त 
वचनो के सहश वचन पाये जाते हैं । 


oe >>>. १. 


पञ्चम परिच्छेद : पुराण में अवतारतत्त्व १६२, 


अव्यय, अप्रमेय, गुणहीच तथा गुणात्मक भगवानु की अभिव्यक्ति--अवता र--- 
-सनुप्यों के परमकल्याणभूत मोक्ष के साधन के लिए है। यदि भगवान का 
WHY इस जगतीतल पर न होता, तो उनके अशेष गुण-समुच्चय का पता ही 
acta जीव को किस प्रकार चलता ? भगवान्‌ का भौतिक सौन्दर्य, चारित्रिक 
-माघुयं, अप्रमेय नाकषंज का परिचय जीव का तभी मिलता है, जव उनकी 
अभिव्यक्ति अवतार के रूप में इस घराधाम के ऊपर होती है। भगवानु के 
विलास, हास, अवलोकन और भाषण अत्यन्त रमणीय होते हैं तथा उनके 
अवयदो से अलोकिक आभा निकलती हे । इनके हारा भक्तो का मन तथा प्राण 
विषयों से area होकर भगवान्‌ मे ही केन्द्रित हो जाता हे और न चाहने पर 
भी भक्तिमुक्ति का वितरण करती है; परन्तु यह तभी सम्भव है जब भगवान्‌ 
-का अवतार भूतल पर होता है। भागवत के शब्दों मे-- 
तेदंशंनीयावयवेरुदार-विलासहासेक्षितवामसूक्तैः । 
हृतात्मनो हृतप्राणाँश्च भक्तिरनिच्छतो मे गतिमण्वीं प्रयुंक्ते ॥ 
-भाग० ३।२५।३६ 
अलौकिक रागात्मिक भक्ति का वितरण ही भगवान्‌ के प्राकव्य का उच्चतर 
तात्पर्य है जिसके सामने धम का व्यवस्यापन एक लघुतर व्यापार है । 
ज्ञान का वितरण भी भगवान्‌ के अवतार का प्रयोजन है । भगवान्‌ ही सव 
-गुरओं के गुरु हैं तथा सव ज्ञानो के आधार हैं । वहीं से ज्ञान की धारा लोक- 
aime के लिए प्रवाहित होती है जिसके कतिपय विन्दुओ को पाकर भी मानव 
“धन्य हो जाता हैं । ‘afte’ अवतार का उद्देश्य ही तत्त्व-भसंख्यान तत्वों का 
निरूपण तथा आत्मा की उफ्लब्धि का मार्ग बतलाना था । कर्दम तथा देवहूति 
न्के घर कपिलळप से अवतरण के समय भगवान्‌ का अपना कथन है-- 
एतन्मे जन्म छोकेऽस्मिन्‌ मुसुक्षणां दुराशयात्‌ | 
प्रसंस्यानाय तत्त्वानां सम्मतायात्मदर्शने ॥ 
--भाग० ३।२४।३६ 
अन्यत्र ( ३।२५।१ ) भो इसी का संकेत किया गथा है-- 
कपिळस्तत्त्वसंख्याता भगवान्‌ आत्ममायया । 
जातः स्वयमजः साक्षादात्मप्रनप्तये नृणास्‌॥ 
फलतः जीव को मोक्ष प्रदान करना ही भगवान्‌ के अवतरण का मुख्य उद्देश्य 
। वद्ध जीव दुसरे बड़ को मुक्त नही कर सकता-- 
स्वय बद्धः कथमपरान्‌ तारयति | 
शुद्ध-चुद्ध-मृक्त भगवान्‌ ही वद्ध जीव के चन्धन को काटने का मार्ग बतला- 
“कर उसे मुक्त कर सकते हैं । यही मुख्य तातपर्य है अवतार का । भौतिक क्लेश 


१७० पुराण-विमर्श 


का विनाश तो एक लघुतर अभिप्राय हे अवतार का । श्रीमद्भागवत का यह 
शंखनाद इस विषय का चूडान्त विमर्श है--- 
मर्त्यावतारः खलु मत्यंशिक्षणं 
रक्षोवधायेव न केवलं विभोः ॥ 


अवतार का बीज 
अवतार का वीज वैदिक ग्रंथों म mea: मिलता है। ma संहिता फे 
अनुशीलन से इसके वीजो का संकेत इसके अनेक मन्त्रो मे उपलब्ध होता हैं। 
अवतार का सम्बन्ध पुनर्जन्मवाद के साथ घनिष्ठ रूप से माना जाता हूँ भोर 
विद्वानों की दृष्टि मे पुनर्जन्म अथवा आत्मा के संसरण के सिद्धान्त ऋग्वेद के 
मन्त्रो मे यत्र-तत्र पाये जाते है। क्रग्वेद के इन मन्यो मे इन्द्रको अपनो 
साया के द्वारा नाना रूपो के धारण करने का तत्त्व प्रतिपादित किया: 
गया हे-- 
(क) रूपं रूपं मघवा वोभवोति 
माया कृण्वानस्तन्वं परि स्वाम्‌ | 
fade fea: परिमुहुर्तमागात्‌ 
स्वैमन्त्रेरनृतुपा ऋतावा ॥ ३।५३।८ 
(ख) रूपं रूपं प्रतिरूपो वभूव 
तदस्य रूपं प्रति चक्षणाय | 
इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते 
युक्ता ह्यस्य हरयः शता दश ॥ ६।४७।१८ 
इन सन्तो मे इन्द्र मायाओ के द्वारा भिन्न-भिन्न रूप धारण करनेवाले बतलाये 
गये हैं । 'माया' का वेदिक ad अवान्तर लोक-प्रचलित अर्थ से भिन्न माचा 
जाता हे। इसीलिए सायण ने इसका अर्थ ज्ञान, शक्ति अथवा आत्मीय 
संकल्प किया है । परन्तु महाभारत के काल मे इसका व्यवहार प्रचलित 
अर्थ मे हो गया था; क्योकि पुर्वोक्त मन्त्रों के आधार पर ही वहां इन्द्र को' 
“वहुमायः' बतलार्प गया है ।१ यह प्रयोग नवीन अर्थ मे ही किया गया है।' 
ऋग्वेद ( १।५१।१३ ) मे इन्द्र वृषणस्व की मेना नाम्नी दुहिता का रूप 
घारण करनेवाले कहे गये है। सायण के इस मन्त्रके अर्थका आधार 


१. स ( इन्द्रः ) हि रूपाणि कुरते विविधानि भृगूत्तम । 
बहुमायः स॒ विप्रषे वलहा पाकशासनः ॥ 
--महा० Alo अनुशासन ७५1२५ 


पञ्चम परिच्छेद : पुराण में अवतारतत्त्व १७१ 


» 0 ow 


शाट्यायन तथा ताण्ड्य ब्राह्मण के तत्ततु स्थल हैं जिससे स्पष्ट प्रतीत होता 
कि ब्राह्मणयुग में यह आख्यायिका बहुशः प्रचलित हो गयी थी। ऋग्वेद 
( ८।१७।१३ ) द्र TEI पुत्र का रूप धारण करनेवाले माने 
गये हैं । इन दोनों स्थलों पर इन्द्र के अवतार का स्पष्ट आभास मिलता है! 
श्रीमद्‌भागवत के अनुसार भगवान्‌ का प्रथम अवतार पुरुष है 
जिसका वर्णन ऋग्वेद के प्रख्यात पुरुषसूक्त में किया गया है। भागवत इस 
रूप को ही नाना अवतारो का वीज मानता है जिसके अंशांश से देव, तिर्यक्‌ 
तथा नर आदि की afe होती है* । निप्कर्पं यह है कि अवतार का संकेत 
cae के पूर्वोक्त मन्त्रों. मे, अस्पप्ट रूप से सही, भव्यमेव विद्यमान हे 
तो इन्द्र-विषयक मन्त्रो के आघार पर है। पुरुषसूक्त में वणित पुरु 
को भागवत भगवान्‌ का आद्य अवतार ही नही, प्रत्युत नाना अवतारों का वीज 
उद्गम स्थान ) तथा निवन ( संहारस्थान ) भी मानता है । 
अवतारवादरे के ऋग्वेद-संहिता मे दिये गये वीज ब्राह्मण geal मे 
विशेष विकसित दृप्टिगोचर होते है--इस भावना का स्पष्ट रूप हमे शतपथ 
ब्राह्मण मे मिलता है । प्रजापति ने ही मत्स्य ( १. ८. १. १ ) का, कूर्म का 
(७. ५. १.५. १४. १. २-११) तथा वराह का ( १४. १.२. ११} 
अवतार छिया था, ऐसा शतपथ ब्राह्मण का स्पष्ट कथन है। प्रजापति के 
वराहरूप घारण करने की कथा तैत्तिरीय ब्राह्मण ( १, १. ३. ५) मे तथा 
काठक संहिता मे भी ( 5. २) वीजरूप से मिलती है । रामायण मे भी वरा 
अवतार का वर्णन है ( रामा० २११० ) तथा महाभारत मे ब्रह्मा के द्वारा 
मत्स्यख्प लेने का संकेत हे ( ३।१८७) । अभीतक इन अदतारो का सम्बन्ध 
नविकतर प्रजापति के साथ था, कालान्तर मे विष्णु क्रे प्राधान्य की स्वापन 


~ 


होने पर ये अवतार विप्णु के ही माने गये । परन्तु वामनावतार के विषय-से 


SP त क स कन 
१. जगृहे पौरुषं et भगवान्‌ महदादिभिः । 
सुत पाडशकलमादौ लोकसिसक्षया ॥ 


ञ्‌ 


--भाग० १।३।१ 
२, एतन्नानावताराणां निधन वीजमव्ययमु । 
यस्यांशांशेन सृज्यन्ते देवतिर्यङ्नरादयः ॥ 
--भाग० १।३।४ 
३. द्रष्टव्य याकोवीः इनकार नेशन, इ. आर. To भाग ७; 
काणे : हिस्ट्री आव घर्मशास्त्र, भाग २, पार्ट २, To ३१७ आदि । 
राय चौधरी: नर्ली हिस्ट्री आव वैष्णव Baz Jo ९६ 1 


"१७२ पुराण-विमर्श 


ऐसा नही कहा जा सकता । आरम्भ से ही ऋग्वेद मे विष्णु ‘serra’ तथा 
“उपक्रम? के विशेषणो से मण्डित किये गये हे और तीन डगो मे एथ्वी को 
माप लेना ( विचक्रमाणस्त्रेधोस्गायः ) उनका एक विशिष्ट वीर्यसम्पन्त कार्य 
माना गया है तथा शतपथ ब्राह्मण मे ( १.२. ५. १) विप्णु के वामन होने 
को विस्तार से कथा दी गयी है। अतः वामनावतार का सम्बन्ध मूलतः 
विष्णु से है, अन्य अवतारो ( मत्स्य, कूम, वाराह ) का प्रजापति के साथ 
“वैदिक साहित्य मे वणित सम्बन्ध विष्णु के प्रधान देव होने पर उन्ही के साथ 
जोड़ दिया गया; ऐसा मानना अनुचित न होगा । 
एक वात ध्यान देने योग्य है । अवतारवाद ब्राह्मण साहित्य मे अवश्यमेव 

वर्तमान था, परन्तु न तो उस समय विष्णु का प्राधान्य था और न इन 
अवतारो की पुजा ही होतो थी । भागवत सम्प्रदाय के उदय होने पर जव 
कृष्ण-वलराम की भक्ति उद्घोषित हुई तव अवतारवाद का उत्कर्ष सम्पन्न 
हुआ । वासुदेव कृष्ण के विष्णु के अवतार होने की कल्पना का उदय आरण्यक 
युग मे हो गया था जव तैत्तिरीय आरण्यक (प्रपाठक १०, अनुवाक १। ) 
उनको गायत्री इस मन्त्र मे दे रहा हे-- 

नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि | 

तन्नो विष्णु. प्रचोदयात्‌ ॥ 


पाणिनि ने अपने सूत्र ( वासुदेवार्जुनाभ्या ga) मे वासुदेव तथा भर्जुन की 
भक्ति का उल्लेख किया है। वैष्णव-आगमन के उदय होने पर वासुदेव कृष्ण का 
चारायण के साथ ऐक्य स्थापित हो गया और अवतारवाद के विकास का 
युग आ गया । श्रीमद्भगवद्गीता के युग मे ( इस्वी पूर्व चतुर्थ-पंचम शती में ) 
अवतारवाद वैष्णव धर्म का एक विशद तथ्य स्वीकृत हो गया था; इसे विशेष 
रूप से सिद्ध करने की आवश्यकता नही । श्रीकृष्ण के पूर्वोदाहृत वचन इस 
विषय मे स्पष्ट प्रमाणभूत है। 


AAT की संख्या 


अवतारवाद का सिद्धान्त मान्य होने पर भी अवतारो की कितनी 
संख्या थी ? इसके विषय मे महाभारत तथा पुराणो मे अनेक मत इप्टियोचर 
हते है । विषय तरल अवस्था मे था; किसी ठोस अवस्था को उसने प्राचीन 
ग्रन्थो मे नही पाया था । इसका पता इस घटना से लग सकता है कि एक ही 
ग्रन्थ के भिन्त-भिन्त अध्यायो मे ही पार्थकय नही है, प्रत्युत कभी-कभी एक ही 
अध्याय मे भी विभिन्नता इष्टिगोचर होती है। अवतारवाद का मौलिक 
तथ्य भगवद्गीता की देन है, परन्तु गीता मे दो ही अवतार निर्दिष्ट हे-- 


पञ्चम परिच्छेद : पुराण में अवतारतत्त्व १७३- 


राम ( रामः शस्त्रभृतामहम्‌ ) तया कृष्ण 1 नारायणीय पर्वं ( गान्तिपवे qo 
३३९।७७-१०२ ) मे केवल छः ही अवतार अपने विशिष्ट कार्यो के साथ 
निदिष्ट किये गये हे--वराह, atige, वामन, भार्गव राम, दाशरथी राम 
तथा कृष्ण । इन भवतारों के कार्य वे हो है जो लोक मे सर्वत्र प्रख्यात है । 
इसी अव्याय में दश अवतार भी उल्लिखित* है जिनमे दशावतार के लोकप्रिय 
नामों मे बुद्ध का अभाव हे तथा ‘Ea’ की सत्ता होने से संख्या की पुति होती 
। सावारणतः स्वीकृत दश अवतारो का निर्देश पुराणो में वहुलतया उपलब्ध 
( वराह ४।२; ४८१७-२२; मत्स्य २५५।६-७; अग्नि अध्याय २-१६ 
दशो के कार्यों का विवरण भी), नरसिंह (ao ३६), पद्मपुराण 
( ६।४३।१३-१५ ) । इन नामों के अतिरिक्त भी अवतारों की गणना पुराणो 
मे मिळती हे । भागवत में चार स्थलों पर निर्देश हैं। 


AY AW 


भगवान्‌ ने कितने अवतारों को धारण किया? इस विषय मे ऐकमत्य 
नही । श्रीमद्भागवत के चार स्कन्धो मे भगवान्‌ के अवतारो की गणना दी 
गयी है । प्रथम स्कन्ध के तृतीय अध्याय मे अवतारो की संख्या वाइस ( २२) 
दी गयी है इस क्रम से--( १ ) कौमार सगं ( - सनक, सनन्दन, सनातन 
तथा सनत्कुमार ); ( २ ) वराह, ( ३ ) नारद, ४) नर-नारायण, (५) कपिल, 
(६) दत्तात्रेय, (७) यज्ञ, (5) ऋषभदेव, (९) एृथु ( १० ) मत्स्य, 
(११) कच्छप, ( १२) घन्वन्तरि, (१३) मोहिनी, ( १४) नरसिंह, 
(१५) वामन, ( १६) परशुराम, ( १७) वेदव्यास, ( १८) रामचन्द्र, 
( १६ ) वलराम, ( २० ) Be, (२१ ) बुद्ध तथा (२२) कल्कि। यहाँ 
केवल २२ अवतारों का ही निर्देश है, परन्तु साधारणतया भगवान्‌ के तो २४ 
अवतार प्रसिद्ध हैं । इस वैपम्य को दुर करने के लिए टीकाकारो ने एक युक्ति 
दी है जिसका निर्देश आगे किया जायेगा । द्वितीय स्कन्ध के सप्तम अध्याय में 
भी भगवान्‌ के इन अवतारों का वर्णन क्रमशः किया गया है--वराह, यज्ञ, 
कपिल, दत्तात्रेय, Aaa ( कौमारसर्ग ) नर-नारायण;-पथु, ऋषभ, हयशीर्षः 
( =हयग्रीव ), मत्स्य, कच्छप, Ties, गजेन्द्र-मोक्षदाता, वामन, हंस, धन्वन्तरि, 
परशुराम, राम, कृष्ण, व्यास, वुद्ध, कल्कि । इस द्वितीय सूची को प्रथम सूची 
से मिलाने पर अनेक नामो मे पार्थक्य दृष्टिगोचर होता है । द्वितीय सूची मे 
अवतारो की संख्या वही वाइस है । प्रथम सूची के २२ नामो मे हंस तथा 
२. हंसः FATT मत्स्यश्च प्रादुर्भावाद्‌ द्विजोत्तम । 
वराहो नर्रासहश्च वामनो राम एव च॥ 
रामो दाशरथिश्चेव सात्वत; कल्किरेव च ॥ 


“शान्ति ३३९॥१०३-१०४ 


१७४ पुराण-विमर्श 


हयग्रीव अवतारो को सम्मिलन कर देने पर यह संख्या २४ हो जाती है। कुछ 
विद्वान्‌ इसकी उपपत्ति अन्यथा वतलाते है । उनका कथन हॅ--प्रथमु सूची मे 
( बल ) राम तथा कृष्ण को छोड़ देने पर २० अवतार बच जाते Fl AT चार 
अवतार श्रीकृष्ण के ही अंश है । श्रीकृष्ण स्वयं तो पूर्णपरमेश्वर हैं। अतः वे 
अवतारी है, अवतार नही हो सकते । उनके चार अंश हे जो भवतारकी 
गणना मे गिने जाते है--एक तो केश का अवतार, दूसरा सुतपा तथा पृश्नि 
पर कृपा करनेवाला अवतार, तीसरा संकर्षण ( बलराम ) तथा चौथा पर- 
ब्रह्म । इस प्रकार इत चार अवतारो से विशिष्ट पाचवे साक्षात्‌ भगवान्‌ वासुदेव 
है । इस प्रकार २४ अवतारो की एति टीकाकारो ने की है । 


भागवत के दशम तथा एकादश स्कन्धो मे अवतारो का वर्णन हे जो 
पूर्व वर्णन से कही मिलते है और कही-कही gam भी है । दशम स्कन्ध 
(४०।१७-२२) मे इस क्रम से अवतारो का निर्देश है-मत्स्य, हयशीर्ष, कच्छप, 
वराह, dag, वामन, भृगुपति (परशुराम ), wad, वासुदेव, संकर्षण, 
प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध ( -चतुव्युह ), बुद्ध तथा कल्कि । एकादश ( ४।१७- २) 
मे अवतारो का विशेष विवरण उपलब्ध है-नर-नारायण, हंस, दत्तात्रेय, कुमार, 
ATH, हयास्य, मत्स्य, वराह, कूम, गजेन्द्रमोक्षकर्ता, वालखिल्य के रक्षक, इन्द्र 
के शापमोचक, देवस्त्रियो के उद्धारक, gfae, वामन, राम, सौतापति, कृष्ण, 
बुद्ध तथा कल्कि । इन चारो अवतार-सूचियो का अनुशीलन हमे इसी निष्कर्ष 
पर पहुँचाता है कि अवतारो की गणना अभी तरल रूप मे थी जिसमे नथे-नये 
नाम जोडे-घटाये जाते थे । अभी तक वह ठोस रूप मे, एक निश्चित परम्परा 
मे अन्तर्भुक्त होनेवाली दृष्टिगोचर नही होतो । 

तथ्य तो यह है कि वाइस या चौबीस eda अवतारा का नियमन 
करना श्रीमद्भागवत के प्रणयन के पीछे की घटना हे इसोलिए भागवत का 
कथन* है कि सत्त्वनिधि भगवानु श्रीहरि के अवतार असंख्येय है; उनकी 


१. अवतारा ह्मसख्येया हरेः सत्त्वनिघेद्रिजाः 1 

यथाऽविदासिनः कुल्याः सरसः स्युः सहस्रशः ॥ २६ ॥ 

ऋषयो मनवो देवा मनुपुत्रा महौजसः 

कलाः सर्वे हरेरेव सप्रजापतयस्तथा ॥ २७॥ 

एते चाशकलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ । भागवत १।३। 
हरिबंश तथा शान्तिपर्व मे भी अवतारो के इसी गणनातीत रूप का 

उल्लेख मिलता हैः 
एदुर्भावसह्ताणि अतीतानि न संशयः । 

~ “भूयश्चैव ` भविष्यन्तीत्येवमाह प्रजापतिः ॥ हरिवंश १।४१।४१ 


पञ्चम परिच्छेद : पुराण में अवतारतत्त्व १७५ 


गणना ही नही को जा सकती | जिस प्रकार अगाध सरोवर से हजारों छोटे- 
छोटे चाळे निकलते हैं, उसी प्रकार अवतारो की वात समझनो चाहिए । ऋषि, 
मनु, मनुपुत्र, देव, प्रजापति तथा शक्तिशाली पुरुष--थे सव भगवान्‌ के अँशाव- 
तार अथवा कलाववार हैं परन्तु श्रीकृष्ण तो स्वयं भगवान्‌ ( अवतारी ) हैं, 
अवतार नही | श्रीमद्भागवत का यह परिनिष्ठित सिद्धान्त कि कृष्णस्तु भगवान्‌ 
नस्वयम्‌ धार्मिक जगत्‌ का एक समग्र तथ्य है जिसमें dora मतो का अनुयायी 
ही नही, प्रत्युत प्रत्येक विचारशाली मानव अपनी पूर्ण श्रद्धा रखता है । 
आजकल तो भगवान्‌ के अवतारो की संख्या, प्रचलित रूप में, दश? हा मानी 
जादी है जिनका नाम और क्रम इस प्रकार हे-- 


बनजौ वनजौ खर्वः त्रिरामी सक्कपोञ्कप: | 

अवतारा दशेवेते कृष्णस्तु भगवात्‌ स्वयम्‌ ॥ 
अवतार तो दश ही है--वनजौ (सजल मे उत्पन्न होनेवाले दो अवतार--मत्स्य 
नथा कच्छप ), वनजौ ( जंगल मे पैदा होनेवाळ दो अवतार--वराह तथा 
aiag ), खर्व ( = वामन ), त्रिरामी (= तीन राम परशुराम, दाशरथी राम 
तथा बलराम ), THI: ( Saw अवतार = बुद्ध ) तथा अक्षप: ( = कृपाहीन 
अवतार = कल्कि ) । कृष्ण तो स्वयं भगवान्‌ हैं जिनसे ये अवतार aya होते 
हें। अचतारों का इस सख्या मे नियमन कव हुआ ? यह अनुशीलन का विषय 
है । वादश शती में तो यह संख्या तथा क्रम ृढमूल हो गया था जव जयदेव 
ने अपने “गीतगोविन्द” के प्रथम at मे इसी दशावतार की स्तुति की तथा 
are ने - अपने 'दशावतार-चरित' महाकाव्य में इन अवतारो का चरित 
विस्तृत रूप से निवद्ध किया 1 


अतिक्रान्ताश्च वहवः प्रादुर्भावा ममोत्तमाः ॥ 


-(६ शान्ति ३३९।१०६ ) 
१. यही क्रम और संख्या अग्निपुराण में भी स्वीकृत है ( द्रष्टव्य अग्निपुराण 
अध्याय २१६ ) तथा पद्मपुराण में भी -- 


मत्स्यः कूर्मो वराहश्च नर्रासहोऽथ वामन: । 
रासो रामश्च कृप्णश्च बुद्ध: कल्किशच ते दण ॥ 


-णपद्मपुराण, उत्तर २५७।४०-४१ 

डिंगपुराण ( २।४५।३१-३२ ) भे भो यही श्लोक उपलब्ध होता है। = 
वराहपुराण (४२ ) तथा ११३।४२। = मत्स्यपुराण २५५।६--७ = गरुड- 
पुराण १।८६।१०-११, २।२०।३१-३२। 


१७६ पुराण-विमर्श 


दशावतार की कल्पना, जिसमे बुद्ध अवतार के रूपमे गृहीत किये गये, ६ 
स्वीकृत हुई ? इसका अनुमान लगाया जा सकता है । कुमारिल ने तन्त्रवातिक- 
( जैमिनि qa १।३।७ ) मे लिखा है कि पुराणमे धर्म के लोप करनेवाले णावय 
( गौतम बुद्ध) आदि का चरित कळि प्रसंग मे वर्णित है परन्तु इनका बचन 
कौन सुनेगा ? कुमारिल के इस कथन से तात्पर्य निकलता है कि उन पुराणो मे, 
जिनके साथ उनका परिचय था, वुद्ध की निन्दा का गई थी । फलतः चे उस समय 
( सप्तम-अध्म शती ) तक अवतार के छप मे गृहीत नही हुए थे। एक और 
तथ्य का पता चलता है कि कुमारिलके समय मे कलियुग से सम्वद्ध विशेषज्ञाओं: 
का वर्णन पाया जाता था । यह भी एक ब्यान देने की वात है । दशावतार की 
कल्पना का उदयकाल अश्म तथा एकादश शती के मध्य की शताब्दियाँ ह । 
एकादश शती मे दशावतार की बुद्धि-सहित योजना स्वीकृत हो गयी थी। 
११५० ई० के आसपास जयदेव ने अपने गोत गोबिन्द की आरम्भिक स्तुति मे 
दशावतारों मे बुद्ध को भी स्थान दिया है । क्षेमेन्द्र ते १०६६ ईस्वी मे अपने 
दशावत्तार्चरित सहाकाव्य का प्रणयन किया तथा agers ( शिलाहार वंशीय 
राजा, समय ११००-११३० Go ) ने याज्ञवल्यय की विशद टीका मे मत्स्यः 
पुराण से एक लस्वा उद्धरण दिया है जिसमे बुद्ध के साथ दश अवतारी का 
नाम निर्देश किया गया है ( मत्स्य, To २८५। एलो० ७ )। इस प्रमाण के 
आधार पर यही सिद्ध होता हे कि १००० ईस्वी से पुत्र ही बुद्ध भवतारों के 
मध्य परिगणित किये गये थे, यद्यपि कुमारिरु के समय तक उन्हे चह गौरव 
पूर्ण स्थान नही मिला था और वे तिरस्कार की--धमं-चिप्लादक की--हष्टि से 
ही देखे जाते थे । अतः विभिन्न पुराणो मे उपलब्ध दशावतार ( बुद्ध संवलित ) 
की कल्पना के उदय का यही काल मातवा चाहिए--लगभग नवम शती का 
काल 1 मेरा यह कथन पुराण के समग्र अंश की रचना के विषय मेन होकर 
उसके दशावतारविपयक अंश के प्रणयन के विषय मे अवश्य है । दश अवतारो 
की गणना भिन्न खूपसे भी प्राप्त है । मत्स्य (Ao ४७) ने दश अवतारो मे तीन को 
दिव्य माना है-नारायण, नरसिंह तथा वामन ओर सात को मातुषसदत्ताचेय, 
मान्धाता चक्रवर्ती, परशुराम, राम, व्यास, वुद्ध तथा कल्कि। हरिवंश (१।४१) 
मे दश अवतारों के नास ये है--पौक्षरक, वराह, नर्यसह, वामन, दत्तात्रेय, 
परशुराम, कृष्ण, व्यास, कल्कि । ब्रह्म मे भी ये ही नाम पाये जाते है; व्यास 
वहा स्वयं वक्ता थे और इसीलिए उनका चाम नही है ! इस प्रकार हम देख 

१. स्मर्यन्ते च पुराणेषु धर्मविष्लुतिहेतवः। 

कलौ शाकयादयस्तेषा को वाक्यं श्रोतुमहंति ॥ 
तंत्रचातिक, ( जँ० Jo १।३।७ } 


पञ्चम परिच्छेद : पुराण में अवत्तारत्तत्त्व १७७ 


सकते हैं कि दश अवतारों की संज्ञा के विषय मे पुराणों में वैविध्य दृष्टिगोचर 
होता है, परन्तु बिभिन्न शताव्दियो से होकर यह अभिधान आजकल के प्रच- 
लित नामो मे सीमित तथा मर्यादित कर दिया गया है । 
अवतारवाद तथा विकासतत्त्व 

अवतार के इस क्रमवन्ध के भीतर एक वैज्ञानिक रहस्य निगूढ है जिधर 
विचारशीलो का ध्यान भाकृष्ट करना नितान्त अभीष्ट -है। एक तो इसका 
सामान्य तात्पर्य नितरां सुस्पष्ट है कि भगवान्‌ को कोई एक विशिष्ट योनि 
अभीष्ट नही है, क्योकि वे छोटी से छोटी योनि से लेकर ऊंची से ऊंची योनि 
में पैदा होते हैं। प्रत्येक योनि मे उनका प्राकट्य सम्भावित है। और ऐसा 
होना उचित हो है। जब सब योनियो का निर्गम-स्थान स्वयं भगवान्‌ ही 
ठहरते हैं, तव उनके लिए कौन योनि ग्रहण के निमित्त ata हो भर कोन 
योनि त्याज्य हो ? इस भेदभावचा के लिए यहाँ स्थान ही नही । दूसरा सामिक 
तथ्य यह है कि इस क्रमवद्धता मे वैज्ञानिक विकास-सिद्धान्त का तत्त्व छिपा 
हुआ है । पाठक जानते है कि अंग्रेज वैज्ञानिक डारविन ने १९वी शती के मध्य 
भाग मे अपने वैज्ञानिक अन्वेषणो के आघार पर बिकासवाद ( थ्योरी आफ 
इवोत्यूशन ) का तत्त्व पश्चिमी जगत्‌ में सर्वप्रथम प्रतिष्ठित किया । तब से 
लेकर आज तक इसने ज्ञान के सब विभागो मे अपना सिक्का जमा लिया है। 
सृष्टि के विषय मे विकासवाद का यही तात्पर्य है कि सृष्टि का आरम्भ लघुकाय 
जीवो मे प्रथमतः हुआ और धीरे-धीरे gfe दीघंकाय प्राणियों मे आविभूत हुई! 
प्रथमतः जन्तु बुद्धि से विहीन थे और पीछे से उनमे बुद्धि तत्त्व का विकास 
सम्पन्न हुआ । इस प्रकार पश्चिमी जगत्‌ मे विकासवाद सो वषं से अधिक 
प्राचीन नही है । 

परन्तु इस अवतार-तत्त्व की समीक्षा विकासवाद की fafa पर निःसन्देह 
आधारित प्रतीत होती हे । सबसे पहले सृष्टि का आरम्भ जलीय प्राणी से होता 
है ! मत्स्य उसी का प्रतीक है । मछली का वास केवल पानी ही है 1 वह पानी 
में ही जीती-जागती है और पानी से वाहर निकलते ही वह गतप्राण हो जाती 
है । आगे चलकर जल तथा थल दोनो के ऊपर समान रहनेवाले जीवो का 
सर्जन हुआ और इस युग का प्रतिनिधित्व करता है कछुआ', जो जमीन के ऊपर 
भी चल सकता है और जीवित रहता है । पानी तक उसकी गतिविधि सीमित 
तथा मर्यादित नही रहती । इसके अनन्तर हम स्थलीय जीवो, जमीन के ऊपर 
रहनेवाले प्राणियो का विकास पाते हैं और इसका प्रतिनिधि हम 'वराह'= 
शूकर को मानते है । वह जंगल का ही जीव है; जमीन पर रहकर जीवन- 
यापन करता उसकी विशिष्टता है ! 


१२ Jo वि० 


१७५ पुराण-विमर्श 


अब मानव का प्राकट्य होनेवाला है । परन्तु विशुद्ध मानव को उत्पत्ति से 

पूर्व हम ऐसे प्राणी की कल्पना करते है जिसमे पशुत्व तथा मनुष्यत्व दोनो का 
समभावेन मिश्रण पाया जाता है और वह प्राणो है नरसिह जो आधा पशु है 
और माघा मनुष्य है। नरसिंह के अनन्तर मानव आविभूंत होता है, परन्तु 
ह होता है aga ही ठिगना, लघुकाय; और वामन रूप इसी का प्रतिनिधि 
है । मानव का वीना रूप ही प्राथमिक रूप है जहाँ से वह आगे azar है। 
मनुष्य का खूखार, भयानक, रक्तपिपासु रूप वामन के अनन्तर सामने भाता है 
और अपने हाथ मे परशु वारण करने भले तथा इक्कीस बार दुर्दान्व शासको का 
नाश करनेवाले परशुराम” इस रूप के प्रतिनिधि है। दाशरथी राम हमारे 
मर्यादा-पुरुषोत्तम है जिनमे मानव के जीवन की समग्र मर्यादाओ का विकास 
सम्पन्न होता है । यहाँ आदश पिता, आदर्श पुत्र, आदर्श राजा आदि समग्र 
आदर्शो की पूर्ण प्रतिष्ठा होती है तथा मानव अपने चरम विकास तक पहुँचने 
के लिए उत्सुक होता हे । बलराम” मे हम वल के ऊपर अधिक मागह रखने- 
वाले मानव रूप का साक्षात्कार करते हैं जो प्रत्येक समस्या के समाधान के 
लिए अनियन्त्रित वल का ही आश्रयण करता है। बुद्ध मे कृपा की ही अधि- 
कता पाते है। यहाँ मानव कृपा के अआघिक्य से इतना सम्पन्न रहता है कि बह 
शत्रु के ऊपर वल का प्रयोग न कर कृपा, करुणा तथा मैत्री के उपायों द्वारा 
उसे अपने वश में करने मे समर्थ होता है। ऐसा करने पर भी मानव को 


समस्या मुळती नही । कृपा का प्रयोग कुछ सीमा तक प्राणियों की समस्याओं 
का समाधान करता है, परन्तु दुर्दान्त तथा उद्दण्ड प्राणी कृपा-करुणा के कोमल 


साधनों से पराक्रान्त नही होता । 'कल्कि' के रूप में हम मानव के ‘aga’ रूप 
का साक्षात्कार करते है। दुर्दान्त का दमन हिंसा की सहायता चाहता है। 
उद्दण्ड का स्वभाव करुणा की मीठी पुडिया से शान्त नही होता । फलत 
“कहिकि' के अवतार मे हम प्राणियों के वतमान युग की समस्याओं का समा“ 
घानकारक रूप पाते है। 

इस प्रकार अन्तःप्रविष्ट होकर विचार करने पर अवतारवाद विकासवाद 
के वैज्ञानिक तथ्य के ऊपर आधारित नितान्त सत्य तथा बहुमूल्य देन हे, इसमें 
सशय के लिए स्थान न होना चाहिए । विकासवाद का ata भारतवर्ष मे सुदुर 
प्राचीत काळ मे विवेचित किया गया था । 
पौराणिक अवतारवाद का मूल सोत 

अवतारवाद पौराणिक साहित्य का विशिष्ट क्षेत्र है, परन्तु इसे पुराणों की 
ही अपती मनमानी मोज तथा उपज मानना नितान्त श्रान्त ह । अवतारों का 
सूळ खोत स्वयं वेद ही हे--मत्तत्राह्मणात्मक चेद, जहाँ से ये संगृहीत कय 


ह र 
र न 


पञ्चम परिच्छेद : पुराण में अवतारतत्त्व १७९ 


विभिन्‍न एराणों में उपन्वस्त तया परिद्द हित हैं । यह तो सर्वमान्य सिद्धान्त हे 
कि वेदी का परि: हण इतिहास-पुराण में है और इसो सिद्धान्त का एक पोषक 
साधन यहाँ उपस्थित किया जाता हे! 
(१) मत्स्य अवतार की वेदिक कवा शतपथ ब्राह्मण ( १।८।१।१ ) में 
उपलब्ध होती है । वेदिक कया का रूप इस प्रहार है--नदी के तठ पर मत्रनेजन 
करते समय मनु के हाथ में मछली का एक वच्चा AHA मा गया । 
उसने कहा कि मेरा पालत-पोषण करो, तो मैं तुम्हें पार उतार दुँगा । मनु ने 
आएचयं-चकित होकर पूछा कि किससे पार उतारोगे ? मछली ने कहा--बड़ी 
ate ( ओघ ) नानेवालो है जो समग्र प्रजाओ को अपने में समेट ले जावेगी । 
उससे मैं तुझे वचाऊेंगा । मनु ने उत्ते वचाया और उसके कत्रनानुसार उसे घडे 
मे, पीछे तालाब में और अन्त मे समुद्र में रखा जहाँ उसने विशाल काय घारण 
कर लिया । भोव-जलय्लावन-भाया और सत्र वस्तुओं को नष्ट कर डाला 1 
मत्स्य के कथनानुसार सगु ने सव अन्वो के बोजो को पहिले से ही उसमें वचाकर 
रखा था । ओष शान्त होने पर मनु ने यज्ञ किया ओर उन्हो सुरक्षित बीजों से 
फिर पदार्थो का सर्जन क्रिया । मत्स्यावतार की यही कथा प्रायः अनेक 
पुराणो में आती है । मत्स्य पुराण तो इसी के कारण तन्वामधारी है । 
श्रीमद्भागवत के एक ही अब्याय में ( स्कन्ध ८, अध्याय २४ ) यह कथा संक्षेप 
रूप मे टी गयी है । अन्तर इतना ही है कि वैदिक आउयान मे कथानक का 
भौगोलिक क्षेत्र हिमाचल है, तो भागवत मे द्रविड़ देश को 'कृतमाला' नदी 
( ८।२४।१२ ) तथा तद्देशीय राजा सत्यव्रत के सम्बन्ध से यह कया द्रविड 
देश में चरितार्य मानी गयी है । इस भौगोलिक भेद का जो भो हेतु हो, कया 
के रूप मे कोई भी विशेष अन्तर नहीं है । 


पया >> 


एक विशेष वात व्यान देने योग्य हे । जलप्लावन की कया, जिसमें संतार 
HAS समस्त पदार्थो का नाश होने तया नपे प्रकार से सृष्टि का आरम्भ 
होने का वर्णन किया गवा हे, भारत मे ही प्रख्यात नही है, प्रत्युत सामो जातियों 


की कथा परम्परा में भो वह विराजमान है । वाइविल मे यह कथा प्राय) इसी 

१. मन7 हवे Marea पाणी आपेदे । स हास्मै वाचमुवाच 
विभ्रृहि मा पारयिष्यामि स्वेति । कस्मान्मां पारयिष्यसीति ? ओष इमाः सर्वाः 
प्रजाः निर्वोढा । ततस्त्वा पारयिष्यामीति । 


शतपथ 

२. भाग० १।३।१५, २।७।१२; ८ स्कन्ध, २४ अध्याय ११-६१ इलो० 1 

मत्स्य पुराण १ Fo २५९; अग्निपुराण २ अ० 1 ४९; गरूड १। १४२; पद्म शड! 
२१३; महाभारत १२1३४० _ 


१८० पुराण-विमर्श 


से मिलते-जुलते रूप मे मिलती है । वहाँ ‘ag’ की 'किश्ती' का हाल विस्तार से 
दिया गया है । कुरान इसी का अनुकरण करता है । अन्य देशो के कथासाहित्य 
भे, यहाँ तक कि जंगली जातियो की दन्तकथाओ मे भी यही कथा उपलब्ध होती 
है जिससे इसके एतिहासिक होने की सम्भावना विद्वानों ने मानी है । वेद की 
इस कथा ने कब तथा किस प्रकार अन्य देशी मे भ्रमण कर अपना अस्तित्व 
बना लिया--यह गम्भीर अनुशीलन का विषय हे । 

इतना तो निश्चित है मत्स्यावतार की कथा पुराण की कल्पना न होकर 
वेद के हारा अनुमोदित तथ्य है। फलतः इस अवतार को कल्पना पूर्णहपेण 
बैदिक है । इसमे सन्देह करने के लिए तनिक भी स्थान नही है । 

(२) कूर्मावतार का प्रसग तैत्तिरीय आरण्यक ( १।२३।३ ) Fae 
प्रकार से निर्दिष्ट किया गया है । इस प्रसग का आशय यह है कि प्रजापति के 
शरीर से रस कस्पायमान हुआ । जळ के भीतर कूमंरूप से विचरण करते हुए 
देखकर प्रजापति ने कहा- हे कर्म, तुम मेरी त्वचा तथा मास से उत्पन्न हुए. 
हो । कूर्म ने उत्तर दिया--नही, मै यहाँ तो तुमसे भी पहिले था । इसीलिए 
उसे ‘Gey’ की Tat हुई अर्थात्‌ पुरस्तिष्ठतीति पुरुषः इस व्युत्पत्ति के अनुसार 
पहिले से ( पुर. ) रहनेवाला व्यक्ति 'पुरु्ष' पद वाच्य होता है। कूर्म वहाँ 
पहिले से निवास करता था । अतः इस व्युत्पत्ति के अनुसार कूर्म "पुरुप 
कहलाया । उसके हजार सिर थे ( सहस्रशीर्षा ), हजार आँख थी तथा हजार 
पैर थे । इस रूप मे वह Hage उठा । इसका तात्पर्य हे कि 'सहसशीर्षा 
पुरुष: सहस्राक्षः सहस्रपात्‌’ पुरुषसूक्त के इस मन्त्र द्वारा वही कूर्म निर्दिष्ट है । 
इस आरण्यक के भाप्य ने उस कर्मरूप को परमात्मा से अभिन्न माना है। 
शतपथ ब्राह्मण ने भी इस तथ्य का प्रतिपादन किया है-- 

स यत्‌ कूर्मो नाम एतद्‌ चे रूप कृत्वा प्रजापतिः प्रजा असृजत 
—( शतपथ ७।१।१।५ } 
इस मन्त्र मे कर्म का रूप धारण कर प्रजापति के द्वारा प्रजा की सृष्टि करने 
का उल्लेख स्पष्टतः किया गया है । 
इस वैदिक तत्त्व का उपवृ' हण समुद्रमन्थन के अवसर पर पुराणो मे किया 
गया हुँ । श्रीमद्भागवत के अष्टम स्कन्ध के सप्तम अध्याय मे समुद्रमन्यन के 


a 


१. अन्तरतः कूमंभुत-पयन्तं तमब्रवीतू--मम वै त्वडमासात्‌ समभत । 
नेत्यश्रवीतु । पूर्वमेवाहमिहासमिति । तत्‌ पुरुषस्य पुरुषत्वम्‌ । स सहसशीर्षा 
पुरुष; सहस्राक्षः सहस्रपात्‌ भूत्वोदतिष्ठत्‌ । 

तैत्तिरीय भारण्यक 212312 


पञ्चम परिच्छेद : पुराण में अवतारतत्त्व १८१ 


अवसर पर निराधार होने के हेतु जब मन्दराचल समुद्र में saa लगा और Tae 
मन्यत भें महान्‌ प्रत्यूह उत्पन्न हुना, तव भगवान्‌ ने कच्छप का अद्भुत रूप 
चारण कर मन्दराचल को अपने ऊपर घारण कर लिया । अद्भुत का तात्यय है 
कि वह कच्छप शरीर से बहुत विशाल था --एक लाख योजन फैछा हुआ, ठोक 
जन्दू द्वीप के समान । इसी ee आवार के ऊपर रखकर सन्दराचल से चाना 
वस्तुओं की सहायता से जब Tye का सच्यन किया गया तब एक के बाद एक 
१४ रत्न क्रमशः उत्पन्न हए । फलतः यहाँ भी एक महान्‌ संकट से उद्धार करने 
के कारण ही भगवान्‌ ने कच्छप का ST घारण किया । 

, इस प्रकार कूर्म अवतार” के लिए पर्याप्त वैदिक आधार उपलब्ध है । फलत; 
इसे पुराणों द्वारा वैदिक तत्त्व का उपवृ हण समझना चाहिए । 

(३) वराह अवतार का प्रसंग तैत्तिरीय संहिता से, तैत्तिरीय ब्राह्मण 
में तथा शत एथ ब्राह्मण मे तीन स्यानो पर TAG रूप से, परन्तु एक ही नाकार 
में, उपलब्ध होता St इन तीनो स्थलोरी का सारांश नीचे उपस्थित किया 
जाता है-- 


१. विलोक्य विध्नेशविधि तदेश्वरो 
दुरन्तवीर्यो$वितथाभिसन्विः | 
कृत्वा वपुः काच्छ (ASAT महत्‌ 
प्रविश्य तोयं गिरिमुज्जहार ns ॥ 
x % A” 
दधार पष्ठेन स लक्षयोजन--- 
प्रस्तारिणा द्वीप इवापरो महान्‌ ॥ ९ ॥ 
—ATTO ८1७ 
२, द्रध्व्य भाग० Sie, कूर्म पु १।१६।७७-७५, अग्नि ४ अ० 1 ४६; 
गरुड १1१४२; पद्म ५४, १३; ब्रह्म १८०; २१३, विष्णु १४॥ 
३, (क) आपो वा इदमग्ने सलिलमासीत्‌। तस्मिन्‌ प्रजापतिर्वायुर्भूत्वाऽच रत्‌ । 
स इमासपश्यतु । तं वराहो भूत्वाञ्हरत्‌ है 
* “पैत्ति० सं ७१५१ 
(ख ) स वराहो रूपं कृत्वोपन्यमज्जत । स एथ्वीमघः आच्छु 
“पैत्ति० क्षा० १।१।६ 
(ग) इतीयती ह बा इयमग्ने एथिव्यास प्रादेशमात्री 
तामेमूष ज्जघान । सोऽस्याः पतिरिति । 
+शत्त० ब्रा १४१ 


१८२ पुराण-विमर्श 


( क ) पहिले इस विश्व मे जल ही जल था । प्रजापति वायुरूप होकर 
उसमे विचरण करने रगा । वहाँ उसने पृथ्वी को देखा । तव बह वराहकः 
रूप मे उस पृथ्वी को ( उस लोक से उद्धार कर ) हरण किया 1 

--तैत्ति० Fo ७।१।५।१ 

( ख ) प्रजापति ने वराह का रूप धारण कर जळ कै भीतर निमज्जन 
किया । वह पृथ्वी को चीचे से ऊपर ले आये । 

--तैत्ति० aro १।१।६ 

( ग ) यह इतनी बड़ी पृथ्वी प्रादेशमात्र थी । तव पृथ्वी के पति प्रजापति 
वाराह रूप धारण कर इसे नीचे से ऊपर छाये । 

शतपथ १४-२११ 

इन दँदिक ग्रन्थो मे घ्रकटित तथ्य अक्षरशः पुराणो मे स्वीकृत हे! 
ध्षीमद्भागचत के तृतीय स्कन्ध के १३ अध्याय मे इसका बड़ा ही यथार्थ तथा 
साकपेक वर्णन किया गया है। इस स्थल पर वराह 'यज्ञवराह' के रूप में 
चित्रित किया गया है अर्थात्‌ यज्ञ मे जितने साधन तथा अंग खुव, चमस आदि 
प्रयुक्त किये जाते हैं उन सबका प्रतीकरूप वराह के देह मे विद्यमान art 
बराह को यज्ञवराह के रूप मे चित्रण equa: वेदिकत्व की छाप को स्पष्ट कर 
रहा है । फलतः वराह अवतार के द्वारा पाताल लोक से भ्रूतधात्री पृथ्वी का 
उद्धारकार्य प्रजापति के कार्यो मे एक विशिष्ट स्थान रखता हे, और यह वेद मे 
स्पष्टतः निदिष्ट होकर पुराणो मे sag हित किया गया है । आजकल प्रचलित 
रूप मे मत्स्य का प्रथम अवतार बतलाया गया है, परन्तु अनेक स्थलों पर 
वराह अवतार को ही आदि अवतार होने का गौरव दिया जाता है । यह 
उचित भी प्रतीत होता है ।* जिस पृथ्वी के ऊपर अन्य अवतारो का लीला-विलासः 


( घ ) वाराहेण पृथिवीसविदाना ( अथव १२।१।४८ ) 

( ड ) उद्धृतासि वराहेण इष्ऐेन शतवाहुना ( do ato १।१।३० ) 

१. द्रव्य Fao २१३) ३२-३९; वायु ६।१६-२३; ब्रह्माण्ड १।५। १६० 
२३; मत्स्य २४५।६६-७४; भाग० ३।१३।३५-३९} विप्णु १४३२ ३६; 
अग्नि ५।१-३ । 

२. भागवत के द्वितीय स्कन्ध के सप्तम अध्याय मे अवतारो की द्वितीय 
सुची मे वराह अवतार ही प्रथमतः बाणित है-- 

यत्रोद्यतः क्षितितलोद्धरणाय ब्थश्रित्‌ 
क्रोडी तनुं सकळ्यज्ञमयीमनन्तः । 
अन्तमंहार्णव उपागतमादिरदत्यं 
तं deaisfafaa वज्रधरो ददार ॥ 


पञ्चम परिच्छेद : पुराण में अवतारतत्त्व १८३ 


सम्पन्न होता है, उसी पृथ्वी के उद्धारकर्ता अवतार ( वराह) को प्रथम 
सवठार के रूप में मान्यता प्रदान सर्वथा समुचित तथा युक्तियुक्त प्रतीत होता 
है । पुराणो में वराह के साथ यज्ञ का प्रतीक इतना संवलित माना गया है कि 
वह 'यज्ञवराह' के चाम से ही विश्वुत हे ।* 

(४) नृसिहावतार की पूर्ण सूचना तैत्तिरीय आरण्यक के प्रपाठक १० के 
प्रथम अनुवाक मे दी गयी है । वह नुसिह की गायत्री दी गयी है-- 

वज्रनखाय विद्महे तीक्ष्णदंष्टाय धीमहि 
तत्तो नारसिंहः प्रचोदयात | 

इस गायत्री मे atlas अवतार के लिए 'वप्त्रनख” तथा 'तीक्षणदंष्टर' पदो 
का प्रयोग उसकी भयकरता की मोर स्पष्टतः लक्ष्य कर रहा है। इसी का 
wag हण हिरण्यकशिपु को मारकर प्रह्लाद को आशीर्वाद देनेवाले श्रीनृसिह 
भगवान्‌ के चरित-चित्रण के अवसर पर पुराणो* मे किया गया है, विशेषतः 
श्रीमद्भागवत के सप्तम स्कन्ध मे । अष्टम अध्याय मे नुसिह का जो सटामण्डित 
कराल रूप का वर्णन किया गया है, वह पूर्वोक्त गायत्री के व्त्रनखाय तथा 
तीक्ष्णदंष्रय शब्दो के ऊपर मानो भाष्यरूप है :— 

प्रतप्तचामोकरचण्डलोचनं 
स्फुटत्‌ सटाकेसरजुम्भिताननस्‌॥ २० ॥ 
करालदंष्ट्रं करवालचञ्चल- 
त्नुरांन्तजिह्णं 'भ्रुकटोमुखोल्वणम्‌ 
स्तब्धोध्वंकर्ण शिरिकन्दराद्भुत- 
व्यात्तास्यनासं हनुभेदभीपणस्‌ ॥ २१॥ 

( ५ ) वामनावतार के लिए वेदिक स्रोतों को विशेष प्रयत्नपूर्वक खोजने 
की आवश्यकता नही है । वह तो ऋग्वेद के विष्णुसुक्तो के अनेक मन्त्रो मे बहुशः 
सकेतित है । उदाहरणार्थ ऋग्वेद, प्रथम मण्डल, १५४ सुक्त के अनुशीलन से 
विष्णु के वैदिक स्वरूप का पूर्ण परिचय हमे प्राप्त होता है। उनके विशिष्ट 

कार्यो मे तीन डगो मे पृथ्वी को माप लेना अपनी प्रधानता रखता है (विचक्रमा- 


यह तो सूचना मात्र है, परन्तु विशेष. वर्णन के प्रसंग पर भी इसी अवतार 
का प्रथम वर्णन है। द्रष्टव्य भागवत तृतीय स्कन्ध, १३ अध्याय । 

१. यज्ञवराह्‌ के सागोपोग विस्तृत विवेचन के लिए द्रष्टव्य sto अग्रवाल 
का एतद्विषयक लेख-पुराणम्‌, बर्षे ५, भाग २, पृष्ठ १९९-२३६; जुलाई १९६३ 
( रामनगर, वाराणसी ) | 

"२. भाग० ७८ To; अर्ति ४।३-५, २७६।१०, २७६।१३ 


१८४ पुराण-विमर्श 


णस्न्रेधोदगायः ), विष्णु ते अकेले ही तीन पदो मे माप लिया इस दीघं दूर तक 
फेलने वाले सधस्थ ( अन्तरिक्ष ) को जहाँ पितर लोगो का एकत्र निवास होता 
है ( य इदं दोघं प्रयत्नं सधस्थम्‌, एको विममे त्रिभिरित्‌ पदेभिः १।१५४।३ ) 
तीन डगो से पृथ्वी की माप लेने के कारण ही 'उरुगाय' तथा 'उरुक्रम' विशेषण 
केवल विष्णु के लिए ही वेद मे प्रयुक्त किये गये है । यह प्रसिद्ध मन्त्र इसी तथ्य 
का द्योतक है-- 
इदं विष्णुविचक्रमे त्रेधा निदधे पदस्‌ 
समूढमस्य पांसुरे 
FEO Fo RAL 
मन्त्र का तात्पर्यं यह है कि विष्णु ने इस जगत्‌ को तीन चरणो से आक्रान्त 
कर पैर रखा और इनके धूलि-धुर ( पासुरे ) पद मे यह भूमि आदि समस्त 
लोक अन्तहित हो गये । विष्णु के लिए 'वामन' शब्द का प्रयोग हमे शतपथ 
ब्राह्मण मे ( १।२।५।५) की इस उक्ति मे मिलता है--वामनो ह विष्णुरास । 
फलतः वेद मे विष्णु के तीन डगो को भरने की, उरुगाय-उरुक्रम आदि अन्वर्थक 
नामी के धारण करने की ही उपलब्धि नही होती, प्रत्युत “वामन? विशिष्ट 
चाम का भी प्रयोग हमे वेद मे उपलब्ध होता है। फलतः वामनावतार की 
कथा का मूल स्रोत वेद मे प्रामाणिकहूप मे हमे प्राप्त होता है | 
एक तथ्य पर और विचार करना आवश्यक है । विष्णुसूक्तो के अनुर्श,लन 
से गोपाल कृष्ण की भी कथा का संकेत उपलब्ध होता है । 
त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः 
अतो घर्माणि धारयन्‌ ॥ —Ho १।२२।१८ 
यह्‌ मन्त्र विप्णु को 'गोपाः' के विशेषण से संबोधित करता हे । फलतः 
उरक्रम वामन तथा गोपवेषधारी त्रिप्णु की एकता का स्पष्ट घ्रतिपादक यह 
मन्त्र अध्यात्मदृष्टि से अपना विशिष्ट महत्त्व रखता हे । इतना ही नही, वैष्णव" 
मत में भगवान्‌ बिप्णु के सर्वोच्च पद को 'गोलोक' नाम से पुकारते है भौर 
इसके लिए वेदिक आधार हमे प्राप्त है इस मन्त्र मे— 
ता वां वास्तून्युश्मसि गमध्ये 
यत्र गावो भूरिश्युंगा अयासः । 
अत्राह तदुरुगायस्य वुष्णः 


परमं पदमव भाति भूरि॥ 
—१।१५४।६ 


तात्पर्ये है कि हम इस्द्र-विष्णु के उन लोको को जाने की सतत कामना 
करते हैं जहाँ aga ही सीग वाली तथा चंचल गाये निवास करती है। फलतः 


पञ्चस परिच्छेद : पुराण में अवतारतत्त्व १८५ 


गायो के संचार के कारण वह लोक 'गोलोक' के नाम से भक्ति साहित्य में सर्वत्र 
अभिहित है यह भी घ्यातव्य है कि विष्णु के सौरदेवता होने के कारण उनका 
किरणों के साथ अभेद्य सम्वन्ध स्थापित है वेदिक मन्त्रो मे । अतः 'गो शब्द का 
तात्पर्यं यहाँ किरणो से समझा जाता है । विष्णु के सूक्तों के गाढ़ अनुशीलन से 
परवर्ती काल में उनके स्वरूप के विकाश का पुरा परिचय आलोचक के सामने 
“स्वतः प्रस्तुत हो जाता है । 

शतपथ ब्राह्मण ( १।२।५-७ ) में बामन का प्रसंग, आता है जो पौरा- 
“णिक प्रसंग का ASST माना जा सकता है । संक्षेप मे यह प्रसंग इस प्रकार हैः-- 

देव और अनुर--दोनों ही प्रजापति की सन्तान हैं। थे दोनों आपस में 
“विवाद करने लगे । उनमें से तीक्ष्ण स्वभाववाले असुरौ से देवगण परास्त हो 
गये, तव अमुरो ने माना कि यह समस्त भुवन हमारा ही है ॥ ev 

उन लोगों ने विचार किया कि समस्त पृथ्वी को हम विभाजित कर दे 
और उसे वाँटकर उसी के द्वारा आजीविका निर्वाह करें। यह विचार कर 
“उन्होने वृषचर्मं की बहुत बारीक तात बनाया भर पश्चिम से लेकर पूरव 
तक उसका वंटवारा करने के लिए उद्यत हुए ॥ २॥ 

इस वात को देवो ने मुना कि अपुर लोग पृथ्वी का वटवारा कर रहे हैं । 
देवगण विचार कर कहने लगे---चले जहां असुर लोग पृथ्वी का विभाजन कर 
रहे हैं। यदि हमको इसका अंश न मिलेगा, तो हमारा क्या होगा? हमारा 
-काम कैसे चलेगा ? तव चे यज्ञरूपी विष्णु को आगे कर अर्थात्‌ अपना नेता 
-वनाकर अमुरों के स्थान पर गये ॥ ३ ॥ 

देव बोले-- “हमारे पीछे पृथ्वी का वटवारा मत करो । हमारा भी तो 
इसमे भाग है” । इस वात को सुनकर असुर लोग असूया करने लगे और वोले 
कि जितने स्थान पर यह विप्णु सोता है ( अर्थात्‌ “व्याप्त कर लेता है), उतनी 
'पृथ्वी तुमको दे देंगे ॥ ४ 1] 

विष्णुजी वामन थे ( अर्थात्‌ यदि विप्णु के शयनयोग्य भूमि ही देवो को 
प्रा होती, तो वह aga थोड़ी थी, क्योंकि विष्णु का रूप वौने का था ) इस- 
लिए देवों ने यह वात स्वीकार नही की और आपस मे कहने लगे--अमुरों ने 
यज्ञ के बरावर जो भूमि हमें दी, सो ठीक ही 21 यह कम नही 
बहुत ही है ॥ ५ ॥ 

देव लोगों ने पूर्व दिशा में विष्णु को स्थापित कर छन्दो के द्वारा उन्हे चारों 
ओर से घेर लिया । पूर्व दिशा मे गायत्री छन्द से घेर दिया, दक्षिण में त्रिष्टुप्‌ 
छन्द के द्वारा, पश्चिम दिशा में जगती छन्द से तथा उत्तर दिशा मे उन्हे छन्दों 
म्मे चारों ओर से घेर दिया ॥ ६ ॥ 


१८६ पुराण-विमर्श 


qa दिशा मे afer की स्थापना की और उसकी पूजा-अर्चा करते हुए वे 
चारो ओर घूमने लगे और इस अर्चा के प्रभाव से उन्होने समग्र पृथ्वी को प्राप्त 
कर लिया ॥| ७ ॥ 

इस कथानक के द्वारा देवो के द्वारा असुरो ने समस्त पृथ्वी को जीतने का 
वृत्तान्त उपस्थित किया गया है । इस कार्य में यज्ञरुपी विष्णु का ही हाथ था।' 
यहाँ स्पष्टतः बिप्णु वामन के रूप में चित्रित किये गये हैं। ऋग्वेद फे उरुगाय 
विष्णु के त्रिविक्रम को तथा शतपथ के इस वामन आर्यान को एक संग मे 
मिलाकर पुराणो मे वामनावतार का पूर्ण प्रसंग प्रस्तुत किया गया ह । अन्तर 
इतना ही हे कि जहाँ शतपथ मे अमुरो से भूमि जीतने की कथा है, वहाँ पुराणो 
मे असुरो के राजा बलि से शतपथ का कथानक यज्ञ की महिमा का प्रतिपादक 
है और देवो ने अपुरो की भूमि पर यज्ञ का विस्तार कर उमे आत्मसात्‌ जर 
लिया; पुराणो मे तीन क्रमो मे पृथ्वी, सुवर्ग तवा बलि के शरीर को मापने के 
अनन्तर समग्र पृथ्वी अमुरो से छीनकर देवो को समर्पित को गयी है। दोनो 
आख्यान विष्णु के माहात्म्य--द्योतक है । पुराणो ने ऋकमंहिता तथा शतपथ 
ब्राह्मण दोनो पर आधारित कर स्वाभीए कथन को प्रामाणिक बनाया है । 

पुराणो मे, विशेपतः भागवत के अप्टम स्कन्थ मे वामन अवतार का 
वर्णन राजा वलि के प्रसंग मे किया गया है । स्वर्ग को जीतकर वलि स्वयं 
इन्द्र वन गया और देवताओ को पराजित कर उन्हे स्वर्ग से निकाल भगाया 1 
देवो की तीब्र प्रार्थना पर भगवान्‌ अदिति के गर्भ से उत्पन्न हुए । इस कामना 
की पूति के निमित्त अदिति ने केशव तोपण' नामक व्रत झिया था ( भाग? 
८1१६ ) वामन रूप मे उत्पन्न होकर भगवान्‌ वलि की *यज्ञशाला मे पधारे 
और तीन डगो जमीन मागो । शुक्राचार्य के निपेध करने पर भा वलि ने 
वामन की इच्छा पूर्ण की । वामन ने दो ही डगो मे Gedy तथा स्वरे दोनो को 
नाप डाला और तीसरा चरण बलि के आत्मसमपित मस्तक के ऊपर रखकर 


१. वलि का यह्‌ यज्ञ नमंदा के उत्तर तट पर 'भूगुकच्छ' 'आघुनिक नाम 
भडोंच' मे हुआ था जहाँ भृगु लोगो ने ऋत्विज्‌ वनकर यज्ञ का कार्य सम्पन्न 
कराया था। आज भी यहाँ भागव ब्राह्मणी की प्रसिद्ध बस्तियाँ हैं 1 

तं नमंदायास्तट उत्तरे वले- 
ये ऋत्विजस्ते भृगुकच्छसंज्ञके । 
प्रवर्तयन्तो भृगवः क्रतूत्तमं 
व्यचक्षदाराटुदितं यथा रविम्‌ ॥ 
ATT ८1१८२१ 
>-भाग० ८ १८ भ०, भग्ि० ४।५। १.३ 


पञ्चम परिच्छेद : पुराण में अवत्तारतत्त्व १८७- 


अपने ‘fafama’ नास को चरिताथं वनाया । भागवत में निदिष्ट यह कया 
प्रायः इसी रूप मे अन्य पुराणो मे भी आती है । ध्यान देने की वात है कि 
भागवत वामन के लिए बैदिक विशेषणों का वहुशः प्रयोग करता हैं। 
पृश्निगर्भ, Sead, त्रिनाभ, त्रिप्रप्ठ, शिपिविष्ट, ब्रह्मण्यदेव आदि नामो के 
साथ ही 'उरुगाय' तथा ‘seme’ प्रयोग वेद का सर्वथा अनुसरण करता है 
( भाग० 5।१७।२५-२३६ ) । निष्कर्षं यह है कि वामन अवतार का सक्रेत 
ही नहीं, प्रत्युत विशद उल्लेख भी वैदिक साहित्य मे प्राप्त होता है तथा अन्य 
अवतारो के समान इस अवतार को भी वेदानुकल सिद्ध कर रहा हैं। 

इस प्रकार विष्णु के आद्य पाँच अवतारो के वैदिक स्रोतो का यहां 
विस्तार से अनुशीलन प्रस्तुत किया गया है । इसके आगे अवतारो मे अन्तिम 
दो अवतारो के विषय मे हम जानते है कि वुद्ध को जन्म लिये केवल लढाई 
हजार वर्ष हुए तथा कल्कि का अवतार इसी कलियुग मे अभी भविष्य में 
होने वाळा हे । अतः इनके लिए वैदिक मूल dea की आवश्यकता नही हे। 
रह गये बीच के तीन अवतार--परशुराम, राम तथा कृप्ण। इनके लिए 
वेद मे पर्याप्त पोषक सामग्री उपलब्ध नही होती । भागंवेय राम का निर्देश 
ऐतरेय ब्राह्मण ( ७।५।३४ ) के जिस वाक्य में ( प्रोवाच रामो भार्गदेयो 
विशवान्तराय ) माना गया है, उसमे यथार्थ पाठ 'मार्गवेयो' हे, भार्गवेयो नही। 
रामायण के कथानक को वैदिक मन्त्रो के आघार पर सिद्ध करने का इलाघनीय 
प्रयास नीलकण्ठ ( महाभारत के व्याख्याकार )* ने अपने सन्त्ररामायण 
मे किया हे तथा मन्त्रभागवत का प्रणयन कर उन्होने ही ऋग्वेदो के 
मन्त्रो से भागवत का पूरा आसख्यान--श्रीकृप्ण की नाचा छीलछाओ का प्रसंग 
सिद्ध किया है । नीलकण्ठ के इस प्रयास की हम भुयसी प्रशंसा करते है, परन्तु 
आलोचनात्मक तथा ऐतिहासिक दृष्टि से हम इसका प्रामाण्य अक्षरशः मानने के 
लिए तैयार नही है। फिर भी राम तथा कृष्ण का प्रसंग वेदिक साहित्य म 
यत्र तत्र अवश्यमेव उपलब्ध होता हँ। इसका संक्षिप्त परिचय यहाँ भव 

दिया जायगा । 


१. नोलकण्ठ चतुघुंरीण वंश मे उत्पन्न महाराष्ट्र ब्राह्मण Al इनके पूर्वज 
महाराष्ट्र से भाकर काशी मे रहने लगे थे। नीलकण्ठ ने काशी मे ही अपना 
भघान ग्रस्य समग्र महाभारत का टीका प्रन्य ( 'भारतभावदीप' नामक ) 
वनाया जो आज भो महाभारत के मूल अर्थ को जानने के लिए हमारे पास 
वहुमुल्य साधन हू । इस ग्रन्थ के नाना हस्तऊेखों षा समय १६५७ ई० से 
लेकर १६६४ ई० तक है । फलतः नीलकण्ठ का समय १७वी शती का उत्तरार्ध 
( १६५० ई०-१७०० So ) मानना सवथा समुचित हे । विय द्रथ्व्य--मेरा 
अन्य “संस्कृत साहित्य का इतिहास” ge १०४, पप्ठ सं०, काशी ) 


a5 पुराण-विमर्श 


(६) परशुराम--परशुराम के जीवन की सबसे महत्त्वपुर्ण घटना है--- 
कार्तवीर्य SEA का नाश तथा उद्धत क्षत्रिय शासको का २१ वार संहार | 
इनका चरित महाभारत तथा पुराणों मे बहुशः वणित है। इन कथाओ के 
मू खोत है-महाभारत 11, 49; 171, 98, 116-117 आदि; मत्स्यपुराण 
४७ अ०, विष्णुपुराण ४७, ४।११; भागवत १।३।२०; २।७।२२ 
१५-१६ | परशुराम का अवतार पष्ठ माना जाता है-वामन तथा राम के 
च मे । मत्स्यपुराण की गणना मे भो यह अवतार पष्ठ है। विशेष वात 

हैं कि मत्स्य के (अनुसार यह अवतार १९ब त्रेतायुग मे हुआ था तथा 
विश्वामित्र विप्णु के यज्ञ के पुरोहित थे । भागवत के अनुसार यह सोलह॒वां 
( १३ ) तथा aagat अवतार विष्णु के २२ अवतारो के बीच मे माना 
गया हे ( २७) ! 

यह अवतार राम तया कृष्ण के समान ही ऐतिहासिक माना जाता है, 
क्योकि परशुराम ऐतिहासिक व्यक्ति है । इनके द्वारा सम्पादित कार्य अलौकिक 
भले ही हो, वे कथमपि अतिमानव नही हे । क्षतात्‌ किल त्रायते इति क्षत्रिय; 
इस व्युत्पत्ति के विरुद्ध जब क्षत्रिय शासक प्रजा का तथा विशेषतः अध्यात्म- 
परायण ब्राह्मण वर्ग का, पोषक होने के स्थान पर शोषक वन जाता है, तव 
इस अवतार का उदय होता है । दुर्दान्त तथा अभिमानी शासक का दमन 
तथा ब्राह्मण की रक्षा इस अवतार का उद्देश्य है । महाभारत-पूवं युग मे 
इस अवतार के अस्तित्व का पता नही मिलता । कात्यायन की सर्वानुक्रमणी' 
मे जमदग्नि के पुत्र राम किन्ही वैदिक मन्त्रो के द्रप्टा माने गये है ( १०११० )। 
सम्भव है ये ही जामदग्न्य राम पौराणिक परशुराम हो, परन्तु वेदिक 
ऋषि के ऊपर वीर योद्धा के शीर्यमण्डित कार्यकलापो का आरोप सामान्यत; 
नेंसगिक नही प्रतीत होता । 


A A, ‘hie 


( ७ ) वेदो में रामकथा--वेदो मे राम की प्रख्यात कया संकेतरूप से भी 
मिलती है या नहो? इसका संक्षेप मे निरूपण करता आवश्यक हे । 
रामायण कथा के प्रसिद्ध कतिपय पात्र वैदिक साहित्य मे अवश्य मिलते है, 
परन्तु इनका पारस्परिक सम्बन्ध कही भी निदिष्ट नही मिळता जिससे कथा का 
सूत्र विच्छिन्न ही रहता है । “इक्ष्वाकु' शब्द ऋग्वेद के एक बार (१०६६०1४) 
तथा अथवँवेद मे भी एक वार ( १६. ३६, €) आया है। दशरथ का 

१, एकोनविश्यां त्रेतायाँ सर्वेक्षतान्तकृद्‌ विभु; । 

जामदुरव्यस्तथा षष्ठो विश्वासित्र पुरःसर: ॥ 


-सत्स्य ४७२४१ 


i 


पञ्चम परिच्छेद : पुराण में अवतारतत्त्व १८२, 


उल्लेख वैदिक साहित्य में एक ही वार हुआ है---ऋग्वेद को एक दानस्तुति में, 
जहाँ अन्य राजाओं के साथ दशरथ की भी प्रशंसा की गयी हैं (११२६।४)-- 
चत्वारिशद्‌ दशरथस्य शोणाः सहस्रस्याग्रे Af नमन्ति (अर्थात्‌ दशरथ के 
चालीस भुरे रंग के घोड़े एक हजार घोड़ों के दल का नेतृत्व करते हैं )। राम 
नामक अनेक व्यक्तियों का उल्लेख वैदिक साहित्य मे उपलब्ध होता है ( १ 
एक राजा के रूप में ऋग्वेद १०।९३।१४ ); ( २) ब्राह्मण कुल में राम! 
नामधारी अनेक व्यक्तियों का निदेश मिलता g— 

राम सागंवेय ( ये म्यापर्ण कुल के तथा जनमेजय के समकालीन थे; Ure 
Alo ७२७३४) 

राम ओपतस्विनी ( याज्ञवल्कय के समकालीन दार्शनिक आचार्य, शत० 
प्रा० ४, ६, १.७) 

राम क्रातुजातेप ( एक वैदिक आचार्य; जैमिनोय उप० ब्रा० में दो स्थल 
पर निदिष्ट ) 

इन नामो का अस्तित्व यही दिखलाता है कि राम ऐसा अभिधान वेदिक 
काल मे राजाओं तथा ब्राह्मणों में उपलव्ध था । इससे आगे किसी बात क 
पठा नही । 

इसी प्रकार जनक वेदेह का age परिचय मिळता हे Go aro में तथा 
शत ब्रा० में वेदिक साहित्य में “सोता? शब्द अनेकत्र उपलब्ध होता ह । 
सीता सावित्री की कया तैत्तिरीय ato मे ( २, ३, १०) मिलती है । कृषि 
की अधिछात्री देवी से रूप मे सीता का उल्लेख मिलता है macs तूक्त 
४1१७ मे तथा अथर्ववेद के सुक्त ३१७ मे तथा अन्यत्र भी यह कल्पना 
उपलब्ध होती है । 

इस प्रकार रामायणीय कथा के प्रधान व्यक्तियों के नाम तो अवश्य 
वैदिक साहित्य में मिलते हैं, परन्तु इनका आपस मे किसी सम्बन्ध का परिचय 
नही मिलता । इक्ष्वाकु के बंश मे उत्पन्न दशरथ के पुत्र राम थे, इस घटना का 
परिचय इक्ष्वाकु, दशरथ तथा राम नामों के मिलने पर भी नही होता । 
सीता तथा जनक के उल्लिखित होने पर भो सीता जनकको पुत्री थी; यह 
तथ्य अपरोक्ष ही है वेदिक साहित्य मे और न राम का सीता ने कोई 
सम्बन्ध ही है । 

इसका निष्कष यही हो सकता हैं कि वैदिक काल में रामायण की रचना 
हुई थी अववा राम सम्बन्धी गाथाएँ प्रसिद्ध हो चुकी थी, इसको असंदिग्ध 

१. विशेष के लिए द्रष्टव्य फादर कामिल वुल्के रचित रामकथा पु० १-२६। 
प्रकाशक हिन्दी परिषद्‌ विश्वविद्यालय, प्रयाग, १९५०। । 


"१९० पुराण-विमर्श 


सूचना वैदिक साहित्य के आधार पर उपस्थित नहीं की जा सकती। कुछ 
पात्रो के नाम अवश्य मिलते है, परन्तु उनका परस्पर सम्बन्ध स्थापित नही 
किया जा सकता। 
( ८ ) वेदों में कृष्ण-कथा 
अवतारो के वीच में कृष्ण का अवतार नौवाँ अनेकत्र माना गया हे, परन्तु 
कही-कही इप्ण के सग मे बलराम भी अवतार माने गये हैँ। भागवत की प्रथम 
सूची ( ३३२३ ) मे राम ( बलराम ) तथा कृष्ण दोनों ही अवतार माने गये 
है । परन्तु जव श्रीकृष्ण साक्षात्‌ परमात्मा के रूप मे गृहीत कर लिये गये, तब 
नवम अवतार वलराम के रूप मे १रिगृहीत किया गया । इसलिए अनेक पुराणो 
मे दलराम का भी वर्णन मिलता है। उदाहरणाथं, अग्निपुराण म बलभद्र 
अनन्त की मूरति माने गये है ( १५॥५ ) जिनकी मति चतुथुंजी वनायी जाती 
थी | वायें भाग के ऊपर हाथ मे ‘orgs’ ( हल ) तथा निचले हाथ म "शंख? 
रखने का विधान है । दाहिने भाग के ऊपरी हाथ मे मूसल तथा निचले हाथ 
मे चक्र रखने का नियम हे। अस्नि० ( ४९।६-७ ) के पूर्व मे दाशरथी राम 
का तथा इसी अव्याय के आठवें शलोक मे बुद्ध का वर्णन उपलब्ध होता है 
जिससे दोनो का वीचवाला अवतार श्रीकृष्ण के स्थान पर नवम अवतार साना 
गया है । कृप्ण का संकेत वेदिक साहित्य मे दै। छान्दोग्य उपनिषद्‌ (३।१७।६) 
ने घोर आंगिरस के शिष्य जिस देवको पुत्र कृष्ण की चर्चा को है वे 
“पुराणो मे वणित देवकी तथा वसुदेव के पुत्र श्रीकृष्ण से भिन्न नही प्रतीत 
होते । 'वासुदेव' शब्द का उल्लेख न होने पर भी देवकी पुत्र” विशेषण ही दोनो 
के ऐक्यसाधन के लिए पर्याप्त माना जाता हे । इसलिए कृप्णावतार की सूचना 
वेद-प्रतिपाद्य ही है“ | 
(९) बुद्ध का मवतार--वुद्ध का जीवनचरित नितान्त विस्यात है। 
हीनयान सम्प्रदाय मे बुद्ध का वयक्तिक जीवन ही आदर्श माना जाता है 
जिसका अनुकरण तथा जिनके उपदिश अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण साधक को 
'अहँत्‌' की उन्तत दशा पर पहुँचा देता है, परन्तु थोडी ही शठाब्दियां पीछे 
महायान में गौतम बुद्ध अवतार के रूप मे गृहीत किये गये, उनकी भूति का 
"निर्माण होने लगा तथा कारुण्य और दया की ala 'बोविसत्त्व' का आदशं 
aaa परिगृहीत किया गया । इस प्रकार महायान में वे तुषित स्वर्ग के 
निवासी लोकोत्तर बुद्ध माने जाने लगे तया इस लोकोत्तरवाद के आगे उनका 
मानवरूप एकदम ह्लास पाकर तिरोहित-सा हो गया । यही तो बौद्ध घमं मे बुद्ध 


१. कृष्णचरित के विस्तृत वर्णन के लिए द्रष्टव्य भागवत १० स्कन्ध । 
ब्रह्म (Fo १८२-२१२ Ho पूरे ३० अध्यायो मे । 


~ 


पञ्चम परिच्छेद : पुराण मे अवतारतत्त्व १९१ 


"के अवतार का निर्देश है । ब्राह्मण वैदिकधमं मे भी वुद्ध विष्णु के अवतार माने 
जाने लगे थे । कव तथा किस परिस्थिति मे? यही विचार का विषय है। 
विक्रम की आरम्भिक शताब्दियो में वुद्धवमं का भूयान्‌ अभ्युत्थान हुआ । 
इसमे राजाश्रय ही प्रधान हेतु था। मौर्य सम्राट्‌ अशोक्वर्वेन कलिंग युद्ध में 
भूयानु-नरसंहार से इतना संतप्त तथा व्यथित हुआ कि उसने सदा-सवंदा के 
लिए युद्ध को वन्द कर दिया भौर वुद्धवमं को राजवर्म बनाकर इसके प्रचार के 
{निमित्त विदेशों मे भिवखुओं को भेजा विक्रम पूर्व तृतीय शती मे । इसके लगभग 
चार सी वर्ष के अनन्तर कुषाण नरेश कनिप्क ने प्रथम शाती मे बुद्धधर्म के 
प्रचार-प्रसार के लिए अश्रान्त परिश्रम किया । चतुर्थ संगीति बुलाई तथा चीन 
जैसे देश मे अपने प्रचारक भेजे । बुद्धवर्म के बाहरी देशो मे अभृतपूर्व विजय के 
साथ ही साथ भारत मे भी इसका अश्वुतपूर्व प्रसार हुला । भारतीय जनता, 
विशेषतः निम्नस्तर की, जो वैदिक घर्म में श्रद्धा रखती थी, बौद्धधर्म की 
“सरलता के चाकचिक्य के आगे उस श्रद्धा को भूलकर इस नवीन घर्म मे दीक्षित 
होने लगी । पुराणों ने इसी भुली जनता को वैदिक धर्म मे पुनर्दीक्षित के करने के 
निमित्त एक सावंभौम धामिक क्रान्ति उत्पन्न की । अवतारो मे बुद्ध की गणना 
भी इस क्रान्ति का एक महनीय साधन था । 
कुमारिल भट्ट ने वौद्धो के दार्शनिक सिद्धान्ती का बड़ा ही sie खण्डन 
अपने इलोकवातिक तथा तन्त्रवातिक ग्रन्यो मे किया । तथ्य तो यही है कि 
कुमारिल तथा शद्धर--इन दोनो आचार्यो की तकंककेश वाणी ने वौद्धघसं की 
वज्जियाँ उड़ा दी जिसके कारण इसने अपने मूलस्थान भारत से निष्कासित 
होकर भारतेतर प्रदेशों म अपना आश्रयण ल्या । Gea: कुमारिल बुद्ध के 
प्रति श्रद्धा का भाव रखंगे--यह सोचना ही गलत है। उन्होने पुराण का 
हवाला देकर स्पष्ट शब्दो मे घोषणा की है की शाक्य आदि ( até धर्म आदि) 
कलियुग मे धर्म मे विप्लव मचाने वाले है; पुराणों मे यह कथन age: संस्मृत 
है । तव उनके वाक्य को कौन सुनने लायक है ? 
समर्यन्ते च पुराणेषु धर्म-विप्लुति-हेतवः । 
कली शाक्यादयस्तेपा को वाक्यं श्रोतुमहंति ॥ 
-तन्त्रवातिक ( fo सु० १३७ ) 
कुमारिल के इस प्रकार प्रख्यात होने पर भी, पुरात्तत्वोय प्रमाणो के 
आवार पर कहा जा सकता है कि अष्टम शती में बुद्ध को अवतार रूप मे गणना 
जन-समाज मे परिगृहीत होने लगी थो । दक्षिण भारत के महाबलिपुरम्‌ के 


पर्वत से काटकर बनाये गये मन्दिर मे एक शिलालेख उपलब्ध है जिसका एक 
अधुरा श्लोक इस प्रकार है--- 


पराण-विमशे 


on 
०७ 
a) 


Pee ७५% १७% १७७ १७% ७ PEERS eT चाररासहश्च = वामन | 
रामो रामस्य(दच) रामस्य(श्च) बुद्धः कल्की च ते दश ॥ 


रस धिलातेख का समय सप्तम गती का उत्तराध बताया गया हे । मध्य- 


प्रदेश के 'सीरपुर! नामक स्थान मे झम शती के आसपास का एक मन्दिर है 
जिसमे राम की मति के बगल मे बुद्ध की अपनी ध्यानावस्थित मुद्रा मे मूर्ति 
मिलती है । मन्दिर का निर्माणकाल अष्टम जती के आसपास माना गया है। 
में दोनो उल्लेख वडे महत्व के हुँ।* पिछले युग मे काश्मीर कवि क्षेमेन्द्र ने अपने 


'दशावतार महाकाव्य? ( समाप्ति काल १०६० Zo ) बुद्ध को नवम अवतार के 
eq में दणित क्या है फलतः बुद्ध का विष्णु अवतारो मे गणना का समय 
नवम शती मानना अनुपयुक्त नही होगा । 


पुराणो म, एक-दो को छोडकर, सर्वर ही बुद्ध अवतारो मे परिगणित किये 
गये है । परन्तु पौराणिको के सामने विकट समस्या थी कि बुद्ध के वेदबाह्म 
सिदान्त का dies सिद्धान्त के साथ आनुकूल्य केसे दिखलाया जाय ? जिसने 
वैदिक TAIT की जमकर निन्दा की, वेद को धूर्तो का प्रलाप माना, तथा वेद- 
प्रतिपाय ईश्वर तथा आत्मा का भी अभाव ही माना, उस वुद्ध को वैदिक 
बीच स्वान देना बडे ही साहस का काम था । परन्तु एक आवश्यक 

फी पूति के लिए पुराणी को यही करना पड़ा । वह व्याज था वेद- 
विरोधी AAR का व्यामोहन 1 इस तकं की प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है भागवत 


घस इराक मना 
ततः कलो संप्रवृत्ते सम्मोहाय सुरद्विषाम्‌ | 
वुद्धो नाम्ता जिन-सुतः कीकटेपु भविष्यति ॥ 


= भाग० १।३।२४ 


मौर इसी एलोक का भाव अन्य पुराणो के एतदू-विषयक प्रसंगो मे पाया 
जाता 1 विप्गुपुराण (अंग २, १८) मे दिगम्बर महामोह प्रथमतः 


न्ददाद' तुळा “ला? दि शब्दो से सुस्पष्ट है । इसके बाद का उपदेश, Maz 
एमी फी उपदेशङूप मे पुराणकार को अभीप्सित 
(rary १४२१) विप्णुपृराण में इस उपदेश महामोह के व्यक्तित्व का 
ग्निप्राण तो स्पष्ट ही कहता है कि यह महामोह 


a2 
ब 
3} 
at 
ay 5 
af 
ot 
Pal 
ay 
or 
or 
en] 
ot 

है १ | 
9, 
हे 
= { 


bal 
न 
कि! 

+, 
er 
ay 
tt 
+ 
FR] 
nd 
me 
ay 
#1 
a 
i 

wl 
१ 
4 


{Memoir No, 26 of the Archaeological Survey of India 
Ly उद, Krishna Shastri p. 5 


पञ्चम परिच्छेद : पुराण में अचतारतत्व १९३ 


शुद्धोदन का पुत्र बन गया तथा दैत्यो को वेदधर्म छोड़ने के लिए मोहित 
Feat:— 
महामोहस्वरुपोऽसी शुद्धोदनसुतोऽभवत्‌ । 
मोहयामास देत्यांस्तान्‌ त्याजिता वेदवर्मकस्‌ ॥ 
--अग्तिपु० १६।२ 
यही तथ्य भविष्यपुराण (४।१२।२६-२९) मे पाया जाता है । श्रीमद्भागवत 
में बुद्धावतार का अनेकत्र वणंन किया गया है ( भाग०२।७।३७; ६।८।१९; 
१०।४०।२२ तथा ११।४।२३ ) फलतःवुद्ध अवतार मे प्रायः सव पुराणों में 
स्वीकृत Fit gear निश्चित निदेश महाभारत के असली पाठो मे नही 
मिलता । महाभारत शान्ति ३४८ अ० मे यह शलोक अवश्य पाया जाता है--- 
मत्स्यः कूर्मो वराहश्च नरसिंहोऽथ वामनः | 
रामो रामरच रामश्च ag: कल्कीति ते दश ॥ 
परन्तु इसके अन्तिम चरण का पाठ अन्य हस्तलेखो में है--कृष्णः कल्कोति 
ते दश । ‘Ga’ की इस गणना पर अश्रा का कारण यह भी है कि इसी अध्याय 
के ५५ शलोक मे दशावतारो की पुनर्गणना की गयी है जहाँ ‘ga’ के स्थान पर 
‘da’ का नाम आता है-- 


हंसः कूर्मश्च सत्स्यश्च प्रादुर्भावा द्विजोत्तम । 

वराहो चरसिहश्च वामनो राम एव च। 

रामो दाशरथिश्चैव सात्त्वतः कल्किरेव च ॥ 
एक ही अध्याय मे यह पूर्वापर विरोध कैसा ? फलत; यह निश्चित रूप से 
कहा जा सकता है कि मूल महाभारत में बुद्ध की गणना अवतारों के अन्तर्गत 
नही है।* 


१, द्रष्टव्य डा० रामशंकर भट्टाचारयं : इतिहासपुराण का अनुशीलन, एप्ठ 
२८०-२८६, काशी, १९६३ । यहां पुराणो से बुद्धविषयक वचन परिश्रम से 
एकत्र किये गये हैं । 

२. बुद्ध की मृति का उल्लेख अग्नि ४९।८ मे इस प्रकार है-- 

शान्तात्मा रूम्वकर्णश्च गौराङ्गश्चाम्वरावृतः | 
ऊर्ध्वपद्मस्थितो बुद्धो वरदाभयदायकः ॥ 

ag श्लोक ध्यानावस्यित बुद्ध की अभय मुद्रा का वर्णन करता है। 
'लम्वकणं' उनकी निजी विशेषता है । गान्धार में निमित वुद्ध की मुर्ति पर यह 
वर्णन पूरे तौर पर लागू होता है। अन्य पुराणों मे भी वुद्धमूति का प्रसङ्ग 
बाता है। . 


१३ Jo fro 


१९४ पराण-विमर्श 


( १० ) कल्कि अवतार--इस अवतार के विपय में शाक्य का कथन हैं 
कि यह अवतार अभी भविष्य मे होते वाला है--कलियुग के अन्त मे, जब 
शासको के दुप्टकर्मो से प्रजाओ का नितान्त उत्पीडन होगा, जब अवर्म अपनी 
चूडा पर पहुँच जायेगा तथा ब्राह्मणधमं की सार्वत्रिक निन्दा तथा अपमान 
होगा । अवतार के स्यान का भी पता मिळता है । महाभारत ( वनपर्व १६०- 
९१), हरिवश ( १।४१ ) ब्रह्म १०४ ao आदि के अनुसार संभल या शम्मळ 
कल्कि का जन्मस्थान होगा । हरिवंश का कथन है कि कल्कि तथा उनके अनु- 
बाथियो का कर्मक्षेव गंगा तथा यमुना के वीच का प्रदेश ( बन्तर्वेदी ) होगा 
और यह अनुमेय है कि इसी अन्तर्बेदी में कही सम्भल होना चाहिए । महा० 
( सभापवं ५० तथा वनपर्व १९० ) मे विप्णुयशस' कल्कि का हो नामान्तर- 
eq से दिया गया है, परन्तु महा० ( शान्ति ३४८ अ० ), मत्स्य ४७।२४८7 
२४९ तथा भाग० ( १।३।२५ ) के अनुसार यह कल्कि के पिता का अभिधान 
है । हरि० के अनुसार याज्ञवल्क्य विष्णु के पुरोहित माने गये हैं, परन्तु मत्स्य फे 
अनुसार इस कार्य के निमित्त याज्ञवल्क्य के साथ पाराशर्य का भी नाम 
उल्लिखित हे । 

महाभारत तथा मत्स्य दोनो मे कल्कि के अवतार-कार्य को शेळी का वड़ा 
ही रोचक वर्णन किया गया है कि किस प्रकार ब्राह्मग कल्कि ब्राह्मणो से विर 
कर अवामिक जनो का अने नाना तीव्र आयुधो के द्वारा संहार करेगे तथा 
सत्रका विव्वंसन कर नये सुखद युग-कृतयुग--की स्थापना करेगे । कल्कि का 
वर्ण हरित fare होगा--हरा तथा भूरा का सम्मिश्रण तथा वे घोड़े पर सवारी 
कसकर अपना काय सम्पादन करेंगे और उनके सहायक ब्राह्मणगण भो घोड़े 
पर सवार रहेंगे ' कल्कि के द्वारा विव्वंसनीय दस्यु तथा अघामिको के परिचय 
का संकेत हरिवंग ( १४१६५ ) तथा मत्स्य ( ४७२४९ ) के एक विशिष्ट 
उल्लेख से मिळता है । ये दोनो ग्रन्य कल्कि अवतार को “भाव्य सम्भूर्ता अथवा 
“माव्यसंपन्न' वतळाते है। नीलकण्ठ ने हरिवंश के इस शलोक को व्याख्या में 
इसका अर्थ लिखा है--भाव्यसंपन्नः = भाव्यैः क्षणिकवादिभिः सह संपन्तः 
वादे युद्धे च संगतः ॥ इस व्याख्या के अनुसार वे धर्मविरोधी वौद्ध ही हैं 
जिनको कल्की के वाद तथा युद्ध दोनों में परास्त किया था । इसी प्रसद्ध मे 
उल्लिखित “पाखण्ड'२ शब्द मो इस तथ्य का पोषक माना जा सकता है । विष्णु 


१. कल्की तु विष्णुयशसः पाराशर्यपुरःसरः | 

दशमो भाव्यसंभूतो याज्ञवल्क्यपुरःसर: ॥ मत्स्य ४७२४५ 
२. सर्वांश्‍च भूतान्‌ स्विमितान्‌ पाखण्डांश्चंच सवंशः | 

प्रगृहीतायुर्धविप्रवृ तः शतसहस्रशः ॥ --तत्रैव, २४६ श्लो० 


पञ्चम परिच्छेद : पुराण में मवतारतत्त्व १९५ 


के अवतारों मे यह अन्तिम अवतार माना गया है--दसर्वा अथवा वाइसर्वा । 
भागवत ( २।७।३८ ) का स्पष्ट कथन है कि वैदिक घर्म की स्थापना के तिमित्त 
तथा अवैदिक धर्म के विव्वंसन के लिए हो इस अवतार का उदय हुआ था ! 
फलत; इस अवतार का उद्देश्य भी वही है जो इतर गवतारो का ऊपर ade 
लाया गया है--धर्म की स्थापना तथा अधर्म का विनाश ।१ 


इतर अवतार 

यहाँ प्रख्यात दश अवतारों की विशिष्ट चर्चा समाप्त होती है । भागवत 
के अवतारो की दोनों सूचियो के मिलाने पर ये इतर अवतार प्रतीत होते हैं 1 
इनका वर्णन भागवत के अन्य स्कन्घो मे कम या अधिक मात्रा में मिलता है 
तथा अन्य पुराणो मे भी । महाभारत में वहुतों का अस्तित्व मिलता है। 
भागवत के प्रथम क्रम ( १२३) को हो मुख्य मानकर इनका निर्देश संक्षेप में 


इस प्रकार हे-- 
नाम भागवत स्थल इतर स्थल 
(११) चतुःसन दोनों स्यान पर ब्रह्मा के मानसपुत्र तो माने गये हैं, 
(या कोमार सग) अवतार १।३।६ परन्तु विष्णु के अवतार की कल्पना 
तथा २७११ नहीं। 
(१२) नारद १1१६ भागवत में अवतार, अन्यत्र नहों । 
(१३) नर-नारायण १।३।६ } महाभारत शान्ति ३४२; सत्स्य 
२1७1६-८ ४७1२३७-३८. 
(१४) कपिल १३1१०, २७1३; Alo समा १०६-१०७, हरि० 
३1२२-२३. १।१४।२४; विष्णु» ४४ 
दत्तात्रेय 1३४, २।७।४ सहा० सभा, २ ० : 
ee ee eee 
७१, १०४ 
(१६) यज्ञ ( सुयज्ञ ) १।३।१२; कूर्मं २१ 
२।७।२ 
(१७) ऋषभ १।३।१३; अन्यत्र नहीं 
२७१०, ५।३-६ 


१. यर्ह्याल्येष्वपि सतां न हरे; कथाः स्युः 
पाखण्डिनो द्विजजना वृषला नृदेवाः ॥ 

स्वाहा स्वघा वपडिति स्म गिरो न यत्र 
शास्ता भविष्यति कलेसँगवान्‌ युगान्ते ॥ 


—ATTO २७1२३५८ 


१९६ 


नास 
(१८) पृथु 


(१६) धन्वन्तरि 
(२ ०) मोहिनी 
(२१) वेदव्यास 


(२२) मान्धाता चक्रवर्ती 


(२३) हंस 

(२४) पौष्करक 

(२५) हयशीष (अथवा) 
हयग्रीव 

(२६) गजेन्द्र मोक्षकारक 


(२७) पृश्निगभ 


है, इतर २२ गौण तथा अल्प प्रसिद्ध । 


पुराण-विमर्श 


भागवतं स्थल 
१।३।१४; 
२७1९ 
१।३।१७ 
२।७।२१ 
१।३।१७ 


१।३।२१; 
२।७।३६ 
भाग० ६।६ मे 


इतर स्थल 
पुराणों में बहुशः वणित परन्तु 
अवतार कल्पना केवल भागवत में हो! 
भागवत में अवतार, अस्यत्र नहीं: 


केवल भागवत में ही अवतार 
कल्पना, अन्यत्र नहीं । 

भहा० शान्ति, ३५९, हरिवंश १।४१; 
मत्स्य ४७; BA १४५१ 

केवल मत्स्य में अवतार कल्पना, 


वर्णन होने पर भी अ० ४७ 


'अचतार कल्पना 


नहीं 


भाग० २।७ प्रथम महा० शान्ति ३४८!५५ जहां ने 


सूची में नही 
भाग० में नही 


साग० २।७।११, 
१०।४०।१७ 

वेद का उद्धार ही 
लक्ष्य ५।१८।६ 
भाग० मे त्रयोदश 


अवतार २।७।१५- 


बुद्ध के स्यान पर उल्लिसित Fe 
हरि०१।४१।२६-२७, ब्रह्म ० १०४। 
३०-३१ स्पष्ट रूप नही चलता । 
सहा० झान्ति० ३४७ सें अवतार 
का कार्य विस्तरश. उल्लिखित । 
मत्स्य के समान ही वेद फे उद्धार 
का कार्य * 
अन्यत्र नही । 
१६ 


भागवत में उल्लिखित 

इनके अतिरिक्त कूर्मपुराण के ५१वें अध्याय मे अन्य पाँच अवतारो का 
निर्देश मिलता है जिनमेसे अनेक का अभिधान नही दिया गया है, केवल 
सामान्य निदेश ही उपलव्ध होता है । इस प्रकार सकलन करने पर विष्णु के- 
३२ अवतारो का परिचय मिलता है, जिनमे से आरम्भ मे afta १० तो मुख्य 


शिव के २८ अवतारो का नाम aa 


पुराण के ५३ अध्याय ( पूर्वार्धे ) मे उपलब्ध होता है -- 


१. एतस्मिन्तन्तरे राजन्‌ देवो हयशिरोधरः । 


जग्राह वेदानखिछान्‌ रसातलगतान्‌ हरिः ॥ 


शान्ति ३४७।५७-५५- 


पञ्चम परिच्छेद : पुराण मे बवतारतत्त्व १९७ 


(१) सुतार, ( २) मदन, (३) सुहोत्र, (४ ) कङ्कण, जादि। अन्तिम 
ई २८ ) अवतार नकुळीञ्वर हे जो स्पष्टतः ऐतिहासिक व्यक्ति हैं। पाश॒ गत 
मत की संज्ञा लकुलीश पाजुपत होने का यही कारण है कि ag नकुलीश 
( वा छङ्कुलीग ) के द्वारा प्रतिष्ठित किया गया था । 

इस प्रकार अवतार की कल्पना तथा उसके विविध ल्पो के चरित मोर 
लीला का वर्णन पुराणो का प्रवात विषय Ft पुराणों का एक बड़ा भाग 
अवतारो के लीळादर्णन मे प्रस्तुत किया गया है । इसीलिए इस विषय का एक 
देतिहान्तिक अनुशीलन ऊपर किया गया है । 


— eas 


~ 


१, इन अवतारो के विशेष वर्णन के लिए देखिए Allahabad Univers 
sity Studies नाग १० (१९३४) मे भी स. ल, कात्रे लिखित Avataras of 
God शीपंक लेख । 


परिशिष्ट 


श्रीकृष्ण के लौकिक चरित्र का विश्लेषण 


वृन्दावन-विहारी नन्द-नन्दन श्रीकृष्णचन्द्र के अलौकिक व्यक्तित्व की इतनी 
अधिक चर्चा भक्ति-साहित्य तथा कृष्ण-काव्यो मे हे कि उनका लोकिक व्यक्तित्व 
आलोचको तथा सामान्य जनो की दृष्टि से एक प्रकार से ओझल ही रहता है-- 
सत्ता होने पर भी वह असत्ता के साम्राज्य मे ही अधिकतर विचरण करता 
दीखता है । भक्तो की उधर दृष्टि ही नही जाती कि उनका लौकिक जीवन भी 
उतना ही भव्य तथा उदात्त है जितना उनका अलौकिक जीवन मधुर तथा सुन्दर 
है । पुराणो मे विशेषकर श्रीम:द्भागवत मे, श्रीकृष्ण परमैश्वर्य-मण्डित, निखिल 
ब्रह्माण्डनायक, अघटित घटना-पटीयान्‌ भगवान्‌ के रूप मे ही चित्रित किये गये 
है। वे वाणी के परमवर्णनीय विषय माने गये है। जो वाणी श्रीकृष्ण के चरित्र 
का वर्णन नही करती, वह वायसतीर्थ के समान उपेक्षणीय तथा गर्हणीय है, 

हंस-तीर्थ के समान इलाघनीय तथा आदरणीय नही-- 

न तद्‌ वचश्चित्रपदं हरेर्यशो 

जगत्‌ पवित्रं प्रगुणीत कहिचित्‌ | 
तद्‌ ध्वाइक्षतीर्थं न तु हंससेवितं 
यत्राच्यृतस्तत्र हि साधवोऽमलाः ॥ 
भागवत १२।१२।५० 
यह कथन कृप्णचद्ध के लौकिक चरित्र के अनुरोध से भी सम्बन्ध रसता 
है। अलौकिक से पृथक्‌ तथा भिन्न उनका एक लौकिक चरित्र भी था 
जिसमे उदात्तता का कम निवास न था। श्रीकृष्ण के इसी लौकिक व्यक्तित्व 
की संक्षिप्त मीमासा यहां प्रस्तुत की जाती है। 

हरिवंश तथा पुराण--दोनो ही जनता मे कृष्ण के प्रति भव्य-भावुक भक्ति 
के उद्भावक ग्रन्थ हे । फलतः इन दोनो मे श्रीकृष्ण का अलौकिक जीवनवृत्त 
ही प्रधानतया प्रतिपाद्य है । लौकिक वृत्त के चित्रण का मुख्य आधार हे महा- 
भारत जहाँ श्रीकृप्ण पाण्डवो के उपदेशक तथा जीवन-निर्वाहक मुख्य सखा 
के रूप मे चित्रित किये गये हे । जीवन के नाना पक्षो के acer, स्वयं कार्य करने 
वाले, महाभारत युद्ध के लिए पाण्डवो के मुख्य प्रेरक के रूप मे महाभारत 
उन्हे प्रस्तुत करता है । उसी स्वरूप का विश्लेषण कर उसकी उदात्तता तथा 

मूधेन्यता प्रकट करने का यह एक सामान्य प्रयास है। 


पञ्चम परिच्छेद : पुराण में अचतारतत्त्व १९९, 


(१) श्रीकृष्ण की अद्दयता 
प्रथमतः विचारणीय है कि कृष्ण एक थे। अथवा अनेक ? कृष्ण के वाल्य- 

काल तथा प्रौढकाल के जीवन-वृत्तो का असामंजस्य ही उनके अनेकत्व की 
कल्पना का आधार है । उनका बालजीवन इतने अल्हड़पने से भरा है--नाच, 
गान, रंगरेलियो की इतनी प्रचुरता है उसमे कि लोगो को विशवास ही नही 
होता कि वृन्दावन का बाल कृष्ण ही महाभारत के युद्ध मे अजुन का सारथि तथा 
गोता के अलौकिक ज्ञान का उपदेश है। युरोपियन विद्वानों ने ही इस 
असामञ्जस्य के कारण दो कृष्णो के अस्तित्व की कल्पना की जो Sto रामकृष्ण 
भण्डारकर के द्वारा समथित* होने पर भारतीय विद्वानो के लिए एक निर्धान्त 
सिद्धान्त के रूप मे प्रस्तुत हुमा । परन्तु श्रीकृष्ण के दो होते की कल्पना नितान्त 
श्रांत तथा सर्वथा अप्रामाणिक है । पौराणिक कृष्ण तथा महाभारतीय कृष्ण के 
चरित्र मे पाथवय होना तत्तत्‌ आधार ग्रन्थो की भिन्नता के ही कारण है! 
पुराणो का लक्ष्य कृष्णचन्द्र के प्रति जनता की भक्ति जागरूक करना था, फलतः 
अपने लक्ष्य से बहिमुंख होने के कारण इन्होने श्रीकृष्ण के प्रौढ़ जीवन की लीला 
का वर्णन नही किया । पुराणो मे केवळ श्रीमद्भागवत ने श्रीकृष्ण के उभय- 
भागीय वृत्तो का उचित रीति से वर्णन किया है | दशम स्कन्ध का पूर्वार्घ कंसवध 
तक ही सीमित है, परन्तु इसके उत्तरार्घे मे सहाभारतनयुद्ध से सम्बद्ध कृष्ण- 
चरित्र का पूर्ण संकेत तथा संक्षिप्त विवरण दिया गया है । महाभारत का प्रधान 
लक्ष्य श्रीकृष्ण के प्रौढ जीवन की घटनाओ का वर्णन है--उन घटनाओ का, 
जब ये पाण्डवो के सम्पर्क मे आते है तथा भारत युद्ध का संचालन करते है। 
फलतः वह उनके वाल्यजीवन की घटनाओ का वर्णन नही करता अपने उद्देश्य 
पूति बहिरंग होते के कारण । परन्तु समय-समय पर उन घटनाओ का संकेत 
अञ्रान्त रूप मे करता है। सभा-पर्वं मे राजसुय की समासि पर अग्रपूजा के 
अवसर पर शिशुपाछ ने श्रीकृष्ण के ऊपर नाना प्रकार का राञ्छन जव लगाया 
था तव उसने उनके बालचरित को लक्ष्य कर ही ऐसा किया था | 

यद्यनेत हता बाल्ये शकुनिश्‍्चित्रमत्र किस्‌ | 

तौ वऽश्ववृषभौ भाष्म यौ न युद्धविशारदौ ॥ ७॥ 

चेतनारहितं काष्टं यद्यनेन निपातितम्‌ । 

पादेन शकटं भीष्म तत्र कि कृतमद्भुतस्‌ ॥ ८ 1! 

वल्मीकमात्रः सप्ताहं यच्चनेन घूतोऽचलः | 

तदा गोवर्धनो भोष्स न तच्चित्रं मतं मम ॥ ९ || 


१. इसके लिए द्रष्टव्य उनका ग्रन्थ--बैष्णबिज्म, शैविज्म एण्ड माइनर 
सेबट्स ( पूना का संस्करण ) 


२०० पुराण-विमदो 


भुक्तमेतेन वहुन्त॑ क्रीडता नगमूर्धनि | 
इति ते भीष्म शृण्वाना: परे विस्मयमागता ॥ १० ॥ 
यस्य चानेन वर्मज्ञ भुक्तमन्नं वळीयसः। 
स॒ चानेन हतः कंस इत्येतन्न महाद्भूतस्‌ ॥ ११॥ 
सभापर्व, ४१ अध्याय 1 
इन पद्यो मे श्रीकृष्ण के सामान्यतः आएचर्यभरी लीला का योक्तिक उपहास 
किया गया है । सप्तम शलोक से पूतना, केशी तथा वृषमामुर के वघ का संकेत 
है । आठवे शलोक मे चेतनारहित शकट के पर से तोड़ डालने का उपहास है; 
नवम श्लोक वतलाता हैं कि कृष्ण के द्वारा गोवर्घन पवत का हाथ पर धारण 
करना कोई अचरज भरी घटना नही है, क्योकि इसे तो चोटियो ने खोसला 
वना डाला था ॥! पहाड़ के शिखर पर नाना पकवानो के भक्षण की बात सुन 
कर दूसरे लोग ही अर्थात्‌ मुख लोग ही आश्चर्यं मे पड़ते है। जिस कंस के 
अन्त को इसने खाया था, उसे ही मार डालना अद्भुत काम नही है--यह तो 
कृतध्वता की पराकाष्ठा है !!! 
शिशुपाल की यह निन्दाभरी वक्तृता श्रीकृष्ण के एकत्व स्थापन मे पर्याप्त 
प्रमाण है । यह स्पष्ट वतला रही है कि युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ मे जिस व्यक्ति 
की अग्रपूजा की गयी है, वह उस व्यक्ति से भिन्न नही है जिसने बाल्यकार मे 
पुतना, वृषासुर, केशी नामक राक्षसो का वध किया था, गोवर्घन पर्वत को 
हाथ पर धारण किया था तथा उसके शिखर पर aga सा अन्न अकेले हो खा 
डाला था तथा राजा कंस का वध किया था । ये हो श्रीकृष्ण की बाल्यकाल 
की आश्चये-रस से भरी लीलाएँ है। फलतः महाभारत की दृष्टि से कृष्ण की 
एकता तथा अभिन्नता सवंतोभावेन समर्थित तथा प्रमाणित है। 
द्रोणपर्व मे धृतराष्ट्र ने सञ्जय से श्रीकृष्ण की स्तुति मे जो वाते निर्दिष्ट की, 
वे उनके बाल्य-जीवन से सम्बन्ध रखती है। इस प्रसग से श्रीकृष्ण के ऐक्य 
प्रतिपादक कतिपय पद्य यहाँ उद्घृत किये जाते हैं :--- 
शृणु दिव्यानि कर्माणि वासुदेवस्य सञ्जय । 
कृतवान्‌ यानि गोविन्दो यथा नान्यः पुमान्‌ क्वचित्‌ | 


१. इन लीलाओ का वर्णन अनेक पुराणो मे एक समान ही किया गया 
है-- विशेषत. विप्णुपुराण के पचम अश मे तथा श्रीमद्भागवत के १० म 
tara ( पूर्वार्थे ) मे । यथ --पुतना-वघ ( भाग० १०।३ ), वृपासुरवध ( १० 
३६ ), केशीवघ ( १०।३७ ), गोवघंनधारण तथा अन्तभक्षण ( १०२४-२५ ), 
कंस का बध ( १०४४) । 


पञ्चम परिच्छेद : पुराण में अवतारतत्त्व २०१, 


गोकुले वर्धभानेन वालेनैव महात्मना | 
विख्यापितं बलं वाह्वोस्त्रिपु लोकेपु सञ्चय ॥ 


~ 


उच्चैःश्रवस्तुल्यवं वायुवेगसम जवे । 

जघान हयराजं तं यमुनावनवासिनस्‌ ॥ 

दानवं घोरकर्माणं गवां मृत्युमिवोत्थितस्‌ | 

वृषरूपधरं वाल्ये भुजाभ्यां निजघान ह्‌ ॥ 

प्रलम्बं नरकं जम्भं पीठं चापि महासुरम्‌ | 

मुरं चामरसंकाशमवधीत्‌ पुष्करेक्षणः ॥ 

तथा कंसो महातेजा जरासन्वेन पालितः | 

विक्रमेणैव कृष्णेन सगणः पातितो रणे ॥ 

सुनामा नरविक्रान्तः समग्राक्षौहिणीपतिः । 

भोजराजस्य मध्यस्थो भ्राता कंसस्य वीर्यवान्‌ ॥ 

वलदेवद्वितीयेत कृष्णेनामित्रघातिना । 

तरस्वी समरे दग्धः ससँन्यः श्रसेनराट्‌ ॥ 

चेदिराजं च विक्रान्तं राजसेनापति वली । 

अर्घ्ये विवदमानं च जघान पशुवत्‌ तदा ॥ 

यच्च तन्महुदाङ्चर्यं सभायां मम सञ्चय । 

कृतवान्‌ पुण्डरीकाक्षः कस्तदन्य इहाहेति ॥ 

इन Tal मे गोकुळ, मथुरा, हस्तिनापुर की लीलाओ का स्पष्ट उल्लेख है । 
“Tate की दृष्टि मे इन त्रिस्थानों की लोला करने वाला व्यक्ति एक ही कृष्ण 
या ॥ फलत: महाभारत श्रीकृष्ण के व्यक्तित्व मे द्वेविध्य नही रखता । श्रीकृष्ण 
एक हो व्यक्ति थे-महाभारत का अकाट्य प्रमाण इस तथ्य का स्पष्ट 
-साघक है । 
( २ ) श्रीकृष्ण का सौन्दर्य 
श्रीकृप्ण की वाह्य आकृति, उनका सांवला रंग, उनका पीठाम्वर, उनके 

-शरीर की गठन--आदि भौतिक शरीर उस युग के मानवो के ही लिए आकर्षक 
-न था, प्रत्युत गत सहख्रों वर्षो से ag कवियों के आकर्षण का विषय वना हुआ 
हे | वाल्यकाळ मे उचकी रूपछटा का अवलोकन कर यदि सरल ग्रामीण गोप- 
वधू तथा नगर की feat आनन्द से आप्लुत हो उठती थी, तो यह हमारे 
"चित्त मे इतना कौतुक नही उत्पन्न करता । जव हम देखते है कि भीष्म पिता- 
-मह, श्रीकृप्णके पितामह के समवयस्क, सौ वर्ष ऊपर वय बाले, शरशय्या पर 
योग के द्वारा अपने जीदन समाप्त करने के इच्छुक इच्छामरण भीष्म--श्री- 
“कृष्ण के सामने आने पर उनके शरीर-सोन्दयं से आकृष्ट gu विना नही रहते, 


२०२ पुराण-विमर्श 


तब तो श्रीकृष्ण के शारीरिक सौन्दर्य और आकर्षण को हठात्‌ मानना ही पड़ता 
है। यह है उनकी प्रोढावस्था की घटना । इसीलिए तो शरणय्या पर पड़े हुए 
भीष्म नारायण के रूप में श्रीकृष्ण की स्तुति करते हुए भी उनकी शारीरिक- 
सुषमा का विशद सकेत करते है-- 


त्रिभुवतकमनं तमालवर्ण 
रविकरगौरवराम्वर॑ दधाने। 
वपुरलककुलावताननाव्जं 
विजयसखे रतिरस्तु मेऽनवद्या | 
ललितगतिविलासवल्गुहास- 
प्रणयनिरीक्षणकल्पितोरुमाना: 
कृतमनुक्रतवत्य उन्मदान्धा: 
प्रकृतिमगन्‌ किल यस्य गोपवध्व: । 
--भागवत १।९।३३,४०' 


इन कमनीय पद्यो का आशय है कि उनका शरीर निभ्रुवनन्मुन्दर तथा 
तमाल के समान सावला है, जिस पर सूर्य-किरणो के समान श्रेष्ठ पीताम्बर लह- 
राता है, और कमल-सहश' मुख पर घुंघराली अलके लटकती रहती हैं, उन 
अर्जुनसखा कृष्ण से मेरी निष्कपट प्रीति हो जिनकी लटकीली सुन्दर चाल, 
हावभाव-युक्त सुन्दर AS मे, मधुर मुसकान और स्नेह-भरी चितवन से अत्यन्त 
सम्मानित गोपियाँ रासलीला मे उनके अन्तर्धान होने पर प्रमोन्माद के मत- 
वाली होकर जिनकी लीलाओं का अनुकरण कर तव्मय हो गयी थी, उन्हीं 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण म मेरा परम प्रेम हो । 


यह वर्णन है श्रीकृष्ण की प्रोढावस्था की रूप-शोभा का और वर्णनकर्ता हैं 
उस युग के सबसे विद्वानु-ज्ञानी शिरोमणि वावा भीष्म जिनके ऊपर पक्षपात 
का दोपारोपण कथ्मपि नही किया जा सकता । तब तो हठात्‌ मानना ही पड़ेगा 
कि श्रीकृष्ण की देह-कान्ति सचमुच ही अत्ण्न्त ही चमत्कारी थी । पीतास्वर के 
वाह्य परिधान से वह और भी सुसज्जित की गयी थी । इस बाह्य शोभा को श्रीकृष्ण 
ने मानसिक गुणो के सवर्धन से और भी चमत्कृत तथा उदात्त वना रखा था । 
क्योकि उस युग के सबसे sie विद्वान्‌ काशीवासी साम्प्रत उज्जयिनीप्रवासी 
सान्दीपनि गुरु से चतुपष्टि विद्याओ और कलाओ का अध्ययन कर उन्होंने विद्या 
केक्षेत्र मे भी अपनी चरम उन्नति की थी। गीता के उपदेशक होने की 
योग्यता का सूत्रपात श्रीकृष्ण के जीवन-प्रभात मे ही इस प्रकार भावना सर्वथा 
युक्ति-संगत प्रतीत होता है ( भागवत, १०म स्कन्ध उत्तरार्ध ) । 


पञ्चम परिच्छेद : पुराण में अवतारतत्त्व 203 


( ३ ) श्रीकृष्ण की अग्रपुजा 


युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ के पर्यवसान मे अग्रपूजा का प्रसंग उपस्थित था ।' 
यज्ञ के अन्त में किसी महनीय उदात्त व्यक्ति की पूजा की जाती है जो “अग्रपूजा' 
की संज्ञा से याज्ञिको द्वारा अभिहित की जाती है । सहदेव के पूछने पर भीष्म- 
पितामह ने श्री कृष्ण को ही अग्रपूजा का अधिकारी बतलाया । इस अवसर पर 
उन्होने कृष्ण के चरित्र का जो प्रतिपादन किया, ag यथार्थतः इनकी उदात्तता, 
तया अलोकसामान्य वैदुष्य और वीरता का स्पष्ट प्रतिपादक है । इस प्रसंग के 
एक-दो ही श्लोक पर्याप्त होगे-- 
एष त्वेषां समस्तानां तेजो-बल-पराक्रमे: | 
मध्ये तपन्निवाभाति ज्योतिषामिव भास्करः ॥ 
असूर्यमिव सूर्येण निर्वातमिव वायुचा । 
भासितं हुळादिठं चैव कृष्णेनेदं सदो हि A: 
+सभा० ३६।२८-२९ 
इन Tal का तात्पर्य हे कि इस सभा मे एकत्र राजाओं के बीच--जहाँ 
भारतवर्षं के समस्त अधीश्वर उपस्थित थे-तेज चल तथा पराक्रम फे द्वारा 
श्रीकृष्ण ही ज्योतियो के मध्य सूर्य के समान तपते हुए की भाँति प्रतीत होते 
हुँ । जिस प्रकार सूर्य से विरहित अन्धतामिख से युक्त स्थान को भगवान्‌ सुय 
चमका देता है और निर्वातस्थान को, जहाँ लोगो का हवा के विना दम gear 
रहता है, वायु आह्लादित कर देता है--ठीक उसी प्रकार कृष्ण के द्वारा यह 
सभा उद्भासित तथा आह्वादित की गयी है । 
शिशुपाल इस अग्रपूजा के भनौचित्य पर क्षुब्ध होकर कृष्ण के दोपो का 
बिवरण देकर भीष्म के ऊपर पक्षपात तथा दुराग्रह का आरोप करता है । इसके 
उत्तर मे परम ज्ञानी दीघंजीवी तथा जगत्‌ के व्यवहारो के नितान्त अनुभवी 
भीष्म का कथन ध्यान देने योग्य है। कृष्ण की अग्रपूजा का कारण उनका सम्बन्धी 
होता नही हैं, प्रत्युत उनमे अलोकसामान्य गुणो का निवास ही मूळ हेतु है-- 
उनमें दान, दक्षता, श्रुत (शास्त्र का परिशीलन), wld, हो, कीति, उत्तम वु, 
सन्तति, श्री, घृति, aft तथा पुष्टि का नियत निवास है | इसीलिए वे अच्यंतम 
हे (सभा० ३५२०) । अपने गुणो से कृष्ण ने चारों वर्णो के वृद्धों को अतिक्रमण 
कर लिया है ( ३८१७ ) 1 वे एक साथ ही ऋत्विक्‌, ge, विवाह्य, cana, 
नृपति तथा प्रिय है 1 इसीलिए उनकी अर्चा अन्य महापुरुषो के रहते हुए की गयी 
है ( २८1२२ ) । “सबसे वडी वात तो यह है कि वेद-वेदाङ्क का यथार्थ ज्ञान 
ब्राह्मण के महत्त्व का हेतु होता है और अल-सम्पत्ति क्षत्रिय के गौरव का कारण 
होती है । ये दोती ही कृष्ण से एक साथ अन्यूनभाव से विद्यमान है। इसलिए 


२०४ , , _ पुराण-विमशं 


मेरी स्पष्ट सम्मति है कि इस मानवलोक मे केशव से वढकर कोई भी व्यक्ति 
वर्तमान नही है ?” भोष्मपितामह की यह सम्मति यथार्थह्पेण श्रीकृष्ण के 
परम गौरव की तथा उदात्त चरित्र की प्रतिष्ठापिका उक्ति है- 
वेदवेदाङ्भविज्ञातं ae चाभ्यधिकं तथा | 
नृणां लोके हि कोऽन्योऽस्ति विशिष्टः केशवादुते ॥ 


a 


तत्रैव ३५1१९ 


संजय भी उस युग के विशिष्ट विद्वान, कुरुपाण्डवो के हित-चिन्तक तथा 
बुहराष्ट्र को शुभ मन्त्रणा तथा श्लाघ्य प्रेरणा देने वाले मान्य पुरुष थे । श्रीकृष्ण 
के प्रभाव का संकेत उनके ये शब्द कितनी विशदता से दे रहे है--- 


एकतो वा जगत्‌ कृर्नमेकतो वा जनार्दनः । 
सारतो जगतः कृत्स्नादतिरिक्तो जनार्दनः ॥ 
भस्म कुर्यात्‌ जगदिदं मनसैव जनार्दनः | 
न तु कृत्स्नं जगच्छक्तं भस्म कर्तुं जनार्दनम्‌ ॥ 
यतः सत्यं यतो धर्मो यतो 'होराजेवं यतः | 
ततो भवति गोविन्दो यतः कृष्णस्ततो जयः ॥ 
--उद्योगपर्व ६८1६-१० 
इस प्रसंग मे ये श्लोक निःसन्देह महनीय तथा मननीय है | 
समस्त जगत्‌ तथा केवल कृष्ण को तुलना की जाय, तो सार--मूल्य--गौरव 
की दृष्टि मे समस्त जगत्‌ से कृष्ण बढकर है। जनार्दन मे इतनी शक्ति है कि 
वे मन से ही केवल समस्त संसार को भस्म कर सकते है। इस पद्य मे 'मनर्सव' 
पद किसी अलौकिक जादू-टोना का प्रतिपादक नहीं है, प्रत्युत वह एक मानसिक 
चिन्तन, ध्यान तथा केन्द्रित विचारशक्ति का स्पष्ट निर्देशक है। मेरी दृष्टि मे 
यही इसका व्यद्धघाथं प्रतीत होता है। जिस ओर सत्य रहता है, धर्म होता है, 
हो (-अकार्यात्‌ निवृत्तिः A: अर्थात्‌ बुरे काम करने से निवृत्त होता ) रहती 
है, और जिघर आर्जव ( ऋजुता, स्पष्टवादिता तथा निर्दुष्ट चरित्र ) रहता 
है, उधर ही रहते है गोविन्द और जिधर कृष्ण रहते है, उधर ही जय रहता 
है । फलतः कृष्ण का आश्रयण विजय का प्रतीक है । 


है कितना सुन्दर चरित्रविश्लेषण है । श्रीकृष्ण का इन नपे-तुले शब्दो में ! और 
ये वचन है भी किसके ? ये कौरव-पक्ष के अनुयायी व्यक्ति के है जिसके ऊपर 
पक्षपात करने का आरोप कथमपि मढा नही जा सकता । पाण्डवपक्ष का व्यक्ति 
मिथ्या प्रशंसा का दोषी ठहराया भी जा सकता है, परन्तु भीष्म तथा संजय के 
इन वचनो मे पक्षपात का भला कही गन्ध भी Far जा सकता है? 


र x x 


पञ्चम परिच्छेद : पुराण में अवतारतत्त्व २०५ 


इस अवसर पर श्रीकृष्ण की सहिष्णुता भी अपने पूर्ण वैभव के साथ 
प्रयोतित होती है । शिशुपाल श्रीकृष्ण के विरोधी दळ का नेता था; उसे यह 
अग्रपूजा तनिक भी नही जँची। लगा वह इष्ण पर गालियो की बौछार 
बरसाने | ध्यान देने की वात है कि इन गालियो मे कृष्ण के शौर्याभास का ही 
विवरण है, किसी लम्पठता तथा दुराचार का संकेत भी नही है ( जो आजकल 
लोग उनके चरित्र पर लाञ्छन लगाया करते है गोपी प्रसंग को लेकर ) । कृष्ण 
के बाद वह टूट पड़ा भीष्म के ऊपर और लगा उन्हे कोसने नावा प्रकार की 
पक्षपातभरी वातो का हवाला देकर । भीष्म ने तो अपने पक्ष के समर्थन मे बहुत 
ही युक्तियाँ दी तथा तकं उपस्थित किये; परन्तु श्रीकृष्ण ने अपनी मौन मुद्रा का 
भंजन तब किया जब अपनी वूना को दी गयी पूर्वे प्रतिज्ञा की समाप्ति हो 
गयी । श्रीकृष्ण अपनी प्रतिज्ञा के पालन में एक घुरन्धर व्यक्ति थे जिसका संकेत 
उन्होने द्रौपदी को आश्वासन देते समय स्वयं किया था 


सत्यं ते प्रतिजानामि राज्ञां राज्ञा भविष्यति । 
पतेत्‌ द्यौहिमवान्‌ शीर्येत्‌ पृथिवी शकली भवेत्‌ | 
शृष्येत्‌ तोयनिधिः कृष्णे न मे मोघं वचो भवेत्‌ ॥ 
-ण्वनपवं १२३०-३४ 
आकाश भले ही गिर जाय; हिमालय भले ही चूर्ण-विचूर्ण होकर धराशायी 
हो जाय, एथ्वी टुकड़े-टुकड़े हो जाय और समुद्र भले ही सुख जाय, परन्तु हे 
कृष्णे द्रौपदी ! मेरा वचन व्यर्थं नही हो सकता 1 ऐसे सत्यप्रतिज्ञ को प्रतिज्ञा 
कभी झूठी नही होती । 
इस प्रसंग में श्रीकृष्ण की महती सहिप्णुता तथा भूयसी हृढप्रतिज्ञा का 
पर्याप्त परिचय मिलता है । 


( ४ ) श्रीकृष्ण की स्पष्टवादिता 

स्पष्टवादिता महापुरुष का एक महनीय लक्षण है जो व्यक्ति अपने चरित्र 
की त्रुटियो को जानता ही नही, प्रत्युत वह उन्हे भरी सभा मे, गण्य-मान्य 
पुरुषो के सामने निःसंकोच भाव से कहने का भी साहस रखता है, वह सचमुच 
एक महान्‌ पुरुष है, आदर्श उदात्त मानव है । इस कसौटी पर कसने से श्रीकृष्ण 
के चरित्र की महनीयता स्वतः प्रस्फुटित होती है। एक ही दृष्टान्त उनको 
प्राञ्जल स्पप्टवादिता को प्रदर्शित करने मे पर्याप्त होगा ! विष्णुपुराण ( ४ अंश 
अध्याय १३ ) मे स्थमन्तकमणि की कथा विस्तार के साथ सुबोध संस्कृत गद्य में 
निबद्ध की गयी हु । शदघन्वा नामक यादव ने सत्यभामा के पिता सत्राजित की 
हत्या कर स्यमन्तक मणि को छीन लिया । कृष्ण को सत्यभामा ने अपने पिता 


-२०६ पुराण-विमशं 


की fade हत्या की सूचना स्वयं दी । वारणावतसे वे द्वारिकापुरी मे थाये। 
उसकी खबर पाते ही शतघन्वा अपनी शीघ्रगामिनी agar पर चढ पूरव 
की ओर भाग खडा हुआ थौर श्रीकृष्ण ने अपने अग्रज बलभद्र के साथ 
चीकडी-जुते रथ पर चढकर उसका पीछा किया। द्वारिका से भागा हुआ 
शतधन्वा नाना प्रान्तो को पार करता मिथिला पहुंचा जहाँ उसकी बह तेज 
घोडी रास्ते के थकान के मारे अकस्मात्‌ गिर कर मर गयी जिससे वह पैदल 
ही भागा । कृष्ण ने अपना सुदर्शन चलाकर उसका सिर वही काट डाला, परन्तु 
उनके विबाद की सीमा न रही जब उसके कपड़ो के टटोलने पर भी वह मणि 
नही मिला, बलभद्र ने तो सत्या के मिथ्या वचनो में आसवित रखने वाळे अपने 
अनुज की बडी भत्संता की और रुष्ट होकर वे मिथिलेश राजा जनक के यहाँ चळे 
गये । क्या करते ? खाली हाथ कृष्ण द्वारका लौट आये बौर अपने विपूल उद्योग 
की विफलता पर उन्होने खेद प्रकट किया 1 शतधन्वा ने वह मणि श्वफल्क के 
पुत्र अक्रूर के पास रख दिया था जिन्होने उससे प्रतिदिन उत्पन्त होने वाले 
सोने का वितरण कर 'दानपति' की महनीय उपाधि प्राप्त की थी । 'दानपति' 
अङ्कूर जी ने स्यमन्तकमणिं को श्रीकृष्ण को देने का प्रस्ताव किया, परन्तु यादवो 
की भरी सभा मे उन्होने इसे अस्वीकार करते समय जिस स्पष्टवादिता का 
परिचय दिया, बह वास्तव मे श्लाघनीय तथा वन्दनीय थी । 

श्रीकृष्ण ने कहा--यह स्यमन्तक मणि राष्ट्र की सम्पत्ति ठे; ब्रह्मचर्य के साथ 
पवित्रता से धारण करने पर ही यह राष्ट्र का कल्याण साधन करता है, अन्यथा 
यह अमंगल कारक है । दस हजार स्त्रियों से विवाह करने से उस आवश्यक 
पवित्रता का अभाव मुझे इसे ग्रहण करने की योग्यता प्रदान नही करता; 
सत्यभामा तव केसे ले सकती है ? हमारे अग्रज वलरामजी को मद्यपान भादि 
समस्त उपभोगो को तो इसके लिए तिलाञ्जलि देनी पड़ेगी । इसलिए मक्रूरजी 
के पास ही इस मणि का रहना सर्वथा राष्ट्रहित के पक्ष में हे। इस प्रसंग मे 
श्रीकृष्ण के मूल शब्दों पर ध्यान दीजिए--- 

एतच्च ware शुचिना ब्रह्मचर्यादिगुणवत्ता प्रियमाणमशेप- 
राष्ट्रस्योपकारकम्‌; अशुचिना ध्रियमाणम्‌ आधारमेव हन्ति ॥ १५५॥ 
अतोऽहमस्य षोडशस्त्रीसहस्रपरिग्रहा दसमर्थो धारणे, कथमेतत्‌ सत्यभामा 
स्वीकरोति ॥१५३॥ आर्यवरभद्रेणापि मदिरापानाद्यशेषोपभोगपरित्यागः 
कार्ये: ॥१५७॥ तदलं यदुलोकोऽयं वलभद्वः सत्या च त्वां दानपते 
प्राथयाम:--तद्‌ भवानेव धारयितुं समर्थः || १५५ ॥ 

। विष्णुपुराण ४।१ ३ 

इतनी अमूल्य मणि के पाने का सुवर्ण अवसर कृष्ण के पास था, परन्तु 

“उन्होने राष्ट्रके कल्याण के लिए अपनी अयोग्यता अपने मुंह से यादब सभा में 


सप्तम परिच्छेद 


पुराणों का वण्यं विषय 


पुराणों का मुख्य वर्ण्यं विषय पञ्चलक्षण ही है--पर्ग, प्रतिसर्गे, वंश, 
मन्वन्तर तथा वंशानुचरित । इन लक्षणों के स्वरूप का समीक्षण पुराणो के 
समभने के लिए नितान्त आवश्यक है। पीछे दिखलाया गया हे कि पुराण का 
यही सर्वप्राचीन लक्षण है। इस परिच्छेद और अगले परिच्छेद मे इन पांचों 
विषयो की समीक्षा संक्षिप्त रूप में ही प्रस्तुत है। साथ ही साथ इतर विषयों 
का सामान्य निर्देश करने के अनन्तर पुराणनिदिष्ट भुगोल का भी विवरण अन्त 
मे दिया जायेगा । 


(१) 
पौराणिक सूष्टितत्त्व 


पुराण मे सुष्टि-विद्या का बड़े वैशद्य से वर्णन किया गया है। सर्ग' (सूष्टि) 
पुराणों के पश्चलक्षणो में से आद्य तथा मुख्य लक्षण है। पौराणिक सृष्टि-विद्या 
मे सांस्य-दर्शन के द्वार निदिष्ट सृष्टि-विद्या का विशेष अवलम्बन तथा आश्र- 
यण लिया गया है । सांख्य का प्रभाव पुराणों के ऊपर विशेष रूप से पडा है; 
इसका प्रत्यक्ष प्रत्येक आलोचक को अल्प प्रयास से ही हो सकता है । ध्यातव्य 
तस्व यही है कि पुराथ के सृष्टिप्रकरण पर सांख्य का विपुल प्रभाव पड़ा है 
अवश्य, परन्तु पौराणिक सृष्टितत्व सांख्यीय सुष्टितत्व का अक्षरश! 
अनुवाद नही है। पौराणिक सुष्टिविद्या का अपना वैशिष्ट्य है, स्वातन्वर्य 
हे, साख्य मत से प्रभावित होने पर भी उसमें अपना व्यक्तित्व St पुराणों 
Halas सुष्टितत्व महाभारत तथा मनुस्मृति के एतद्-वर्णन के अनन्तर 
किया गया हूँ । वैदिक सृष्टितस्व का भी प्रभाव इन तीनों ग्रन्थों के सृष्टि- 
वर्णन मे ऊपर विशेषरूपेण दृष्टिगोचर होता है। पुराणकालीन सांख्य 
निरीश्वर दर्शन न होकर सेश्‍वर दर्शन है अर्थात्‌ साख्य-वेदान्त में किसी 
प्रकार का विरोध या वैषम्य इस प्राचीन काल में लक्षित नही होता जैसा वह 
अवान्तर काळ में स्पष्टतया प्रतीत होता हे । यहाँ तो साख्य तथा वेदान्त का 
मञ्जुल सामरस्य है अर्थात्‌ प्रङ्गति-पुरुष के देत का प्रतिपादक सांख्य अद्वय 
ब्रह्म के द्योतक वेदान्त के साथ मिलकर पौराणिक दर्शन की मूल भित्ति तैयार 
करता ह । प्रकृति तथा पुरुष दो भिन्न तत्त्व नही है, प्रत्युत वे दोनों ब्रह्मा के 
द्वारा प्रेरित होकर ही अपने कार्ये के सम्पादन मे समर्थ होते है। ब्रह्म इन 


सप्तम परिच्छेद : पुराणों का aod विषय २७५ 


दोनो का अध्यक्ष है और इस ब्रह्म को वैष्णव विष्णु से तादात्म्य करते हैं, शेव 
शिव से, शाक्त शक्ति से--अर्थात्‌ प्रत्येक मत अपने अभीष्ट परदेवता के साथ 
-उसकी अभिन्नता मानता है। 
साख्य मे सृष्टि का विकास प्रधान तथा पुरुष इन दोनों तत्त्वों के पारस्प- 
'रिक प्रभाव तथा सयोग का परिणत फल है । सांख्य मे ये दोनों ही अनादि 
तश नित्य तत्त्व है, परन्तु पुराण मे वे दोनो ही विष्णु के दो रूप माने गये 
है अर्थात्‌ इनकी उत्पत्ति विप्णु की सत्ता पर आधारित है। विष्णुपुराण का 
स्पष्ट कथन है कि विष्णु के परम (= उपाधिरहित ) स्वरूप से प्रधान और 
पुरुष दो रूप होते है और विष्णु के एक तृतीय रूप--कालात्मक रूप--के 
द्वारा ये दोनो सुष्टि-समय मे संयुक्त होते है तथा प्रलय-दशा मे वियुक्त होते 
है । भगवान्‌ विष्णु कालशक्ति के द्वारा ही विश्व की सृष्टि तथा प्रलय किया 
करते है* । विषयो का रूपान्तर या बदलना ही काल का भाकार* हे । काल 
तो स्वयं अनादि, अनन्त तथा निविशेष हे । उसी को निमित्त बनाकर भगवान्‌ 
खेल-खेल मे अपने आप ही को सृष्टिरूप मे प्रकट कर देते हैं। पहले यह समग्र 
विश्व भगवान्‌ की साया से लीन होकर ब्रह्महूप मे स्थित था । उसी को अव्यक्त 
भूति काल के द्वारा भगवान्‌ ते पुनः पृथक्‌ रूप से प्रकट किया । 
पुराण के अनुसार यह विश्व अनादि तथा अनन्त है। इस समय में बह 
जैसा है, वह पहले भो वैसा ही था और भागे भी बह इसी रूप में रहेगा । 
यथेदाची तथाग्रे च पश्चादप्येतदोदुशस्‌ । 
—( भाग० ३।१०।१३ ) 
तव प्रलय की सम्भावना केसे ? यह जगत्‌ कतिपय वर्षो में विलीन तथा 
नष्ट हुआ इष्टिगोचर होता है--इसका रहस्य क्या है? इसका उत्तर हैं 
अवाहनित्यता | गंगाजी मे डुबकी लगानेवाला व्यक्ति उसी जल मे फिर डुबकी 
नही लगाता, जिसमे वह एक क्षण पूर्व डुबकी लगा चुका था । जल तो सन्तत 
प्रवहणशील है--वह निरन्तर परिवर्तनशील है, एक क्षण के लिए भी उसमें 
विराम नही है, तब गंगा के उसी जल मे डुबकी लगाने का तातपयं वया है? 
जल प्रतिक्षण अवश्य बदलता रहता है, परन्तु वह प्रवाह, वह धारा जिसका 
१, विष्णोः स्वरूपात्‌ परतो हिते क्ले 
रूपे प्रधानं पुरुषश्च विप्र । 
तस्यैव तेऽन्येन धृते वियुक्ते 
ख्पान्तरं यद्‌ द्विज कालसंज्ञम्‌ ॥--विष्णु १।२२४ 
२. बही WAR 


२७६ पुराण-विमर्श 


वह अविभाज्य अंग है, कभी भी उच्छिन्न नही होती है । वह नित्य होती है । 
afte के विषय मे भी यही प्रवाहनित्यता का सिद्धान्त कार्यशील मानना 
चाहिए । 

प्रकृति, पुरुष, व्यक्त ( ठ्जगत्‌ ) तथा काल---ये चारो रूप उसी परमात्मा 
विष्णु के है, परन्तु वह इन्ही के द्वारा सीमित नही होता । वह इनसे परे भी 
वर्तमान रहता है । जगत्‌ की afte उस विष्णु की क्रीडा ही समकनी चाहिए, 
अन्यथा उस areata के लिए इस विचित्र विश्व के उत्पादन का तात्पये ही, 
उद्देश्य ही कौन सा हो सकता है? पुराणो ने विश्व के सृप्टितत्त्व का वर्णन 
कम या अधिक मात्रा मे वहुशः किया है ।१ साख्य के सृष्टितत्व का पौराणिक 
सुप्टितत्त्व के ऊपर प्रभाव का विश्लेषण अनेक विद्वानो ने किया हे । वह इस 
प्रसंग मे अनुसन्धानयोग्य है । 
TAT 

पुराणो मे afte के नव प्रकार बतलाये गये है । इन नवरे सर्गो का सक्षिप्त 
वर्णन यहाँ प्रस्तुत किया जाता है । सर्ग मुस्यतया तीन प्रकार के होते है-- 
( १ ) प्राकृतसगं, ( २) agaat तथा (३) प्राकृतर्वकृत। प्राकृत तथा 
वेकृत सर्ग के पार्थक्य के विषय मे पुराणो का कथन है कि प्राकृत सर्ग अवुद्धि- 
पूर्वक होता है अर्थात्‌ उसकी सृष्टि चैसगिक रूप मे होती है और उसके निमित्त 
ब्रह्मा को अपनी बुद्धि या विचार को कार्यरूप मे लाने की आवश्यकता नही 
होतो 1 इसके विपरीत, वैकृतसर्ग वुद्धिपवेक होता है अर्थात्‌ ब्रह्मा ने खूब सोच- 
समझकर इस सर्ग के प्रकारो का निर्माण किया-- 


१. द्रष्टव्य ब्रह्म, अ० १; विप्णु १।२-५; वायु ३-६ अ०, भाग० ३1१०, 
३-२०; नारदीय १।४२ Fo, माकं० ४७-४८ ao; भविष्य २।५-६, ३।५-१०; 
GHA १।४-१०, गरुड १।४ Ho, मत्स्य २-३ अ०; देवी भाग० ३।१-७; 
हरिवंश १।१-३। 

२. द्रप्टव्य The Sankhyization of the Emanation Doctrine 
shown in a Critical Analysis of texts by Dr. P, Hacke 
(Purana Bulletin, Vol Iv, No 2 PP, 218-338’ 1962, Ram- 
nagar ) 

३. नवसगेविषयक श्लोक विष्णुपुराण अ” ५१-२४ से तथा माकेण्डेय 
(ao ४७ ) में बिलकुल एक समान ही है । दोनो मे बहुत ही कम अन्तर है । 
विष्णु ५।२१ का पाठ हे इत्येष प्राकृतः सर्गः सम्भूतो बुद्धिपूर्वकः? है जो 
माकंण्डेय तथा शिवपुराण के पूर्वोक्त इलोक-पाठ के स्वारस्य से 'भवुद्धिपूर्वकः' 
ही होना चाहिए । 


सप्तम परिच्छेद : पुराण का वर्ण्यं विषय २७७ 


प्राकृताश्च त्रये पुर्वे सर्गास्तेऽबुद्धिपर्वकाः | 

वुद्धिपूर्व॑ प्रवर्तन्ते मुख्याद्याः पञ्च वैकृताः ॥ 

प्राकृतसर्ग की संख्या है तीन, वैकृतसगं की पाँच तथा प्राकृत-बँकृतकी 
TH । इस प्रकार सर्गो की सम्मिलित संख्या नव (९) है 1 


प्राकृत सर्ग-- 

( १ ) ब्रह्मसगं--महत्‌ तत्व के सगं को ब्रह्मा का प्रथम सर्गं कहते है । 
'ब्रह्मसग’ मे ब्रह्मन्‌ शब्द गीता के अनुसार महत्‌ ब्रह्म अर्थात्‌ बुद्धितत्व का 
बोधक है ( गीता १४॥३ ) साख्यन्दशेन के अनुसार बुद्धि या महत्तत्त्व ही प्रकृति- 
पुरुष के सयोग का प्रथम परिणाम है । वही मत यहाँ भी स्वीकृत है । 


(२) भूतसर्ग--पत्च तन्मात्राओं की सृष्टि का यह अभिधान है। तन्मात्राएँ 
पृथिव्यादि पच भुतो की अत्यन्त सुक्ष्मावस्था के द्योतक तत्त्व हैं। ये 'अविश्ञेष' 
नाम से भी सांख्य मे प्रख्यात हे । 

( ३) वेकारिक संगं--इर्द्रियसम्बन्धी सृष्टि का यह नाम है। सांख्य- 
शासत्राभिमत प्रक्रिया यहाँ पुराणो को अभिमत है कि अहंकार के तामस छप से 
तो प्च तन्मात्रो का जन्म होता है तथा सात्विक रूप से इन्द्रियो का जन्म होता 
है । राजसरूप दोनो की सृष्टि मे समान-भाव से क्रियाशील रहता है और 
इसीलिए उस रूप से किसी पदार्थ का उदय नही होता । पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच 
कर्मेन्द्रियाँ तथा उभयरूपात्मक संकल्प-विकल्पात्मक मन को मिलाने से इन्द्रियों 
की संख्या एकादश होती है । 

apa ai—( पाँच संख्या मे) 

( ४ ) मुख्यसगं-विष्णुपुराण के कथनानुसार ( १।५।३-४) सर्ग के 
आदि मे ब्रह्मा जी के पूर्ववत्‌ सृष्टि का चिन्तन करने पर पहिले अवुद्धिपू्वक 
तमोगुणी सृष्टि का आविर्भाव हुना पञ्चपर्वा अविद्या के रूप मे । तम 
( अज्ञान ), मोह्‌, महामोह ( भोगेच्छा ), तामित ( क्रोध ) तथा अन्धतामिस्र 
( अभिनिवेश )--ये अविद्या के पश्व पर्वे या पञ्च प्रकार हैं। पुनः ब्रह्मा जी के 
घ्यान करने पर जो सुष्टि हुई वह ज्ञानशून्य, भीतर-बाहर से तमोमथ तथा 
जड नगादि ( वृक्ष, गुल्म, लता, तृण, दीरुध्‌ ) रूप पाँच प्रकार के जड़ पदार्थो 
की थी । यह जडसुष्टि मुख्यसग के नाम से इसलिए अभिहित की गयी है कि 


१. बहुततर पुराणो में यही संख्या मान्य है, परन्तु श्रीमद्भागवत ने 
इसमे एक सर्गे जोड़कर इसे दश संख्या बतलाया है ( द्रष्टव्य भाग० ३।१०।२५ ) 


शिवपुराण, वायवीय १।१२।१८ , 


3 


२७८ पुराण-विमशे 


भूतल पर चिरस्थायिता की दृष्टि से पर्वतादिको की मुख्यता है (मुख्या चे 
स्थावराः स्मृताः, विष्णु, १।५।२१ ) | 

( ५ ) तिर्यक्‌ सगं--्रह्मा ने इस सृष्टिको पुरुपार्थ के लिए असाधिका 
जानकर पुनः ध्यान किया, तो तियंग्योनि के जीवो का उदय हुआ । ‘तिर्यक्‌’ 
ताम का स्वारस्य यही है कि इस योनि के प्राणी वायु के समान तिरछी गति से 
चलते है । इस सर्ग मे आते हे--पक्षी तथा पशु। ये सव प्रायः तमोमय 
(अज्ञानी ), विवेक से रहित ( अवेदिनः ), अनुचित मागं का अवलम्बन करने 
वाळे ( उत्पथग्राहिणः ) और विपरीत ज्ञान को ही यथाथ ज्ञान मानने वाले 
होते हैं 1 ये सव अहंकारी, अभिमानी, अट्ठाइस प्रकार के वधो) से युक्त, अन्तः” 
प्रकाश तथा परस्पर मे एक दूसरे की प्रवृत्ति को न जानने वाळे होते हैं । स्थावरः 
सृष्टि के बाद जंगम सृष्टि का यह प्रथम रूप उदय मे आया | 

( ६ ) देवसगं--तिर्यक्योनि की afte से ब्रह्मा को प्रसन्नता नही हुई । 
उनकी प्रसन्नता का हेतु वह सगं है जो परम पुरुषार्थ अर्थात्‌ मोक्ष का साधक 
सिद्ध हो । तिर्यक्‌ स्रोत का सर्ग इस तात्पयं मे सहायक न होने से उन्होने 
ऊध्देखोत वाले घ्राणियो का सर्जन किया । यह ऊध्वं लोक मे निवास करने 
वाला सात्विक वर्ग हे । इस सृष्टि के प्राणी विषय-सुख की प्रीति से सम्पन्न 
, होते है, बाह्य तथा आन्तर दृष्टि से युक्त होते है। ये भीतरी-वाहरी प्रकाश से 

युक्त होते हैं । 

( ७) भानुषसगं--पृथ॑ सर्गं भी ब्रह्माजी की दृष्टि मे पुरुपार्थ का असाधक 
ही निकला । इसलिए सत्यसंकल्प ब्रह्मा ने फिर अपने व्यान से एक नवीन 
प्राणिवगं का निर्माण किया जो एथ्वीपर ही भ्रमण करने वाले जीव थे 
( अर्वाकत्रोतसः ) । इनमे सत्त्व, रज तथा तम--इन तीनो गुणो का आधिक्य 
रहता हे । इस वैशिष्ट्य के कारण वे दुःखवहुल होते है ( तमोद्रेकातु ), के 


१. ‘aa’ का अर्थ है अशक्ति | सांख्यकारिका ( कारिका ४९ ५१.) मे इच 
समस्त वघो का रूप निदि हैं। अनावश्यक होने से ये यहाँ नही दिये जाते; 
जिज्ञासुजन इन्हे साख्यकारिका तथा उसकी टीका मे विस्तार से देखे । 

श्रीमद्भागवत ३।१०।२० का पाठ है--'तिरश्चामध्मः सर्गः सोऽप्टाविश- 
विधो मतः' जहाँ तियंकूसगं २८ प्रकार का बतलाया गया है। भाग० ने २० 
इलो ०-२४ इलो० तक इन अट्ठाइस प्रकार के पशु-पक्षियो का नाम्ना निदेश भी 
किया है । लेखक की दृष्टि मे 'अहंक्कता भहम्माना भष्टाविशद-वधात्मकाः!' इस. 
विप्णुपुराणीय पाठ मे fay’ को “विध? पढ्ने का यह दुष्परिणाम है । कहना चः 
होगा कि विष्णुपुराण का यह वर्णन प्राचीन है जिसकी छाया भागवत पर है । 


सप्तम परिच्छेद : पुराणों का व्यं विषय २७९, 


अत्यन्त क्रियाशील है-- सदा कायं मे संलग्न रहते हैं ( रजोद्रेकात्‌ ) तथा बाह्य 
आभ्यन्तर ज्ञान से सम्पन्न होते हैं ( सच्वोद्रेकात्‌ ) इस सगं के प्राणी मनुष्य! 
कहलाते हैं ( विप्णु १।५।१५-१८ ) 

( ८ ) अनुग्रह सगं--विप्णुपुराण ने इसे साच्विक-तामस कहकर केवल 
सामान्य संकेत कर दिया है ( विप्णु १।५।२४) 1 इसके स्वरूप का निर्देश 
मार्कण्डेय ने स्पष्टतः किया है, ( ४७ To, २५-२९ इलो० ) जहाँ यह चार 
प्रकार का बतलाया गया है--विपयंय, सिद्धि, शान्ति तथा तुष्टि1 ( ६।६७। 
६८ ) वायु मे इन चारों की व्यवस्था भी की गयी हे--स्थावरो मे रहता है 
विपर्यास, तियंग्योनि मे शक्ति, मनुप्यो मे सिद्धि तथा देवो मे तुष्टि । 

यहाँ भावो की afte अभीष्ट है। सांख्य मे यह प्रत्ययं सगे कहा गया है 
जिसके चार भेद विपर्यय, अशक्ति, तुप्टि तथा सिद्धि नाम से प्रख्यात है 
( द्रष्टव्य साख्यकारिका, कारिका ४६ ) । वायुःपुराण की इष्टि कुछ भिन्त ही 
है । समस्त प्राकृतसगं प्रकृति के अनुग्रह से जायमान होने के कारण ही अनुग्रह 
सर्ग कहलाता है । वायुपुराण का यह वर्णन बड़ा ही रोचक तथा साहित्यिक 
चमत्कार से मण्डित हैन । 


संसार रूपी वृक्ष 
बीज अव्यक्त ( प्रकृति ) 
स्कन्ध बुद्धि 
अंकुर इन्द्रिय 
शाखा महाभुत ( पञ्च ) 
पत्र विशेष ( = पश्चविषय ) 
पुष्प घर्म तथा अधर्म 
फळ सुख तथा दुःख 
पक्षी सब प्राणी 


१. पः्चमोच्नुग्रह; सर्गश्चतुर्धा स॒ व्यवस्थितः । 

विपर्ययेण शक्त्या च तुष्ट्या सिद्धया ata च ॥ 

“मार्क ० ४७२५ = वायु ६५७ 

२. अव्यक्तबीजप्रभवस्तस्यवानुग्रहोत्थित; । 

शुद्धिस्कन्वमयश्चेव इन्द्वियांकुरकोटर: ॥ ११४॥ 

महाभूतप्रशाखश्च विक्षेपेः पत्रवास्तथा । 

घर्माधमंसुपुष्पस्तु सुखदुःखफलोदयः ॥ ११५ ॥ 

आजीवः सर्वभुतानामयं वृक्षः सनातनः । 

एतद्‌ ब्रह्मवनं चेव ब्रह्मवृक्षस्य तस्य तु ॥ ११६ ॥ 


२८० पुराण-विमर्श 


वायुपुराण इस समस्त प्राकृत सर्ग को अनुग्रह सगं वतलाता है । 

( ९ ) कोमार सर्ग--यह अन्तिम सगं प्राकृत--वैक्ृत उभयात्मक माना 
गया है । इस शब्द से सनत्कुमार के उदय वा संवेत हू, क्योंकि भाग० १।३।६ 
मे कौमार सर्ग? शब्द का प्रयोग इसी अर्थ मे किया गया हें--- 

स्‌ एव प्रथमं देव: कौमारं सर्गमास्थितः | 
चचार दुश्चरं ब्रह्मा ब्रह्मचयंमखण्डितम्‌ ॥ 
—ATTO १।३।६ 
सनत्कुमार भगवान्‌ विष्णु के ही अन्यतम अवतार माने गये हैं । 
( भाग० २७) 


यह सगे उभयात्मक अर्थात्‌ प्राकृत-वंकृत उभयरूप माना गया है । इसके 
विषय में टीकाकारो मे ऐकमत्य नही है। विश्वनाथ चक्रवर्ती का कवन है कि 
व्यानपूत मन से ही अन्य व्यक्तियों की सुप्टि हुई--यह कथन इसका प्रमाण है 
कि कुमारो की afte भगवद्व्यानजन्य है तथा भगवज्जन्य भी है। और 
इसीलिए वे प्राक्कत-वैक्रत कहे गये हैँ । सुबोधिनी मे वल्लभाचार्य जी ने इन्हें 
देव और मनुष्य मानकर इस हिविधत्व का हेतु खोज निकालाहै। इसका 
भागवत के निम्वार्की व्याख्याकार शुकदेवाचार्य ने खण्डन किया है कि सनत्कु= 
मार कभी मनुष्यकोटि मे नही माने गये हैं। ये ज्ञानभक्ति-सम्प्रदाय फे प्रवर्तक 
हे! इनका एक वार जन्म तो ब्रह्मा से हुआ तथा प्रत्यहं प्रादुर्भाव होने से ये 
चिरस्थायियो मे अन्यतम परिगणित किये गये है। इसीलिए वे द्विविधरूप मे 
अगीक्षत है--प्राकृत भी तथा बैकृत* भी । 

प्राणिसूप्टि मे नाना प्रकार के घ्राणियो का निर्माण किस प्रकार हुआ ? 
इस प्रश्‍न का भी समाधान पुराणों से प्राप्त होता है प्राणियों में असुर, सुर, 
पितर तथा मनुष्य मुख्य होते है। इसलिए इनकी उत्पत्ति का प्रकार भी 
बड़ी सुन्दरता से पुराणो में बतलाया गया है। सूष्टि को कामना करने पर 


अव्यक्तं कारणं यत्तु नित्यं सदसदात्मकम्‌ । 
इत्येषोऽनुप्रहः सर्गो ब्रह्मणः प्राकृतस्तु यः ॥ ११७ ॥ 
वायुपुराण, नवम अध्याय 
१. तेवा भगवद्व्यानपूतेन मनसाऽन्याँस्ततोऽमूजदिति अग्निमोक्तेभंगवद- 
व्याचजन्यत्वेन भगवज्जन्यत्वाच्च प्राकृतो वैकृतश्चेति । 

“विश्वनाथ चक्रवर्ती की व्याख्या ( भाग० ३।१०।२६ ) 

२. इन टीकाकारो के मतो के लिए द्रष्टव्य दशटीका समन्वित 

भागवत, तृतीय स्कन्ध, Fo २५२ ( वृन्दावन से प्रकाशित ) 


सप्तम परिच्छेद : पुराणों का वण्ये विषय २८१ 


जब ब्रह्माजी दत्तचित्त हुए तब प्रथमतः उनमे तमोगुण का आधिक्य हुआ । 
-उस समय सबसे पहले उनकी जंघा से असुर उत्पन्न हुए। असुर के निर्माण के 
अनन्तर ब्रह्माजी ने उस तामसिक देह का परित्याग कर दिया जो तुरन्त रात्रि 
के रूप मे परिणत हो गया । अनन्तर सात्त्विक देह का आश्रय करने पर ब्रह्मा 
के मुख से सत्त्वप्रधान सुरों की उत्पत्ति हुई । उसके वाद प्रजापति के द्वारा 
परित्यक्त वह शरीर दिन के रूप मे परिणत हो गया। इसके बाद उन्होने 
आंशिक सत्त्वसय देह को धारण किया और अपने पाश्वं से' यितरों का निर्माण 
किया । वह छोड़ा गपा शरीर दिन और रात के बीच सन्ध्या बन गया । तब 
इन्होने रजोमय देह का आश्रयण किया जिससे रजःप्रधान भनुष्यो की सृष्टि 
हुई । प्रजापति के द्वारा छोड़ा गया वह शरीर ज्योत्स्ना अर्थात्‌ प्रभातकाल वन 
गया । इस प्रकार चार प्राणिवग का सम्बन्ध चार काल-विभाग से है, क्योंकि 
“उनकी बलशालिता उसी काल भे देखी जाती हे । इस प्रकार-- 


असुर का सम्बन्ध है राचि से 


सुर दिन से 
पितरो ,, सायं सन्ध्या से 
मनुष्य ,, प्रातःकाल से 


सूष्टि के बिषय मे एक विशिष्ट तथ्य का पुराण वर्णेन करता है जो मनु- 
स्मृति ( १।२९ ) मे उल्लिखित है तथा जिसका प्रामाण्य आचार्य शङ्कुर ने 
शारीरक भाष्य ( १।३।३० ) मे स्वीकार किया है । यावत्‌ स्थावर-जंगम की 
रचना ब्रह्माजी के द्वारा ही की जाती है। इन जीवों का यह वैशिष्ट्य है कि 
"प्राक्‌ कल्प में उनका जैसा स्वभाव था, जैसी प्रवृत्ति थी, इस सृष्टि में भी वही 
उन्हें प्राप्त होता है--बैसा ही स्वभाव तथा adit ही प्रवृत्ति उस समय हिसा" 
अहिंसा, मृदुता-कठोरता, घर्स-अधर्म, सत्य-अनुत--ये सव अपनी पूर्व भावना 
के अनुसार ही उन्हें प्राप्त होते हैं तथा उन जीवों को वे अच्छे लगने भी 
लगते है-- 
तेषां ये यानि कर्माणि प्राक्सृष्ट्यां प्रतिपेदिरे । 
तान्येव ते प्रपद्यन्ते सृज्यमानाः GA: पुनः ॥ 
हिलाहिले मृदु-क्रुरे धर्माधर्मावृत्तानृते । 
त-द्भाविताः प्रपञ्चन्ते तस्मात्‌ तत्तस्य रोचते ॥ 
विष्णु १।५।६०-६१ 
ही इसी प्रकार के श्लोक मनुस्मृति मे भी उपलब्ध होते है ( मनुस्पृत्ति १1२९ 
“मैं द्वितीय श्लोक किव्चित्‌ भिन्न रूप मे उपलब्ध है--'यच्यस्य Msg से तत्‌ 
"तस्य स्वयमाविशत्‌', परन्तु इसका तात्पर्यं वही है) | इस प्रकार पुराण की 


२८२ पुराण विमर्श 


दृष्टि में कर्मानुसार सृष्टि है । इसमे ब्रह्मा पर न तो क्रूरता का और न वैपस्य 
का दोष आरोपित किया जा सकता है। पुवे कम.के कारण ही इस जन्म में 
प्राणियों की विभिन्न प्रवृत्ति तथा विभिन्‍न प्रकृति है! पुराणो का यह तथ्य 
कथन भारतीय दर्शन की सुचिन्तित परम्परा के अन्तर्भुक्त है--इसे कौन स्वीकार 
न करेगा ? 
ब्राह्मी सृष्टि 

भगवान्‌ विष्णु की प्रेरणा से उनके ही नाभिकमल पर gs हुए ब्रह्माजी ने 
दिव्य शतवर्षं तक तपस्या की । तव उन्होने देखा कि वह जल तथा उनका 
आसनभूत कमळ प्रवल वायु के वेग से काँप रहा है । सृष्टि से प्राक्‌ काल मे यह 
उस दशा का सुचक है जव एकाणंव--समस्त समुद्र के ऊपर वायु का ही प्रवल 
आघात होता रहता है । तपस्या तथा अव्यात्म ज्ञान के वल पर ब्रह्मा मे विज्ञान 
शक्ति का प्रावल्य हो गया और इसी शक्ति के वल पर उन्होने उस प्रवल वायु 
को तथा विशाल जलराशि को पान कर डाला । अवशिष्ट वचे हुए वियदूब्यापी 
कमल को Saat Tat ने विचार किया कि इसी के द्वारा पूर्व काल मे प्रकृति 
में लीन लोको की रचना करूंगा । फलतः उन्होने उत आकाशब्यापी कमल में 
स्वयं प्रवेश कर उसे तीन भागो मे विभक्त कर दिया, यद्यपि बह चौदह भागो 
में विभक्त होने के योग्य था । इन्ही भागो का नाम है--भुः, भुवः तथा स्वः ।, 
कर्म का राज्य इन्ही लोको में सीमित है। इसके ऊपर जो चार लोक अवशेएः 
है महः, जनः, तपः, सत्यं, इनमें उन लोगो का निवास होता है जो निष्काम 
करम के सम्पादक होते हें । इन चारो लोको की समप्टि का एक सामूहिक अभि- 
घान है--परसेष्ठी लोक या ब्रह्मलोक* । 

इन्ही ब्रह्मा ने पूर्व्वणत जीवो की-स्थावर से लेकर देवपर्यन्त--सुप्टि 
की, परन्तु जब उस सूष्टि की वृद्धि आगे न वढ सकी और उनकी सृष्टि का 
तात्पर्यं ही सिद्ध न होने लगा, तव उन्होने मानसपुत्रो का सर्जन किया--अपने 
समान ही शक्तिसम्पन्त तथा अव्यात्ममण्डित । प्लह्मा के इन मानसन्पुत्रो को 
तत्समान होने के हेतु ब्रह्मा! के ही नाम से भागवत पुकारता है। ये संख्या मे 
नव ( £ ) हे--भृगु, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भद्भिरस्‌, मरीचि, दक्ष, अग्नि तथा 
वसिष्ठ । ये नव ब्रह्मा के नाम से पुराणो में विख्यात हैं । ख्याति, भूति कादि 
नव कन्याओ को भी उत्पन्न कर इन्हे ही पत्नी होने के लिए प्रदान किया जिससे: 


भागे चलकर सृष्टि का विस्तार हुआ | 
en RE शक 


१. भागवत ३।१०।४-९ 
२, द्रप्टव्य, विष्णुपुराण १।७।१--५ 


सप्तम परिच्छेद : पुराणों का वण्ये विषय २८३ 


सानसी सृष्टि 
ब्रह्मा की सृष्टि मानसिक ही होती है । वे शरीर-संयोग्ूर्वेक बैजी सूष्टि 

नही करते । जीवो के पूर्व जन्म मे किये गये कर्मो को जानकर ही ब्रह्मा उन्हे 
उत्पन्न करते है । GAT इन कर्मो को भगवत-प्रदत्त ज्ञान हारा ही जानकर 
सुष्टि करते हें । ब्रह्मा की मानसी सृष्टि द्वारा उत्पादित मरीचि, कश्यप आदि: 
अनेक अधिकारी पुरुष होते है जो ब्रह्मा के संग-साथ मे मिलकर उन्ही की प्रेरणा 
मे सृष्टि-कायं का सम्पादन करते है । इसीलिए तो ये नव मानसपुत्र कार्ये के 
साम्य फे कारण नव ब्रह्मा के नाम से भागवत मे पुकारे गये है। इसी कारण 
प्रजापति कश्यप से देव-देत्य, पशु-पक्षी, स्थावर-जंगम--सव जन्तुओ का उदय 
होता है । कश्यप की निरुक्ति भी उनकी सुप्टि-शक्ति की पर्याप्त चोतिका है । 
ब्राह्मणग्नत्थो ने 'कश्यपः पश्यको भवति’ कहकर कश्यप का अर्थ तिवेचन किया 
हे--देखनेवाला अर्थातु अपनी दृष्टि से afte करनेवाला' । महाभारत मे भो 
मानसी सुष्टि की परिभाषा इसी तथ्य की पोषिका है-- 

प्रजापतिरिदं सर्वं सनसेवासुजत्‌ प्रभु: | 

तथेव देवान्‌, ऋषयस्तपसा प्रतिपेदिरे ॥ 

आदिदेवसमुद्भूता ब्रह्ममूलाक्षयाव्यया | 

सा सृष्टिर्मानसी नाम धर्मतन्त्रपरायणा ॥ 


मानसी सृष्टि की परिभाषा है वह सृष्टि जो आदि देव ब्रह्माद्वारा वेदमूलक,- 
अक्षय, अव्यय तथा धर्माचुकूछ हो । 

' मानसी सूष्टि के अनन्तर हो बँजो सृष्टि होती है जिसका वर्णन वैकृत से 
के प्रसङ्ग में ऊपर किया गया । 
रोद्री सृष्टि 

इनसे पूर्वे सनन्दन, सनातन आदि चारो कुमारो की सुष्ट ब्रह्मा ने सृष्टि 

की वृद्धि के लिए ही की थी; परन्तु सन्तान तथा ससार के प्रति उनके औदासीन्य 
तथा तिरपेक्षभाव को देखकर पितामह के क्रोध का ठिकाना नही रहा । उसी 
समय क्रोधदीपित तथा भ्रुकुटि-कुटिल ललाट से प्रचण्ड सुर्य के समान घ्रकाश- 
माच रुद्र का आविर्भाव हुआ । रुद्र के शरीर का वैशिष्ट्य यह था कि उनका 
आधा शरीर नर के आकार मे था और अपर आधा शरोर नारी के भाकार मे 
था । ब्रह्माजी के आदेश से सद्र ने अपने शरीर का द्विधा विभाजन किया- स्त्री 
रूप मे और पुरुष रूप मे । पुरुषभाग को ग्यारह भागो मे पुनः विभक्त किया 
तथा जी भाग को सौम्य-क्रूर, शान्त-अशान्त, श्याम-गौर आदि अनेक रूपो मे 


२८४ पुराण-विमरां 


विभक्त किया । रुद्र के हारा आविर्भावित यह सृष्टि रीद्री सृष्टि के नाम से 
पुराणो मे अभिहित की गयी है । 


पौराणिक सृष्टितत्त्व की सीमांसा 

पुराण से वर्णित सुष्टितत्व की यह एक सामान्य रूपरेखा हे। इसका 
विश्लेषण करने से भागवतो को समन्वय दृष्टि का पूर्ण परिचय प्राप्त होता है । 
ब्रिदेवो का सुप्टिके उत्पादन मे सहयोग है । प्रधानतः सृष्टि तो ब्रह्माजी का ही 
कार्य है, परन्तु इस सुप्टिकार्य के लिए उन्हे प्रेरणा प्राप्त होती है विष्णु के द्वारा 
ही । विष्णु के नाभि-क्मल के ऊपर ब्रह्मा का निवास होता है। वे अगोचरा 
वाक्‌ के द्वारा तप करने के लिए प्रेरित किये जाते हे और सौ वर्षों तक निष्पन्न 
तपस्या के फलरूप उन्हे सुष्टिकायं की योग्यता प्राप्त होती है और विष्णु के 
दवारा प्रेरणा पाकर हो ब्रह्मा इस विशाल विश्व के सजून मे प्रवृत्त होते है । 
विष्णु-पुराण इसीलिए ब्रह्मा को हरि का ही रूपान्तर मानता हे। अर्थात्‌ वह 
परम शक्तिशाली भगवान्‌ विष्णु ही अपने प्रह्मारूपी भुत्यन्तर से विश्‍व का 
निर्माण करते है । शैव पुराणो मे शिव की प्रेरणा से यह कार्ये होता हे; परन्तु 
ध्यान देने की वात यह है कि सुष्टिकायं मे रुद्र का भी सहयोग अनिवार्य है । 
भागवत तथा मार्कण्डेय ने रुद्रसगं की चर्चा की है जो अर्धनारी-स्वरूप होने से 
अपने ही देह का दो विभाग करके विश्व नर तथा नारी अर्थात्‌ मानवदम्पति 
की सृष्टि करते है । पुराणो की समन्वय-दृष्टि नितान्त आवजँवीय है । भागवत 
सम्प्रदाय का यही वैशिष्ट्य रहा है और इस सम्प्रदाय का प्रभाव वैष्णव ata- 
-मौमांसा के ऊपर विशेष रूप से पड़ा है--इस तथ्य को धामिक इतिहास का 
जिज्ञासु अपने हकूपथ से ओझल नही कर सकता । 

भारतीय पड्दशंनो से सार्य का विपुल प्रभाव सुष्टि-प्रक्रिया के ऊपर पड़ा 
है । कपिल आदि विद्वान्‌ के रूप मे उपनिषदो मे गृहीत किये गये है । तत्वों को 
मीमांसा उनका महान्‌ वैशिष्ट्य है । उनकी अपनी सुष्टि-प्रक्रिया है। इसका 
प्रा प्रभाव पौराणिक सृष्टिवाद पर है; परन्तु उसका अक्षरशः पालत यहाँ नही 
है । साख्य तो प्रकृति तथा पुरुष को मूल ata मानता है, परन्तु पुराणो की 
दृष्टि मे ये दोनो परमात्मा से ही विनिःसृत होते हैं और प्रलय-दशा में ये दोनों 
उसी मूल तत्त्व पे लीन हो जाते है 1 विष्णु-पुराण का स्पष्ट कथन है-- 

प्रकृतिर्या ममाख्या व्यक्ताव्यक्तस्वरूपिणी । 
पुरुपश्चाप्युभावेती लीयेते परमात्मनि ॥ 


१, द्रष्टव्य विष्णु, १।७।११-१५;~~मार्कण्डेय ५२ अध्याय २-१० श्लोक । 


सप्तम परिच्छेदं : पुराणों का वण्य विषय २८५ 


परमात्मा च सर्वेपामाधारः परमेश्वरः | 
विष्णुनामा स वेदेषु वेदान्तेपु च गोयते ॥ 
—चिप्णु० ६।४।३९-४० 


निष्कर्ष यह है कि सांख्य का वहुश। आधार लेने पर भी पौराणिक सृष्टि- 
प्रक्रिया अपनी मौलिकता से मण्डित है। आश्चर्य नही कि उस युग की लोक- 
सस्कृति के सिद्धान्त भी यहाँ गृहीत किये गये । पुराण अध्यात्मवादी दृष्टिकोण 
रखने पर भी अपने विवरणो में एकाड़ी नही रहता । यह लोक-सामान्य के 
मंगल-साधन की प्रेरणा से निमित gar है । फलतः लोक की दृष्टि सदा पुराण- 
कार के सामने जागरूक रहती हैं। इस तथ्य का अविस्मरण सर्वदा आवश्यक हे ।. 
(२) 
प्रतिस 
प्रतिसर्गे का वर्णन प्रायः समस्त पुराणो मे किया गया ' है । इन पुराणो के 
स्थलनिर्देश यहाँ संक्षेप में दिये जाते है । 'प्रतिसर्ग' के बिषय मे बहुत से विशिष्ट 
शब्द पुराणों के द्वारा व्यबहूत हैं--अन्तर प्रलय ( ब्रह्म २२२1११ ), भन्तराला 
उपसंहृतिः ( विष्णु ६।२।४० ); आभूतसंप्छव, उदाप्लुत ( भाग० ३1८1१० ). 
निरोध, संस्था (भाग० १२।७।१७); उपसंहृति, एकार्णवावस्था, तस्वप्रतिसंयम 
( वायु १०२४७ ), प्रतिसंक्रमः, प्रतिसंचरः,; प्रतिससर्गः, संप्लव ( भाग० 
१२४६४) आदि । 


प्रलय चार प्रकार का होता है ( १ ) नैमित्तिक प्रलय, ( २ ) प्राकृत प्रलय, 
(३ ) आत्यन्तिक प्रलय तथा ( ४) नित्य प्रलय | श्रीमद्धागवत के १२ वे 
स्कन्ध के चतुर्थ अध्याय मे यह विषय बड़ी सुन्दरता और विशदता के साथ 
वर्णित है । उसी के आधार पर यह संक्षिप्त विवेचन यहाँ प्रस्तुत है :-- 


( १ ) नेमित्तिक प्रलय 

मन्वन्तर के वर्णन के अवसर पर कल्प का संक्षेप मे निर्देश किया जायेगा। 
मतुष्यमान से या देवमान से हो, एक हजार चतुर्यगी ब्रह्मा का एक दिन माना 
जाता है। वर्षो की गणना ऊपर दी गयी है । ब्रह्मा के एक दिन का ही नाम 
कल्प है जिसके भीतर १४ सनुओ का काल वीतता है । कल्प के अन्त हो जाने 


१. पुराणो मे प्रतिसग का उल्लेख-ब्रह्म २३१।१-२३३।७५, विप 
६।३।१--७।१०।४, वायु १००।१३२-१०२।१३५, भागवत १२ स्क , ४ ॐ 
WTO ४६1१-४४, कूर्मं २।४५।४-४६।६४; गरुड १।२१५।४-२१७।१७- 
ब्रह्माण्ड ३।१।१२८-३।११३ । 


२८६ पुराण-विमर्श 


पर उतने ही काल के लिए प्रलय भी होता है। इसी प्रलय को ब्राह्मी रात्रि 

(saan जी को रात) भी कहते है। इस समय तीनो लोको-मुर्‌ Ya, 
स्वर्‌--का प्रलय हो जाता है, परन्तु इनके उपरितन चारो लोक--महः, जनः, 
तप: सत्यम्‌---अपने स्थान स्थित रहते है। इस प्रलय के अवसर पर 
सारे विश्व को अपने अन्दर समेटकर अर्थात्‌ अपने में लीन कर प्रह्मा और 
ततृपश्चात्‌ शेषशायी भगवान्‌ नारायण भी शयन कर जाते है। ब्रह्मा जी के 
इस शयन को निमित्त मानकर इस प्रलय का उदय होता हे । इसोलिए यह 
"प्रलय नैमित्तिक कहलाता हे । 


एष नेमित्तिको चाम मैत्रेय प्रतिसंचर: | 
निमित्तं तत्र यच्छेते द्रह्मरूपधरो हरिः ॥ 
विष्णु ६।४।७ 


( २ ) प्राकृत प्रलय 
यह प्रलय नैमित्तिक प्रलय की अपेक्षा अधिक वर्षो के अनन्तर होता है । 
ब्रह्मा की आयु उनके मान से एक सो वर्ष की होती है, तथा मानव-मान से 
बह दो परार्ध वर्षो की होती है । ब्रह्मा की इस आयु के समाप्त होने पर एक 
महान्‌ प्रलय संघटित होता है।उस समय सातो प्रकृतियाँ पश्चतन्मात्रायें, 
अहंकार और महत्तत्व--अपने कारणभूता अव्यक्त प्रकृति में लीन हो जाती है । 
उस प्रलयके उपस्थित होने पर विश्व में भीषण सहार का दृश्य उपस्थित हो 
जाता है । पंचमहाभूतो के मिश्रण से बना हुआ यह समग्र ब्रह्माण्ड अपना स्थूल 
रूप छोड़कर कारणरूप में स्थित हो जाता Fi भागवत ने इस प्रलय का 
बडा ही रोमांचकारी वर्णन प्रस्तुत किया है। प्रलय का समय आ जाने पर 
मेघ सौ वर्षो तक वृष्टि ही नही करते, अन्न न उपजने के कारण क्षुत्क्षामकण्ठ 
वाली प्रजा एक दूसरे को देखने लगतो है। प्रजा मृत्यु का ग्रास बनकर अपनी 
जीवन-लीला समाप्त करती st ऊपर चमकता है प्रचण्ड तिम्मांशु की 
'किरण और नीचे चमकती है पातालस्थ संकर्षण के सुख से निकलने वाली 
तीव्र अग्नि की ज्वाला । प्रचण्ड पवन बडे वेग से सैकड़ो वर्षो तक बहता है । उस 
समय का आकाश धुम तथा धूलि से भरा ही रहता है। असंख्यो रंगबिरंगे 
बादल आकाश मे बडी भयडूरता के साथ गरज-गरजकर सँकडों वर्षो तक 
वर्षा करते है । अखिल भुवन 'एक महाणंव बन जाता है । तब पृथ्वी के गुण गन्ध 


१. विष्णुपुराण (६ अश, ३ अ० तथा ४ अ०) मे इसी प्रकार का साहि- 
त्यिक विवरण उपलब्ध हे जो वैज्ञानिक इष्टि से बड़ा ही संपन्न, सुव्यवस्थित 
तथा विस्तीणं है । दोनो की तुलना जिज्ञासुजन करे' । 


सप्तम परिच्छेद : पुराणो का वर्ण्य विषय २८७ 


न्को जल तत्त्व ग्रस लेता है जिससे भूमि का जल मे प्रलय हो जाता है। इस 
“प्रकार तत्तत्‌ विशिष्ट गुणो के लीन हो जाने से जळ तेज मे, तेज वायु में, वायु 
आकाश मे लीन हो जाता Sl आकाश का लय हो जाता है बहद्धार में, अह- 
Slt का महत्त्व मे और महत्त्व का प्रकृति मे उस समय प्रकृति ही केवल 
शेष रह जाती है । प्रकृति जगत्‌ का मूल कारण है, वह अव्यक्त, अनादि, अनन्त, 
“नित्य मौर अविनाशी है । उस समय किसी प्रकार की सत्ता नही रहती । उस 
समय प्रकृति तथा पुरुष दोनो की शक्तियॉ काल के प्रभाव से क्षीण हो जातो है 
और अपने मूल कारण मे विलीन हो जाती है। इसी का नाम है--प्राकृतिक 
प्रलय | 


( ३ ) आत्यन्तिक प्रलय 

पूर्वेवणित दोनो प्रलयों का काळ नियत है । नैमित्तिक प्रलय कल्प के अन्त 
मे अर्थात्‌ ब्रह्माजी के एक दिन व्यतीत होने पर होता है । उसी प्रकार प्राकृतिक 
अलय ब्रह्माजी के आयु-शेष हो जाने पर सम्पन्न होता है। परन्तु आत्यन्तिक 
'प्रलय को काल की परिधि या सीमा मे afar नही जा सकता । यह आज भी 
इसी एक क्षण मे सम्पन्न हो सकता है अथवा कोटिन्कोटि वर्षो के अन्तराल 
होने पर भी नही सम्पन्न हो सकता है। उसके उदय की साधनसामग्री जब 
भी उपस्थित हो जाथ, तभी वह हो सकता है। इसमे काल कोई व्याघातक 
न्तत्त्व नही है । 


आत्यन्तिक प्रलय आत्यन्तिक दुःखनिवृत्ति का ही अपर नाम है। त्रिविध 
दुःखो की निवृत्ति लौकिक-आनुश्चविक उपायो से हो सकती है तथा होती है; 
परन्तु बह सदा-सर्वंदा के लिए कहाँ होती हैं? कुछ समय तक तो वह निवृत्ति 
दुःखो से अवश्य होती है, परन्तु फिर दुःख के साधन उपस्थित होने पर वह 
दुःख पूनः आविर्भूत होता ह । तो यह दुःख का कारण क्या हुँ? आत्मा- 
अनात्मानवित्रेक या वेदान्त के शब्दो मे अध्यास । अनात्मा को आत्मा रूप 
स समझना ही सब अनर्थो का वीज है । भागवत में अध्यास तथा तन्निवारक 
ज्ञान का वर्णन वड़े ही मोहक शब्दो मे किया गया है । वादल तथा सूर्य के 


१, द्विपरार्षे त्वतिक्रान्ते ब्रह्मणः परमेष्ठिनः । 
तदा प्रकृतयः सप्त कल्पन्ते प्रलयाय वै ॥ 
एष प्राकृतिको राजन्‌ प्रलयो यत्र लीयते । 
आाण्डकोशस्तु संघातो विघात उपसादिते ॥ 
+-भाग० १२।४।५-६. 


२८८ पुराण-विमर्श 


व्यवहार पर हृष्टिपात कीजिए ।* बादल सूर्य से ही उत्पन्न होता है भोर सूयं 
से ही प्रकाशित होता है। फिर भी वह सूर्य के हौ अंशभूत नेथो के लिए सूर्य 
का दर्शन होने मे बाधक बन जाता हूँ । ठोक यही दशा अहृद्धार तथा ब्रह्म की 
भी है। अहद्धार ब्रह्म से ही उत्पन्न होता है और प्रह्म से ही प्रकाशित होता । 
ब्रह्म के अंशभूत जीव के लिए प्रह्मस्वरुप के साक्षात्कार मे वाधक बन जाता 
a, जव सूर्य से प्रकट होने वाला मेघ तितर-बितर हो जाता है, तब नेत्र 
अपने स्वरूपभूत सूर्य का दर्शन करने में समर्थ होता है। ठीक उसी प्रकार जब 
जीव के हृदय मे जिज्ञासा जगती है, तव आत्मा की उपाविन्भहद्भार नप्ट हो 
जाता हैं और जीव को अपने सच्चे स्वरूप का साक्षातुकार हो जाता है 1" इस 
प्रकार अहद्धार का हटाना ही मुस्य, साधन ठहरा और यह कार्य सिद्ध होगा 
विवेकछपी ज्ञान से । 

“जब जीव विवेकरूपी तलवार से आत्मा को बाधते वाले मायामय अहं- 
जार का बन्धन काट डालता हँ, तव वह अपने एक रस आत्मस्वरूप के साक्षा- 
त्कार में स्थित हो जाता है। आत्मा की यह मायामुक्त वास्तविक स्विति ही 
आत्यन्तिक प्रलय कही जाती है!” :-- 


यदेवमेतेन विवेकहेतिना 
मायामयाहङ्करणात्मवन्धनम्‌ | 

ठित्त्वा$च्युतात्मातुभवो5वतिष्ठते 
तमाहुरात्यन्तिकमङ्ग संप्लवस्‌ ॥ 


~भाग० १२।४।३४ 


(४ ) नित्यघ्रलय 
पुराणो के अनुसार सृष्टि भी नित्य होती है और प्रलय भी नित्य होता है । 
तत्वदर्शी लोगो का कहना है fe war से लेकर तिनके तक जितने प्राणी या 
पदार्थे होते है, वे सभी हर समय पैदा होते रहते है और मरते रहते है अर्थाव्‌ 
१. यथा घचोऽर्कप्रभवोऽर्कदशितो 
ह्यर्काशभूतस्य च भक्षुषस्तसः । 
एवं त्वहं ब्रह्मागुणस्तदीक्षितो 
ब्रह्माशकस्यात्मन आत्मवन्धनः॥ ---साग० १२।४।३२ 
२. घनो यदाकंप्रभवो विदीर्यते 
चक्षुः स्वल्पं रविमीक्षते तदा । 
यदा ह्यहङ्कार उपाधिरात्मनो 
जिज्ञासया वश्यति तहर्येनुस्मरेत्‌ ॥ --वही १२।४।३३ 


सप्तम परिच्छेद : पुराणों का वर्ण्यं विषय २८९ 


नित्यरूप से सृष्टि तथा प्रलय होता ही रहता है । संसार के परिणामी पदार्थं 
नदी-प्रवाह ओर दीपशिखा के समान प्रतिक्षण बदलते रहते है, परन्तु यह 
परिवर्तन हष्टिगोचर नहो होता । आकाश मे तारे हर समय मे चलते रहते है, 
परन्तु उनकी गति स्पष्ट रूप से हप्टिगोचर नही होती । प्राणियों के परिवर्तन 
की भी यही दशा है । इस परिवर्तन का कारण भगवानु की स्वरूपभुता काल 
शक्ति है जो अनादि है और अनन्त है । उस शक्ति के कारण परिवर्तन क्षण- 
क्षण मे होता रहता है, परन्तु वह इतना सुक्ष्म तथा sala है कि वह मानव- 
बुद्धि से स्पष्टतः ग्राह्य नही होता । प्रतिक्षण जायमान इस विनाश को “नित्य 
प्रलय के नाम के पुकारा जाता है । 

पौराणिक सृष्टि तथा प्रलय के विवेचन का यह संक्षिप्त रूप है । विस्तार के 
लिए पुराणों के तत्ततू प्रसद्ध देखना चाहिए । 


१९ to वि० 


(३) 
मन्वन्तर का विवरण 
पुराणकार के मत से समय का स्वरूप 
( मनुव्यमान ) 
( 'सिद्धान्तशिरोमणि' फे अनुसार ) 


१८ निमेप = १ काष्ठा 

३० काप्ठा = १ कळा 

३० कला = १ घटी 

२ घटी = ६० कला = १ Wz 

६० घटी = ३० मुहूर्त = १ दिन-रात ( दिवस ) 
१५ दिव रात = १ पक्ष 

२ पक्ष = १ महीना 

६ महीने = १ दक्षिणायन 

६ महीने = १ उत्तरायण 

२ अयन = १ ag 

१ दक्षिणायन = १ दिव्य रात 

१ उत्तरायण = १ दिव्य दिन 

३० वर्ष = १ दिव्य मास 

३६० वपं = १ दिव्य aq 

३०३० वर्ष = १ सप्तवि वपं 

९०६० वर्ष = १ घव वर्ष 

९६,००० aq = १ दिव्य वपंसहत्र 
१७,२५८,००० ag = १ सत्ययुग ( कृतयुग ) 
१२,९६,००० वषं = १ त्रेतायुग 
८,६४,००० वष = १ द्वापरयुग 
४,३२,००० वर्षे = १ कलियुग 
४३,२०,००० ag = १ चतुयुंगी 
३०,६७,२०,००० वषं = १ मन्वन्तर ( ८७१ चतुयुगी ) 
४,२९,४०,५०,००० aq = १४ मन्वन्ठर 


fl 


२,५९,२०,००० वर्ष मन्वन्तर FATT 
8,30, २९,४९, ० ६४ वर्ष सृष्टि भुक्तकाल ' (Fo २०२१ तक) 
४,३२,००,००,००० वर्ष = १ घ्राह्वादिन सहस चतुयुंगी 


४,३२,००,००,००० वष = १ ब्राह्मरात्रि 
१, fro शि० १९७२९४७१७६ शक संवत्सर=१९७२९४७१७९-+- 
१८८४ 
१,६७,२६,४९,०६४ 


—सिद्धान्तशिरोमणि ( कालमानाव्याये ) २८ श्लोक 


सप्तम परिच्छेद : पुराणों का वर्ण्य विषय २९१ 


इस विवरण के अनुसार मनुष्यमान से एक चतुयुँगी ४३ लाख Yo हजार 
वर्षो की होती है । एक हजार चतुर्यृगी वीतने पर ब्रह्मा का एक दिन होता है 
चार अरव बत्तीस करोइ वर्षो का और ब्रह्मा की एक रात्रि का भी यही परि 
माण है चार अरव बत्तीस करोड़ वर्षो का । एक ब्राह्म दिन ही एक कल्प माना 
जाता है । इस प्रकार एक कल्प में (अर्थात्‌ एक ब्राह्म दित में) १४ मनुओं 
का साञ्जाज्य-काल माना जाता हे । एक मनु के वोतने तथा दूसरे मनु के आने 
के समय के बीचवाले समय को--अत्तराल को--एक मन्वन्तर कहते हैं। 
एक हजार चवुर्युगो के काल में १४ मन्वन्तरों की सीमा होने से एक मन्वन्तर 
का काळ निर्घारित किया जा सकता है। 
१००० चतुर्युगी वर्ष 
१४ 
„ = ७१ चतुर्यगी वर्ष 
एक मन्वन्तर को कालगणना वतलाते समय पुराण का एक बहुचचित 
वाक्य है!-सन्बन्तरं चतुर्युगानां साधिका ह्येकसप्ततिः! एक मन्वतर _ 
७१ चतुयुंगी का होता है और उससे कुड अधिक, परन्तु कितना अधिक ? इस 
TH का उत्तर पुराणो में नही दिया गया ह! अनेक पुराणो में ७१ चतुर्युगी का 
काळ वर्षो में गिनाया गया हे । यथा--- 
( क ) विष्णुपुराण ( १।३।२०-२१ )-- 
त्रिशत्‌ कोट्यस्तु सम्पूर्णाः संख्याताः संख्यया द्विज | 
सप्तपष्टिस्तथान्यानि नियुताति महामुने ॥ २०॥ 
विशतिस्तु सहस्राणि कालोऽयमघधिकं विना | 
मन्वन्तरस्य संख्येयं मानुषेवंत्सरेद्विज ॥ २१ ॥ 
{ ख ) वायुपुराण से 
एवं चतुर्युगाख्या तु साधिका ह्येकसप्ततिः | 
कृतत्रेतादयुक्ता सा मनोरन्तरमुच्यते ॥ 
मन्वन्तरस्य संख्या तु वर्षाग्रेण निबोघत। 
त्रिशत्‌ कोट्यस्तु वर्षाणां मानुषेण प्रकोतिता: ॥ 
सप्तपष्टिस्तथाऽत्याति नियुतान्यधिकानि तु। 
विशतिश्च सहत्राणि कालोऽयं सन्धिकं विना ^ ॥ 
—( वायु, Fo ५७, ३३-३५ इलो० ) 
१, आगे दिये गये वायु ( ५७३५ ) के स्वारस्य पर यहाँ शुद्ध पाठ 
*सन्धिक' होना उचित प्रतीत होता है 1 
२. ये हो श्लोक इसा रूप मे अनेक पुराणो में उपलब्ध होते हैं । वायु मे ये 
ही पुनरुक्त हुए हैं--द्रथ्व्य वायु ६१।१३८-१४० । 


१. सत्वन्तर = 


२९२ पुराण-विमर्श 


इन दोनो पुराणो मे मन्वन्तर का जो कालमाच दिया गया हैं वह एक समान 
ही है--तीस करोड, सड़सठ लाख, वीस हजार । परन्तु यह मान 'सस्थिकं विना” 
है अर्थात्‌ दो मन्वन्तरो के बीच जो सन्धिका होता हुँ उसे छोड़कर ही 
पूर्वोक्त गणना है। १४ मनुओ का ७१ चतुर्युगी प्रत्येक की मानने पर पुरा योग 
है ९९४ चतुयुंग और ६ चतुर्युग अवशिष्ट रह जाता है और यही है १४ मन्व" 
न्तरो का सन्धिक्राल 1 विष्णुपुराण के निम्नलिखित श्लोक पर श्रीघरी मे इसका 
संकेत-मात्र है । 

चत्युंगाणां संख्याता साधिका ह्येकसप्ततिः | 

मन्वन्तरं मनोः कालः सुरादोना च सत्तम ॥ 

-णविप्णु०, १।३।१७ 
श्रीघरस्वामा ने 'साथिका' शब्द को व्याख्या मे लिखा है :-- 
चतुयुंगसहस्रप्रमाणस्य ब्रह्मदिनस्य चतुर्दशधा विभागे प्रतिः 

विभागमेकसप्ततिश्चतुयुंगाति भवन्ति | अवशिष्यन्ते चतुयुंग पट्‌- 
कान्तरस्य चतुर्दशाशो यथा गणित प्रतिमन्वन्तरमेकसप्ततेरधिक 
इत्यर्थः | 
श्रीधरस्वामी के सामने विष्णुपुराण का 'साधिका ह्योकसप्ततिः' पाठ था 
और इसी पाठ की उन्होने व्याख्या की हे । परन्तु, इस पाठ मे निश्चित काल 
की सुचना भी नही है । मेरी दृष्टि मे 'सन्धिक विना' पाठ के द्वारा गणना का 
निश्चित रूप खड़ा किया जा सकता है । ज्यौतिष शास्र की सहायता इसमे' 
नितान्त अपेक्षित है। किसी भी पुराण मे 'साधिका' या 'सन्धिकं' के निश्‍चित 
कालन्मान का निदेश सम्भवतः उपलब्ध नही होता । 
सूर्य-सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक मन्वन्तर मे एक सन्धिकाल होता है जो 
एक कृतयुग के मान के बराबर होता हूँ ( अर्थात्‌ ४८०० दिव्यवषं ) और 
प्रत्येक कल्प के आरम्भ मे भी एक सन्धिकाळ उतने ही वर्षो का होता है । इस 
प्रकार प्रत्येक ४८०० दिव्यवर्ष के पन्द्रह सन्धिकाल होते हैं जो गणना मे 
७२,००० दिव्यवर्ष होते है और यही ६ महायुग के वरावर होता gi इस 
प्रकार सूयं-सिद्धान्त के श्लोको द्वारा पुराण के इस स्थल की अपेक्षित व्याख्या 
की जाती है :— 
युगानां सप्ततिः सैका मन्वन्तरमिहोच्यते | 
कृताव्दसंस्या तस्यान्ते सन्धिः प्रोक्तो जलप्लव: ॥ 
ससन्धयस्ते मनवः कल्पे ज्ञेयाश्चतुदंश | 
कृतप्रमाणः कल्पादौ सन्धिः पञ्चदशः स्मृतः ॥ 
३ - सूर्यसिद्धान्त ११८5-१९. 


सप्तम परिच्छेद : पुराणों का वण्ये विषय २९३ 


इन इलोको मे एक नवीन तथ्य की भी सुचना मिलती हैं। वह यह है कि 
प्रत्येक सन्धिकाल मे एक जलप्लव--जलप्लावन--( बड़ी वाढ ) आता हँ । यह 
मत्स्यपुराण के कथन ( प्रथम अध्याय ) की पुष्टि करता है कि वैवस्वत मन्वन्तर 
के भारम्भ होने से पुवे एक बड़ा ही दीर्घ जलप्छावन आया था जिसमें मत्स्य 
की अनुकम्पा से मनु ने सृष्टि के समस्त बीजो को बचा लिया art 

मन्वन्तर की कालगणना में पुराणों ने सन्धिकाल को उसमे सम्मिलित न 
कर उसे अलग ही छोड़ दिया है । यह रीति बिलकुल ठीक है, क्योकि सन्धियाँ 
होती है पन्द्रह तथा मन्वन्तर होते है चौदह । दो मन्वन्तरों के बीच मे सन्धि 
होती है; परन्तु कल्प के आरम्भ मे भी तो एक सन्धि होती हूँ। इस प्रकार 
सम्धियो की संख्या १५ हू । यदि सन्धियो का भी काल मन्वन्तर के साथ 
सम्मिलित किया जायेगा, तो 'कल्प' की संख्या-गणना मे बड़ी गड़बड़ी मच 
जायेगी । इसे हटाने के लिए पुराणों ने सन्धिका झ्येंकसप्षतिः' मन्वन्तर की 
परिभाषा तो अवश्य कर दी, परन्तु सन्धि के काल को मन्वन्तर के साथ जोड़ने 
की आवश्यकता को स्वीकार नही किया। फलतः पुराणों की मन्वन्तर परिभाषा 
ज्योतिषशास्त्र के साक्ष्य पर बिलकुल यथार्थ हुँ । 
खन्वन्तर के नाभ! 

चौदह मन्चन्तरो के नाम पुराणो मे प्रायः एकाकार ही है। 

( १) स्वायम्भ्रुव मनु 

(२) स्वारोचिष ,, 

(३)उत्तम ,, 

(४)तामस ,, 

(५) रैवत ,, 

(६)चाक्षुष ,, 

(७ ) वेवस्वत मनु ( = श्राद्धदेव ) 

(८) सार्वाग मनु 

{ ९) दक्षसार्वाण ,, 

(१०) ब्रह्मसा्वणि Re 

(११) घर्मसार्वाण 

( १२) रुद्रसावणि 

( १३) देवसावणि* 

(१४) इन्द्रसावणि 

१. चिष्णु० ३1१ तथा ३।२; भागवत ८1१३ 

रे, अन्तिम दो मनुओ का पूर्वोक्त नास श्रीमद्धागवत के अनुसार हे । 
विष्णुपुराण में अन्तिम मनुओ की संज्ञा रुचि तथा भौम है, मार्कण्डेय ( ६४ भ० 
तथा ९९ Ao ) में रीच्य तथा भौत्य नाम मिलते हं! 


२९४ पुराण-विमश 


भन्वन्तर के अधिकारी 


प्रत्येक मन्वन्तर में अधिकांश पुराणो के अनुसार पाँच ( भागवत के अनुः 
सार छः ) अधिकारी होते है जो अपना विशिप्ट कार्य सम्पादित करने थते 
हैं और उस कार्य के अवसान होने पर, मन्वन्तर के परिवर्तन होने पर, वे अपने 
अधिकार को छोड़कर निवृत्त हो जाते है। उनके स्थान पर नये मन्वतर में नये 
अधिकारी नियुक्त किये जाते है । इन अधिकारियों के रूप मे भगवान्‌ विष्णु की 
ही शक्ति समर्थ तथा क्रियाशील रहती है और इन अधिकारियो को विष्णुपुराण 
स्पष्ट शब्दो मे विप्णु की विभूति मानता है! । 'विष्णु' शब्द की निष्पत्ति विश्‌ 
प्रवेशने धातु से होती है भौर इसलिए यह समत्र विश्व जिस परमात्मा की शक्ति 
से व्याप्त है, वही बिष्णु नाम से अभिहित किये जाते है) । 

” इन अधिकारियों के नाम विष्णुपुराण ( ३।२।४६ ) के अनुसार हैं-- 
(१) मनु, (२) aafa, ( ३) देव, ( ४ ) देवराज इन्द्र तथा (५) मनुपुत्र । 
श्रीम-द्वागवत मे इन पाँचौ अधिकारियों के साथ ही हरि के अंशावतारकी भी 
कल्पना कर संख्या मे एक की वृद्धि की गयी है-- 

मन्वन्तरं मनुर्दवा मनुपृत्रा: सुरेश्वरः | 
ऋपयोऽशावतारश्च हरे: षड्विधमुच्यते ॥ 
भागवत, १२।७।१% 
इन अधिकारियों का कार्य वड़ा ही बिशिष्ट तथा महत्त्वपुर्ण है । बिप्णुपुराण 
के कथनानुसार जव चतुयुंग समाप्त हो जाता है, तव वेदो का विप्लच--लोप- 
हो जाता है । उस समय वेदो का प्रवर्तन नितान्त आवश्यक हो जाता है और 
इस राष्ट्रहित के कार्यनिमित्त सर्पाप रोग स्वगं से भुतल पर आकर उन 
उच्छिन्न तथा विप्लुत वेदो का प्रवर्तन करते है। अतः सप्तपि प्रत्येक मन्वन्तर 
मे वेदो के प्रवतंक रूप से अधिकारी है? । सुर्य-सिद्धान्त के सत का प्रतिपादन ऊपर 


१, विष्णुपुराण ३।१४।६ 
२. तत्रैव ३।१।४५ 
३. चतुर्युगान्ते Sarat जायते किल विप्लवः । 
प्रवतेयन्ति तानेत्य भुवं ससर्षयो - दिवः ॥ 
कृते कृते स्मृतेबिघ-प्रणेता जायते मतुः । 
देवा यन्ञम्रुजरते तु यावन्मन्वन्तरं तु तत्‌ ॥ 
—fasmo ३।२।४६-४७ 


सप्तम परिच्छेद : पुराणों का वर्ण्यं विषय २९ 


किया गया है जो चतुर्युग के अन्त मे जलप्लावन की घटना का अवश्यम्भावी रूप 
से उल्लेख करता है । इसलिए प्रत्येक सत्ययुग के आदि मे मनुष्यो की धर्मसर्यादा 
स्थापित करने के निमित्त स्मृति के प्रणयनकार्य के लिए मनु का जन्म 
होता है। फलतः स्मृति-रचयिता के रूप मे मनु का अधिकारी होना 
उचित ही है । मनु की व्यवस्था मे द्विजो के लिए यज्ञ का सम्पादन नितान्त 
आवश्यक कृत्य है । फलतः मन्वन्तर के अन्त तक देवता लोग यज्ञयागो के फल 
भोगने का कार्य करते हैं और इस प्रकार वे अपने अधिकार को चरितार्थ करते 
हं । देवो के राजा होने से इन्द्र का भी अधिकारी होना स्वभावसिद्ध है । संसार 
की वृद्धि तथा अभ्युदय के लिए बीज का पर्याप्त उद्गम होना आवश्यक होता 
है और इस कार्यको जल की वृष्टि कर भगवान्‌ इन्द्र ही करते हे । फलतः 
सन्वन्तर मे उनका एक विशिष्ट अधिकारी होचा न्याय्य है ( भाग० ५।१४।७ )। 
भनुपुत्र से तात्पयं क्षत्रिय राजाओं से है जो उस समय पृथ्वी का पालन तथा 
प्रजावग का संरक्षण करते है | 'मनुपुत्र' की अन्वथंता इस हेतु से है कि ये राजा 
लोग परम्परया मनु की सन्तान है अथवा तदीय वंश मे अन्तर्भुक्त न होने पर 
भी मनु-प्रणीत व्यवस्थापद्धति का समाश्रयण करते हे दण्डनीति के विधान मे 
और इस प्रकार प्रजाओ के सरक्षण मे वे सर्वथा कृतकार्य होते है । भागवत के 
कथनानुसार प्रति Ararat भे हरि फे अंशावतार का भी उदय होता है। भव- 
तार का कार्ये विश्ुत ही है--घर्भ का संरक्षण तथा अधर्म का विनाश । प्रत्येक 
काळ मे ऐसी विषम परिस्थिति के उपस्थित होने पर भक्तवत्सल भगवानु इस भुतल 
पर अपने प्रतिज्ञानुसार स्वयं अवतीणं होते हुँ ओर भक्तो का कलेश स्वयं ध्वस्त 
कर देते हैं । अतएव भागवत द्वारा अंशावतार को ag अधिकारी मानने मे 
सर्वथा औचित्य उद्भासित होता है। 
निष्कं यह हे कि पुराण मनु को एक विशिष्ट दोर्घकाल के लिए सम्राट्‌ 
तथा शास्ता मानतः है । मनु आदि पाँचौं व्यक्ति भगवान्‌ विष्णु के सात्त्विक 
अंश है जिसका कार्य ही है जगतु की स्थिति करना-- 
मनवो WAS: सेन्द्रा देवाः सप्तर्षयस्तथा । 
सात्तिविकोंऽशः स्थितिकरो जगतो द्विजसत्तम ॥ 
विष्णु, ३२५४ 
फलत; जगतु के संरक्षण के कार्य में सहायक जितने भी अधिकारी होते हुँ, 
वे मनु के साथ ही उत्पन्न होते है, अपना विशिष्ट कार्य सम्पादित करते है 
जिससे लोक मे सुव्यवस्था को शीतल छाया मानवो का मंगल करतं है । 
इस प्रकार मन्वन्तर की कल्पना छोकमंगल की भावना का एक जाग्रत 
प्रतीक हे । बिना सुव्यवस्था हुए विश्व का कल्याण हो नही सकता और 


२९६ पुराण-विमर्श 


मन्वन्तर सुव्यवस्था के निर्धारण का एक सुचारु साधन है--यही उसका 
मांगलिक पक्ष है ।* 


अधिकारियों के नाम 


मन्त्रतरो के आदिम आठ मन्वन्तरो का वडा ही विशद विवरण मार्कण्डेय 
पुराण मे दिया गया है। इसमे प्रत्येक मनु का वैयक्तिक जीवनचरित 
बड़े विस्तार से दिया गया है जो अन्य पुराणो मे उपलब्ध नही होता । यथा 
स्वारोचिष मनु को कथा ६१ अ० से आरम्भ कर ६७ अ० तक, उत्तम मरु की 
कथा ६६ Fo से ७४ Ao तक, तामस की कथा ७४ Ho मे, रैवत की कथा 
७५ so, वैवस्वत मनु को ७० अ० से लेकर ७९ Ho तक है। अप्टम मनु 
सावणि के चरित-प्रसग मे ही देवी-माहात्म्य का विशद विवरण तेरह अध्यायो 
मे (८१ अ०--९३ ao) दिया गया है जा मार्कण्डेयपुराण का प्रकृष्ट वेशिष्टथ 
है । अन्य पुराणो मे यत्र-तत्र इन मन्‌ओ की जीवनलीलाओ का सामान्य संकेत 
ही उपलब्ध होता है, इतना विस्तार नही । 

प्रथम पाँच मनुओ का सम्बन्ध एक ही व्यक्ति के साथ निश्चित रूप से 
चटित माना गया है और वह व्यक्ति हैं मानवो के आदि स्रष्टा स्वायम्भुव मनु । 
इन्ही के ज्येष्ठ पुत्र थे प्रियव्रत । और इन्ही प्रियन्रत के वंश मे विष्णुपुराण 
स्वारोचिष, उत्तम, तामस तथा रेवत की गणना करता 221 विष्णुपुराण इस 
सामान्य निर्देश से ही सन्तोष करता है कि ये चारो मनु भ्रियब्रत के अन्वय या 
वश मे उत्पन्न थे, परन्तु श्रीमद्भागवत का उल्लेख अधिक स्पष्ट तथा विशद 
हे | वह कहतार है कि प्रियव्रत की अन्य जाया ( बहिप्मती से भिन्न भार्या } 
स उत्पन्न पुत्र उत्तम, तामस तथा रैवत तीनो ही क्रमशः तृतीय, चतुर्थ तथा 
पंचम मन्वन्तरो के अधिपति थे । 

इसका तात्पर्यं यह है कि स्वायम्भ्रुव मनु ही निश्चित रूप से इस मन्वन्तर 
परम्परा के प्रवर्तक है और उन्ही के वंशघर ही इस महनीय तथा मान्य 


१, द्रप्टव्य, भागवत अष्टम स्कन्ध, १४ अध्याय जहाँ विष्णुपुराणोक्त तथ्य 
का पर्याप्त समर्थन किया गया है 1 
२. स्वारोचिषश्चोत्तमश्च तामसो रंवतस्तथा । 
प्रियन्नतान्वया ह्य ते चत्वारो मनवः स्मृताः ॥ 
विष्णु, ३।१।२४ 
३. अन्यस्यामपि जायायां त्रयः पुत्रा आसन्‌ उत्तमस्तामसो रेवत इति 
मन्वन्तराधिपतयः ॥ भागवत ५।१।२५ 


सप्तम परिच्छेद : पुराणों का वर्ण्यं विषय २९७ 


उपाधि के घारण करने की योग्यता रखते थे और इसी कारण यह पद इसी 
aq में कम से कम पाँच मन्वन्तरो तक अवश्यमेव वर्तमान था । मन्वन्तर की 
-काल-गणना तीस करोड़ वर्षो से भी अधिक ही है । ऐसी दशा मे उत्तम, तामस 
तथा रेवत जैसे सहोदर भ्राताओ के क्रमशः विभिन्न मन्वन्तरो के अधिपति 
होने की घटना पर ऐतिहासिक विपर्यय का दोष इसलिए नही लगाया जा सकता 
“कि भागवत के अनुसार प्रियव्रत ने एकादश अर्बुद ( अरव ) वर्षो तक अकेले 
ही राज्य का निर्वाह किया था ।* तब ऐसे दीघजीवी पिता के पुत्रो को अलौकिक 
-दोघं आयु मिलना कोई विलक्षण वस्तु नही मानी जा सकती । जो कुछ भी 
हो, इन तीनो का प्रियब्रतान्वय मे अन्तभुक्त होना विप्णुपुराण के आधार पर 
भी मान्य है ! 

प्रत्येक सन्बन्तर के अधिकारियों का न'मतिरदेश अनेक पुराणो मे उपलब्ध 
है । विष्णुपुराण का विवरण बड़ा ही सुव्यवस्थित तथा विशद हैन । भागवत 
"मे भी ag अनेक अध्यायो मे है* । विस्तृत होने से यह सूची यहाँ नही दी गयी 
है । केवल वर्तमान मन्वन्तर के अधिकारियों का ही नाम यहाँ दिया गया है । 
वर्तमान मन्वन्तर सप्तम है--चेवस्वत मन्वन्तर जिसके मनु सूर्य ( विवस्वान्‌ ) 
के पुत्र महातेजस्वी तथा बुद्धिमान्‌ श्राद्धदेव है । इस मन्वन्तर मे आदित्य, वसु 
न्तथा रुद्र, विश्वेदेव, मरुदगण, अश्‍विनी और ऋभु-ये देवगण हे । देवराज इन्द्र 
-का नाम पुरन्दर है । कश्यप, अत्रि, वसिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि तथा 
भरद्वाज-ये सप्तषियों के नाम हे जो वर्तमान मन्वन्तर मे अपने विशिष्ट कार्य 
-का निर्वाह करते है। मनु-पुत्रो की संख्या मे मतभेद हे । विष्णुपुराण के 
अनुसार वैवस्वत मनु के ९ पुत्र है--इक्ष्वाकु, नृग, इष्ट, शर्याति, नारिष्यन्त, 
नाभाग, अरिष्ट, करूष तथा BIST ( ३।१।३३-३४ ) । भागवत के अनुसार 
प्यह संख्या १० है और पूर्वमुची मे 'वघुमान्‌' का नाम परिगणित कर यह सुंख्या 
पूणं की गयी है ( भागवत ५।१३।२-३ ) 1 

भागवत ने प्रत्येक मच्वन्तरमे भगवान्‌ के बिशिष्ट अशावतार का भो निर्देश 
'किया हे । भगवान्‌ स्वयं अबतार लेकर उस मन्वन्तर मे होनेवाली धार्मिक 
अव्यवस्था को दूर करते है, जगत्‌ मे मंगळ का साधन करते हैं जिससे प्राणिमात्र 
-का कल्याण होता है । तथ्य तो यही है कि समस्त मन्वन्तरो भे देवरूप मे स्थित 
-होनेबाले भगवान्‌ विष्णु की अनुपम और सच्वप्रधाना शक्ति ही ससार की 
स्थिति मे उसकी अधिष्ठात्री होती है-- 

१. भागवत ५।१।२९ । 

२. विष्णुपुराण अंश ३, अध्याय १ तथा २। 

३. भागवत स्कन्ध ८, अध्याय ५ तथा १३ | 


२९ पुराण विमर्श 


विष्णुशक्तिरनौपम्या सत्त्वोद्रिक्ता स्थितौ स्थिता | 
मन्वन्तरेऽ्वशेषेष्‌ देवत्वेनाधितिष्टति ॥ 
विष्णु, ३।१।३९- 
प्रत्येक मन्वन्तर मे विप्णुपुराण के अंशावतारो का विवरण विष्णुपुराण मे मिलता 
है ( ३।१।३६-४५ )। वर्तमान मन्वन्तर के आराध्यदेव चामन है जो 
कश्यप ऋषि के द्वारा अदिति के गर्भ से विष्णु के अंग से प्रकट हुए है* ! 


सृष्टि का आरम्भ 


प्रत्येक हिन्दू अपने संकल्पवाक्य मे सृष्टि के आरम्भ से लेकर वर्तमान समयः 
तक होनेवाले काल का संकेत करता है । यह सकल्पवाक्य है-- 

% तत्‌ सतु । अद्य ब्रह्मणो द्वितीयपरार्घे श्रीशवेतवाराहकत्पे जम्वृद्वीपे भरत-- 
खण्डे आर्यावर्तेकदेशान्तरगते कुमारिका नाम क्षेत्रे वैवस्वतमन्वन्तरे ्ष्टाविशति- 
तमे कलियूगे कलिप्रथमचरणो बौद्धावतारे" * **** | 


इस संकल्पवाक्य को समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि ब्रह्माजी 
की अपने मान से सौ वर्षो की आयु होतो है । इसका तात्पर्य है कि ब्रह्माण्ड 
की सृष्टि से लेकर महाप्रलय तक इतना काल व्यतीय होता है। ब्रह्माजी का 
पूर्व पराधं अर्थात्‌ आधा जीवन वीत गया है । अपनी आयु का ५० वर्षं व्यतीत 
कर वे अपने ५१वें वर्ष मे इस समय वर्तमान है । द्वितीय परार्थ का प्रथम 
कल्प ( दिन ) चल रहा है जिसका नाम है-- अवेतवाराह कल्प? । इस प्रथम 
दिन की भी १३ घड़ियाँ, ४२ पल, ३ faqs, ४३ प्रतिविपल वीत चुके हैं। 
जानना चाहिए कि चारो युगो की वर्ष सस्या दो प्रकार की होती है दिव्यमाचः 
से और मानुष मान से । मनुस्मृति ( १६८-७४ तथा ७९-८० ), महाभारतः 
का FATE (Fo १८५।२२-२४,२६ ), शान्तिपचं ( अ० २३१।१६-३१ ) तथा 
भागवत ( ३।११।१८-२० तथा २२-२४ ) मे चतुर्युगो के मान दिव्य वर्षो मे 
दिये गये हैं। हमारा एक ad होता है देवो का एक अहोरात्र । इस प्रकार 
देव ( दिव्य ) वषं मे ३६० अंको से गुणा करने पर मानुष वर्ष बनते है।' 


१. Haass संप्राप्ते तथा dacad द्विज । 
वामनः कश्यपाद्‌ विष्णुरदित्या संवभूव ह ॥ 
विष्णु ३३१४२. 
इसकी तुलना कीजिए भागवत ५।१३।६ से :-.... 
अत्रापि भगवज्जन्म कश्यपाददिते रभूत्‌ । 
मादित्यानामवरजो विष्णुर्वामनरूपधृक्‌ ॥ 


सप्तम परिच्छेद : पुराणों का वण्यं विषय २९९. 


इसका प्रमाण ज्यौतिष तथा उससे भिन्न ग्रन्थो में उपलब्ध होता है। “मासेन 
स्यादहोराचः पैत्रः, वर्षेण दैवतः ( अमर १।४।२१ ), (एकं वा एतद्‌ देवाना- 
महयंत्‌ संवत्सर: ( तैत्ति० ato ३।६।२२।१ )-इसी प्रकार के प्रमापकः 
वाक्य हे । 


युगों का सान 


देव वर्ष मानुष वर्ष 
कलियुग १२०० | ४,३२,००० 
द्वापर २४०० ऽ,६४,००० 
त्रेता ३६०० | १२,६६९,००० 
सत्यपुग ४८०० | १७,२५,००० 


योग १२,००० | ४३,२२०,००० 


शब्दो मे तँँतालीस लाख बीस हजार वर्ष । ७१ चतुयुंगो का एक मन्वन्तर 
होता है, इसका सप्रमाण वर्णन ऊपर किया ही गया है। एक मन्वन्तर की 
मानुषवर्ष की गणना ऊपर दी गयी है-३०,६७,२०,००० ( तीस करोड़, 
UWS लाख, बीस हजार ) । एक कल्प मे १४ मन्वन्तरों की सत्ता होने से कल्प 
को संख्या है--४,२६,४०,८०,००० | सूर्य सिद्धान्त का बचन उद्धृत किया है 
जिसके अनुसार १४ मन्वन्तर की १५ सन्धियाँ होती है और प्रत्येक सन्धिका 
वर्ष परिमाण सत्ययुग के वर्ष के बराबर होता है ( १७ लाख २८ हजार वर्ष) ! 
इस प्रकार सव सन्वियों के वर्ष मिलकर होते है=१७ लाख २८ हजार वर्ष % 
१५=२,५९,२०,००० ( दो करोड़ उनसठ लाख बीस हजार ) | अव मन्वन्तरो 
के काळ के साथ diane को मिला देने पर एककाल अथवा ब्रह्मा के एक 
दिन का वर्षमान हो जाता है-एक सहस्र चतुर्युगी=४,३२,००,००,००० | 
मानुष वर्षे ( चार अरव वत्तीस करोड़ वर्ष )। इतने ही वर्षो की ब्रह्मा की रात्रि 
भी होती है, परन्तु कल्प की गणना मे ब्रह्मा की रात्रि की गणना नही की 
जाती । तात्पर्यं यह है कि ब्राह्म दिन ही एक कल्प का बोधक होता है । ब्रह्मा 
के अहोरात्र के वं होते हँ--आठ अरब चौसठ करोड | इस संख्या मे ३० 
अंको से गुणा करने पर ब्राह्म मास का काल निकलता है और उसमे १२ 
का गुणा करने से घ्राह्म वर्ष के समय का पता चलता है । इन aa मे एक सौ 
से गुणा करने पर ब्रह्मा की पूरी आयु निकलती है--३१ नील, १० खरब, 
४० अख वर्षे । इस पुरी आयु मे से बीते हुए काल का निर्देश ऊपर किया गया 
है। इस काल के BH वर्षो को जानकारी अव आवश्यक है-- 


३०० पुराण-विमर्श 


( विक्रम सं० २०२१, कलियुग ५०६४, सन्‌ १९६४-६५ ) 
भुक्त कल्प के वर्षो का विवरण 


गत छ; मन्वन्तरो के वर्ष नट १,८८,०३,२०,००० 
इनकी सात सन्धियों के वर्ष मट १,२०,९६,००० 


सातवे मखन्तर के गत २७ 
चतुयुंगी के वर्ष 


०,११,६६,१४०,००० 


२८ नियुगी के भुक्त ag = ३5,८५5,००० 
२८ कलि का मुक्त ad = ५,०६४ 


= १,६७,२६,४६,०६४ 
= शब्दों म एक अरव, सत्तानचे करोड़, 
उनतीस रास, उनचास हजार चौसठ 
कल्प के भोग्य वर्षो की गणना करप के वर्षों स उपरयाली drar घटा 
देने से सरलता से निकल सकती ह । इस प्रकार पुराणों फे अनुसार gear की 
आयु दो अरव वर्षों के आसपास है 1 यह गणना आधुनिक वैज्ञानिक गणना मे 
भी मेल खाती है ।* 


FOS 


१. नये मतो के लिए द्रष्टव्य महाराज नारायण मेहरोत्राः--पृथ्वी की आयु 
{ हिन्दी समिति, लखनऊ द्वारा प्रकाशित, १९६२ ) 


(४) 
पुराण सें धर्मशास्त्रीय विषय 

पुराणो ने सव वर्णो के लिए लोक तथा परलोक मे आनन्द से जीवन प्राप्त 
करने का सबसे सुगम उपाय वतलाया है । वेदो मे भी उस जीवनमय जीवन की 
उपलब्धि के साधन वतलाये है अवश्य, परन्तु वे कलियुगी जीवो के लिए कष्ट- 
साध्य तथा शौचसाव्य हैं । कलियुग का घ्राणो न तो इतना अर्थ॑सम्पन्त हे और 
न इतना पवित्र हे कि यज्ञो के लिए अत्यावश्यक उपकरण का भी वह संचय 
कर सके । इसलिए कलियुग मे पुराणो के द्वारा प्रतिपाद घमं के ऊपर सनीषियो 
का इतना अधिक आग्रह है । पद्मपुराण मे व्यासजी युधिष्ठिर से ये सारगभित 
वचन कहें है-- कलियुग मे मनु दारा प्रतिपादित तथा वेद द्वारा निर्दिष्ट घर्मो 
का आचरण नही किया जा सकता; परन्तु पुराणों में प्रतिपादित एकादशी ब्रत 
का अनुष्ठान सुखपुर्वक अल्प घन से तथा स्वल्प क्लेण से किया जा सकता है 
तथा फल भी उससे महान्‌ उत्पन्न होता है। इसलिए यमलोक से निवृत्ति पाने 
की अभिलाषा से प्रत्येक मनुप्य को यावज्जीवन एकादशी ब्रत करना चाहिए * |” 
सूतसंहिता में भी इसी तथ्य का निरूपण किया गया हे ( १।७।२२ ) 1 फलतः 
पुराणों ने अल्प प्रयास से सर्वसाधारण के लिए मुक्ति-प्राप्ति के सुलभ साधनों 
को वतलाया और आजकल पुराण की लोकप्रियता का रहस्य इसी घटना मे 
छिपा हुआ है । 

अपने पूर्वोक्त सिद्धान्त को पुष्टि के लिए पुराणो ने महाभारत तथा मनुस्मृति 
के कतिपय नियमो का उल्लंघन भी कभी-कभी किया है। वोधायच घर्मंसूत्र, 
मनुस्मृति तथा वशिष्ठधमंसृत्र ते श्राद्ध मे विस्तार करने का इसलिए निपेध 
किया है कि यह पाँच वस्तुओ का अपकर्ष करता है-सत्कार-निमन्त्रित 
व्यक्तियो के प्रति go सत्कार का दिखळाना, देश तथा कालका औचित्य, 
शुचिता, योग्य ब्राह्मणों की प्राप्ति । इन्ही कारणो से श्राद्ध मे विस्तार चः 
करना चाहिए-- 


१. श्रुता ते मानवा घर्मा वैदिकाश्च थुतास्त्वया 1 
कली युगे न शक्यन्ते ते वै कतुं नराधिप ॥ 
सुखोपायमल्पधनमल्पक्‍्लेश महाफलम्‌ । 
पुराणानां. च सर्वेषां सारभुतं महामते। 
एकादश्यां न -भुक्षीत पक्षयोरुभयोरपि ॥ 
© पपन ६।५३।४-६ 


३०२ पुराण-विमर्श 


सतृक्रियाँ देशकालो च शौचं ब्राह्मणसम्पदः | 
पञ्चैतान्‌ विस्तरो हन्ति तस्माच्ेहेत विस्तरम्‌ ॥ 


( मनु ३१२६; वौ ० To To २।४।४०; पूमंपुराण २।२२।२७ ) 
अनुशासन पर्व तथा अन्यत्र श्राद्ध के अवसर पर ब्राह्मणों के पात्रत्व का 
विचार बलपूर्वक उद्घोषित है । देव कर्म मे ब्राह्मण की योग्यता पा विचार 
नही करना चाहिए, परन्तु पितृकर्म मे योग्यता को परीक्षा एकान्त आवश्यक 
है । अनुशासन के इस तथ्य का उद्घोष नायुपुराण मे भी उपलब्ध होता ही 10 
परन्तु, पुराणो ने इन दोनो नियमो के उल्लंघन के प्रति अपना पूर्ण थाग्नह 
दिखलाया है ! श्राद्ध के अवसर पर प्रभूत धन व्यय करने की शिक्षा देते हुए 
पुराण कभी नही थकते । 'वि्तशाठ्य' की उस अवसर पर पुराणो में बढी निन्दा 
हे । सम्पत्ति टोने पर श्राद्ध तथा एकादशी के अवसर पर व्यय करने मे कनी 
"भी शठता या कृपणता न करनी चाहिए । एस प्रसद्ध मे विष्णुपुराण मे एतद्‌- 
विषयक श्लोक स्मरणीय है जिनमे पितृगणो ने अपनो कामना अभिव्यक्त की 
हे । ऐसे नव? श्लोकों ( ३।१४।२२-३० ) मे से एक-दो श्लोक ही यहाँ दिये 
जाते है-- 
अपि धन्यः कुले जायात्‌ अस्माकं मतिमान्‌ नरः | 
agag वित्तशाठ्यं यः पिण्डान्नो निर्वपिष्यति ॥ 
रत्नं वस्त्रं महायानं सवंभोगादिकं वसु। 
विभवे सति विप्रेभ्यो योऽस्मानुदिश्य दास्यति ॥ 
"विष्णु ३।१४।२२-२३ 
पितरो की यह भावना नितान्त सुन्दर हे इन रलोको का आशय है कि 
हमारे कुल मे कया कोई ऐसा मतिमान्‌ धन्य पुरुष उत्पन्त होगा जो वित्त की 
लोलुपता को छोडकर हमे पिण्डदान देगा ? तथा जो सम्पत्ति होने पर हमारे 
उद्देश्य से ब्राह्मणो को रत्न, वस्त्र, यान और सम्पूर्ण भोगसामग्री देगा ? वित्त- 
१. ब्राह्मणान्त परीक्षेत क्षत्रियो दानधमंवित्‌ । 
दैवे कर्मणि पिञ्ये तु व्याय्यमाहुः परीक्षणम्‌ ॥ 
अनुशासन ९०।२ ( हेमाद्रि द्वारा उद्धृत ) 


२. न न्राह्मणान्‌ परीक्षेत सदा देये तु मानवः । 
देवे कर्मणि पित्र्ये च श्रूयते वे परीक्षणम्‌ ॥ 


हु “--वायु० ५३।५१ 
२. य नव शलोक वाराहपुराण १३।४९-५१ मे भी अक्षरशः समाम ही हैं । 
३।१४।२४-३० श्लोक भ्राद्धक्रियाकीमुदी मे उद्धृत हैं तथा व्याख्यात भी हैं। 


सप्तम परिच्छेद : पुराणो का वण्ये विषय २०३ 


शाट्य की निन्दा एकादशोन्त्रत के अनुष्ठान के अवसर पर पद्मपुराण मे भी 
ay गयी है ( पन्च १९॥१८१; ६।३९।२१ ) । तोथंस्थ ब्राह्मणो की पात्रता, अपा- 
तता का सा विचार पुराणो ने हेय माना है । ब्राह्मण की योग्यता का विचार 
पुराणों की सामान्य इष्टि से सर्वदा ओभकळ रहता दे । वायु पुराण ने गया तीर्थ 
के ब्राह्लुण के कुल, शोल, विद्या तथा तप के परीक्षण को अनावश्यक बतलाया 
है। ब्राह्मण के पुजन मात्र से हो मुक्ति प्राप्त होती है । वराह-पुराण ने इसी 
प्रकार मथुरा के ब्राह्मणो को पात्रता के समीक्षण से वहिभूत ही रखा है" 1 इस 
प्रकार पुराणो ने महाभारत मे निर्दिष्ट दोनो नियमो का अपवाद उपस्थित 
किया है । 
ब्राह्मणों के सदगुणों को अपवाद मानने मे पुराणो का एक गम्भीर तात्पर्य 
लक्षित होता है जिसे काणे महोदय ने अपने ग्रन्थ मे स्फुटीकृत किया है । बौद्ध 
वर्मं को राजकीय आश्रय प्राप्त होने पर वैदिक घर्म की रक्षा की समस्या मनी- 
'षियो के सामने प्रस्तुत हुई । ब्राह्मण ही ऐसा वर्ग था जो वेदिक धर्म के सरक्षण 
का महनीय कार्य करता था, परन्तु उसके योगक्षेम की व्यवस्था होची चाहिए । 
यदि उसकी रक्षा की व्यवस्था राजा या सम्पन्न गृहस्थ नहो करता, तो वेद का 
संरक्षण वयोंकर सम्पन्न हो सकता है? इसी अभिप्राय को लक्ष्य मे रखकर 
हो--अपने युग की एक विषम समस्या के सुळझाने के निमित्त ही पुराणों ने 
एसी व्यबस्था दी है । तभी तो पद्मपुराण का यह्‌ वचन सुस ङ्गत होता हे-- 
तीथेंपु ब्राह्मणं नेव परीक्षेत कथंचन | 
अन्नाथिनमनुप्राप्तं भोज्यं तं मनुरब्रवीत्‌ ॥ 
—T] ५।२६।२१२ 
इसी तात्पर्ये की मुख्यता को ध्यान मे रखकर पुराणों ने दान, श्राद्ध, तीर्थ- 
यात्रा तथा पवित्र नदियों में स्नानादि ब्रत, भक्ति, अहिंसा, भगवन्तामकोतन 
आदि को सद्गृहस्थों के लिए आवश्यक कर्तव्यो के अन्तर्गत स्वीकार किया है । 
परते धर्स 
वैदिक समाज मे इष्टापूर्त की महिमा विशिष्टछ्पेण मान्य तथा ग्राह्य है। 
इष्टापू्त' शब्द का प्रयोग ऋग्वेद के एक मन्त्र मे ( १०।१४।८) उपलब्ध 


१, न विचार्य कुलं शीलं विद्या च तप एव च। 

पृजितैस्तैस्तु राजेन्द्र ! मुक्ति प्राप्नोति मानवः ॥ --वायु ५२।२७ 
२. अनुग्‌ वै माथुरो यत्र चतुर्वेदस्तथाऽपरः । 

वेदैश्चतुभिनं -च स्यान्मायुरेण सम; क्वचित्‌ ॥ - वराह १६५११५ 


३०४ पुराण-विमर्शं 


होता है परन्तु इसकी व्याख्या या अर्थ-संकेत यहाँ नही मिलता । पुराणों मे इन 
शब्दों की व्याख्या मिलती हे जिससे इ वेद द्वारा प्रतिपाद्य कर्म है तथा पूतं. 
पुराणो द्वारा प्रशंसित कमं है- 
अर्निहोत्रं तपः सत्यं वेदानां चेव साधनम्‌ | 
आतिथ्यं वैश्वदेवं च इष्टमित्यभिधीयते ॥ 
वापीकूपतडागानि देवतायतनानि च! 
अन्नप्रदानमर्थिभ्यः पूर्वमित्यभिधीयते i 
मार्कण्डेय, १६।१२३, १२४ तथा अग्नि, २०९।२-३ 
= भन्रिसंहिता, ४३-४४ 
तात्पर्यं यह है कि जनता के कल्याण के लिए वापी, कूप, तालाव का 
खोदचाना, मन्दिर का निर्माण करना, याचको को अन्न प्रदान करना ‘ga’ 
कहलाता है । और इसी वर्म का अनुष्ठान पुराणो के हारा बहुशः प्रशंसित है । 
पुराणी मे ऐसे बहुत से विचार है, जो विल्कुल आधुनिक प्रतीत होते है, जैसे 
समाज की सेवा तथा आर्तो-पीडितो के दुःख का अपनयन सर्वश्रेष्ठ धम के रूप 
मे परिगणित किया गया है । परोपकार को ही मुख्य घर्म बतलानेवाले कतिपयः 
पुराण-वचन द्रष्टव्य हैं । 


अवता रवाद पुराणो का महनीय दार्शनिक सिद्धान्त है जिसका विस्तृत 
विवेचन पीछे किया गया है । अवतार ळे साथ ही भक्ति का सिद्धान्त भी पुराण 
मे वैशद्येन प्रतिपादित हे । भक्ति एक वैदिक तत्व है और इसके ऊपर किसी 
बाहरी प्रभाव को खोज निकालना नितान्त आन्त है-इसकी सूचना अन्यत्र 
दी गयी है । इसी से सम्वद्ध ब्रतों का भी पुराणो मे वड़ा विस्तार है। व के 
कतिपय मास जसे वैशाख, अगहन तथा माघ आदि नितान्त पवित्र माने जाते 
है । तिथियो मे एकादशी तो वेप्णवो के लिए तथा प्रदोष ब्रत ware लिए, 
नितान्त उपादेय माने जाते है। 


१. न स्वरे ब्रह्मलोके वा तत्‌ सुख प्राप्यते नरैः । 

यदातंजन्तुनिर्वाण दानोत्यमिति मे मतिः ॥ 

—ATHIET, १५।५७ 

प्राणिनामुपकाराय यथैवेह परत्र TI 
कर्मणा मनसा वाचा तदेव मतिमान्‌ वदेत्‌ ॥ 


विष्णु, ३ १२४५ 
जीवितं सफल तस्य यः परार्थोद्यतः सदा ॥ 


—न्नह्म, १२५३६ 


सप्तम परिच्छेद : पुराणों का वर्ण्य विषय ३०५ 


दान का भी वैशद्येन विवरण पुराण का अपना विषय हे । निबन्धकारों में 
अन्यतम वल्लाल्सेन ने अपने दानसागर मे दान का बड़ा ही विशद तथा 
प्रामाणिक विवेचन प्रस्तुत किया है जिसमे पुराणो के आवश्यक श्लोक उद्धृत 
किये गये हैं षोडश महादानो का विशिष्ट वर्णन भी अनेक पुराणो मे उपलब्ध 
होता है! 

श्राद्ध का विषय भी बड़ा उपादेय माचा जाता है। तीर्थो मे श्राद्ध का 
विधान आवश्यक माना जाता है । गरुडपुराण का उत्तर खण्ड प्रेतकल्प के नाम 
से विख्यात है ( ३५ अब्यायो मे) जिसमे ओव्वंदेहिक क्रियाओ से सम्बद्ध 
हिन्दू-मावनाओ का एक विस्तृत प्रामाणिक विवेचन प्रस्तुत किया गया है। 
श्राद्ध के विषय में सर्वमान्य होने स गयातीथं की महिमा प्राचीन काळ से ही 
प्रतिष्ठित है । महाभारत के वनपर्व मे गया तथा वहाँ के अक्षयवट का गौरव 
बड़ी सुन्दरता से वर्णित है । वहाँ पितृयणो का वह लोकप्रिय बचन भी उद्धृत 
है जिसमे वे लोग गया मे श्राद्ध की संस्तुति करते हैं -- 

एष्टव्या वहवः पुत्रा यद्येकोऽपि गयां ब्रजेत्‌ । 
यजेत वाऽश्वमेधेन नील वा वृषमुत्सृजेत्‌ ॥ 
—_वचपव ८४।६७ 

तीर्थ-माहात्म्य 

पुराणों मे तीर्थो की महिमा का विपुल वर्णन मिलता है। यह इतना 
साङ्गोपाङ्गरूप से वणित है कि उस प्रदेश का विस्तृत भौगोलिक चित्र रुचिरता 
से प्रस्तुत किया जा सकता है । तीर्थयात्रा के पौराणिक प्रसङ्ग को भूगोल का 
पुरक मानना चाहिए । उदाहरणार्थं स्कन्दपुराण के रेवाखण्ड का समीक्षण 
कीजिए । रेवा--नमंदा के तीर पर वर्तमान तीर्थो का यह साङ्ग विवरण उस 
प्रदेश के भौगोलिक वृत्त की सर्वथा परति करता है । काशीखण्ड की भी दशा ऐसी 
ही है । इस खण्ड मे काशीस्थ शैवलिङ्गो का इतना सुचारु वर्णन है कि उसकी 
सहायता से काशी के प्रल्यात स्थानो का स्थळ-निर्देश भली भाति आज भी 
किया जा सकता है । किसी स्थान पर किसी विशिष्ट व्यक्ति द्वारा की गयी 
तपश्चर्या से परिपूत स्थलविशेष की संजा ‘aia’ है । तीर्थ” का मूल अर्थ है बह 
स्थान जहाँ पर किसी नदी को पार किया जा सकता है। ऐसे स्थानो पर 
जनता का एकत्र होना स्वाभाविक है । धीरे-धीरे नदीतट होने से पवित्रता की 
दिव्य भावना से मण्डित होने पर वही स्थान घामिक तात्पर्यवाळे तीर्थ! के रूप 
से परिगृहीत हो जाता हैं । तीर्थ मुलतः नदी से सम्बद्ध है । तदनन्तर अन्य भी 
पवित्र स्थल, जो परवतो के ऊपर भी वर्तमान रहते हैं, तीर्थ की संज्ञा पाने लगते 


है। तीर्थं भारतवासियो को एकता के सूत्र मे बाँधनेवाले साधनों मे अन्यतम 
२० Yo fio 


पुराण-विमर्श 


At 


३० 


। ऐसा कोई दिव्य सुन्दरतामण्डित नदी-तीर, पर्वंत-शिखर, झील या जलः 
प्रपात नही है जहाँ भारतीयता के प्रसारक न पहुँचे हो और पहुँचकर fare वे 
तीर्थं के रूप में दिव्य रूप प्रदात न किये हो । 

dit की महिमा का प्रतिपादन महाभारत के समय से ही है । वनपर्व मे 
एक बडा दीर्घे अवान्तर पर्व छिहत्तर अध्यायो का है (५० अ०-१५६ Fo ) 
जो तीर्थयात्रा पर्व के नाम से विख्यात है । इन अध्यायो मे तीर्थो के तीन वर्णन 
हें जिनका भौगोलिक क्षेत्र क्रमशः विस्तृत तथा विस्तीर्णं होता गया है । प्रथम 
तीर्थो का वर्णन हे पुलस्त्य के द्वारा (५० अ०-८५ Ho ), दूसरा है धौम्य के 
द्वारा ( ८६ अ०-९० ao ) तथा तीसरी और पूर्ण विकसित सूची तोर्थो की 
हुँ लोमश के द्वारा व्याख्यात ( ९१ अ०--१५६ Ao )। प्रथम दोनो सुचियो मे 
स्थानो का निर्देशमात्र है तथा धार्मिक चूणिका स्वल्प मात्रा मे है । तृतीय सूची 
मे अविऊतम स्थरो का ही निर्देश नही है, प्रत्युत उनसे सम्बद्ध ऐतिहासिक 
महत्त्वशाली घटनाओ का भी विस्तृत विवरण तीर्थो के महत्त्व को भूरिशः प्रकट 
करता है । यथा वनपर्व के १३५ अध्याय में कनखल तीर्थं तथा गंगा का 
माहात्म्य ्वाणत हे ! वहाँ प्रसङ्भतः रेभ्याश्चम की सचना है जहाँ भरद्वाज के 
Ga यवक्रीत का नाश हुआ था । इसी प्रसद्ध की व्याख्या मे यवक्रीत का वह 
विश्वत उपाल्यान यहाँ चार अध्यायो मे (१३५ अ०-१३८ Ho) वर्णित है जिसे 
महाभाष्यकार पतञ्जलि ने ४।२।६० सूत्र के भाष्य मे निर्दिष्ट किया है और जो 
किसी समय लोगो मे नितान्त प्रख्यात था | 
पुराणो ने महाभारत की इस शेली को अपनाकर तीर्थो के माहात्म्य-वर्णन 
के अवसर पर प्राचीन आख्यानों का भी विशद उल्लेख किया हँ । जैसे ब्रह्म- 
पुराण मे तीर्थो का बडा विशाल विवरण है वहाँ प्राचीन आख्यानो का निर्देश 
करना पुराणकार कभी भूलते नही । ब्रह्मपुराण के १३१ अ० मे यमतीर्थं के 
वर्णत-प्रसद्ध मे सरमा के वैदिक आख्यान का पूरा विवरण दिया गया है। 
१३६ 2० मे विष्णुतीर्थं के प्रसद्ध मे मौद्गल्य का आख्यान वर्णित zi 
१७१ अ० मे उवंशी तीर्थ के अवसर पर पुछरवा का आख्यान है। यह तीर्थ- 
वर्णन १०९ अध्याय से प्रारम्भ कर १७८ Ao तक Hot हुआ हे । अस्निपुराण 
ने १०६ २० में तीर्थो की सूची एकत्र देकर इसके अगले अध्यायो मे तीथं- 
विशेषो का--गड्ढा, प्रयाय, वाराणसी, नर्मदा, गया--का पृथक्‌-पृथक्‌ विवरण 
संक्षेप मे दिया हे । देवविशेषो से सम्बद्ध तीर्थो को एकत्र सूची पुराणो में उप- 
way होती हे--पितृतीर्थ सूची (मत्स्य २२ ao), देवीपीठ सूची (मत्स्य १३ Ao), 
त्रह्मतीर्थ सूचो ( प्रभासक्षेत्र १०५ ao) । अग्निपुराण ने अत्यन्त संक्षिप्त विवरण 
केवळ पूर्वेनिदिट पाँच तोर्थो का ही दिया हे । प्रतोत होता है कि ये तीर्थ- 
प्चक--गगा, प्रयाग, AUT, नमदा तया गया--अत्यच्त प्राचीन काल 


सप्तम परिच्छेद : पुराणों का वण्ये विषय ३०७ 


से ही प्रख्याति पाते आते है ।* घोरे-घोरे यह संख्या बढकर समग्र भारतवर्ष 
को ही अपने मे समेटे हुई है । 
राजधर्मं 

पुराणो मे राजधर्म का विवरण अनेक स्थलो पर बहुशः उपलब्ध है । राजा 
की उत्पत्ति प्राचीन काल मे क्यो हुई ? उसके सहायक कितने अङ्ग तथा say 
होते है? साम,दाम, दण्ड भेद राजा के ये चार मुख्य धर्म कब उपयोग में लाये 
जाते है ? आदि प्रश्नों का समुचित समाधान पुराणो मे किया गया है । सतस्य” 
पुराण मे ( २१६ अ०--२२६ Ho ) यह विषय संक्षेप मे विवृत है । राजकुमार 
को शिक्षान्दीक्षा किस प्रकार देना चाहिये इसका विस्तृत विवरण २१६ ao 
मे यहाँ दिया गया है । राजा के सात प्रसिद्ध अंग यहाँ भी निर्दिष्ट है--स्वामी, 
अमात्य, जनपद, दुर्ग, दण्ड, कोश तथा मित्र ( सहायक राजागण ) । साम 
(२२१ Ho), भेद ( २२२ अ० ), (२२४ Ao तथा २२६ अ० ) के प्रयोग के 
अनन्तर, राजा का साम्य विभिन्न देवो के साथ किस प्रकार न्याय्य तथा उचित 
है--इस विषय का सुन्दर वर्णन भी यहाँ एक पूरे अध्याय ( २२५ ) में उपलब्ध 
हे । अग्निपुराण ( २१८ अ०--२३७ अ० ) मे भी यह विषय विस्तार से विवृत 
है 1९ वक्ता है gone जो विप्णुधर्मोत्तर ( २१॥७-९ ) के साक्ष्य पर्‌ वरुण के 
पुत्र है तथा वोधव्य है परशुराम । यही पुष्करनीलि विप्णुधर्मोत्तर के कई 
अब्यायो में वणित है ( २।६५-७२; १४५-१६५ Ao ) । वक्ता तथा वोधव्य 
दोनो ही वे ही है जसे अग्निपुराण मे निवन्धकारो ने अपने-अपने निवन्धो 
मे अर्निपुराणस्थ इन प्रकरणों के अनेक श्लोकों को उद्धृत किया है 1 अर्नि- 
TUT के कई अध्यायों में राम के द्वारा लक्ष्मण जी को प्रतिपादित नीति 
का विवेचन है ( २३८ भ०--२४२ अ० तक ) | यहाँ राजधर्म का ही विशेष- 
रूप से वर्णेन है । यह रामनीति कौटिल्य के अर्थशास्त्र का बहुशः अनुसरण करती 
हे । राम के द्वारा प्रतिपादित होने पर भी इसमे उदात्तता तथा महनीयता 
का नितान्त मभाव है, जिन्हे हम राम के साथ सम्बद्ध मानते आते है । तथ्य 
यह है कि यह कामन्दकीय नीतिका सारसंकलन प्रस्तुत करता है जो अग्नि- 


१. पुराणो मे विविध स्थानो पर विवृत तीर्थमाहात्म्य को एकत्र कर काणे 
महोदय ने बड़ी सुन्दरतया प्रदर्शित किया हे । देखिए उनका 'हिस्टी आव धमं- 
शास्त्र' चतुर्थं खण्ड जहाँ पुराणो तथा नवीन इतिहास के आधार पर प्रधान 
तीर्थो के महत्वपूर्ण विवरण भी है । 

२. विशेष के लिए द्रष्टव्य Political Thought and Practice in the 
Agni Purana vol 111 PP, 35-37 


३०८ पुराण-विमशं 


पुराण की संग्राहक शैली के साथ पूर्ण सामझस्य रखता है । गरुडपुराण के कर 
अध्यायो मे ( १०८-११५ go ) से नीतिसार नामक उपन्यस्त प्रकरण इसा 
बिषय से भी संवन्ध रखता है। इसमे धर्म, ad तथा काम अर्थात्‌ पुदपार्थ 
से सम्बद्ध फुटकल शलोको का सग्रह तो है ही । साय ही साथ राजधर्म तया 
राजतन्त्र से सम्बद्ध एलोक भी उपलब्ध होते हँ । इस नीतिसार प्रकरण के 
शलोक अन्यान्य पुराणो तथा सुभाषित ग्रन्थो से अविक्ल अथवा किच्चित्‌ पाठः 
भेद के साथ यहाँ उदधृत किये गये है नीतिसार प्रकरण से अनेक रोक गरड" 
पुराण का नाम लेकर “राजनीतिप्रकाश' मे उद्धृत किये गये है । राज्याभिषेक 
का प्रसंग अग्निपुराण मे आता है, जहाँ अभिषेक के निमित्त अनेक पौराणिक 
मन्त्र भी उपन्यस्त किये गये हैं ( २१८-२१६ अध्याय )। इन प्रकरणों मे 
राजनीति के तथ्य सम्वन्धी वातो का भी अन्वेषण क्या जा सक्ता ह, यद्यपि 
प्राचीन ग्रन्थो के संक्षेप प्रस्तुत करने के हेतु मौलिकता की बिशेष आशा नही है! 
राजनीतिविषयक वर्णन मत्स्य, अग्नि तथा गरुड के अतिरिक्त मार्कण्ड्य 
जैसे पुराण मे तथा और विप्णुधर्मात्तर जैसे उपपुराणो मे भी प्राप्त होते है । 
इन अध्यायो के परिशीलन से पौराणिक राज-धर्मं का स्वरूप भली भाति 
अभिव्यक्त होता है जो महाभारत आदि ग्रन्थो मे प्रतिपाद्य राजनीति मे भिन्न 
नही है । राजा के विषय मे मत्स्यपुराण एक बड़े पते की ठात वतलाता zt 
वह इस प्रकार हे-- 
कृपणानाथवृद्धानां विधवानां च योषिताम्‌ | 
योगक्षेमं च वृत्ति च तथैव परिकल्पयेत्‌ ॥ 
मत्स्य २९५६४ 
इसका तात्पर्य है कि कृपण, अनाथ, वृद्ध तथा विघवाओ के योगक्षेम तथा 
वृत्ति का प्रवन्ध करना राजा का महनीय घर्म होना चाहिए । यह श्नोक महा- 
भारत के एक शलोक की ओर संकेत करता है जिसमे नारदजी ने युधिष्ठिर से 
अनाथ, अन्ध तथा अङद्भहीन लोगो की वृत्ति नियत करने का उपदेश किया है--- 
कच्चिदन्धाँश्च मूकाश्च पङ्गून्‌ व्यञ्गानवान्धवान्‌- 
पितेव पासि धर्मज्ञ ! तथा प्रब्रजितानपि । : 
~ सभापव ५।१२४ 
इस प्रकार के राज्य को, जिसमे वृद्धो, अनाथों, लुलो, Sasi की वृत्ति का 
प्रबन्ध होता है जिससे वे भी संसार मे जीवन निर्वाह कर सकते हैं, आजकल 
की भाषा से वेलफेयर स्टेट” अर्थात्‌ कल्याण राष्ट्र कहते है। यह आजकल के 
नितान्त समुन्नत राष्ट्र के विकसित रूप का प्रतीक माना जाता है । आश्चर्य 
की वात है कि पुराणो ने राष्ट्र का यही समुज्ज्वल आदर्श प्रस्तुत रखा है 


सप्तम परिच्छेद : पुराणों का बर्ण्यं विषय ३०९, 


उसमे किसी दोष के कारण कोई भी प्राणी जीने के अधिकार से वंचित न रह 
-जाय । गरुडपुराण के नीतिसार का प्रकरण अपनी नैतिक शिक्षा के लिए बड़ा 
ही उपोदय तथा संग्रहणीय है । संस्कृत के नीलिवाक्यों के भीतर शताब्दियों से 
संचित अनुभव अपनी अभिव्यक्ति पाता है। वाक्य तो होते हैं छोटे, परन्तु उनके 
भीतर गम्भीर अर्थ भरा रहता है । बुढापे के छप पहिचानने के लिए यह इलोक 
कितना सारवान्‌ है-- 
अध्वा जरा देहवतां पर्वतानां जलं जरा। 
असम्भोगरुच नारोणां वस्त्राणामातपो जरा 1) 
यहाँ चार पदार्थो के वार्घकय या जीर्णता का विवरण है और ये चारों बातें 
गम्भीर अनुभूति के ऊपर आश्रित है । इसी प्रकार गाहँस्थ्य जीवन के आदर्शं का 
संकेत इस छोटे से va मे कितनो रुचिरता से दिया गया है :— 
यस्य भार्या विरूपाक्षी कश्मला कलहप्रिया । 
उत्तरोत्तरवादास्या सा जरा, न जरा जरा) 
गरुडं १०८९३ 
पुराणो मे नीति के ये स्थल बड़े ही मार्मिक सारवानु तथा उपादेय है । 
'युराणों सें विज्ञान 
लोकोपयोगी अनेक बिद्याओ का वर्णन पुराणो मे, विशेषतः विश्वकोशीय 
क्ष्ति ०, गरुड० तथा नारदीय मे प्रचुरता से उपलब्ध होता है । इन विद्याओं 
का विवरण इनके प्रतिपादक मौलिक ग्रन्थो के आधार प्र किया गया है। वर्णन 
है तो संक्षिप्त ही, परन्तु पर्याप्त प्रामाणिक हे । लोकन्व्यवहार के लिए इतनो 
भी जानकारी कम उपयोगी नही है । कुछ विद्याएँ तो इतनी, विलक्षण हैं कि 
उनके मूल ग्रन्थ आज बड़े परिश्रम से खोजे जा सकते है। पुराणों ने इन विद्याओं 
कै आचार्यो के भी नाम तथा मत दिये है जो अज्ञात या अल्पज्ञात हैं । अता 
संस्कृत के वैज्ञानिक साहित्य का भी परिचय पुराणो के गस्भीर अध्ययन से 
सर्वथा सुलभ है। इसी दृष्टि से भी पुराणो का अव्ययन लोकोपयोगी तथा 
कल्याणकारी है । इस विषय की स्थूल सामग्री संक्षेप मे यहाँ दी गयी है । 
( १ ) अश्वज्ञास्त्र--यह state विद्या है। सभापवे के ५।१०९ में 
अश्वसूत्र तथा saga का उल्लेख है। अश्चो की चिकित्सा के निमित्त एक 


१. द्व्य Political Thoughts in the Puranas सम्पादक जगदीश 
लाल शास्त्री ( लाहोर ) 1 इस ग्रन्थ मे मत्स्य, अग्नि, माकेण्डेय, गरुड, कालिका 
तथा विण्णुधर्मोत्तर के राजनीतिपरक अध्याय पूरे खूप मे संगृहोत हैं, तथा 
विष्णुधर्मोत्तर के राजनीतिकपरक अध्याय पुरे रूप मे संग्रहीत है, तथा उनके 
आधार पर पुराणों के एतद-विषयक विचार संक्षेप मे दिये गये है । 


३६२ पुराण-विमर्ग 


वास्तुविद्या | 

मन्दिर तथा राजप्रासाद की निर्माणविधि को वास्तुशास्त्र के नाम से 
पुकारते है । यह बहुत ही उपयोगी विद्या है । सामान्य गृहस्थो के लिए तो कम, 
परन्तु राजाओं के लिए अत्यधिक । मत्स्यपुराण ने इस विषय का बड़ा ही 
विस्तृत वर्णन अठारह अध्यायो मे दिया है (२५२ म०-२७० Ho) । नर्निपुराण 
ने भी यह विषय अनेक अध्यायो में विकीणे रूप से प्रस्तुत किया है (४० 2०, 
९३-९४ अ०, १०५-१०६ अ०, २४७ Ao ) । विष्णुवर्मोत्तरपुराण म मी 
इन विषयो का विवेचन है ( २६-३१ ) | संक्षिप्त विवेचन गरुठ में भी उप« 
छब्घ होता है ( १४६ ) । इन सबसे विस्तृत विवेचन होने के कारण मत्स्य का 
विवरण विशेष महत्त्व रखता है । प्रतीत होता है कि मत्स्य ने किसी विशिष्ट 
वास्तुशास्त्रीय निबन्ध का सार अपने अध्यायो मे; प्रस्तुत किया हैं। यहाँ चार 
विपयो का विवेचन पुराणकार करता है--( १ ) दास्तुविद्या के मूल सिद्धान्त; 
(२) स्यान का चुनाव तथा उसपर निर्माण की रूपरेखा; (३) देवों की 
मूतियो का निर्माण तथा ( ४) मन्दिर तथा राजप्रासादो की रचना । मत्स्य के 
२५२ अ० मे इस शास्त्र के १८ आचार्यो के नाम दिये गये हैं ( भृगु, अभि, 
विश्वकर्मा, मय, नारद आदि ); इनमे से कतिपय नाम काल्पनिक हो सकते हैं, 
परन्तु जेसा अन्य स्रोतो से सिद्ध होता है अनेक नाम वास्तविक हैं। इन माचायों 
ने वास्तव मे इस शास्त्र के विपय में ग्रंथों का प्रणयन किया था, । 

गृहनिर्माण का काळ ( २५३ ao ), भवन-निर्माण ( २५४ अ० ), स्तम्भ 
का मान-निर्णय ( २५५ ao ) आदि विपबो का विवरण देने के अनन्तर इस 
पुराण ने देवप्रतिष्ठा की विधि तथा प्रासादःनिर्माण की विधि का विवेचन 
विस्तार से क्या है । इसी प्रसद्ध मे प्रतिमा लक्षण की भी चर्चा पुराणो मे है। 
अग्निपुराण ने ४६-५५ अध्यायो मे पूज्य देवता को प्रतिमामो के लक्षण तथा 
निमगण का विवरण दिया है । मत्स्य ने भी यही विषय २५८-२६४ ao मे 
दिया है* । विष्णुधर्मोत्तरपुराण के तृतीय खण्ड मे भी यही विषय विवृत है । 


१. श्री तारापद भट्टाचार्य ने वास्तुविद्या के अपने अनुशीलन Canons 
of Indian Architecture नामक गंथ मे इन अठारहो आचार्यों की ऐति- 
दासिकता का तथा उनके ग्रंथो का समीक्षण प्रस्तुत किया है ( १६४७ ई० मे 
प्रकाशित ) t 

२. मत्स्य के इन परिच्छेदो की विस्तृत तथा चित्रसमन्वित व्याख्या फे 
लिए द्रष्टव्य डा० वासुदेवशरण अग्रवाल रचित मत्स्यपुराण--ए स्टडी-नामक 
अंग्रेजी ग्रन्थ ( पृष्ठ ३४२-३७० ) । इन ष्ठो मे यह विषय बड़ी सुन्दरता तथा 
विशदता के साथ faafaa किया गया है। 


सप्तम परिच्छेद : पुराणों का वर्ण्यं विषय ३१३ 


*्पुराणों के अतिरिक्त यह विषय मौलिक रूप से मानसार, चतुवंग चिन्तामणि, 
सूत्रधारमण्डन, रूपमण्डन तथा बृहत्संहिता ( ५८ अ० ) में विस्तार से दिया 
-गया है। 
ज्योतिष--ज्योतिष का भी विवरण पुराणो मे यत्र-तत्र उपन्यस्त है, खगोल 
ठो भुगोल के साथ संवलित होकर भनेक पुराणों मे अपना स्थान रखता है 
यथा श्रीमद्भागवत के पच्चम स्कन्ध मे (१६ अ०-२५ Ao) और इसो के अनुः 
-करण पर देवीभागवत के स्कन्ध ८ (५अ०-२० अ०) मे । गरुडपुराण A पाच 
अध्याय (५९ अ०-६४ ao) इसी विषय के वर्तमान है जिनमे फलित ज्योतिष 
-का ही मुख्यतया विवरण है। नक्षत्रदेवताकयन, योगिनोस्थिति का निर्णय, 
सिद्धियोग, अमृतयोग, दशा विवरण, दशाफल, यात्रा मे शुभाशुभ का कथन, 
- राशियों का परिमाण, बिभिन्न लग्नौ मे विवाह के फल आदि विषयों का विव- 
रण'इन अध्यायो मे दिया गया है । नारदीयपुराण के नक्षत्रकल्प मे भी 
( १।५५-५३ ) नक्षत्र सम्बन्धी वाते दी गयो है। इस पुराण के ५४ अ० में 
“गणित का विवरण है । अग्निपुराण के कतिपय अव्यायो मे (१२१ अ०) शुभा- 
“शुभ विवेक के विषय मे वर्णन उपलब्ध है । 
सामुद्रिक शास्त्र-स्त्रीनपुहषो के शारीरिक लक्षणो के विषय मे किसी समुद्र 
“नामक प्राचीन आचाये का ग्रन्थ था । आज भो सामुद्रिक शास्त्र के नाम से एक 
-ग्रन्य उपलब्ध है, परन्तु यह उतना प्राचीन नही प्रतीत होता! स्त्री-पुरषो के 
“विभिन्न अंगो के स्वरूप को देखकर, उच्चता-हुस्वता-दीधंता-लघुता आदि की 
“परीक्षा कर उनके जीवन की दिशा को वतलाना इस विद्या का अङ्ग है । Grae 
“काण्ड के एक विशिष्ट सर्ग मे रामचन्द्र के अद्धुविन्यास का विवरण बडी सचेष्टता 
से दिया गया हे । यह अङ्भविद्या ( प्राकृत ag बिज्जा ) का विषय है । ay 
विद्या सामुद्रिक विद्या के साथ सम्वद्ध एक प्राचीन विद्या थो जिसके हारा नर- 
-नारो के शरीर का विस्तृत वर्णन शुभ या अशुभ सूचना के साथ उपस्थित किया 
जाता था । वीरमित्रोदय के 'लक्षणप्रकाश' मे मित्रमिश्र ने इस विद्या से 
सम्बद्ध प्रचुर सामग्री प्राचीन आचार्यो के वचनो के उद्धरण के साथ उपस्थित 
-की हू। पुराणो ने अङ्गविद्या का भो सकहून अपने अध्यायो मे किया है। 
अस्निपुराण के २४३-२४५ अध्यायो मे तथा गरुडपुराण के १1६३-६१ 
अध्यायी मे यही विद्या प्रपंचित है। जैन घर्म मे अनेक ग्रंथ इसी अङ्गविद्या 
{ =भङ्गविज्जा ) से सम्बन्ध रखनेवाले उपलब्ध हुए है जिनमे एक प्राकृत 
“ग्रंथ प्राकृत ग्रव्यमाला ( काशी ) से हाल मे ही प्रकाशित हुआ है । 
धनुविद्या 
प्राचीन काल मे यह विद्या अत्यन्त प्रख्यात थी, परन्तु देश के परतन्त्र हो 
-जाने के कारण इस चिद्या से सम्बद्ध ग्रन्थों कै नाम ही यत्र-तत्र उपलब्ध होते 


३१४ पुराण-विमर्श 


है । प्रपंचहदय मे इस शास्त्र के वक्तारुप मे ब्रह्मा, प्रजापति, इन्टर, मनु तथा” 
जमदग्ति के नाम निदिष्ट है । महाभारत के अन्य पर्वी मे इस विद्या के आचार्यो 
के नाम सस्मृत है, अगस्त्य का नाम मादिपवं मे ( १५२।१०, कुम्मकोण Fo ) 
तथा भरद्वाज का नाम शाम्तिपबं मे ( २१०।२१ ) धनुविद्या के भाचायंस्प में 
उल्लिखित द्र । जमदग्नि का उल्डेख डल्हण करते है। अग्निपुराण के चार 
अध्यायो मे ( २४६-२५२ अ० ) इस विद्या का सार सद्धलित किया गया है । 
मधुसूदन सरस्वती ने 'प्रस्थानभेद' मे विश्वामिन्रकृत घनुवँद का उल्लेख किया 
है, परन्तु यह्‌ ग्रंथ उपलब्ध नही है ।* 

पुराणों में वणित विचित्र विद्याएँ 

पुराणो मे ऐसी विद्याए आख्यानको के प्रसद्ध म वणित है जिनपर मावु-- 
निक मानव प्रायः विश्वास नही करता, परन्तु उस युग में वे सच्ची थी तथा 
उनका उपयोग जनसाधारण के बीच किया जाता था। सस्छृत में 'मन्त्र', शास्त्र, 
माया और विज्ञान तथा पाली मे मन्त्र और विज्जा विद्या के ही पर्यायवाची 
शब्द हैं । इन विद्याओ में से कुछ का संकेत यहाँ दिया जाता है-- 

( १ ) अनुलेपन विद्या -माकंण्डेय ( अ० ६१, ८-२० इलोक ) में TF 
विशिष्ट पादलेप का सकेत हे जिसे पैर में लगाने से आधे दिन मे ही सहल 
योजन की यात्रा करने की शक्ति आती थी। इसके उपयोक्ता एक ब्राह्मण की 
चर्चा है जिसने एक अन्य ब्राह्मण को यह पादलेप दिया । इसके प्रभाव से वह 
हिमालय पहुच गया, परन्तु सूरज की धूप के कारण तप्त बरफ पर पैर रखने से 
ag लेप धुल गया जिससे याचा की वह अलौकिक शक्ति ae हो गयी । 

( २ ) स्वेच्छारूपधारिणी विद्या--माकेण्डेय ( द्वितीय अ० ) म॑ इसका 
सुन्दर दृशान्त हे । जब HAT ने अपने भ्राता कक के वध का चदला छुकाने के 
लिए fazed राक्षस का वध किया, तब उसकी पत्नी मदनिका ने Frat के” 
निकट आत्मसमपंण किया । मदनिका को यह विद्या आती थी जिससे स्वेच्छया 
अभीष्ट रूप का धारण किया जाता था । वह कन्धर के घर मे आकर यक्षिणी 
बन गयी ( द्वितीय अ० )। महिषासुर ने स्वेच्छा से सिंह, योद्धा, मतद्भ तथा 
महिष का रूप धारण किया था इस विद्या के प्रभाव से (ATHo ८३।२०; स्कन्द 
ब्रह्मखण्ड ७1१५-२७) । पद्मपुराण के सुष्टिखण्ड मे राजा घमंमूर्ति की प्रशंसा मे 
कहा गया है कि ag 'यथेच्छरूपधारी' था ( २१॥३ ) 1 

( ३ ) अत्त्रग्राम हृदय विद्या--इसके द्वारा अस्त्रो का रहस्य जाना जाता 
था जिससे शच्चुओ की पराजय अनायास होती थी। मनोरमा नामक विद्याघरी' 


१, द्रव्य Sto रामशकर भट्टाचार्य ; अग्तिपुराण विषयानुक्रमणी छु०- 
५६-५७ जहाँ अनेक उल्लेख दिय गये है । 


सप्तम परिच्छेद : पुराणों का वर्ण्य वियप ३१५. 


के इस चिद्या के ज्ञान की कथा मार्कण्डेय (६३ अ० ) मे दी गयी है जिसने अपने 
आक्रमणकारी राक्षस से मुक्ति पाते के निमित्त राजा स्त्रारोचिष्‌ को यह विद्या दी 
थी । वहाँ इस विद्या के उपदेशक्रम का भी वर्णन है! रुद्र स्वायम्भुव मतु-7 
वसिष्ठ--चित्रावुध ( इसी विद्याधरी का मातामह )--इन्द्रीवराक्ष (इस 
विद्याधरी का पिता )--मनोरमा ( सार्क० ६३।२४-२७ ) । मनोरमा ने इसे 
पात्रान्तरित करते समय जछस्पशे कर आगम और निगम के साथ इसे राजा 
स्वारोचिष को दिया। 

( ४ ) सवंभूतरुत विद्या--इस विद्या के प्रभाव से मनुष्य सभी प्रकार 
के अमानवीय जीवजन्तुओ की ध्वनियो का अर्थं समझ लेता हे । बिद्याबर 
मन्दार की कन्या विभावरी ने यह विद्या राजा स्वरोचिष्‌ को दहेज मे दो थी 
( माके० ६४।३ ) | मत्स्यपुराण ( २०२५ ) राजा ब्रह्मदत्त को इस विद्या का 
ज्ञाता बतलाता है जिसने तर-मादा चीटियो के परस्पर मनोरञ्ञक प्रेमालाप 
को समक लिया था । इसी राजा के विषय मे इस घटना का उल्लेख पद्मपुराण 
( सृष्टिखण्ड १०।५४ ) भी करता है। आजकल बन्दरो की बोली समझने तथा 
उसका रेकार्ड कर उपयोग करने वाले जर्मनी के वैज्ञानिको की बाते सुनी जाती 
हे । सम्भव हैँ भविष्य मे अन्य पशुओ को वोलियो पर भी इसी प्रकार के 
अनुसन्धाचो मे सफलता मिले । 

(५) पद्मिनी विद्या--इस विद्या के प्रभाव से निधियो को वश में 
किया जाता था जिससे इसके ज्ञाता को कभी भो घन की कमी नही होती 
थी । कलावती के द्वारा राजा स्वारोत्रिषु की इसके दान की कथा माक? 
( ६४१४ ) मे दी गयी हे । 

( ६) रक्षोघ्न विद्या--यज्ञो को अपवित्र बनाने वाळे राक्षसो को दूर करने 
की विद्या । माकं ७०।२१ मे बलाक राक्षस का हनन इस विद्या के द्वारा 
वाणित है । 

( ७) जालन्धरी विद्या -महषि वाल्मीकि ने कुशलव को इस विद्या 
की शिक्षा दो थी ( पद्मपुराण--पातालखण्ड ३७।१३ ) । इसके रूप का ठीक 
परिचय नही मिळता । सम्भवतः अन्तर्घान से इसका सम्बन्ध हो । 

( ८ ) विद्यागोपाल मन्त्र--भगवानु शंकर ने काश्यपवुंशो पुण्यश्च 
मुनि के पुत्र को यह सन्त्र दिया था ( पाताल खण्ड ४१।१३२ ) इस मन्त्र 
के प्रभाव से जिसमे इक्कीस अक्षर हाते है, साधक को वाकू-सिद्धि प्राप्त 
होती थो । 

( & ) परा वाला विद्या--सर्वसिद्धि प्रदायिनी इस विद्या के प्रभाव से 
अर्जुन को कृष्णलीला का रहस्य समक मे आवा था । भगवती त्रिपुरासुन्दरी ने 
इस विद्या का प्रथम उपदेश अर्जुन को किया घा । ( पाताळ खण्ड ४३1४० ) 


-३१६ पुराण-विमर्श 


( १० ) पुरुष प्रमोहिनी विद्या--इस विद्या के प्रभाव से स्त्रियाँ पुरुषो 
को मोहित कर अपने वश मे कर लेती है । यमराज की कन्या सुनीया को रम्भा 
हारा इस विद्या के शिक्षण का वर्णन भूमिखण्ड, ( ३४३५ ) मे है जिससे 
बह प्रजापति अत्रि के पुत्र अश की घमंपत्नी तथा वेण की माता वनी 
( भाग० ) । वश्चीकरण विद्या का वर्णन अग्निपुराण ( १२३।२६ ) मे है । इसके 
कई gaa भी दिये गये है । भिन्न-भिन्न उद्भिद्‌ द्रव्यो एक-एक साथ पीसकर 
तिलक करने का विधान है जिसके लगाने से मनुष्यो को कौन कहे, स्वयं देवता 
भी वश मे हो जाते है । 

( ११) उह्लापन विधान विद्या--इस विद्या के प्रभाव से टेढी वस्तु 
सीधी की जा सकती थी ! श्रीकृष्ण ने इसी विद्या फे वळ से मथुरा को प्रत्यात 
कुबडी Haat को सरल, सीधी तथा स्वस्थ वना दिया था ( विष्णुपुराण 
५1२०॥९---शौरिरुल्लापन विधानवित्‌ ) । 

( १२ ) देवहूति विद्या-दुर्वासा द्वारा कुन्ती की दी गयो विद्या जिससे 
देवता भो बुलाने पर प्रत्यक्ष होते थे । सूर्यं भगवान्‌ के स्मरण करने पर उनके 
सशरीर प्रकट होने की कथा प्रसिद्ध ही है ( भाग० ६।२४।३२ ) 

( १३ ) युवकरण विद्या--स्पशंमात्र से ही जीर्ण वस्तुओ का युवक 
बनाने को विद्या । राजा शन्तनु को यह विद्या आती थी जिसके बल पर वह 
्पर्शमात्र से ही वृढो को नवयुवक वना देता था ( भागवत ६।२२।११ ) 

( १४) वज्त्रवाहनिका विद्या--युद्ध क्षेत्र मे शत्रुम को परास्त करने के 
लिए यह विद्या age मानी जाती थी ( लिंगपुराण ५१ ao ) इसी प्रकार 
अनेक चमत्कारिणी विद्याओ के सकेत पुराणो मे मिलते हैं जिनमे से कुछ के 
नाम तथा स्थान इस प्रकार हुँ-सिहविद्या ( अग्नि ४३।१३ ), नर्रासहविद्या 
{ अग्नि ६३।३ ), गान्धारी विद्या ( अग्नि १२४।१२ ), मोहिनी तथा जुम्भणी 
विद्या (अग्नि ३२३।४--२०), अन्तर्धान विद्या (भाग० ४1१५1१५), Ferdi 
विद्या या नारायण कवच ( भाग० ६1८ ), त्रैलोक्यविजय विद्या ( Fo वे०- 
गणेश खण्ड २०॥१--३२) आदि, । 

पुराणो के गम्भीर अनुशीलन से यदि इन विद्याओ के स्वरूप का परिचय 
मिल सके, तो इस वैज्ञानिक युग मे नवीन चमत्कार आज भी दिखलाये जा 
सकते हँ । 


१. द्रव्य कल्पना, फरवरी १९५२; पृष्ठ १३२--१३६ 


(५) 
पौराणिक भूगोल 


पुराण मे भूगोल और खगोल एक अत्यन्त सारवान्‌ विषय है । पुराणकारों 
ते भूगोल का विवरण दो दृश्यों से किया हे--एक तो है समस्त संसार का 
भूगोल और दूसरा है भारतवर्ष का भूगोल । इन दोनो के बीच प्रथम मे कल्पना 
का area है और द्वितीय मे पूर्ण यथार्थता का सःद्भाव--ऐसी धारणा अनेक- 
विद्वानों की है। मेरी दृष्टि मे संसार के पौराणिक भू-विवरण मे कल्पना का 
उतना समावेश नही है, जितना साधारणतया समझा जाता है। आजकल के 
वैज्ञानिक युग मे परिज्ञात तथा बहुशः वणित समस्त भूमिखण्ड पुराणकारो को 
सर्वथा ज्ञात थे और उन्होने इसका विवरण बड़ी यथार्थता से दिया है। चुटि 
इतनी ही है कि उन स्थानो की पहचान आजकल निःसन्दिग्ध रूप से ara नही 
हो रही है । पृथ्वी के सध्चद्वीपो की कल्पना पौराणिक भूगोल की निजी विशिष्टता 
है । इन द्वीपो मे से तीन--कुशष्वीप, शकट्वीप और जम्वूद्वोप--को पहचान बड़े 
ही साङ्गोपाङ्ग रूप से यथार्थतः हो सकी है । पुराणो की भौगालिक यथार्थता 
का परिचायक यह घटना कथमपि विस्मरणीय नही है कि कप्तान स्पीक ने 
पुराणस्थ संकेत को आधार मानकर ही fra देश मे बहनेवाली अफ्रीका की 
नील नदी के उद्गम का पता लगाया । पुराण मे नदी का उद्गमस्थान कुणद्वीप 
चतलाया गया है। कुश देश तथा कुश लोगो का उल्लेख प्रख्यात पारसीक 
सम्राट दारियचहु ( ५२२-४८६ ईस्वी पूर्व ) के अनेक फारसी अभिरूखो भे 
मिलता है। कुशद्वीप को आधुनिक gaat मानकर पौराणिक बर्णन को अनु- 
सरण करते हुए कप्तान स्पीक ने नील नदीका खोत खोज निकाला । यह 
पौराणिक भूगोलीय यथार्थता का विजयघोष है । 
वहां कुश लोगो का राज्य २२००-१८०० Eo Go मे था। शक द्वीप की 
हचान यूनानी लेखको द्वारा वणित 'सिथिआ' से की जाती है। पुराणो के 
हारा वणित शक देश की भवान्तर जातियो का, वहाँ के दूधयागर का तथा 
नदियों का विवरण इतना यथार्थ है कि यह्‌ स्पश्त; कल्पनाप्रमूत न होकर ठोस 
अनुभव पर आश्रित है । भारतवर्ष के नवीन उपनिवेश, जहाँ हिन्दुओं ने जाकर 
अपनी समभ्पता और संस्कृति की वैजयन्ती फहरायी थी, पुराणो मे विशदता के 
साथ उल्लिखित और वर्णित है । एशिया की, व्यापारिक दृष्टि से महत्वशालिनो 
वड़ी-वड़ी सात नदियों का वर्णन भी उतना ही यथार्थ है । पाताल की पहचान 
पश्चिमी गोलाध से की गयी है जिसमे नियामक वर्णन है मध्य अमेरिका के 
मयसंस्कृति के क्रीडाक्षे् मेक्सिको और पेरू के भू-वृत्त का । 


३१८ पुराण-विमर्श 


ऽस प्रकार पौराणिक भुगोल यथार्थ है, काल्पनिक नही; उतना होने पर मी 
अभी भी उसकी कुछ भौगोलिक सामगी इतनी उलकी हुई नौर गोलमाल है कि 
उसके आधार पर विश्‍व का पूरा नकशा अभी भी ठीक-ठोक तैयार नहीं किया 
जा सकता । यहाँ इस पौराणिक भूगोल के arg अंगों की एक संक्षिप्त रुपण्या 
प्रस्तुत की जा रही है । 
पुराण मे भुवनकोश एक महत्त्वपूर्णे विषय हे 1 इससे समम भुवनो का 
भौगोलिक नाम, विस्तार तथा स्वरूप का विशद वर्णन पुराणो मे उपरि 
किया गया हे । इस भूवृत्त को समने के लिए इसके केन्ट्रस्यानोय पवत मेद का 
स्वरूप जानना परम आवश्यक है। 
समस्त पृथ्वा को कमर का रूप स्वीकार पिया गया द £ 
{ मूल मध्य जहाँ मे पंखुडियां निकलकर चारो ओर फलतो हैं ) म भग पर्वत 
की स्थिति मामी गयी है । 
अव्यक्तात्‌ पृथिवीपद्म॑ मेरुपर्बत कणिकम्‌ | 
वायु ३४।३७ 


~ 


AW 


वायुपुराण झा अन्यत्र कथन है कि उस महात्मा प्रजापति का सोने का 
बना ( हिरण्मय ) मेर्पर्वत गर्भ है, समुद्र गर्ने ने नि.स्यन्दमात उदक है और 
शिराएँ तथा हड्डियाँ पवत हे-- 
हिरण्मयस्तु यो मेसुस्तस्योल्वं तन्महात्मनः | 
गर्भोदक समुद्राश्च सिराद्चस्थीनि पवताः ॥ 
( चायु ५८०) 
इसी प्रकार मत्यपुराण मे मेरु अव्यक्तजन्मा ब्रह्मा का नाभि-वन्धन माना 
“गया है--नाभिवन्धन संभूतो ब्रह्वाणोश्व्वक्तजन्मन) (मत्स्य १।२।१४) । तात्ययं 
यह है कि मेरु पर्वत पृथ्वी की नाभि होने से वह केन्द्र हे जिसे मूल मानकर 
“भुवनकोश का विन्यास किया गया gt 
मेरु पर्वत पुराण परम्परा के अनुसार इलावृत्त वर्ष के wer मे स्थित है जो 
SAAT का केन्द्र माना जाता है* । इलावृत्त [रा भोर चार पर्वत मेरु 


- कुर्मपुराण ने वायु के इस वचन को परिष्कृत रूप में उपस्थित किया है- 
भरुलल्वमभूत्‌ तस्य जरायुश्चापि पर्वता; । 
गर्भोदकं समुद्राच तस्यासन्‌ परमात्मन) ॥ 
कूर्मं ४४० 
२. इलावृत्तं तु तन्मव्ये सौवर्णो मेददच्छित; । अग्नि १०८।६। 
जम्वूढीपो द्वीपमध्ये तन्मध्ये भेरुरुच्छितः । तत्रैव १०८।३ । 


सप्तम परिच्छेद : पुराणों का वर्ण्यं विषय ३१९, 


वको आलम्वन देते वाळे खम्भों के समान फैले हुए है"--प्ूरव दिशा में सन्दर 
पव॑त, दक्षिण में है गन्धसादन, पश्चिम मे है विपुल पर्वत तथा उत्तर मे है 
aed । मेह को चारों ओर से घेरने वाळे अन्य पवंतो का भी उल्लेख 
मिलता है। मेद के उत्तर मे है ate पर्वत, उसके उत्तर मे हे श्वेत पर्वत 
जिसके उत्तर मे है शंगो पर्वत । पूरव ओर है जठर तथा sages दक्षिण 
में है निषध पर्वत, जिसके दक्षिण में है हेमकूट और इसके भी दक्षिण में 
हिमवान ( हिमालय ) । पश्चिम ओर है दो पर्वत माल्यवान तथा गन्धमादन । 
इन पर्वतो के नाम तथा स्यान पुराणो मे इतनी भिन्नता से वणित है कि मेरु 
की स्थिति समझने मे बडी गडबडी तथा कठिनाई का सामना करना पड़ता 
हे । परन्तु पुराणो मे मेङ पर्वत के वर्णनों मे इतनी विस्तृत वातो का विदरण 
दिया गया है कि उसे हम कल्पना-प्रमूत पर्वत नही भान सकते । मेर के वर्णन 
मे वायु पुराण ( ३४।१६-१८) का कयन है कि वह 'प्रजापतिगुणान्बितः' 
हे अर्थात्‌ प्रजापति के गुणो से युक्त है पुरब ओर वह्‌ श्वेत रंग का है जिससे 
उसका ब्राह्मण्य प्रकट होता है; दक्षिण ओर बह ऐीतवर्ण का है जिससे उसका 
Suara स्थापित होता है; पश्चिम ओर वह भृङ्गराज के पत्रके समान हे 
( श्यामरंग का ) और यह इसके शद्रत्व का ख्यापक है । उत्तर ओर यह 
रक्तवर्ण का है जो उसके क्षत्रियत्व का संकेत करता हे । प्रजापति की समता 
तो sau अवश्य सिद्ध होती है, परन्तु इन विभिन्न रंगो का वास्तविक तात्प 
समभना एक विकट समस्या है । परन्तु इतना तो निश्चित है कि मेरु वास्तव 
मे एक विशिष्ट पर्वत था जिसकी पुराणर्वाणत भौगोलिक स्थिति के आधार 
पर वर्तमान स्थिति का अनुमान किया जा सकता है । 


सेर्‌ को पहिचान 


मेह की पहिचान के विषय मे विद्वानों ने नाना मत माने है। मेरु एक 
ऐसा विशिष्ट पर्वत है जहाँ से पर्वतश्रेणियाँ निकलकर चारो दिशाओं मे फैलती 
है । फलत; अनेक विद्वानों ने इसे पासोर पर्वत का ही प्रतिनिधि माना है। 
डा० हर्षे ने अपने एक सुचिस्तित लेख मे मेह पर्वत को अलताई पर्वत के क्षेत्र में 
स्थित माना है । यह अळताई पर्वत-श्रेणी एशिया के नकशे मे पश्चिमी साइवे- 


२. विप्कम्भा रचिता मेरार्योजनायुत-विस्तृताः । ---- 
पूर्वेण मन्दरो नाम दक्षिणे गन्धमादन; | 
fage: पश्चिमे पावे सुपाएवे सुपाशवंश्चोत्तरे स्मृतः ॥ 
वायु १३५११,१६। अग्नि १०६1११-१२ । कूर्मं ४५ १५-१६ 


३२० पुराण-विमर्श 


रिया तथा मंगोलिया मे स्थित देखी जा सकती है । हिमालय के उत्तर मे मेरु 
पर्वत की स्थिति पुराणो में वतलायो गयी हैं अर्थात हिमालय तथा मेरु के बीच मे 

हेमकूट और निषध दो पर्वतो की स्थिति ह। एशिया के नकशे मे कुदननुन' 

तथा थिएनशान' पर्वत की श्रेणियाँ देखी जाती है इन्हे ही क्रमशः हेमकूट तथा 

निषध पवतो का वर्तमान रूप माना जा सकता हे । डा० हर्षे ने अपने सिद्धान्त 

को स्थिर करने मे अनेक प्रौढ युक्तियाँ दी हैं और इस मेरु पवंत को ही आर्यो 

का मूल निवास बतलाया ह्‌ । उनके तर्को मे aga वल और आधार है। 

'आलताई' शब्द मंगोलिन भाषा का है ( आल्तेन-उला ) जिसका अर्थ हे-- 

सुवणं का पर्वत । और पुराणो ने प्रायः सर्वत्र मेर को सुवर्ण पर्वत कहा है-- 

हिरण्मय तथा सौवणं पर्वत । नास का ही साम्य नही है, प्रत्युत पुराणो मे 

वणित मेरु का भौगोलिक विवरण आसब्पास की नदियों तथा चारो ओर फेलते 
वाले पहाड़ का वर्णन भी--इस साम्य को पृष्ट करने के लिए प्राणभुत माना जा 

सकता है । मेरु पर देवो का निवास माना जाता हे और इसलिए बह भूतल 
का स्वर्ग है। इन सब तथ्यो का भी आधार खोजा जा सकता हे । निष्कर्ष 

यह है कि मेरु पर्वत हिमालय के उत्तर मे स्थित हूँ और बहुत सम्भव हूँ कि बह 

पश्चिमी साइवेरिया मे वतमान अळताई पहाड ही हो । 


चतुर्हीपा वसुमती 
पुराणो के भुवन कोश के समोक्षण करने पर प्रतीत होता है कि उसमे 

वसुमती के द्विविध विवरणो का संमिश्रण हो गया ह । एच्वी के विषय में 
प्राचीन मत ( वायु पुराण मे निर्दिष्ट ) था कि पृथ्त्री मे चार द्वीप है मेरु की 
चारो दिशाओ मे, परन्तु आगे चलकर सप्तद्वीपा बसुमतो की कल्पना भी कभी 
जागरूक हुई और पुरानी AGE कल्पना के साथ इस अभिनव कल्पना का 
समिश्रण हो जाने से वर्णनो मे बड़ी गडबड़ी तथा मिलावट दीख पड़ती हूँ 
जिसकी छानवीन कर मूल रूप को भी पहचाना जा सकता हुँ । वायु पुराण के 
इस कथन पर चतुर्हीपा वसुमती की कल्पना सर्वप्राचीन कल्पना प्रतीतः 
होती है :— ‘ 

पद्माकारा समुत्पन्ना पृथिवी सघनट्टुमा। 

तदस्य लोक-पद्मस्य विस्तरेण प्रकाशितम्‌ ॥ ४५ It 


£ 


१. विशेष के लिए द्रव्य Sto आर० जी० हर्षे : भेद होमलैण्ड भाव दो 
मारियन्स' नामक लेख । विश्‍्वेश्‍वरानन्द-भारतभारती लेखमाला १० 
होशियारपुर, पंजाव, १९६४ । 


सप्तम परिच्छेद : पुराणों का वर्ण्यं विषय २२१ 


महाद्वीपास्तु विख्याताश्चत्वारः पत्रसंस्थिताः | 
ततः कणिकसंस्थानो मेरुर्नाम महाबलः॥ ४५॥ 
-ण्वायुपुराण, अध्याय ३४ 


मेह से महाद्वीपो की स्थिति संकेतित की गयी हे । पुरव की ओर भद्राइव 
महाद्वीप, दक्षिण मे है जम्बुद्रीप ( जो “भारतवर्ष के नाम से भी afta है ), 
पश्चिम मे केतुमाल तथा उत्तर मे उत्तरकुरु : 
स तु ae परिवृतो भुवनेर्भूतभावने:। 
यस्येमे चतुरो देशा नाना पार्श्वपु संस्थिता: ॥ 
भद्राइवं भारतं चेव केतुमालं च पश्चिमे | 
उत्तराश्चेव कुरवः कृतपुण्य-प्रतिश्रयाः॥ 
मत्स्य, ११२ Ao, ४३-४४ एलो० 


( ये दोनो शलाक sal रूप मे वायु पुराण अ० ३४, एलो० ५६-५७ इलो० 
मे भी उपलब्ध होते है । वायु० का ३४ Ao मेर पवेत के विशद तथा विस्तृत 
विवरण के लिए नितान्त मननीय है ) 1 


इन चारो महाद्वीपो को वर्तमान स्थिति का अनुमान किया जा सकता है। 
'भद्राइव' का शाब्दिक अर्थ है कल्याणकारी घोडा । सम्भवतः यह चीन देश 
को सुचित करता है । भारत तो हमारा भारतवर्ष है । भारत हैमवत वर्ष के 
नाम से कभी इसलिए विख्यात था कि az हिमालय की दक्षिण दिशा मे 
वर्तमान है । बंक्षुनदी ( आकस नदी-आमू दरिया और सिर दरिया) का 
प्रदेश केतुमाल महाद्वीप है जो मेरु के पश्चिम मे वर्तमान है। उत्तर कुरु वह 
विशाळ देश है जो आलवाई पर्वत से लेकर उत्तरी समुद्र तक फेला हुआ है । 
इसकी सौस्य-समृद्धि के विस्तृत वर्णन को पुराणो मे पढकर यह काल्पनिक 
स्वगं-सूमि के समान प्रतीत होता है, परन्तु वह एक यथार्थ भौगोलिक क्षेत्र था 
जो मेरु के उत्तर मे स्थित था । साइवेरिया का पुरवी तथा उत्तरी भाग इस 
क्षेत्र के भीतर आता है । भौगोलिक परिवतंचो के कारण आज यह प्रदेश अत्यन्त 
शीतमय तथा हिममय होने से सानवों के निवास के लायक नही रहा, परन्तु 
कभी यह वड़ा ही समृद्धिशाली प्रदेश था और आजभी वहाँ की सानो से 
निकलने वाली बहुमूल्य घातुओं की सत्ता से उसके वभव का संकेत समभा जा 
सकता है । यही है चतुर्दीपा वसुमती का सामान्य पौराणिक निर्देश । 

इन प्रत्येक महाद्वीप मे एक विशिष्ट पर्वत, एक नदी, एक वृक्षकुंज, एक 
झील, एक वृक्ष तया आराधना के निमित्त एक विशिष्ट रूपधारी भगवान्‌ की 

२१ Go वि० 


३९२ पुराण विमर्श 


भी स्थिति थी । फलतः ये महाद्वीप सर्वे प्रकार के भौगोलिक साधनो से सम्पन्ते 
भी थे । इनकी स्थिति इस नकशे मे देखिए* : -- 


चतुष्पत्री भुवनपद्म 
७ वटवृक्ष 
६ मत्स्य भगवान्‌ 
५ महाभद्र सरसू 
४ सावित्र वन 
३ सोमा नदी 
२ ङ्गी पर्वत 
१ उत्तरकुरु 
१ केतुमाल | १ भद्राएच 
२ ऋपभ, पारियात्र पर्वत मेरु २ देवकूट पर्वत 
३ चक्षु ( aq ) नदी इलावृत्त वर्षं | र सीता नदी 
४ वैभ्राज्य वन ४ MART घन 
५ शीतोद सरस्‌ ५ अरुणोद सरस्‌ 
६ वराह भगवान्‌ ६ हयग्रीव भगवान्‌ 
७ अश्वत्थ वृक्ष ७ भद्रकदम्व वृक्ष 
१ भारतवर्ष 
२ कैलास-हिमवत्‌ पर्वत 
३ अलकनन्दा 
४ नन्दन 
५ मानस सरस्‌ ( ममान सरोवर ) 
६ कच्छप भगवान्‌ 
७ जस्वू वृक्ष । 
सप्तद्ीपा वसुमती | 


भ्रुवनकोप के विषय मे प्राचीन मत यही था कि पृथ्वी चार द्वीपो से घिरी 
है, परन्तु पुराणो के नवीन संस्करण मे सात द्वीपो का सिद्धान्त मान लिया गया । 
इन सात द्वीपो के क्रम के विषय मे पुराणों मे ऐकमत्य नही दृष्टिगोचर होता, 


१. डाक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के अंग्रेजी Matsya Purana: A 
Study नामक ग्रन्थ से उद्घुत, go १८७ । ( प्रकाशक अखिल भारतीय 
काशिराज न्यास, रामनगर, वाराणसी, १९६३ ) । यह वर्णन विष्णुपुराण के 
२।२। पर तथा श्रीमद्भागवत पंचम स्कन्ध, १६ अ० पर आघूत है । 


सप्तम परिच्छेद : पुराणों का वर्ण्यं विषय ३२३ 


परन्तु सप्तद्वीपा वसुमती का सिद्धान्त समग्र पुराणो का एक नितान्त महनीय 
तथा मान्य रहस्य है। जम्बूढीप इस कल्पना के द्वारा मध्य में है और यह 
सात हीपो के द्वारा वेष्टित है और ये द्वीप आपस में एक-एक समुद्र के द्वारा 
पृथकूकृत किये गये हैं । इनके नाम इस प्रकार है 

( १ ) जम्वूद्वीप ( क्षार समुद्र या ऋवणोदषि द्वारा वेष्टित ) । 

( २) ष्लक्ष ( गोमेदक ) हीप ( इक्षुरस समुद्र द्वारा वेष्टित ) 1 

( ३ ) शाल्मलि होप ( सुरा समुद्र के द्वारा वेष्टित ) । 

( ४ ) कुशट्ठीप ( घृत समुद्र द्वारा वेष्टित ) । 

( ५ ) sata होप ( दघि समुद्र द्वारा वेष्टित ) । 

( ६) शाकद्वीप ( क्षीर समुद्र के दारा वेष्टित ) । 

( ७ ) पुष्करद्वीप ( स्वादु जल समुद्र द्वारा वेष्टित ) । 

इनमे प्रथम या मध्यस्थित जम्वू द्वीप का विस्तार--एक लक्ष योजन है। 
प्रत्येक द्वीप अपने पूर्व हौप से आयाम में द्विगुणित है । फलतः प्लक्ष द्वीप का 
विस्तार द्विलक्ष योजन माना जाता है । इसी प्रकार अन्य stay का भी विस्तार 
समभना चाहिए । प्रत्येक द्वीप मे सात नदियाँ तथा सात पर्वत होते है।* 
द्वीपो का यह क्रम वायु, विष्णु ( २४ ), भागवत ( ५।२० ) तथा मार्कण्डेय 
( ५४६) के अनुसार है । मत्स्य ( अ० १२१ तथा १२२) के अनुसार होपो 
का क्रम इस प्रकार है--( १ ) जम्बू द्वीप, ( २) शाक, (३) कुश, (४) 
क्रोध, ( ५) शाल्मल, ( ६) गोमेद तथा ( ७) पुष्करद्वीप । इन द्वीपो की 
वतमान भौगोलिक स्थितियो का पता लगाना नितान्त दुःसाध्य है। कुशद्वीप के 
विषय में संकेत सूत्रमात्र उपलब्ध होता है, परन्तु शाकद्वीप के विषय मे युनानी, 
अरव तथा ईरानी लेखको के ग्रंथो के साहाय्य से बडी ही उपादेय तया निर्णायक 
सामग्री मिळती हैं। 


कुशष्ठीप 
कुश नामक देश तथा वहाँ के निवासी gata लोगों का उल्लेख अनेक 


प्राचीन फारसी शिलाछेखो मे मिलता है । उदाहरणाथ दारयबहु ( अंग्रेजी मे 
डरियस; ५२२-४८६ ईस्वी पूर्व ) के हमदान लेख में उसके राज्य की सीमा 


१. इन नदियो और पर्वतो के नाम मे बड़ी भिन्नता इष्टिगोचर होती है । 
स्थानाभाव से इस विषय की समीक्षा यहाँ नही की जा सकती । केवळ स्थूल 
बाते ही दी जाती हैं। 

२. इस मूल लेख के लिए द्रष्टव्य sto डी. सी. सरकार रचित 'जियाग्रफी 
आव ऐनशण्ड tus मथिएवल इण्डिया? नामक अंग्रेजी ग्रन्य पृष्ठ १६४ | 


३२४ पुराण-विमर्श 


इस प्रकार बतलायी गयी है !-सोग्दियाना ( सिरदरिया भोर आमुदरिया के 
बीच का बुखारा प्रान्त ) से पर पार मे रहने वाळे शको के देश से--वहाँ से 
लेकर कुश तक--सिन्धु ( सिन्धु प्रदेश,--भारतवर्ष का fara नदी से प्रवाहित 
प्रदेश ) से लेकर स्वर्दा तक ( 'एशिया माइनर' मे सारडिस नामक स्थान ) ये 
प्रदेश उसके राज्य की सीमा है 1 यहाँ कुशदेश का नाम स्पष्टतः उल्लिखित हे । 
कुशदेश है कहाँ ? कुछ विद्वान्‌ इथोपिआ से इनका समीकरण मानते है और 
दूसरे विद्वान इसे fasta के मध्यभाग मे स्थित मानते हैं। प्राचीन फारस 
सम्राटो के राज्यो के प्रान्तो की गणना मे कुश तथा मुद्राय ( इजिप्त या मिश्र" 
देश ) दोनो को अलग-अलग गिनाया गया है। अतः कुश की स्थिति मिश्र से 
बाहर अफ्रिका के पूर्वोत्तर भाग मे कही पर मानना उचित होगा । यही कुश 
हमारी दृष्टि मे पुराणो का कुशद्वीप है । 

शकद्वीप या दाकद्वीप 


शकद्वीप विषयक पौराणिक सामग्री बड़ी महत्त्वपूर्ण तथा भौगोलिक तथ्यी 
से सर्वथा परिपूर्ण है । इसमे पुराण रीत्यनुसार सात ada तथा सात नदियों 
के नाम दिये गये है। मत्स्यपुराण ( अध्याय १२१ ) इनके दो-दो नाम देता 
है ( हिनामानः ) । इन द्विविध नामो का रहस्य यही प्रतीत होता है कि एक 
नाम तो भारतीय ( पुराणस्थ ) हैं और दूसरे नाम विदेशी ( भर्थातु शकीय ८ 
शक जाति के लोगो हारा प्रदत्त )। पुराणो ने इस द्वीप का वर्णन इतना 
सांगोपाग किया है कि उनके आधार पर इसकी पहिचान पूर्ण प्रामाणिक रीति 
परकी जा स4ती है । 

शकद्वीप मे सात पर्वत, सात ad तथा सात नदियों का उल्लेख मिलता है 
( मत्स्य अध्याय १२१ )। शाकद्वीपो के पर्वेतो के नाम ये है--मेरु ( दूसरा 
नाम उदय ), जलघार ( चन्द्र नाम से भी ख्यात, विष्णु मे जलाधार), दु 
शैल ( नारद से भी प्रख्यात ), श्याम ( अपर नाम दुन्दुभि ), अस्तगिरि 
( अपर नाम सोमक ), आस्बिकेय ( अपर नाम सुमनस्‌ ), विश्वाज ( अपर 
नाम केशव ) । विष्णुपुराण मे रेवतक तथा केशरी दो नाम इनमे से किन्ही दो 
पर्व॑तो के लिए दिये गये है । 

शकट्ठीपके सात वर्षों के नाम है:--१, उदय वर्प ( उदय पर्वतका 
प्रदेश ), २. सुकुमार बर्षे (अपर नाम शैशिर, जलघार पर्वत का प्रदेश ), 
३. कौमार ( अपर नाम सुखोदय; नारद पर्वत का प्रदेश ) ४. मणिचक ( अपर 
नाम भानन्दक, श्याम TAT का प्रदेश ), ५. कुसुमोत्कर ( अपर नाम असित 
सोमक पर्वत का प्रदेश ), ६. मेनाक ( क्षेमक भी ख्यात, आम्बिकेय पर्वत का 
देश ), ७, विभ्राज ( भुव’ नाम से भी ख्यात; विभ्राज पर्वत का देश ) 


सप्तम परिच्छेद : पुराणों का वर्ण्यं विषय ३२५ 


शकद्वीप की सात नदियाँ--१. सुकुमारी ( ‘afraar’ भी ), २. कुमारी 
( तपःसिद्धा नाम से भी प्रख्यात ), ३. नन्दा (अपर नाम पावनी), ४. शिविका 
( द्विविधा नाम भी ), ५. इक्षु ( अपर नाम कुहू ), ६. वेणुका ( अपर चाम 
अमृता ), ७. सुकृता ( अपर नाम गभस्ति ) । 

शकट्ठीप का यह भूगोल 'हिरोदोतस” नामक यूनानी लेखक द्वारा बणित 
शको के निवास-प्रान्त के भुगोल से विलकुल मिलता है। नन्दलाल दे ने अपनी 
पुस्तक मे अनेक पौराणिक नामों की पहचान इस प्रकार दी है-- 


संस्कृत नाम यूनानी नाम 

शकट्वीप सी दिया 

कुमुद कौमेदेइ 

सुकुमार कोमारोई 

जलधार सलतेरोई 

इक्षु आक्सस नदी 

शयामगिरि मुश्तामूग ( जिसका अर्थ है 


काला पर्वेत मौर जो 
अवेस्ता मे निर्दिष्ट श्यामक 


गिरि से भिन्न नही है ) 
सीता सिर दरिया 
मूग मरगिआना (वर्तमान मव?) 
मशक मस्सगेताइ 


शकद्वीपीय जातियाँ 
भविष्यपुराण का कथन है कि इस हीप में चार जातियाँ निवास करती 
थी जो भारत के चतुवर्णो की प्रतिनिधि मानी जा सकती हैं--- 
तत्र पुण्या जनपदाइचतुर्वणंसमन्विताः | 
मगाश्च मगगाश्चव WATT मन्दगास्तथा ॥ 
मगाः ब्राह्मणभूयिष्ठा मगगाः क्षत्रियाः स्मृताः 
वेश्यास्तु गानगा ज्ञेया: शूद्रास्तेपां तृ मन्दगा; ।। 
भविष्य १।१३९ 
भविष्य के इन वचनों के आधार पर शकद्वीप की जातिर्या चार वर्णो मे 
विभक्त है--मग ब्राह्मण हैं, मगग राजन्य क्षत्रिय हैं, गानग वैश्य हैं तथा मन्दग 
शुद्र हँ । महाभारत मे इन लोगो के नाम कुछ भिन्न ही है-- 
तत्र पुण्या जनपदाइचत्वारो लोक संमिताः । 
WSS मशकाश्चेव मानसा सन्दगास्तथा ॥ 
“महाभारत ६।१२।३३ 


२२६ पुराण-विमर्श 


महाभारत मे प्रदत्त इन अभिधानो मे आदि तथा अन्त नाम तो PRA 
पुराणवाले ही है, केवल बीचवाले नाम भिन्न पड़ते है। 'मगगा' के स्थान पर 
“शका? पाठ मिलता है तथा गानगा के स्थान पर 'मानसा? । इन चारो 
नामो के विभिन्‍न पाठान्तर महाभारत के पूना do मे दिये गये हैं ( क्रिटिकल 
संस्करण, भाग ७, पृष्ठ ६० )। इन चारो की पहचान शकदेशीय चार विभिन्न 
जन-जातियो के साय बड़ी आसानी से की जा सकती है । 'शक्र' एक सामुदायिक 
जातीय अभिधान है जिसके भीतर अनेक जातियाँ सम्मिलित थी । प्रथम शती 
ईस्वी में भारतवर्ष मे अपना शासन स्थापित करनेवाले कुषाण लोग भी शक" 
जाति से ही मूलत; सम्-द्ध थे । शक लोग एक घुमक्कड़ जाति के थे जो अपने 
आरम्भिक जीवन मे एक स्थान पर स्थिरतया प्रतिष्ठित न होकर उर्वर भुमि 
की खोज मे घूमा करते थे । कभी ये मध्य एशिया मे भी रहते थे, परन्तु वहाँ 
से चलकर ये ईरान ( फारस ) के समीपस्थ कास्पियन ( काश्यपीय ) सागर के 
तीरस्थ भुमिखण्ड मे निवास करने लगे थे। युरेशिया द्वीप मे एक समय दुनाई 
नदी ( डेन्युव ) से लेकर त्यानुणानु-आल्ताई (पवेतश्रेणी) तक फैली शक जाति 
की भूमि ही भारतीय भाषा के अनुसार ‘WHI’ है, पुराने ईरानी शब्दानुसार 
इसे आकानवेइजा' ( शकार्ना वीजः ? ) या पीछे की भाषा के अनुसार ae 
स्तान भी कह सकते हैं, लेकिन ई० go द्वितीय शतीमे शको के वस जाने के 
कारण ईरान के पुर्वी भाग को शकस्तान या सीस्तान कहा जाने लगा । काश्यप 
समुद्र के तीरस्थ प्रदेश को आदि-शकस्तान कहा जाना चाहिए१। पु णोका 
शक ( या शाक ? ) द्वीप यही भूभाग है--इसे ही आगे सप्रमाण्य सिद्ध किया 
गया है । 

( क ) शाकद्वीप की प्रथम जाति जिसका उल्लेख पुराणो मे मग (या मक) 
है । इस शब्द के दो पाठान्तर भी मिलते है-सग और भद । सग तो 'शक' 
का ही प्राकृत रूपान्तर हैं तथा नद “माद का ख्पान्तर है । माद एक ईरानी 
जाति थी जिसका उल्लेख असुरिया के नवम शती ईर्दी पूर्व के अभिलेखो मे 
राष्ठ होता है । ईरानी ऋत्विज्‌ या पुरोहित की ईरानी संज्ञा है--मगुस और 
a इसी शब्द का संस्कृत रूप है । पुराणों मे 'मग' की एक व्युत्पत्ति* दी गयी 
टम मकर-सूय, गच्छतीति भगः अर्थात्‌ सूर्योपासकः। अवेस्ता मे 

१. शको के रीति-रस्म के वारे मे देखिए, राहुल सांकृत्यायन : मव्य एशिया 
का इतिहास, खण्ड प्रथम ( पटना, १९६० ), पृष्ठ ६४-७० | 

२, मकरो भगवान्‌ देवो भास्करः परिकीदितः । 

मकारष्यान-योगाच्च मगा gaa प्रकीतिता; ॥ 


=सविष्यपुराण, १३६ ao 


सप्तम परिच्छेद : पुराणों का वर्ण्य विषय ३२७ 


-'मगुस्‌ का प्रयोग कम बतलाया जाता है । इसके स्थान पर अथ्रवनु, WAT या 
एथ्रपति शब्द का ही age प्रयोग इसके ऋत्विज अर्थ की ही अभिव्यंजना करता 
है। यज्ञों में इनका यह कार्य विशेष महत्त्व का था और इसके अतिरिक्त वे 
अर्थ तया न्याय के शासन मे अधिकारी रूप मे भो पाये जाते है। यही ईरानी 
‘aya’ शब्द यूनानियो के यहाँ मगि' या ‘arf’ या मेगास के रूप में गृहीत 
किया गया है । वाइविळ मे भी इसका प्रयोग पुरव के विद्वज्जन” के अर्थ में 
किया गया है जो ईसा के जन्म लेते पर महनोय भविष्यवाणी करते के लिए 
उनके पिता के पास पहुँचे थे। फलत; “मगा: ब्राह्मणभूयिष्ठा सग लोगो के स्वरूप 
का यथार्थ प्रमापक वाक्य है । 

ये ही मग लोग भारतवर्ष में भी कुपाण राजाओ के संग मे आये होगे-- 
यह मानना ऐतिहासिक दृष्टि से सुसंगत प्रतीत होता है। गरुडपुराण के 
अनुसार भारतवर्ष मे इन्हें लाने का श्रेय श्रीकृष्ण के पुत्र साम्ब को है जिन्होने 
अपने कुष्ठ रोग की निवृत्ति के हेतु चन्द्रभागा नदी ( चेनाब ) के तीर पर सूर्यं 
का मन्दिर बनवाया, परन्तु भारत मे उचित पुजारी के न मिलने पर इन 
ब्राह्मणो को शकद्वीप से गरुड द्वारा बुलवाया और भारत मे सूर्यं की तान्त्रिक 
पुजा का तभी अवतार हुआ । 

( ख ) गोग तथा मगोग नामक अत्यन्त उग्र आक्रामक शक जातियाँ थी 
जिनके आक्रमण के कारण समग्र ईरान प्रदेश भय के कारण थरथर कांपता 
था । ये बड़ी क्रूर, अत्याचारी तथा fea जातियां थी । इनका उल्लेख यहुदियो 
के ओल्ड टेस्टामेण्ट ( पुरानी बाइबिल ) मे इन्ही नामो से तथा कुरान मे इन्ही 
meat के विकृत रूप याजुजु तथा माजुज नाम से अनेकशः किया गया है । गोग 
और मगोग यहूदी भाषा के शब्द है जिनका अथं है 'वाहर की बर्बर जातियाँ? । 
इन्ही शब्दो के साथ पुराणो मे उल्लिखित 'गानग' या गनक' और “मगग' 
शब्दों का समीकरण करना कथमपि अनुचित नही है। इन भयंकर, gad, 
लडाकु जातियों को शकद्वीप का क्षत्रिय तथा Sea जाति मानना भी aden 
शोभन है । पुराणो मे निर्दिष्ट wean 'माद' तामक ईरानी जाति का भारतीय 
प्रतिनिधि है । ये ईरान से सुदूर पूरव से आने वाले लोग बतलाये जाते है । 
“माद' लोग ही 'मीडीज” के नाम से यूरोपीय इतिहास में अपनी आक्रमणकारी 
प्रवृत्तियो के कारण नितान्त विख्यात है। हिरोदोतस नामक ग्रीक इतिहास- 
लेखक ने भी शक लोगो में चार जातियो की सत्ता मानी है जो भारतीयो के 
पूर्वोक्त वर्णन से भली भाँति मेल रखता है। 

(ग) केसपियन सागर के विषयमे अधिक जानकारी की जरूरत है । यह आज 
संसार भर मे सबसे विस्तृत, वडा अन्तर्देशी समुद्र है, जिसका क्षेत्रफल एक लाख 
उनहुत्तर हजार ( १,६९,००० ) वर्गमील है । किसी प्राचीन युग मे यह अपने 


३२८ पुराण-विमशे 


से पश्चिम मे स्थित कृष्णसागर से आरम्भ होकर साइवेरिया के उत्तरी भाग मे 
फैले हुए आकंटिक समुद्र तक Ger हुआ था । इस प्रकार यह निताभ्त विशाल 
विस्तृत क्षेत्रफलवाला उन्मुक्त महार्णव था जो उत्तर में फैलने वाले साइवेरिया 
के घाव वाले मैदान ( जिसे स्टेपीज के नाम से अंग्रेजी मे पुकारते हैं फे ऊपर 
से होकर बहता था । उस युग मे यह एक महासमुद्र था । महान्‌ हिम युग में 
यह अपने क्षेत्रफल मे घटने लगा जिससे कृष्णसागर ( पश्चिम) तथा थराल 
सागर ( पूरब ) के साथ इसका भौगोलिक सम्बन्ध विच्छिन्न हो गया । अपनी 
विशालता के ही कारण यह यूरेशियन भूमध्य सागर ( य्रेशियन मेडिटरेनियन ) 
के चाम से विख्यात था | फलत; ऐसे विशाल समुद ने शक प्रदेश को उत्तर और 
पश्चिम की ओर से घेर रखा था," तो इसमे आश्चयं ही क्याहै? बाज 
इसका पानी खारा ही है, परन्तु प्राचीन युग में इसका पानी बहुत ही मीठा था। 
इसका प्रमाण यह है कि इस विस्तृत केसपियन सागर से पृथकुछझृत बालकश 
मील संसार भर मे आज मीठे पानी का विशालतम कील माना जाता है। 
किसी समय ये दोनो जलाशय एक ही साथ संलरन थे | और बालकश कोल की 
वर्तमान दशा से हम भली भाँति अनुमान कर सकते हैं कि उस युग मे कैस्‌पियन 
सागर अपने मीठे स्वादिष्ट पानी के लिए प्रख्यात था । इसीलिए इसे ईरान वाले 
शीरवान! नाम से पुकारते थे । पुराणो में वाणत 'क्षीरसागर” से इसकी पहि- 
चात करना कथमपि अनुचित या अप्रामाणिक नही है । 

शकट्वीप पुराणों मे क्षीरसागर (दूध समुद्र ) के हारा आवृत बतलाया 
गया है । साधारण जन तो क्षीरसागर! के नाम से चमत्कृत होकर इसे भौगो- 
लिक अभिधान न मानकर केवल काल्पनिक जगत्‌ मे इसकी सत्ता मानते हुँ, 
परन्तु तथ्य यह है कि यह वास्तव जगत्‌ का ही एक समुद्र है। 'मार्कोपोलो' 
नामक सुप्रसिद्ध याची ने अपने यात्राविवरण मे 'शीरवान' नामक समुद्र की 
चर्चा की है जो कास्पिथन समुद्र से भिन्न नही माना जाता यह शीरवान क्षीर- 
सागर का प्रतिनिधि हे । फारसी “शीर! शब्द सस्कृत 'क्षीर ही है । इस प्रदेश 


१. During the pleistocene Ice Age Caspian fiowd over 
the steppes that stretch away to north and was probably 
still connected with the Black Sea. After the great ice cap 
has thawed the Caspian began to shrink in area and simu- 


Itanously its connections with the Black Sea and the Sea of 
Aralweie severed. 


Encyclopaedia Britannica Vol. IV, PP, 969. 


सप्तम परिच्छेद : पुराणों का वर्यं विषय ३२९ 


मे क्षीर नदी की कल्पना आज भी जागरूक हैं। ईरान की एक नदी का भी 
नाम है-शीरी तथा रूस के इस भुभाग मे प्रवाहित होने वाली 'मोलोकच्या' 
नामक नदी क्षीरनदी की ही प्रतिनिधि है। इस नदी का नाम रूसी शब्द- 
'मो-लो-को” से निकला है जिसका अर्थ है दूध और जो अंग्रेजी शब्द 'मिल्क' 
से भली-भ ति शब्द साम्य की दृष्टि से मिलता-जुरुता है । पुराणों मे उल्लिखित 
शकद्वोपीय सरिताओं का भी नाम साम्य शक स्थान की नदियों के साथ खोजा 
जा सकता है । ईरान के पूरवी प्रान्त का नामकरण साइस्तान (या शकस्तान ) 
इन्ही शको के निवासस्थान होने के कारण ही माना जाता है । ऐतिहासिको 
का कथन है कि ई० To प्रथम-द्वितीय शती में इनके उपलब्ध उल्लेखीं से पूर्व 
ही शक्र इस प्रान्त मे मध्य एशिया के यूचि लोगों के दवाव के कारण आकर 
वस गये थे । शकों का प्रभाव अफगानिस्तान के कवीलों की भाषा पर भाषा, 
शास्त्री अब मानने लगे Ft पश्तो भाषा की यह बिशिश्ता--'द' के स्था पर 
‘a’ का परिवर्तेत-शक भाषा का ही प्रभाव माना जाता है। फारसी पिदर = 
पश्तो पिलर ( पिता ), फारसी दुखतर ( दुहितर, पुत्री ) = पश्तो लुर। यह 
लकार की Tafa शक भाषा की विशिष्टता मानी जाती है। 


( घ ) शकी मे सूर्य की ही मुख्यरूपेण उपासना होती थो जिसे वे स्वलियु 
के नाम से gated थे जिसमे 'र' के स्थान पर 'ल' के साथ शकों के अत्यन्त 
प्रेम को हटा देने पर ‘qa’ शब्द साफ दिखाई पड़ता है । शकों के परम पूज्य 
देवता सूयं ही थे, इसका परिचय यूनानी ग्रन्थो से ही नही चलता; प्रत्युत 
पुराणो से भी भली-माँति चलता है । विष्णुपुराण का प्रमापक वचन है-- 


शाकद्वीपे तु तैविष्णुः सूर्यरूपधरो मुने । 
यथोक्तेरिज्यते सम्यक्‌ कर्मभिनियतात्मभिः ॥ 
विष्णु २४७० 


शकद्वीप से सूर्योपाउक ara का भारत भे आगमन ( गरुडपुराण ), 
भारत मे शको जैसे चूट्धारी सूर्य प्रतिमाओ का व्यापक प्रसार तथा ईसाई धर्म 
स्वीकार करने से पूर्वे रूसियो की सूर्य में एकान्त भक्ति इस बात की साक्षी है 
कि शको के पूज्य देव सूर्य ही थे। यह स्वलियु देव fea ( द्यौः ) पिता और 
अपिया माता का ( द्यावाएथिवी का ) पुत्र था । 

पुराण ने शकद्ठीप की जातियो, नदियो, पर्वतो का कितना यथार्थ भौगोलिक 
विवरण सुरक्षित रखा है-यह देखकर पुराणो के भुवनविन्यास चाले परि, 
च्छेदो पर हमारी पूणं आस्था जमती है पौराणिक भूगोल के केवल तीन द्वीपो 
की--जम्बूद्दीप, कुशद्वीप तथा शाकद्वीप-की ही पूरी जानकारी अभी तक 


३३० पुराण-विमर्श 


मिलती है । हमारा विश्वास है कि अन्य द्वीप भी काल्पनिक न होकर भौगोलिक 
तथ्य हैं । इस विषय मे विशेष अनुसन्धान की आवश्यकता है ।* 


जस्बूढीप के नो वर्ष 


जस्बूढीप आरम्भ काल मे भारतवर्ष का ही सूचक देश था, परन्तु शकों 
तथा कुषाणो के आगमन से भारतीयों की भौगोलिक दृष्टि विशेषरूप से 
विस्फारित हुई और उस युग तक बहुत से अज्ञात देश भी भारतीयों की ज्ञान" 
सीमा के भीतर विराजमान हो गये। ऐसे ही युग में जम्त्रुद्ठीप के नव तर्षो 
की कल्पना हमारे पुराणकारों ने की जिसमें नवीन भौगोलिक सूचनाएं एकत्र 
कर सुव्यवस्थित बनायी गयी है । इन वर्षो की जानकारी* के लिए इस रेखा- 
चित्र को देखिए । 

उत्तर कुरु ( WHET परवत ) 


हिरण्यम ( श्वेत पर्वत ) 


रम्यक ( नील पर्वत ) 
सुमेरु 


= —Fat aq 
इल वते द्राश्व वर्ष 


केतुमाल 


हरिवर्षं ( निषव ad पर्वत ) 
किंपुरुष वर्ष ( हेमकूट ) 


भारतवषं ( हिमालय ) 
इन नव वर्षो के भीतर भारतवर्ष के बाहरी देशो का भी समावेश अव भारत 
की विस्तृत सोमा के भीतर किया जाने लगा । इन वर्षो की पहिचान नि:संदिग्ध 


१. शकट्वीप के विवरण के लिए द्रव्य डा० बुद्धप्रकाश का सुचिन्तित लेख 
पुराण पत्रिका ( भाग ३, खण्ड २ जुलाई १९६१) पृष्ठ २५३-२८७1 इसी के 
आधार पर हमारा संक्षिप्त वर्णन ऊपर दिया गया है। शको के विषय मे 
द्रष्टव्य राहुल सांकृत्यायन 4 मध्य एशिया का इतिहास, प्रथम भाग, पृष्ठ ७४-- 
८० ( पटना, १९६० ) 

२. द्रव्य विष्णुपुराण अंश २, अध्याय २; श्रीमद्भागवत, स्कन्ध ५ 
अध्याय १६; देवीभागवत, स्कन्ध ८ | 


सप्तम परिच्छेद : ५राणो का वर्ण्यं विषय ३३१ 


रूप से नही की जा सकती । उत्तर कुरु तोलोमी का “ओत्तोरी कोराई' देश है जो 
सम्मवतः चीनी तुकिस्तान की तारिम घाटी को द्योतित करता है। हरिवषं 
सम्भवतः सुग्द ( या वोखारा प्रान्त ) है जो घोड़ों के लिए सवदा प्रसिद्ध था । 
इलावृत्तवषं सम्भवतः इस्ति नदी की घाटी है जो सा वेरिया के पर्वत से निकल- 
कर वालकश में गिरती है । भद्राश्व सम्भवतः चीन का सूचक है। चीन का 
जातीय चिह्न है सफेद ड्रेगन । 'ड्रेगन! अंग्रेजी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ 
है अपने मुँह से ज्वाला उद्गीणं करनेवाला मकर या सर्प जो अक्सर घोटकः 
मुख--घोड़ा मुंहवाला-- बताया जाता है । इसीलिए कल्याणकारी घोटकवाले 
देश--भद्राइव--से चीन की पहचान भली भाँति की जाती है । 

केतुमाल चक्षु या वक्ष्‌ नदी के हारा पहचाना जा सकता है जो उससे 
होकर वहती थी । चक्षु या वक्षु=भाक्ससम्नआमू दरिया जो अराल सागर में 
आज गिरती है और यही का भूभाग केतुमाल की संज्ञा से अभिहित था। 
किपुरुषवर्ष तो किन्नरों का देश है जो हिमालय प्रान्त का सूचक है । हिरण्मय- 
ag एशिया के 'बदवर्शा प्रदेश का द्योतक है, जो हीरा, जवाहरात तथा कोमती 
घातुओं की थानों के लिए प्रसिद्ध रहा है । इसी प्रकार रम्यकवर्ष सुदूर पूर्व के 
रमि या रम्नि टापुओ का सम्भवतः सूचक है । तात्पर्ये यह है कि यह समस्त 
नव वर्षो की कल्पना एशिया के विशाल प्रदेश को ही अपने में गताथ नही 


करती, प्रत्युत सुदूर पूरवी प्रदेशो से सम्बन्ध रखती है 1 इन वर्षो का भौगोलिक 
विवरण अभी विशेष अनुसन्धान की अपेक्षा रखता है? । 


एशिया की नदियाँ 


खतुर्ढीपी वसुमती की प्राचीन कल्पना में गंगा की चतुदिशा मे प्रवाहित 
होनेवाली चार धाराओं का समुल्लेख बड़े महत्व का है। पहली धारा सीता 
है, जो पूरव मे भद्राश्‍व से होकर समुद्र मे गिरती है, द्वितीय धारा अलकनन्दा 
है जो दक्षिण में भारतवर्ष से होकर दक्षिणी समुद्र में, तृतीय घारा चक्षु ( या 
cava ) है जो पश्चिम में केतुमाल से होकर पश्चिमी सागर मे गिरती है। 
चतुर्थं धारा भद्रा उत्तर कुरु को पार कर उत्तरी समुद्र मे गिरती है। इनमे से 
दो नदियों की पहचाव तो निःसन्दिग्बरूपेण की जा सकतो है। अलकनन्दा से 
तो हम परिचित ही है। यही है हमारी गंगा को मूलभूत धारा । चक्षु, स्वक्ष 
या ag एक ही नदी के विभिन्न अभिधान हैं जिसे युनानी आवसस कहते थे 
और आज arg दरिया कहलाती है और पामीर पठार से निकलकर अराल 


के सागर मे गिरती है। सीता तथा भद्रा की पहचान अभी तक निश्चित 
नही हो सकी है। 


१. इन द्वीपों की पहचान के लिए द्रष्टव्य कुष्णमाचार्लू ; दी dees आव 
इण्डियन हिस्ट्री ( अड्यार लाइब्रेरी ग्रन्थ संख्या ५६, १९४७ ), पृष्ठ ३८-६३ | 


३३२ ह पुराण-विमर्श 


गंगा की सप्त धारा की कल्पना मत्स्यपुराण ( आ० १२१।४२ ) तथा वायु 
( ४७३७-५१ श्लोक ) मे जो दी गयी है वह भारतीयो के भौगोलिक ज्ञान के 
विस्तार को सूचित करती है । भारतीयो का ज्यो-ज्यो एशिया के विभिन्न 
प्रदेशो से आना-जाना YS हुमा, उनकी इन देशों के विषय मे जानकारी वढने 
लगी भर इन नवीन भौगोलिक जागृति के युग मे निबद्ध पुराणो का कलेवर इस 
अभिनव जानकारी से ada: परिपूर्ण हे । एशिया की ये सात नदियाँ परिमाण 
तथा विस्तार क्षेत्र मे ही बडी नही है, प्रत्युत इतिहास तथा व्यापार को दृष्टि 
से उनका विपुल माहात्म्य है । इन सातो नदियो को गंगा की सात घाराएँ 
मानना गंगा पर पूज्यवुद्धि रखनेवाले भारतोयो की धार्मिक श्रद्धा का एक 
विलास है । इन सात नदियो मे पश्चिम समुद्र मे गिरनेवाली तीन है तथा 
पुरवी समुद्र मे गिरनेवाली भी तीन हैं और इन दोनो के वीच में प्रवाहित होने- 
वाली दक्षिण समुद्र मे गिरनेवाली एक है । इन नदियों के वर्णन मे वायूपुराण 
का वर्णन बड़ा ही सटीक और यथार्थ है। मत्स्य का वर्णन पाठो की अशुद्धि के 
कारण विकृत है । इनमे सीता, चक्षु तथा सिन्धु तो पश्चिमी समुद्र मे गिरती 
हैं। चक्षु तो आक्सस का ही नामान्तर है, सीता पूरबी भाग मे भद्राश्‍ववषं से 
होकर गिरनेवाली इस नाभ से प्रसिद्ध सीता नदी से नितान्त भिन्न है। वायु 
कहता है कि सीता सिन्धु मरु ( विस्तृत रेगिस्तान ) को पार कर म्लेच्छ देशो 
से--चीन, वर्वर, पवन तथा रूषाण आदि से होकर पश्चिमो समुद्र मे गिरती 
है । ये म्लेच्छ जातियाँ एशिया के पश्चिमी भाग मे अफगानिस्तान से उत्तर मे 
निवास करती थी ॥ रूषाण जाति कौन है ? क्या यह रूसी ( रशियन ) लोगो 
का संस्कृत नाम तो नही है ? सोता की पहचान सिरदरिया से की जा सकती 
है, चक्षु बड़ी विशाल नदी थी जो चानमरु ( चीनी तुकित्तान ), शुलिक ( शूले 
या काशगर ) तुषार, वर्वर तथा पारद और शक जातियो के प्रदेश से होकर 
वहती थी । उत्तरापथ के मुख्य चौरास्ते इसी के प्रान्त मे आकर मिलते थे । 
सिन्धु तो हमारी सिन्ध ही जो पंजाब से होकर वहती है । ह्वादिनी पुरवी एशिया 
की कोई विशाल नदी होगी जिसकी पहचान आज नही हो सकती । नलितो 
सम्भवतः वरमा की इरावदी है जो इन्द्रद्वीप के पास समुद्र मे गिरती है । पावनी 
सम्भवतः मेका ( माई गंगा ) नदी हो जो स्याम के दक्षिण मे प्रवाहित होती 
है। गंगा तो अपनी चिरपरिचित भागीरथी है । ये है सभ्यता का विस्तार 
करनेवाली एशिया की सप्त नदियाँ । 


भारतवर्ष 


(क) भारतवर्ष नाम पड़ने से पहले यह देश अजनाभ ( भाग० ५।७।३ ) 
तथा हेमवतवर्ष ( वायु ३५४२) नाम से प्रख्यात था। हेमवतवर्ष 


सप्तम परिच्छेद : पुराणों का वर्ण्यं विषय ३३३ 


नाम का हेतु तो यह है कि इस वर्ष मे सीमा विभाजन करने वाला हिमवत्‌ 
गिरि ( हिमालय या हिमाचल ) प्रधान रूप से अवस्थित है और वह वर्षपवंत 
है | फलतः हिमवत्‌ के द्वारा उत्तर मे वेष्टित होने के कारण यह नाम स्वाभाविक 
रीति से इस देश को दिया गया है। परन्तु अजनाभ अविधान का तात्पय 
बहुत ही गम्भीर तथा अन्तरंग है । , 'अजनाभ' का व्युत्पत्तिलम्य अर्थ है 
अज ( अजन्मा भगवान्‌ विष्णु ) के नाभि कमल पर स्थित देश । इस शब्द का 
स्वारस्य यह है कि ब्रह्मा ने भगवान्‌ के नाभि-कमल पर निवास करते हुए जिस 
प्रथम लोक का निर्माण किया, वही है यह भजनाभवषं । यह शब्द प्रदर्शित 
कर रहा है कि आदि सृष्टि यही अजनाभवषं मे ही हुई । मानवो की उत्पत्ति का 
स्थान यही वर्ष है । मानव सर्वप्रथम यही उत्पन्न हुआ और यही से भिन्न" 
भिन्न दिशाओ में फैलकर उसने सभ्यता का विस्तार किया । यह व्युत्पत्ति 
मनुस्मृति मे उपलब्ध इस पद्य की प्रामाणिकता प्रदर्शित करती है-- 

एतद्देश-प्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः | 

स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन्‌ पृथिव्यां सर्वमानवाः ॥ 
फलत; आये जाति का मूलस्थान यही भारतवर्ष है; अन्य स्थान से आकर 
आर्यो ने भारतवर्ष को अपना उपनिवेश बनाया आदि नवीन कल्पनाएं सर्वथा 


अप्रामाणिक है । पुराणो मे कर्यो के मूलस्थान के विषय मे यही सिद्धान्त 
सर्वतोभावेन मान्य है । 


भारत' नाम की निरुक्ति 


भारतवर्ष इस देश का नाम क्योकर पड़ा? इस विषय मे पुराणो के 
कथन प्रायः एक समान हें । केवल मत्स्यपुराण ने इस नाम की निरक्ति के 
विषय मे एक नया राग अळापा है । व्मरत' से ही 'भारत' बना है, परन्तु भरत 
कौन था ? इस विषय में मत्स्य मनुष्यो के आदिम जनक मनु को ही प्रजाओ 
के भरण और रक्षण के कारण “भरत' की संज्ञा दी है - 
भरणातु प्रजानाच्चेव मनुभ॑रत उच्यते | 
निरुक्तवचनैश्चेव वर्षं तद्‌ भारतं स्मृतम्‌ ॥ 

“मत्स्य ११४५-६ 
प्रतीत होता है कि यह प्राचीन निरुक्ति के ऊपर किसी अवान्तर युग की 
निरुक्ति का आरोप है । प्राचीन निरुक्ति के अनुसार स्वायस्भ्रुव मनु के पुत्र थे 
प्रियन्नत जिनके पत्र थे नाभि । नाभि के पुत्र थे ऋषभ जिनके एकशत gat 
मे से ज्येष्ठ ga भरत ने पिता का रोर्जा्हासन प्राप्त किया । और इन्ही राजा 
भरत के नाम पर यह प्रदेश “अजनाभ से परिवर्तित होकर भारतवर्ष कहलाने 


३३४ पुरॉण-विमर्श 


लगा । जो लोग दुष्यन्त के पुत्र भरत के नाम पर यह तामकरण मानते हैं, वे 
परम्परा के विरोधी होने से अप्रमाण हैं--- 
( क) ऋषभात्‌ भरतो जज्ञे वीरः पुत्रशताग्रजः | 
सोऽभिषिच्याथ भरतं पुत्रं घ्रा्राज्यमास्थितः ॥ 
हिमाहृ दक्षिणं वर्ष भरताय न्यवेदयत्‌ | 
तस्मात्तद्‌ भारतं वर्षं तस्य नाम्ना ।वदुर्वुधाः ॥ 
वायु ३३।५१-५२; ATH ५३।३९-४० 
(a) प्रियत्रतो नाम सुतो मनोः स्वायभुवस्य य: | 
तस्याग्नीध्रस्वतो नाभिः ऋपभस्तत्सुतः स्मृतः || 
अवतीर्ण पुत्रशतं तस्यासीद्‌ ब्रह्मपारगम्‌ | 
तेषां वे भरतो ज्येष्ठो नारायण-परायणः । 
विख्यात वर्षमेतद्‌ यन्नाम्ना भारतमुत्तमम्‌ ॥ 
¬~ भाग० ११।१५,१७ 
(ग) भरतस्तु महाभागवतो यदा भगवतावनितल परिपालनाय 
सञ्चिन्तितस्तदनुशासनपरः पञ्चजनी विर्व रूप-दुहित रमुपयेमे | 
अजनाभं नामैतद्‌ वर्ष भारतमिति यत आरभ्य व्यर्पादशन्ति । 
--भागवत शा७ १-३ 
भारतवर्ष का भूगोल दो रीतियो मे पुराणो मे अभिव्यक्त हुआ हे--( क ) 
कामुक संस्थान तथा (ख) कूमं संस्थान । कामुक संस्थान से अभिप्राय 
है कि समग्र भारतवर्ष की भौगोलिक स्थिति कामुक अर्थात्‌ धनुष के समान है 
जिसकी प्रत्यंचा था डोरी स्वयं हिमाचल उत्तर मे है तथा जिसका खीचा हुआ 
दण्ड दक्षिण की ओर फैला हुआ है । कार्मुक संस्थान का निर्देश पुराणो में बहुशः 
किया गया मिलता है-- 
दक्षिणापरतो ह्यस्य पूर्वेण च महोदधिः। 
ह्लिम्नानुत्तरेणास्य कार्मुकस्य यथा गणा: ॥ 
“णण्माक०ठ ५७।६० 
माकण्डेयपुराण ने अपने ५७ अध्याय मे इसी संस्थान को लक्ष्य कर भारत- 
वर्षे के सात कुलपर्वत, नदियो तथा जनपदो को एक विस्तृत सूची दी है। 
पुराणो के भुवनकोशो का यही प्राचीन भूगोल था जो gd ( पूर्वार्ध अध्याय 


१. यही श्लोक ब्रह्म० २७।६५।६६। मे उपलब्ध है। ब्रह्म के २७ अमे 
भारतवर्षं के पर्वत, नदियो तथा जातियो का विस्तृत विवरण है। अन्त मे 
भारत की उत्कृष्ट महिमा प्रतिपादित है ( श्लोक ७१-७८ )। 


सप्तम परिच्छेद : पुराणों का वर्ण्य विषय ३३५ 


४६), ब्रह्माण्ड ( अ० ४६ ), मत्स्य ( अ० ११४), वायु ( अ० ४५) और 
वामन ( अ० १३ ) तथा श्रीमद्भागवत के पश्चमस्कन्ध ( १६-२० Fo) मे 
उपलब्ध होता है । मार्कण्डेयपुराण का वर्णन अनेक हृष्टियों से महत्त्वशाली हे । 
यहाँ सात कुलपवंतो का तथा उनसे निकलने वाली नदियों का पर्वतों से सम्बद्ध 
कर सुचारु वर्णन है। साथ में इस देश के विभिन्न भागो के जनपदों का तथा 
वहाँ रहने वाली जातियो ( जिन्हे ‘faa शब्द से सुचित किया ज्‌ सकता 
है) का भी विस्तार से वर्णन किया गया है। जनपदो की नामावली भारतवर्ष 
को सात विभागों में वाँटकर की गयी है। इन विभागों के ताम इस प्रकार 
हैं--( १) मध्य देश्य, (२) उदीच्य, (३) प्राच्य, (४) दक्षिणापथ, 
(५ ) अपरान्त, ( ६ ) विष्व्यपुष्ठ और ( ७) पवंताश्रयी । 

कूम संस्यान--भारतवषं मे आराध्य देव भगवान्‌ कच्छप हैं । प्रतीत होता 
है कि इस भावना को आघार मानकर समग्र भारतवर्ष को कच्छप की आकृति 
माना गया है और कच्छप के भिन्न अंगो के साहश्य पर भारतवर्ष को नव 
भागो में विभक्त किया गया है । ये विभाग इस प्रकार है--(१) मध्यभाग, (२) 
मुख, (३) पूर्व-दक्षिणी पैर, (४) दक्षिण कुक्षि, (५) पश्चिम दक्षिणी पैर, (६) 
पुच्छ या पृष्ठभाग, (७) पश्चिमोत्तरी पर, (८) उत्तर कुक्षि, (९) पूर्वोत्तरी 
पैर । इन्ही नव विभागो मे भारतीय जनपदो का विभाजन किया गया है। कूम 
संस्थान का विवरण मार्कण्डेय के ५८वे अध्याय मे विस्तार से है। इस प्रकार 
दो संस्थानों का विवरण एक ही पुराण मे एक ही स्थान पर मिलता हे-- 
मार्कण्डेयपुराण मे। भारतीय जनपदो की इस नवीन सूची को पूर्व अध्याय की 
प्राचीन सूची से मिलाने पर अनेक नूतन नाम मिलते है जो भारतीय इतिहास 
की बदली हुई परिस्थिति मे कुषाण तथा गुप्तकाल में प्रथमबार उपलब्ध मिलते 
है। इतिहासविदो की यही मान्य सम्मति है। इस कूर्मस्थानीय भारत का 
मुख पूरव की ओर है और इसी दिकूसूत्र को पकड़कर अन्य अवयवों की 
आपेक्षिक स्थिति निश्चित की जा सकती है। कूर्मसंस्थान पर भाधारित जन- 
पद सूची ज्योतिषशास्त्र के ग्रन्थो मे उपलब्ध होती है--वराह -मिहिर की 
बृहत्संहिता के नक्षत्र कूर्माध्याय (ao १४), नरपति जयचर्या नामक ग्न्य 
मे तथा पराशरादि मुनियो द्वारा निमित प्राचीन ज्योतिष ग्रंथो मे है। 
भारत--कर्मभूमि - 

पुराणो मे भारतवर्ष की प्रकृष्ट प्रशस्ति दी गयी है। जो आधुनिक मतवाले 
भारतवर्ष के प्राचीन साहित्य के ऊपर देशप्रेम के अभाव का लाञ्छन लगाते 
है, उन्हे पुराणो मे दो गयी भारत-प्रशस्ति का अनुशोलन करना चाहिए । इस 
प्रशस्ति को पृष्ठभूमि गुप्त साम्राज्य का सुवर्णं युग माना जा सकता है जब 


t 


३३६ पुराण-विमर्श 


भारतवर्ष आधिभौतिक, भौतिक, आथिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक क्षेत्र मे 
समस्त विश्व मे अपना प्रतिमान नही रखता था और जव इसके पराक्रमी 
नाविको ने अगस्य तथा दुर्गम्य उत्ताळतरंगमय महाणंव को पार कर पूर्वी द्वीप- 
पुंजो मे--जावा, सुमात्रा, बोनियो, फिलिपाइन्स आदि-आदि मे--अपनी सभ्यता 
की पताका फहरायी थी भौर इन द्वीपो को अपना उपनिवेश बनाया था । उत 
युग मे भारतीयो मे एक अदम्य उत्साह था, नावा देशो मे अपनी संस्कृति 
फैलाने की अश्रान्त लिप्सा थी । तभी भारतीयो ने अपने भीतर सुप्त स्वज्योतिः- 
पुञ्ज का दर्शन किया था तथा उसी की आभा को विश्व के सामने छिटकाया 
था । इन प्रशस्तियो के अनेक आधार सूत्र हैं-- 
(क) भारत के समान एथ्वी का कोई भी देश नही है--यह समूचे 
भूमण्डल मे अनुपम और अद्वितीय है। 
( ख ) भारत स्वर्ग से बढ़कर है भौर इसीलिए स्वर्गवासी देवगण भारत मे 
मनुष्य के रूप मे जन्म लेने को श्रेयस्कर समभते थे । 
(ग) मानव जीवन के जितने मंगल तथा कल्याण होते है उनके बीज 
भारत मे विद्यमान है । 
( घ) भारत कर्मभुमि--अन्य देश भोगभूमि है। भारत मे सिद्धियाँ 
कर्मं के वशीभुत होकर फलीभुत होती है 1 
इन तथ्यो को सिद्ध करने वाले कतिपय श्लोक पुराणो से यहाँ उद्धुत किये 
जाते है :-- 
अहो असीषां किमकारि शोभत्ं 
प्रसन्न एषां स्विदुत स्वयं हरिः | 
यैर्जन्म लब्धं नृषु भारताजिरे 
' मुकुन्दसेवौपयिकं स्पृहा हिनः॥ 
—( देववचन; भागवत ५।१९।२१ ) 
भारतभूमि कर्मभूमि है तथा स्वर्गभूमि भोगभूमि है-- 
इस तथ्य की पृष्टि मे पुराणो मे विशेष महत्वपूर्ण विचार प्रकट किये 
गये है । 
पृथिव्यां भारतं वर्षं कर्मभूमिरुदाहृता | 
नए ब्रह्मपुराण २०२) 
जाम्बवे भारतं वर्ष तीर्थं त्रेलोक्यविश्रुतस्‌ | 
कमंभूमिरयंतः पुत्र तस्मात्‌ तीर्थं तदुच्यते ॥ 
—( att ७०२१ ) 


dein परिच्छेद : पुराणों का भूगोल ३३७ 
मभिसंपूजितं यस्मात्‌ भारतं बहुपुण्यदम्‌ | 
कर्मभूमिरतो aad तस्मात्‌ प्रकीतितस्‌॥ 
हि (तत्रैव ७०1२४) 
कमंणस्तु प्रधानत्वमुवाच त्रिपुरान्तकः | 
सर्वकर्मव नाकर्म प्राणी क्वाप्यत्र विद्यते | 
कर्मेव कारणं यस्माद्‌ अन्यदुन्मत्त चेष्टितम्‌ | 
' --( तत्रैव १४३।८-११ ) 
कर्मभूमिरियं स्वगंमपवर्ग च गच्छतास्‌। | 
—( विष्णु 21312 ) 
अत्रापि भारतं श्रेष्ठं जम्वूढीपे महामुने | 
यतो हि कर्मभूरेषा ह्यतोऽन्या भोगभूमयः ॥ 
विष्णु २।३।२२ 
भारतं नाम यद्वर्षं दक्षिरोन मयोदितम्‌ | 
तत्‌ कर्मभूमिर्नाच्यत्र संप्राप्तः पुण्यपापयो. | 
एतत्‌ प्रधानं विज्ञेयं यत्र सर्वं प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 
मार्कण्डेय ५५।२१-२२ 
प्रयाति कमंभूत्रंह्ान्‌ नान्यलोकेषु विद्यते | 
वही ५७।६२ 
कर्मभूमिमिमां प्राप्य पुनर्यान्ति सुरालयस्‌ | 
-वनपवं १८१।३१ 
तत्रापि भारतमेव वर्ष कर्मंततेत्रम्‌। अन्यान्यष्टवर्षाणि स्वगिणां 
पुण्यशेषोपभोगस्थानानि भौमानि स्वर्गपदानि व्यपदिशन्ति | 
भागवत ५।१७।११ 
भारतवर्ष के मनुष्य देवो से भी बढ़कर हैं, क्योंकि उनके हाथ मे उनका 
भविष्य है । कम के सम्पादन की छूट होने से भारतवर्ष का मानव भोगभूमि 
स्वग मे कमंफल को भोगने में आसक्त देवताओं से कही वढकर हे । मानव 
की श्रेष्ठता की यह स्वीकृति पुराणो की एक महत्त्वशाली देन माना 
जाना चाहिए :-- 
(क) देवानामपि fase! सदा एष मनोरथः। 
अपि मानुष्यमाप्स्यामो देवत्वात्‌ प्रच्युताः क्षिती । 
मनुष्यः कुस्ते तत्तु यत्र शक्यं सुरासुरेः॥ 
ERS “मार्क ० ५७।६३-६४ 
२२ पु० वि० 


२. 2: “गू विसं ¢ 
२३८ पुरांण-विमंद 


( ख ) अत्र जन्मसहस्राणां सहस्रैरपि सत्तम | 
कदाचित्‌ लभते जन्तुर्मानुष्यं पुण्यसञ्चयात्‌ ॥ 
--विंप्णु २।३।२३ 
( ग ) गायन्ति देवाः किल गीतकानि 
धन्यास्तु ते भारतभूमिभागे | 
स्वर्गापवर्गास्पदमागंभूते 
भवन्ति भूयः पुरुषा: सुरत्वात्‌ ॥ 
वही WR ४ 
( घ )”” `*"घन्याः खलु ते मनुष्याः 
ये भारते नेम्द्रियविप्रहीणाः | 
वही २।३।२६ 


भारतवर्ष के नवखण्डात्मक विभाजन 


भारतवर्ष के नव खण्डो का विभाजन पुराणो मे मिलता है । मत्स्य ( ११४। 
७-८ ) तथा मार्कण्डेय ( ५७५) मे भारतवर्षं के इन खण्डों की संज्ञा इस 
प्रकार है--( १ ) इच्दद्वीप, (२) कसेरु, (३) ताञ्रपणं, ( ४) गभस्तिमान्‌ 
( ५ ) नागद्वीप, (६) सोम्य, (७) wad, (८) वारुण, (९ ) स्वयं 
भारत ही म 

भारतस्य च वर्षस्य नव भेदान्‌ निबोधत । 
इन्द्रद्वीपः कसेरुश्च ताम्रपर्णो गभस्तिमान्‌ | 
नागद्वोपस्तथा सोम्यो गन्धर्वस्त्वथ वारुणः 
अयं तु नवमस्तेषां द्वीपः सागर संवृतः ॥ 
—( मत्स्य ११४।७-८ ) 
` ये ही नाम मार्कण्डेय ( अ० ५७ ) मे पुनरावृत्त है ओर एक नयी बात का 
यहाँ अधिक संकेत है कि ये नव विभाग एक दूसरे से समुद्र के द्वारा विभक्त 
( अन्तरित ) थे तथा जमीन के रास्ते से अगम्य थे जहाँ जाना नितान्त 
असम्भव था-- 
समुद्रान्तरिता ज्ञेयास्ते त्वगम्याः परस्परस्‌। 
—FTHo ५७।५ = वायु ४५।७८ 

'अयं तु नवमस्तेषाम्‌' प्रकट कह रहा है कि इस पुराण का लेखक भारत 
से ही कही बैठकर लिख रहा है। प्रश्‍न यह है कि इस नवम भाग का नाम 
क्या था ? राजशेखर ने अपनी काव्यमीर्मासा मे इस भाग का चाम कुमारी 
द्वीप बतलाया है ( कुमारी ट्वीपश्चायं नवम ) । अन्य पुराणो के लेखको ने नव 


सप्त॑म परिच्छेदं : पुराणों का भूगोल ३३९, 


भागों के विवरण देते समय नवस भाग की स्थिति के विषय में मोन ही 
धारण किया है, परन्तु वामन पुराण के रचयिता को यह श्रेय देना चाहिये कि 
उसने इस नवम भाग का अभिधान तथा स्वरूप ठीक-ठाक दिया है-- 


अयं तु नवमस्तेषां द्वीपः सागरसंवृत्तः। 
कुमाराख्यः परिख्यातो द्वीपोऽयं दक्षिणोत्तर: ॥ 
र्‍ण्वामन ११।११ 


वामन पुराण और काव्यमीमासा के अनुसार यह नवस भाग कुमार द्वीप 
या छुमारीद्वीप के नाम से प्रख्यात था । इस संज्ञा का हेतु यही था कि ag 
प्रदेश कुमारी ( कन्या कुमारी ) से आरम्भ होकर गंगा के प्रवाह तक फैला हुआ 
था ( आयतस्तु कुमारीतो गङ्गायाः प्रवहावधि*--मत्स्य ११४।१० ) । फलतः 
दक्षिण से उत्तर तक फेलनेवाले देश का दक्षिण बिन्दु था--कुमारी ( या कन्या 
कुमारी ) और इसीलिए यह भारत ही स्वयं garda के नाम से 
प्रसिद्ध हुआ । 


भारतवर्ष के इस नवखण्डात्मक विभाजन का मुख्य कारण गुप्ती के समय 

मे भारतवर्षं का सास्कृतिक विस्तार था । इसी युग मे भारतीय सभ्यता तथा 
संस्कृति का, भाषा तथा साहित्य का, घमं तथा दशन का पुर्वी द्वीपपुंजों मे 
आशश्‍चयंजनक विस्तार सम्पन्न हुआ । ये सकल द्वीपसमूह भारतवर्ष के भौगोलिक 
क्षेत्र के अन्तगंत तव समभे जाने लगे अर्थात्‌ आजकल का बृहत्तर भारत 
( ग्रेटर इण्डिया ) भारतवषं का क्षेत्र माना गया, तब मुख्य भारत के लिए 
किसी नये नाम की खोज की गयी और यही नाम था--कुमारीदरीप । वामन 
पुराण ने स्पष्ट * कहा है कि जिसे अब तक भारत के नाम से पुकारते थे, उसे 
ही अब कुमारीद्वीप के अभिधान से पुकारने लगे । इस नवीन स्थिति की स्वीकृति 
सामान्य जनता ने भी दी। जिस परिवर्तित स्थिति का संकेत पुराण के 
लेखकों ने अपते नाना वचनो मे किया, उसको सामान्य जतो ने भी स्वीकार 


१, आयतो ह्याकुमारिक्यादागंगा-प्रभवाच्च वे । 
तिर्यगुत्तरविस्तीणंः सहस्राणि नर्वव gu 
वायु ४५५ 
२. इमे तवोक्ता विषयाः सुविस्तराद्‌ 
at कुमारे रजनीचरेश । 
एतेषु देशेषु च देशधर्मान्‌ 
संकीत्यंगानानु TY तत्त्वतो हि॥ 
वामन १३।५९ 


३४० ह पुराण-विमर्श 


करते विलम्ब नही किया । आज भी प्रतिदिन के 'संकल्पवाक्य' मे भारतीय जन 
इस भौगोलिक परिवर्तन के स्वीकरण की सुचना देते है :--हरिः ओ तत्सतु । 
श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य थी ब्रह्मणो द्वितीये 
प्रहराघें श्रीशवेतवाराहकह्पे चँवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविशतितमे युगे कलियुगे 
प्रथमचरणे जम्बूद्वीपे भरतखण्डे भारते वर्षे कुमारिकाखण्डे आर्यावर्तेकदेशान्तगंते 
काशीक्षेत्रे भादि | 


इस संकहप-वाक्य मे प्राचीन तथा नवीन भावनाओं का पुर्ण सामञ्जस्य 
प्रदर्शित किया गया है । “जस्वूद्वीपे भरतखण्डे' तो प्राचीन भावना का संकेत 
है जब भरतखण्ड जम्वूद्रीप के साथ अभिन्न अथवा उसका एक विशिष्ट खण्ड 
माना जाता था। “भारते वर्षे कुमारिकाखण्डे'-यह नवीन भावना का द्योतक 
है जब समग्र भारतवर्ष नव खण्डो मे विभक्त होकर एक विशाल भौगोलिक 
इकाई माना जाता था और मुल भारत "कुमारिका खण्ड” की आख्या से प्रसिद्ध 
हौ गया था । 

भारतवर्ष के समुद्रान्तरित आठ विभागो की वर्तमान स्थिति का आज 
संकेत मिल सकता है । ये भारत से पुरव की ओर फैलने वाले द्वीपसमूहो के 
अवयव है जिन्हे कालिदास के युग मे द्वीपान्तर' के नाम से पुकारा जाता था 
और जहाँ कला, साहित्य, भाषा तथा संस्कृति के क्षेत्र मे भारतवर्ष का पुष्कल 
प्रभाव पड़ा था । 

( १ ) इन्दरद्वीप==इन्द्रद्युम्त, अंडमन टापू न 

| ( २ ) नागद्वोपन्न्नागवरंन्न्नककवर॑ ( चोल-शिलालेख )=निकोबार टापू 

( ३ ) ताम्रपणीर्न्नसघल, लंका । 

( ४ ) वारुणद्वीपम्=वोरनियो टापु 

( ५) कसेरमान=मलयद्वीप 

(६) गभस्तिमान्‌ = ? - 

(७)सोस्य =? 

( ८ ) गच्घर्वद्वीप =? 

अन्य पुराणो मे भी भारतवर्ष के नव खण्डो का नाम प्रायः एततू-समान ही 
है, परन्तु कही-कही कतिपय खण्डो के नाम भिन्न रूप से मिलते हैं । यथा वामन 
पुराण मे ऊपर दी गयी सूची के अन्तिम दो नासो के स्थान पर कठाह तथा 
सिंहल द्वीप के नाम दिये गये हँ । कटाहहीप तो मलय प्रायद्वीप का फेडा 
नामक स्थान से अभिन्न है जिसका उल्लेख संस्कृत के कथा-साहित्य मे विशेष 
उपलब्ध होता हे और जो कथा-सरितूसागर मे फटकच्छ होप के अभिधान 
से निदिष्ट किया गया है । सिंहल द्वीप तो आजकल का सीलोन या लंका है । 


सप्तम परिच्छेद : पुराणों का भूगोल ३४१ 


ता्रपर्ण का भी सिंहल के संग-साथ मे उल्लेख इन दोनो के वैभिन्य का द्योतक 
है! सामान्यतः ताम्रपर्ण वतमान लंका की ही संज्ञा माना जाता है, परन्तु 
प के साथ एक ही सूची में उल्लिखित होने से यह कोई भिन्न टापु प्रतीत 
होता है । 

कुमारीद्वीप की विभिन्न दिशाओ मे स्थित जनजातियों का भी उल्लेख कम 
महत्त्व का नही है । मत्स्य तथा माकण्डेय मे कहा गया है कि कुमारीदहीप को 
पूर्वोत्तरी सीमा पर किरातों का तथा पश्चिमोत्तरी सीमा पर यवनो का भावास 
था । यवनो का यह स्थिति-निर्देश ऐतिहासिक महत्त्व रखता है। यह सम्भवतः 
वैवित्रया के यूनानी लोगों का स्पष्ट निदेश है, जो मूल रूप मे चतुर्थं शती go 
पुऽ में वैक्ट्रिया मे निवास करते थे और पिछली शत्तियो मे गन्धार तथा काचुल 
घाटी मे आकर बस गये थे । वामन पुराण के इस विवरण मे दो नाम सन्निविष्ट 
fat गये है-- दक्षिण मे आस्क्ष तथा उत्तर भे तुरुष्क यह ऐतिहासिक परि- 
स्थिति के परिवर्तन का द्योतक माना जा सकता है । प्रथम अथवा द्वितीय शती 
ईस्वी में, जब आन्त्र शातवाहनों का साम्राज्य दक्षिण मे पूरबी समुद्र से लेकर 
पश्चिमी समुद्र तक विस्तीर्ण था तथा उत्तर मे तुरुष्क या तुषारदेशीय शक 
( कुषाण आदि ) पेशावर में राज्य कर रहे थे । 
कुलपर्चत 

पौराणिक भूगोल मे पर्वत दो प्रकार के होते है--वर्षपर्वंत तथा कुलपर्वत । 
वर्षेपर्दत तत्तत्‌ वर्पो के सीमागिरि हैं जो एक वपं को दूसरे वर्ष से yas 
करते है । कुलपर्चंत देश के भीतर उसके प्रान्तों की सीमा बनाते है तथा एक 
प्रान्त को दूसरे प्रान्त से एयक करते हें । कुळपर्वंतो की संख्या सात मानी 
गयी है--( १ ) महेन्द्र, ( २) मल्य, (३) सह्य, (४) शुक्तिमान्‌, (५) 
नक्ष, ( ६ ) farea, ( ७ ) पारियात्र । इन पर्वतो का संक्षिप्त परिचय यहाँ 
दिया गया है--- 

( १ ) महेन्द्र--कलिंग से शुरू होनेवाली पूर्वी घाट की पर्वत-"उंखला का 


नाम महेन्द्र है । परशुरामजी इसी पर्वत पर तपस्या करते हुए वतलाये गये हैं । 
आज भी गंजम के समीप यह महेन्द्रमलै कहलाता है । 


(२ ) मलय--दक्षिण भारत का नीलगिरि पर्वत, जहाँ पूर्वी घाट तथा 
पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ एक-दूसरे से मिलकर एक वंकिम रेखा के समान 
आकार धारण करती है 1 इस पर्वत पर चन्दन के वृक्ष बहुतायत से होते ह 
मर इसी कारण चन्दन 'मलयज? के नाम से विख्यात है। 

(२) सह्य या सह्याद्रि--उत्तर से दक्षिण तक फैछा हुमा पश्चिमी घाट 


की पर्वंत-श्द्धला, आज भी जो महाराष्ट्र तथा कोकण मे इसी नाम से पुकारी 
जाती है । हु 


३४२ „ पुराण-विमशँ 


( ४ ) शुक्तिमान्‌--इसकी वर्तमान स्थितिका अनुमान लगाया जा 
सकता है । सह्याद्रि पर्वत के उत्तरी छोर से कुछ पहले ही पूर्वं की ओर वढने- 
चाली उसकी gard ही इस नाम से संकेतित की गयी जान पड़ती छुँ जिसमे 
खानदेश की पहाडिया, अजन्ता तथा गोलकुण्डा का पठार भी सम्मिलित 
मानना चाहिए । 

( ५ ) ऋक्ष पवंत--सतपुड़ा पहाडियो से आरम्भ होनेवाली पर्वत-श्वङ्घला 
इसका आधुनिक प्रतिनिधि है । ताप्ती तथा वेन गंगा इस पहचान को पुष्ट 
करती है । उड़ीसा की ब्राह्मणी और वैतरणी नदियों का उद्गम भी इसी पर्वत 
से या । मानना पड़ेगा कि यह पर्वत छोटा नागपुर की पहाडियो तक फेला 
gar था । 

( ६) चिन्ध्य oda तो सुप्रसिद्ध विन्ध्याचल पवंत है जिसमे शोण ( सोन 
नद ), नमंदा, महानदी, तमसा (टौंस नदी मध्यभारत की ) कथा दशाणे 
( आजकल की धसान ) नदियाँ निकलकर विभिन्न समुद्रो मे प्रवाहित होती हैं । 

( ७) पारियात्र = मड़ावली पहाड़ी । इससे निकरनेवाली नदियों से इसकी 
पहचान की जा सकती है । इस पारियात्र से निकळनेवाली नदियों में पर्णास 
( बनास मदी ) , चर्मण्वती ( चस्वल ), मही, पार्वती, वेत्रवती ( देतवा )-- 
ही मुख्य नदियाँ इस पर्वत से निकलती हैं जो इसके पूर्व पहचान को दृढ करती 
हूँ । इन पर्वतो के अतिरिक्त और भी पंत पुराणो मे दिये गये हैं जेसे मल्य, 
दर्दुर, रैवत, ade, गोमन्त आदि आदि। हिमाचल adqda होने के नाते 
कुलपर्वेतो की गणना मे नही आता । इन पर्वतो से निकलने वाली नदियों का 
नाम मार्कण्डेय मे ५७ अध्याय मे सुव्यवस्थित रूप से दिया गया है। पुराणो ने 
भारतवषं के भीतर निवास करने वाली जन-जातियों का भी यथाथ वर्णन किया 
है जो इतिहास की दृष्टि मे विशेष महत्त्व रखता है' । 


१. इन नदियों तथा जातियों तथा देशो के वर्णन के लिए इन ग्रन्थो का 
अध्ययन उपयोगी है :— 

(क) डा० वासुदेवशरण अग्रवाल--माकेण्डेय पुराण : एक सांस्कृतिक 
अध्ययन TS १४६-१५५ 

( ख ) sto मग्रवाळ--मत्स्यपुराण ए स्टडी पृष्ठ Yo १८४-२०८ 

(ग) sto डी० सी० सरकार : स्टडीज इन दी ज्याग्रफी आफ्‌ ऐन्शण्टएण्ड 
मिथिवरू इण्डिया पुष्ठ १७-१०९ । इस ग्रन्थ मे पुराण की चदियो 
का समग्ररूप से एक तुलनात्मक अध्ययन किया गया है जो महत्त्व- 
शाली है। ५६ देशो तथा जातियो का भी विवरण उसी प्रकार 
वड़ा ही बढ़िया तथा उपयोगी है । 


सप्तम परिच्छेद : पुराणों का क्ूगोळ ३४३ 


पुराण की दृष्टि में ब्रह्माण्ड 

पुराणं की दृष्टि मे ब्रह्माण्ड के भीतर चौदह भुवन है जो भूतत्व मे निमित 
हं । पृथ्वी को ही मुख्य मानकर कह सकते हैं कि छः भुवन उसके ऊपर है 
तथा सात भुवन उसके नीचे हैं जिनको सामान्य रीति मे “पाताल' कहते हैं । 
इन चौदहो भुवनो की स्थिति इस प्रकार समनी चाहिए :— 


ऊध्वेलोक * 
सत्य लोक-- 
तपो लोक--- | ब्राह्मस्वगं; | 
जन लोक-- अकृतक त्रैलोक्य दिव्य स्वर्ग 
॥ 
महर्लोक +- प्राजापत्य स्वर्ग | कृतकाकृतक 


स्वर्‌ लोके -- माहेन्द्र स्वर्ग 
भुवर्लोक भौम स्वगं | कृतक त्रैलोक्य 
सध्यलोक्क YOU i 
अघोलोक* अतल ) 
वितल-- 
सुतल | 
तलातल 
रसातल-- { 
महातल-- | 
पाताल J 
पाताल लोकों का पुराणनिदिध विवरण साधारण विश्वासो से नितान्त 
भिन्न है । सामान्य जनता का तो यही विश्वास है कि पाताल नितान्त अन्धकार 
से आच्छन्न, क्लेशमय तथा प्राणी-निवास के सुतरां अयोग्य है; परन्तु पुराणों 
का प्रामाण्य इस विषय में ठीक इससे विपरीत है । विष्णुपुराण (२।५।५-१३) 


बिल स्वगं 


(घ) sto वी० सी० ला--दी हिस्टारिकल ज्याग्रफी आफ ऐनशंट 
इंडिया ( १९५४, पेरिस से प्रकाशित ) 
( १ ) ऊर्ध्वेलोको के वर्णेन के लिए द्रप्टव्य विष्णुपुराण द्वितीय अंश, ७ 
Ho, तथा वायुपुराण Yo eo | 
२. अधोलोकों के वर्णन के लिए द्रष्टव्य विष्णु-२।५; श्रीमद्भागवत ५1२४: 
वायुपुराण ५० अ० १-४८ इलो० | | 


राण-विभशं १ 
३४४ 4 पुराण विमर्श 


महाव नारद की अनुभूति को उल्लिखित कर पाताल के विषय मे यह कहता 
है पाताल तो cat से भी अधिक सुन्दर है स्वर्लोकादपि रम्याणि पातालानीति 
नारद: । सूर्य तथा चन्द्रमा की वहाँ स्थिति होनेसे वह सर्वया प्रकाशमय तथा 
कान्तिमान्‌ होता है--परन्तु एक वैशिष्टय के साथ । दिन मेसूयं की किरणे 
केवळ प्रकाश ही करती हैं, परन्तु घाम नही करती, रात मे चन्द्रमा की किरणो 
से शीत नही होता, केवल चाँदनी ही फॅलती है । वहाँ के निवासी दैत्य, दानव 
तथा नागलोक स्वच्छ आभूषण, सुगन्धमय अनुलेपन तथा वेणु-वीणा थादि 
स्वरयन्त्रो-आदि उदारजनो के द्वारा भोग्य पदार्थो का सेवन करते हँ । भोग" 
बिलास की समग्र सामग्री से सम्पन्न पाताल लोक का निवास मनुष्यो के लिए 
भी एक स्पृहणीय वस्तु है, गहंणीय नही । वहाँ भगवान्‌ विष्णु की तामसी तनु 
जिसका नाम शेष अथवा अनन्त है, निवास करती है । वे अपने फणो की सहल 
मणियों से सम्पूर्ण दिशाओं को देदीप्यमान करते हुए संसार के कल्याण के लिए 
समग्र असुरो को वीर्यहीन करते रहते हैं। श्रीमद्भागवत ( ५।२४।८-१५ ) 
ने भी इन्ही कमनीय शब्दों मे पाताळ लोको के ऐश्वर्य, वैभव तथा भोगविलास 
का वर्णन किया है।* विष्णु पुराण की अपेक्षा श्रीमद्भागवत का वर्णन 
विशिष्टतर है, क्योकि यह सातो पाताल लोको मे प्रत्येक का वर्णन अलग-अलग 
वँशद्य से करता है। थह वर्णन इतना साद्भोपाङ्भ है कि इसमे अनुभूति की 
सत्यता स्पष्टतः झाँकती हष्टिगोचर होती है। इस पाताल की पहचान कया 
किसी भूविशेष से की जा सकती है ? 


मेरी दृष्टि मे पाताल की पहचान समग्र पश्चिमी गोळा से की जा सकती 
है जिसे आजकल उत्तरी, मध्य तथा दक्षिणी अमेरिका के नाम से पुकारते हैं। 
श्रीमद्भागवत ने 'अतळ' नामक पाताल लोक मे मय नामक असुर की 
स्थिति बतलायी है । यह प्रामाण्य बड़ा सारदानु है । मध्य अमेरिका के मुख्य 
प्रदेश मेक्सिको की प्राचीन desfa सयसंस्कात के नाम से विख्यात है और 
वहाँ के निवासी आज भी उस प्राचीन संस्कृति के प्रचुर उपासक है। मय था, 


१. स्वर्लोकादपि रम्याणि पातालानीति नारदः । 
प्राह स्वर्गसदोमध्ये पातालेभ्यो गतो दिवम्‌ ॥ 
“जहा २१।५ तथा विष्णु २।५।५ 
२. तुलना कीजिए महाभारत के ताइश वचन से--- 
न नागलोके न cat न विमाने त्रिविष्टपे | 
परिवासः सुखस्ताहर्‌ रसातलतले यथा ॥ 


महाभारत, आरण्यपर्वं १०२।१५ 


सप्तम परिच्छेद : पुराणों का भूगोल ३४५ 


बड़े ही अदभुत महलों का निर्माता असुरो का इञ्जीनियर। मेक्सिको तथा पेरु 
आदि देशो की समृद्ध शिल्पकला तथा भास्कयेकला के प्राणचन्त ्रासादो का 
निरीक्षण कर आधुनिक शिल्पी आश्चर्यचकित हो उठता है उस प्राचीन युग 
की इन विशद कलाकृतियों की विस्मयकारिणी समृद्धि तथा सम्पन्नता की सत्ता 
से। मय असुर माया के लिए भी प्रसिद्ध था और इन स्थानो मे आज भी 
प्राचीन युग के गुप्त महलो में असंख्य घनराशि अभिमन्त्रित कर रखी हुई है । 
सेक्सिकोर का आचार-विचार, रहन-सहन, सिलन्बट्टे का प्रयोग, भोजन का 
प्रकार, चपातियो का दाल-तरकारी के साथ खाना--सब कुछ आज भी भार- 
तीय है । फलतः मेरी दृष्टि मे समग्र अमेरिका की पाताल से पहचान करना 
सर्वथा सत्य, प्रामाणिक तथा वैज्ञानिक है । 


एक वात और भी इस विषय मे ध्यात देने योग्य हे । बह है वहाँ का 
स्थानीय जलवायु । अमेरिका के इस भाग की जलवायु समशीतोष्ण है--न 
अधिक गरम, और न अधिक ठंढा 1 पुराणवणित सूर्य-चन्द्र के मर्यादित व्यवहार 
का यह सरवधा प्रमापक माना जा सकता है। गरमी का कम होना तथा शीत 
का भी मर्यादित रूप इस पुराण-निदिप्ट वैशिष्ट्य का स्पष्टतः द्योतक माना 
जा सकता है । पुराण का कथन है कि पाताळ लोक भारतीयो के 
लिए अगस्य ओर अव्यवहायें नही थे, परन्तु वहाँ से हमारा व्यवहार भी 
चलता TEI— 


सप्तैवमेते कथिता व्यवहार्या रसातलाः | 
देवासुरमहानागराक्षसाध्युषिताः सदा ॥ 
वायु Yo Fo, ५४ इलो०। 
निष्कर्ष यह है कि पाताल का पौराणिक वर्णन कल्पनाप्रसृत न होकर 
अनुभवाश्चित है । ये सच्चे भूभाग की भौगोलिक इकाई है जहाँ आर्यो का 
गमनागमन होता था । यह तो भूगोल के पाठकों को अज्ञात नही है कि 
साइवेरिया का पूरवी प्रदेश उत्तरी अमेरिका के अलास्का नामक उत्तरी प्रदेश से 
किसी समय बिल्कुल ही संलग्न था । फलतः पाताल लोकों मे जाने का रास्ता 
इधर से स्थलमागं से भी था; यह मानना अनुमान-विरुद्ध नही कहा जा सकता। 


१. मेक्सिको के निवासियों के आचार-विचार के विषय मे द्रष्टव्य दीवान 
चमन छाल रचित "हिन्दू अमेरिका' नामक अंग्रेजी पुस्तक जिसके बड़े संस्करण 
मे वहाँ की कलाकृतियों के नमूने भी प्रचुरता से दिये गये हैं । संक्षिप्त संस्करण मे 

न्थकार ने अपने दीर्घकालीन खोजों के आधार पर सिद्धान्तों का प्रतिपादन 
किया है! लघुसंस्करण विद्याभवन, बम्बई से प्रकाशित है। 


३४६ पुराण-विमर्श 


स्पेन के इतिहास से भी इन जातियों मे से अन्यतम जाति इन्का टोगो का 
जो अद्भुत वृत्तान्त मिलता है उससे भी उक्त पहचान की gfe होती है । इस 
विषय मे दो-चार वाते यहाँ स्पेनी इतिहास के आधार पर दी जाती ह: 

सन्‌ १५३३ ईस्वी मे दक्षिणी अमेरिका के एक विशाल भूभाग पर sat 
आजकल पेरु, ईकूवाटोर, चिली और अर्जण्ठाइना के कुछ हिस्से हैं वहाँ 'अताहु- 
आल्पा' नामक राजा राज्य करता था । इसके पूर्वज 'इनुका' जाति के सम्राट 
थे जिनका सावंभौम राज्य पूरे देश पर था । उस सम्राट की "जधानी का 
विपुल वैभव देखकर आज आश्चयं होता है, परन्तु वात बिल्कुल ठीक हैँ कि 
सम्राट के प्रमुख पथ, और महल की दीवारें सोने के पत्तरों से जड़ी हुई थी। 
राजमन्दिर का विस्तृत उद्यान पूरा पयके सोने का बना हुआ था । सोने के पेड़, 
सोने के फूल, सोने की पत्तियां, सोने की घास, सोने की तितिलियाँ सब कुछ 
सोने का बना हुआ था । हीरे, जवाहिरात तथा सोने का वहाँ अपार ढेर था 
जिसकी कल्पना भी नही की जा सकती । लोगो का विश्वास था कि इनका 
सम्राट्‌ को सूर्य भगवान्‌ ने लोगो को शासन करने के लिए भेजा है। उनकी 
आज्ञा देवाज्ञा के समान पवित्र तथा अपरिहार्य मानी जाती थी। पूरे देश मे 
सोने, चादी, जवाहिरात की इतनी अधिक खाने थी जितनी कल्पना मे भी नही 
आ सकती । स्पेनी सरदार पिजारो ने इस इन्का सम्राट्‌ को कैद कर डाला 
ओर अपने आदेश के अनुसार सोना प्राप्त हो जाने पर भी उसने सम्राट्‌ को 
केद से नही छोड़ा और उसे मार डाला । पिजारो ने मृत राजा के एक व्यक्ति 
को सम्राट्‌ बनाकर, एकत्रित अतुल सुवर्ण राशि को लेकर स्पेन लौट आया। 
इधर नवीन सम्राट ने अपने प्राणो को संकटापन्न मानकर अतुल सम्पत्ति के साथ 
अपने राज्य के भीतर जंगलो मे अपनी नयी राजधानी स्थापित की जिसका नाम 
था विल्कावम्वा और वही पर महलो के भीतर धनराशि रखकर उसे तिलिस्म 
के सहारे बन्द कर दिया । इन तिलिस्मो की कुञ्जी एक रस्सी और रंगीन 
गाठो में है जिसके संकेत को आज भी कोई समझ नही रहा है । उसके पाने के 
अनेक खोजी साहसी व्यक्तियों ने अश्रान्त परिश्रम किया, परन्तु अभी सफलता 
उन्हे प्राप्त नही हुई । इस उद्योग की कहानी जो कल्पना से भी अधिक चमत्कार 
जनक है अभी अखवारो मे प्रकाशित हुई है ।१ 

जिस तिलिस्म का उल्लेख यहाँ ऊपर किया गया है वह आसुरी माया का 
एक दृष्टान्त है । मय केवल प्रासादो के निर्माण मे ही अलौकिक दाक्ष्य नही 
_रखते थे, परन्तु विलक्षण माया ( या जादू ) के भी वे अधीश्वर थे। ऊपर के 


१. प्रष्टव्य “धर्मेयुग' नामक साप्ताहिक पत्र (Ro सित०, १९६४ का 
अक इष्ठ २५-२६; जहाँ वहुत से तथ्य एकत्र किये गये है ) 


सप्तम परिच्छेद : पुराणों का भूगोल ३४७ 


वर्णन को पाताल के पौराणिक वर्णनों से मिलाने पर विलक्षण समता दृष्टिगोचर 
होती है । पुराण मे उल्लिखित पाताल के वैभव की एक फीकी रेखा इस वर्णन 
में भी मिलती है । फलतः आसुरी माया से सम्पन्न seat लोगो को तथा विशाल 
प्रासादो के निर्माता एवं मय-संस्कृति के उपासक मेक्सिकन लोगो को पात्ताल 
लोक का अधिवासी मानने मे किसी प्रकार का अनौचित्य प्रतीत नही होता । 


मय असुर के विशाल प्रासादो फे निर्माता होने की वात भारतवषं मे सवत्र 
प्रसिद्ध है । युधिष्ठिर के राजप्रासाद की रचना मय ने ही की थी जिसके गच को 
देख्ने से भ्रम हो जाता था कि वह जल है या स्थल है । मेक्सिको मे मय 
लोगों के प्रासाद भी इसी नमूने के हैं। इसके विषय मे एक विशेषज्ञ की सम्मति 
यहाँ उद्घत की जाती है जिससे मय लोगो की शिल्पकला की प्रक्रिया का 
परिचय मिल जायगा । भारतीय मय असुर फे निर्माण तो केवल पुराणो मे 
वर्णन के विषय हैं परन्तु मेक्सिको देश के मय लोगों के निर्माण आज भी 
विद्यमान है और अपनी अनुपम कला के द्वारा वे वर्तमान वैज्ञानिक युग के 
इन्जिनीयरो को भी आश्चर्यचकित कर रहे हैं । 


पाताळ लोक मे दैत्य, दानव तथा नाग लोगों का निवास है । सबसे निचले 
लोक--पाताल में नाग लोक हैं जहाँ उसके अधिपति वासुकि, घुटराष्ट्र, 
घनञ्जय, शंखचूड आदि महाभोग-सम्पन्न नागलोकाधिपति निवास करते हैं 
जिनके फणों फे ऊपर चमकने वाली मणियो से उस लोक का अन्धकार सद्यः 


१. When one wanders through the great Maya Cities, One 
feels convinced that the Maya architects could not have 
accomplished such master pieces as the great-temples of 
Tokal or the charming temples of Sun, the Cross, and the 
foliated cross at Palenque, nor the house of the Governer 
and the nunnery at Uxmal, without first having laid out 
careful ground plans and having drawn up elevations and 
made sketches for the design, Theymust have made estimates 
of the amonnt of stones with or without design to be ordred 
from the stone cutters and roughly calculated how many 
zaPote-wood beams would be needed for their door ways, 

—Frans Blom 


हिन्दू अमेरिका' go २१२ ( तृतीय do ) पर उद्घृत । 


३४८ पुराण-चिमर्शं 


विदूरित किया जाता है! ( भाग० ५।२४।३१ )। भागवत फे एस कथन के 
साक्ष्य पर पाताळ लोक में नागलोगो का निवास ada सममित तथा प्रमाण" 
पुरःसर है । मेविसको तथा पेर मे नाग लोगों का निवास था--यह वहाँ के 
इतिहास से समथित है 1 नागपूजा भी उस देण मे प्रचलित थी । वोटन* नामक 
उस देश का प्रथम ऐतिहासिक, जिसने उस जाति फे उद्गम फे विषय मे एक 
ग्रन्थ लिखा है, अपने को उस ग्रन्थ मे नाग बतछाता है तथा वहाँ फे देशी 
निवासियो को 'नाग' की संज्ञा देता है--पुराण फा पूर्वोक्त वर्णन मध्य तथा 
दक्षिण अमेरिका मे अक्षरशः चरितार्थ होता है। रतना ही नहो; मेक्मिको के 
अन्तिम शासक, जो अजूदेक फे नाम से पुकारे जाते हैं, नागदेवता के पूजक थे 
और aga सम्भव है कि यह शब्द मास्तीक से ही उद्भूत हुमा है। यह्‌ नाम 
उस ऋषि का है जिन्होने अपने बुद्धि वेभव से जनमेजय के नाग यज्ञ में स्बाहृति 
होने से नागों को बचाया था | नाग के उपासक ‘anes’ जाति का नामकरण 
नागो के उद्धारक तथा संरक्षक आस्तीक ऋषि के नाम पर पडा हो--पह कथमपि 
असम्भाव्य नही हे | 

मेविसको--पेरु आदि अमेरिकन देशो का घनवैभव, सोने से जड़ा gar 
महल तथा सडके इस वात का प्रत्यक्ष दृशन्त हे कि ये देश नितान्त समृद्ध तथा 


१. Votan was the first historian of his people and «wrote 
a book on the origm of the race, in which he declars 
himself a snake ( Naga), a descandant of Jmos, of the 
line of chan, of the 1ace of chivim"™...,..The interesting fact 
emrges that thee was a snake people in America as there 
are Naga people 1n India, 


२. Votan 35 Said to have retuined to Paieque, where he 
found that several more of the natives had anived, There 
he recognised as Snakes ( Nagas ) and showed them many 
favours 

—Mackenyie ; myths of pre-columbian America P, 265 
quoted in Hindu America P, 13, 

३. आस्तीक का चरित महाभारत के आस्तीक पं मे वणित है जो आदि- 
पर्वे का एक अवान्तर पर्व १३ अध्याय से लेकर Xs Ho तक फैला हुआ है । ये 
यायावर कुल के जरत्कारु ऋषि के पुत्र घे । नागराज वाशुकि के सवन मे इनका 
पोषण हुआ भर उसी के प्रत्युपकार मे इन्होने जनमेय द्वारा उत्पीडित नागो 
को बचाया था ( आदिपर्व, ५८ अ० ) 1 


सप्तम परिच्छेद : पुराणों का भूगोल ३४६ 


घनःदौलत से भरे-पुरे थे। इन सब ' प्रमाणो को एकत्र करने से हम इस 
निःसंदिग्ध निष्कर्ष पर पहुँचते है कि अमेरिका, विशेषतः मध्य तथा दक्षिणी 
'अभेरिका, पुराणो मे बहुशः वणित अतुल धन-सम्पत्तिशाली पाताल लोक से 
भिन्न नही है । दोनो के साहश्य-प्रतिपादक अन्य प्रमाणो का भी अध्ययन तथा 
अनुशीलन अभी भी करने योग्य है । 


पुराण साहित्य मे चतुर्देश भुवनात्मक ब्रह्माण्ड का परिचय मिलता है 
जिसका एक सक्षिप्त वर्णन ऊपर दिया गया है । भूलोक से लेकर सत्यलोक समग्र 
भुलोक और नीचे के अधोभुवन सप्त प्रकार पाताल आदि इसी के अन्तर्गत है । 
इसी ब्रह्माण्ड का ज्ञाता व्यक्ति शास्त्रो मे 'पुराणविद? के नाम से प्रख्यात है । 
परस्तु आगमो से पता चलता हे कि इससे भी विस्तृत तथा विशाल ब्रह्माण्डी 
की सत्ता विद्यमान 21 तथ्य यह है कि केवल एथ्वोतस्व के अन्तर्गत भुचनो की 
गणना पुराणो मे है और उन भुवनो की समष्टि का नाम ब्रह्माण्ड की संज्ञा से 
अभिहित किया जाता है। परन्तु तन्त्रो की दृष्टि मे इस ब्रह्माण्ड के बाहर तथा 
इससे और भी विशाळ अण्डो की सत्ता विद्यमान हे । ब्रह्माण्ड संख्या मे असंख्य 
हैं, परन्तु इस ब्रह्माण्ड से भो वाहर ब्रह्माण्ड से भिन्न एक अण्ड है जो प्रकृत्यण्ड 
के नाम से प्रख्यात है । यह जल तत्त्व से लेकर प्रकृति तत्त्व तक के तेइस (२३ 
तत्त्वो की समष्टि से बनता है । यह भी स्वयं असंख्य है । प्रकृत्यण्ड से भी ऊपर 
afer एक अन्य अण्ड है जो मायाण्ड के नाम से विख्यात है । पुदष-नियति- 
कालन्राग-विद्या-करा तथा माया--इन सात तत्वो की समष्टि से निमित अण्ड 
को 'मायाण्ड' कहते हे । एक-एक मायाण्ड के भीतर असंख्य प्रकृत्यण्ड होते है । 
यह मायाण्ड पुरुष से लेकर पश्चकंचुक और उनकी कारणछूपा माया से बना है। 
माया से बाहर ज्योतिमंय शुद्ध सत्त्वात्मक अण्ड हे जो शाक्ताण्ड के नाम से 
प्रथ्यात है । यह विद्यातत्त्वो की समधि से चना है अर्थात्‌ इस अण्ड के भीतर 
शुद्ध विद्या, ईश्वर तथा सदाशिव तचो की समष्टि विद्यमान रहती है। इन 
aust के अधिष्ठाता पुरुषो की भी तन्त्रो मे कल्पना है ब्रह्माण्ड (या पाथिवाण्ड) 
के अधिष्ठाता ब्रह्मा है, प्रकृत्यण्ड के अधिष्ठाता विष्णु हैं, मायाण्ड के अधिष्ठाता 
रुद्र है । यहाँ तक तो रहता है साया का राज्य। अब इससे आगे आरम्भ होती 
है शुद्धसत्त्वात्मक सृष्टि ओर इसीलिए शाक्ताण्ड के अधिष्ठाता हे ईश्वर और 
सदाशिव । ईश्वर और सदाशिव तिरोधान और अनुग्रह शक्ति से सम्पन्त पर- 
मेश्वर के ही दो कार्यातुरूप आधिकारिक नाम है । ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर 
'और सदाशिव--इन पाँचो अधिकारी पुरुपो को तन्त्रो मे 'पंच कारण कहते 


हे । विश्व के समस्त व्यापारो भे अपने विशिष्ट अधिकार के अनुसार इन्ही का 
प्राधान्य रहता है। - 


१५० पुराण-विमर्श 


इस प्रकार तान्त्रिक साहित्य में वणित अण्डों से पौराणिक अण्ड (या 
ब्रह्माण्ड ) की तुलना करने पर यह बहुत ही छोटा लघु स्थान को आवृठ करने- 
वाला प्रतीत होता है । इतने पर भी वह स्वयं अनन्त तया असंख्य है। ठान्तिक 
अण्डों को घ्यात मे लेने पर इस महाब्रह्माण्ट की विशालता तथा असंख्यता 
मानव वुद्धि से अगोचर की वस्तु ठहरती हैन । 


ePID OS 


१. इस गम्भीर विषय को यथाथंता से समझने के लिए देखिए qo wo 
पण्डित गोपीनाथ कविराजजी की दोनो मौलिक पुस्तक--- 

( क ) तान्त्रिक वाड्मय में शाक्त दृष्टि! पृष्ठ १३८-१५४ 

( ख ) भारतीय संस्कृति और साघना' पृष्ठ २८६-२८७ 

( प्रकाशक बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्‌, पटना, विक्रमाब्द २०२० ) ऊपर का 
संक्षिप्त विवरण इन्ही दोनो ग्रम्थो के आधार पर किया गया हे । सेक्षक इसके 
लिए कविराजजी का विशेष अनुग्रह मानता है। 


श्रष्टस परिच्छेद 
पौराणिक बंशवृत्त 


अनुश्रुतिगम्य इतिहास को सत्यता 


पुराणो में भनुश्नुति के माघार पर इतिहास का वर्णन किया गया है। इस 
इतिहास की सत्यता की जाँच इतर प्रामाणिक शिलालेखों तथा मुद्राओं के 
द्वारा सिद्ध होती है । श्री काशीप्रसाद जायसवाल आदि अनेक विद्वानों ने पौरा- 
णिक agate की पर्याप्त परीक्षा कर यह परिणाम निकाला है कि ये बास्तविक 
रूप से सत्य हैं । इधर Sto मिराशी ने इस सत्यता के कतिपय हष्टान्त प्रस्तुत 
किये है* 1 उनके द्वारा पढ़े गये मुद्रालेखो से पुराणगत अनेक राजचरितों की 
सत्यता प्रमाणित होती है । वाकाटकों के विषय मे वायु तथा ब्रह्माण्ड में पर्याप्त 
ऐतिहासिक सामग्री उपलब्ध है जिसकी सत्यता ताम्रपत्री से सिद्ध होती है। 
पुराण राजा दिन्व्यशक्ति के पुत्र का नाम 'प्रवीर' बतलाता है, जो प्रवरसेन 
प्रथम ही प्रतीत होता है । उसके हारा वाजपेय तथा अश्वमेघ के अनुष्ठान का 
पौराणिक निर्देश वाकाटको के ताम्रपत्रो से प्रामाणिक सिद्ध होता है। उसके 
चार पुत्रो का पौराणिक उल्लेख भी सत्य ही प्रतीत होता है। यद्यपि उसके 
एक ही पुत्र ( गौतमोपुत्र ) होने की वात प्रचलित थी, परन्तु मुद्राओं के दारा 
उसके द्वितीय पुत्र सर्वसेन की सत्ता भो पौराणिक उल्लेख को सत्य सिद्ध कर 
रही है । बहुत सम्भव है कि उसके अन्य दो पुत्रो के विषय मे ऐतिहासिक 
सामग्री भविष्य मे उपलब्ध हो । are के विषय मे भी पौराणिक agaia 
प्रामाणिक सिद्ध हो रही है। पुराणों मे पुलोमा वाशिष्ठीपुत्र नामक ae 
राजा निर्दिष्ट है ( पाजिटर की सूची मे ३४ वा नाम )। वायुपुराण के एक 
हस्तलेख मे इस राजा के पुत्र 'शातर्काण' का उल्लेख मिलता है, जो अच्य 
पुराणों में न मिलने के कारण सन्देह की इष्टि से देखा जाता था; परन्तु कन्हेरी 
शिलालेख मे इस राजा का 'शातर्काण वाशिष्ठीपुत्र' नाम उल्लिखित हुमा है 
जो पुराण के साक्ष्य को प्रमाणित करता है । इनकी रानी महाक्षत्रप रुद्रदामन्‌ 
की पुत्री थी । इस घटना से पुराण का कथन सत्य सिद्ध होता है। आन्ध्रो के 
उत्तराधिकारियों मे भाव” नामक शक राजा का उल्लेख पुराणों मे मिळता है । 


१. द्रष्टव्य मिराशी का लेख “पुराणम्‌” ( काशिराज निधि द्वारा प्रकाशित, 
रामनगर, वाराणसी ) भाग १ संख्या १, पृष्ठ ३१-३८ । 


३५१ पुराण-विमश 


इस तथ्य की पुष्टि इसी राजा की मुद्रा से अभी हुई है जो हैदराबाद के दक्षिण 
से प्राप्त हुई है । यह 'महिष्य' देश का शासक था, जो दक्षिण भारत का एक 
छोटा प्रान्तविशेष था । शिशुनाग, नन्द, शुद्ध, कण्व, भान्ध्र तथा आन्त्रभूत्य, 
मित्र, तागवंशी राजाओ की समग्र ऐतिहासिक सामग्री को उपलब्धि पुराणो को 
देन है । यह विषय इतना विख्यात है कि आज इसे पुष्ट तथा प्रमाणित करने 
के निमित्त उदाहरण देने की आवश्यकता नही है । 

पुराणो की अनुश्रुति मे सम्भव है फही-कही गड़बड़ी हो तथा घटनाएं 
आपस मे मिश्रित कर दी गयी हो, परन्तु सुतो ने राजाओं की वंशावली को 
बडी सावधानी से सुरक्षित रखा हे । इन वंशावलियो मे एक नामवाले अनेक 
राजा हुए हैं। इन नामो मे अशुद्धि की सम्भावना को दूर करने के लिए पुराणो 
मे ऐसे नामो का स्पष्ट संकेत कर दिया गया है। यथा नल नामक दो राजा 
हुए--एक तो थे नेषघ देश के राजा वीरसेन के पुत्र तथा दूसरे थे इक्ष्वाकु बंश 
मे उत्पन्न । मस्त नामक दो राजा हुए करण्धम के पुत्र तथा दूसरे भविक्षित्‌ 
के पुत्र जो प्राचीन काळ मे एक महान्‌ नरेश गिने जाते थे और जिनके 
महाभिपेक का वर्णन ऐतरेय ब्राह्माण की भष्म पंचिका मे किया गया है। 
इसी प्रकार ऋक्ष, परीक्षित तथा जनमेजय दो-दो हुए तथा भीमसेन 
तीन हुए* । 

इतनी संचाई से किया गया यह उल्लेख लेखक के ऐतिहासिक यथाथं-ज्ञान 
का पुर्ण परिचय कराता है । 

१. द्रष्टव्य पार्जीटर का बहुमूल्य ग्रन्य-एन्शयेट इंडियन हिस्टारिकल ट्रैड़ी- 
शन ( प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक अनुश्रृति) लंडन, १९२२; । इसकी 
पुष्टि मे जयचन्द विद्यालंकार ने दो नयी युक्तियाँ दी हुँ जिनके लिए देखिये 
उनका ग्रन्थ भारतीय इतिहास को रूपरेखा जिल्द १, ges २३७-२३९ प्रथम 
सं० हिन्दुस्तानी एकेडेमी, प्रयाग, १९३३ । 

२. नलो द्वाविति विख्यातौ पुराणेषु दृढव्रतौ 

वीरसेनात्मजश्च॑व यश्चेक्ष्वाकुकुलोद्वहः ॥ 
¬ वायु ८३।१७४-७५; ब्रह्माण्ड २।६३।१७४, लिग ६६।२४-२५ 
करन्धमस्तु त्रेसानोमंरुत्तस्तस्य चात्मजः 
भन्यस्त्वाविक्षितो राजा मरुत्तः कथितः पुरा ॥ 
वायु ९९२; मत्स्य ४८।२, ब्रह्म १३1१४३, ब्रह्माण्ड २७४२ 
algal सोमवंशेऽस्मिच्‌ द्वावेव च परीक्षितौ 
भीमसेनास्त्रयो विप्रा द्वी चापि जनमेजयौ ॥ 


“नहा १३।११२-३; हरिवंश १।३२।४-५ 


अष्टम परिच्छेद : पौराणिक वंशंवृत्त ३५३ 


पार्जीटर ने इस अतुश्रुति के प्रामाण्य की सिद्धि मे अनेक प्रमाण तथा 
युक्तियाँ दी है जो प्रायः प्रसिद्ध होने से यहाँ दृहरायी नही जाती । आज पौराणिक 
अतुश्रुति की सत्यता पर कोई अविश्वास नही करता । ठथ्य तो यह है कि 
पौराणिक अनुश्रुति इतनी तथ्यपूर्ण है कि यदि शिलालेखो, ताञ्जपत्रो अथवा 
मुद्राओं के आघार पर अव तक उसकी पुष्टि नही हुई, तो यह असम्भव नही है 
कि भविष्य की खोजों से उसकी पुष्टि न हो सके । saat अवश्य हे कि वह 
मनुश्चुति अधिक साक्ष्य के ऊपर आधारित होनी चाहिए 1 

पार्जीटर इस विषय के उन्नायक नेता है जिनके महत्वपूर्ण मौलिक ग्रन्थ-- 
एन्श्येंट इण्डियन हिस्टारिकल दैडीशन ( प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक agate ) 
ने पुराणों के अन्तरंग ऐतिहासिक महत्त्व को विद्वानों के सामने प्रमाणभूत 
तथा यथार्थ सिद्ध किया । परन्तु उनके अनेक सिद्धान्त सिद्धान्ताभास न होकर 
वस्तुतः अपसिद्धान्त ही हैं । ऐसा ही एक अपसिद्धान्त हे-प्राचीन ऐतिहासिक 
मनुश्रुति का ब्राह्माण तथा क्षत्रिय श्रेणी में विभाजन, क्षत्रिय अनुश्रूति की यथार्थता 
तथा ब्राह्मणो मे ऐतिहासिक बुद्धि का अभाव आदि" । पार्जीटर ने ब्राह्मणों को 
खूब कोसा है अपने पूर्वोक्त ग्रन्थ मे । ऐतिहासिक बुद्धि का अभाव होना उनका 
कोई अपराध नही है, परन्तु पार्जीटर ने यह विशिष्ट दोषारोपण किया है क्रि 
ब्राह्मणों ने जानबूझकर प्राचीन इतिहास को अपने क्षुद्र स्वार्थ की सिद्धि के 
लिए विकृत किया है, तो यह धोखा देना ब्राह्मणों का महान्‌ अपराध सिद्ध 
होता है, यदि यह सच्चा प्रमाणित हो जाय। तथ्य तो यह है कि अंग्रेज 
शासकों का ब्राह्मणवर्ग पर धोखा देते का अपराध लगाना स्वयं स्वार्थ की 
पराकाष्ठा है । भारतीय विद्वान्‌ भी ब्राह्मणो के महत्त्व को ठीक-ठीक नही आँकते 
या नही आक सकते --यही तो समस्णा को गम्भीर बनाता है । 
ब्राह्मण का महत्त्व 

वर्णव्यवस्था में सर्वोच्च स्थान ब्राह्मण का है । ब्राह्मण का अस्तित्व ही 
हिन्दूसमाज का अस्तित्व है और इसके नाश से इस समाज फा भी नाश अनि- 
वाये है । “महाभारत मे 'युधिष्ठिरो घर्ममयो महाद्रुमः' इत्यादि कहकर अन्त मे 
‘AS कृष्णो ब्रह्म च ब्राह्मणाश्च' कहा गया है ! क्यो ब्राह्मण को मूल कहा गया ? 
ब्राह्मण का महत्व क्या है ? इसे यथार्थ रूप से समझना चाहिये ] 


१. इस दोषारोपण का थोड़ा उत्तर जयचन्द विद्यालड्वार ने तथा काणे 
भहोदय ने अपने ग्रन्थो मे दिया है । द्रष्टव्य भारतीय इतिहास की रूपरेखा प्रथम 
जिल्द, पृष्ठ २४०-२४७ तथा हिस्ट्री ara winter पंचम जिल्द, भाग २ 
पृष्ठ ५४५-८५४९ । पूना १९६३। 

२३ Yo वि० 


३५४ पुराण-विमश 


भारतीय समाज मे ब्राह्मण की मुख्यता औपचारिक नही, प्रत्युत वास्तविक 
है । ऋग्वेद के उस सुप्रसिद्ध मन्त्र मे चतुर्वर्णो के उद्गम का वर्णन सर्वप्रथम 
किया गया मिलता है। 'ब्राह्मणो$स्य मुखमासीत्‌' अर्थात्‌ उस विराट्‌ पुरुष का 
ब्राह्मण मुख था | इस वाक्य के अनुशीलन से हम ब्राह्मण के स्वरूप तथा शक्ति 
का संकेत पा सकते है। शरीर मे मुख की महत्ता तिःसन्देह सिद्ध है। इसी 
प्रकार इस समाज-व्यवस्था मे ब्राह्मण की महत्ता सर्वातिशायिनी है। मुख से 
उत्पन्न होने के कारण अथवा मुखरूप होने के हेतु ब्राह्माण की मुख्यता वास्तविक 
है । ब्राह्मण इस समाज का मस्तिष्क है। सोचने का, विचारने का, विषम 
स्थिति को सुलझाने का तथा प्रगति के लिए अग्रसर होने के निमित्त उपदेश देने 
का काम प्राह्मण के लिए स्वाभाविक है । ब्राह्मण के 'स्वकर्म' या स्वधर्म' का 
वर्णन स्मृति मे बड़े संक्षे” मे इस सुन्दर पद्य से किया गया हैं--- 

“अध्यापनं अध्ययनं यजनं याजनं तथा | 
दानं प्रतिग्रहश्चेति ब्रह्मकर्म स्वभावजम्‌ ।।” 

अध्ययन तथा अध्यापन, यज्ञ करना तथा कराना ( यजन तथा याजन ), 
दान देना तथा दूसरो से दान लेता (प्रतिग्रह)--ये ब्राह्माण के षट्‌ कमे 'स्वभावज 
aH बतलाये गये है। इस श्लोक पर ध्यान देने से ब्राह्मण के स्वरूप का 
भलीभाँति परिचय मिल सकता है । समाज के नेतृत्व का भार ब्राह्मणो के ऊपर 
जन्मजात है । शिक्षित व्यक्ति हो समाज का नेता बन सकता है। अतएव स्वयं 
वेदशासत्रो का अध्ययन कर जनता मे उनके सिद्धान्तो का अध्यापन तथा प्रचारण 
करना ब्राह्मण का मुख्य कमं माना जाता है । अध्ययन तथा अध्यापन के बीच 
की दो आवश्यक श्रेणियाँ होती है--वोध तथा आचरण । अध्ययन करने के 
अनन्तर उसके सिद्धान्तो का वोध ( ज्ञान ) करना नितान्त आवश्यक होता है। 
तदनन्तर उस तथ्य का आचरण अपने जीवन मे करना पड़ता है अर्थात्‌ जिन 
सिद्धान्तो का अध्ययन के द्वारा सामान्य ज्ञान प्राप्त होता है तथा मनन फे द्वारा 
जिनका विशिष्ट ज्ञान ( बोध ) उपलब्ध होता है, उन सिद्धान्तो को अपने जीवन 
मे उतारने की भी बड़ी आवश्यकता होती है भौर तभी उनका प्रचारण भी 
भलीभाति उचित रीति से किया जा सकता है। प्राह्मण के लिए अधीति 
( अध्ययन ), बोध, आचरण तथा प्रचारण इन चारो वस्तुओं की आवश्यकता 
होती है और प्रत्येक विद्या को इन चारो प्रकारो के द्वारा अभ्यास करने के बाद 
ही ब्राह्मण सच्चा अव्यापक वनता था तथा देश एवं राष्ट्र की उन्नति मे अपना 
जीवन खपा डालता था । 

ब्राह्मण अपने ‘Taare’ की गुप्ति (रक्षा) के निमित्त सवेदा जागरूक 
रहा । वह जिस किसी को अपनी विद्या देने या अध्यापन करने से सदा पराङ्‌- 


अष्टम परिच्छेद : पौराणिक वंशवृत्त २५५ 


मुख था । अधिकारी को ही विद्या का दान देना उसका ब्रत था । ब्राह्मण अपनी 
विद्या को एक बहुमूल्य धरोहर के रूप मे समझता था मौर इसलिए उसकी 
अक्षुण्णता बनाये रखने के साथ ही वह उसकी पवित्रता पर भी विशेष 
आग्रह करता था । अनभिज्ञ आलोचको की यह आलोचना है कि ब्राह्मण विद्या 
के वितरण मे सदा कृपणता का व्यवहार करता at,’ परन्तु वस्तुस्थिति कुछ 
भिन्न ही है। ब्राह्मण कमी नही चाहता था कि उसकी विद्या किसी अपात 
के हाथ मे चली जाय और इसीलिए वह पात्रापात्र पर, उचित व्यक्ति तथा 
अनुचित व्यक्ति के गुण तथा अगुण पर कड़ी इष्टि रखता ati जब शिष्य 
परीक्षा के द्वारा सुपात्र सिद्ध हो जाता था, तभी उसे विद्या दी जाती थी । इस 
घटवा से ब्राह्मण के कार्पण्य का परिचय नही मिळता, प्रत्युत विद्या की धारा 
को पवित्र तथा विशुद्ध बनाये रखने की उसकी ata कामना का ही सङ्केत 
मिळता है । शास्त्रो के अध्यापन के अवसर पर्‌ भले ही यह निश्चय कुछ शिथिल 
दीखता हो, परन्तु वेदों के अव्यापन के समय तो इस नियम का निर्वाह बड़ी 
कड़ाई के साथ किया जाता था । शूद्रो के वेदाध्ययन फे अधिकार न होने का 
कारण इसी व्यापक नियम के भीतर छिपा हुआ है । इसका ऐतिहासिक दृष्टान्त 
भी प्रसिद्ध है । वारेन हेस्टिङ्ग्स के समय मे बड़े न्यायाधीश सर विलियम जोन्स 
ने ब्राह्मण संस्कृतज्ञ से संस्कृत पढ़ने के लिए वड़ा ही उद्योग किया, आकाश- 
पाताल एक कर डाला, परन्तु काई भौ ऐसा ब्राह्मण तही निकला, जो अपनी 
fafa को एक गोमांसाशी विघर्मी को देने के लिए तैयार होता । भन्ततोगत्वा 
एक कायस्य ALIS संस्कृतज्ञ ने जोन्स साहब को संस्कृत का अध्ययन कराया 
परन्तु वह भी वड़े नियमों के साथ। हम पिछले इतिहास से जानते हैं कि 
अंग्रेजों को संस्कृत पढ़ाने का क्या फल हुआ और इन विधमियो ने संस्कृत के 
ज्ञान का कितना उपयोग किया । उसे इन्होंने अपने ईसाई ad के प्रचार का 
मुख्य साधन बनाया और देश का घोर अमङ्धल किया । ऐसी परिस्थिति मे 
विद्यादान के विषय मे ब्राह्माण का सर्वथा जागरूक रहना क्या उसकी dla 
कामना का प्रतिफल नहीं है ? 

सच्ची बात तो यह है कि अध्यापन तथा प्रचारण के लिए त्याग तथा 
तपस्या की विशेष आवश्यकता होती है भौर इसलिए ब्राह्मण त्याग तथा तपस्या 
का प्रतीक था । शरोर कै क्लेशो पर तनिक भी ध्यान न देकर घनघोर उप्र 
तपस्या का आदशे ब्राह्मण के लिए सर्वदा जागरूक था । इसलिए “भागवत? का 
स्पष्ट उपदेश है-- 


“ब्राह्मणस्य हि देहोऽयं क्षुद्रकामाय नेष्यते | 
कृच्छ्राय तपसे चेह्‌ प्रेत्यानन्तसुखाय च ॥'' 


३५६ पुराण-विमशं 


ब्राह्मण का शरीर संसार के भोग-विलास जैसे क्षुद्र काम के लिए नही 
बनाया गया है । उसके सामने दो ही आदर्श होते है---( १ ) कठिन व्रतो तथा 
तपस्या का आचरण तथा (२) मर जाने पर अनन्त सुख--मोध्ष-फी प्राप्ति । 
इस छोटे से पद्य मे भागवतकार ने ब्राह्मण के जीवन के भादशं को ay ही संक्षेप 
मे बतलाया है । तपस्या त्याग के विना कभी भी सिद्धिदायिनी नही हो सकती । 
फलतः त्याग तथा तपस्या के आचरण से ब्राह्माण मे वह ब्रह्मावर्चेस उत्पन्न 
होता था, जिसके सामने प्रवळप्रतापी दुर्दान्त राजन्यो के भी मस्तक स्वयमेव नत 
हो जाते थे । ब्राह्मण के त्याग की अद्भुत कहानिया इतिहास के पृष्ठो को 
भाज भी सुशोभित करती है । कालिदास के समय मे वरतन्तु के शिष्य कोत्स 
ते अपनी जिस त्यागवृत्ति का परिचय दिया था, उसे इस महाकवि ने 
'रघुवंश' के पचम सगं मे अपनी प्रतिमा के बल पर उज्ज्वल छप प्रदान किया 
है । इसी त्याग-तपस्या की उपासना से ब्राह्मण जगत्‌ के वैषयिक सुखों पर छात 
मारकर, स्वयं भिक्षुक वनकर जीवनयापन करना उचित समझता था तथा 
राजन्यो को सिंहासन पर वेठाकर स्वयं उनका मन्त्री वनवा ही राष्ट्रहित के 
लिए श्रेयस्कर समभता था । 

साधारणतया आजकल यही समझा जा रहा है कि ब्राह्मण राष्ट्रका 
अध्यात्मोपदेशक ही होता था, ब्राह्मण का जीवन अध्यात्म के चिन्तन मे ही 
व्यतीत होता था तथा इहलोक की अपेक्षा उसे परलोक की ही अधिक चिन्ता 
होती थी ।' परन्तु सच्ची वात इसके विपरीत है । ब्राह्मण सचमुच राष्ट्र का, 
भारतीय राष्ट्र का उन्वायक तथा नेता होता था और वह राष्ट्र का आध्यात्मिक 
अथवा घामिक नेता होने के अतिरिक्त व्यावहारिक विषयो का भी उपदेष्टा होता 
था । ब्राह्मण राजा का पुरोहित होता था और यह 'पुरोहित' पद उसके 
अध्यात्मचिन्तन का परिणाम न होकर उसके व्यबहारकौशल का प्रतीक होता 
था । मनु की कल्पना के अनुसार क्षात्रतेज से संवलित ब्राह्मतेज का संयोग पवन 
तथा अग्नि के समागम के समान ही लाभकारी तथा राष्ट्रमद्धूल का साधक 
होता है । कालिदास ने ठीक ही कहा हे-- 


“पवनाग्निसमागमो ह्ययं जवलितं ब्रह्म यदस्त्रतेजसा ।” 
इस कथन का साक्ष्य भारतीय इतिहास भलोभांति दे रहा है । राष्ट्र के 
ऊपर विपत्ति आने पर ब्राह्मण अपनी व्यवहारकुशळंता तथा राजनीतिपटुता के 
कारण देश का हितसाधन करता था तथा अपने उपदेशो के अनुसार वह एक 
महनीय राजन्यविशूति के उद्गम मे समर्थ होता था । भारतोय राष्ट्र को विधर्मी 
शत्रुओ से बचाने का समग्र श्रेय ब्राह्मणो को ही देना न्यायसङ्गत प्रतीत होता 
है । भारत की मृत्युञ्जय संस्कृति के ऊपर तीन बड़े.ही भयडूर आघात आये थे 


अष्टम परिच्छेद : पौराणिक वंशवृत्त ३५७ 


और इन सभी अवसरों पर इसके संरक्षणकर्ता ब्राह्मण के ही प्रबल प्रयत्न से 
भारतीय राष्ट्र छिन्त-भिन्न होने से, विदेशियों के द्वारा पददलित होने से बाल- 
वाल बच गया । इतिहास इसका स्पट साक्षी है । 

सत्रसे प्रथम प्रबल आघात पहुँचा था हमारे देश को सिकन्दर के द्वारा 
विक्रमपूर्व तृतीय शतक में । विद्वानों से छिपा नही है कि सिकन्दर पारसीक 
संस्कृति के समान भारतीय संस्कृति को ध्वस्त करना चाहता था तथा यवन- 
संस्कृति को विश्व की संस्कृति बनाना चाहता था । परन्तु एक निधेन ब्राह्मण 
ने उससे टक्कर लिया और उस महापुरुष का नाम था कौटिल्य, चाणक्य । उस 
नहृपिस्वल्प ब्राह्मण ने चन्द्रगुप्त के समान तेजस्वी शासक का निर्माण किया और 
महावलूशाली सिकन्दर अपना वोरिया-वेधना लेकर सिन्धु के तीर पर आँसु 
बहाकर अपने देश लोट गया । दूसरा आधात हुआ प्रातःस्मरणोय गो-प्राहा ण- 
प्रतिपालक महाराज विक्रमादित्य के समय मे । महाप्रतापी रणबाकुरे शको ने 
आर्यावत को आत्मसात्‌ करते की ठानकर भारतभूमि की स्वतन्त्रता पर आक्रमण 
कर दिया था, परन्तु उस समय भी एक ब्राह्मण ने जनता की नस-नस मे भाग 
want वीर विक्रम के नाम मे कर्क लगने नही दिया। उसका नाम था 
कालिदास । इम महाकवि ने अपनो दिव्य छेखनी के बल वर उस आदर्शका 
चित्रण किया, विक्रम मे वह उत्साह फूंका कि शको की एक भी न चली । वे 
अपने स्वप्तराज्य से सदा के लिए बहिष्कृत कर दिये गये । तीसरा आघात gar 
था मुसलमानो के द्वारा । उस समय भी एक संन्यासी ने इस भारतभूमि की 
रक्षा की थी । उस प्रातर्वेन्दनीय परमत्यागी समर्थ स्वामी रामदास को कौन 
नही जानता ? उस महान्‌ आत्मा ने अपने उपदेशो से छत्रपति शिवाजी जैसे 
सच्चे प्रतापो वीर का निर्माण किया । क्षत्रियवशावतंस छत्रपति ने फिर एक 
वार उस हत्यारी शक्ति को नाको चने चववाये। सचमुच ब्राह्मण राष्ट्र का 
सच्चा नेता होता था । 

राज्यप्श्चालक होने पर भो ब्राह्मण मे न गर्वका लेश था, न ऐश्वर्य से 
प्रेम । ब्राह्मण अमात्यो के विवास स्थान के कभी-कभी रोचक चित्र हमे संस्कृत 
के नाटको मे उपलब्ध हो जाते हे । आयें चाणक्य के नाम से उस युग के राजा- 
महाराजा थर्रा उठते थे । वे ही चन्द्रगु्त को राजसिहासन पर ares करनेवाले 
साहसी पुरुष थे, परन्तु उनकी विभूति को वात क्या कही जाय ? 'मुद्रा राक्षस’ 
मे उनके निवास का रोचक वर्णन पढ़कर किस आलोचक का हृदय चाणक्य के 
प्रति श्रद्धा तया आदर से भर नही जायगा ? उनकी कुटिया के आँगन मे छोटे- 
छोटे पत्थर के टुकड़े रखे गये थे, जिनसे गोमय को तोड़-तोड़कर छोटे-छोटे खण्ड 
बनाये जाते थे । कुटिया पर सूखने वाली समिधाकओ के हारा छत झुक गयी थी । 


३५८ पुराण-विमर्श 


दीवार विल्कुल जर्जर हो गयी थी । छात्रो केद्वारा छाये गये कुशो का व्यूह रखा 
हुआ था, जिसका उपयोग यज्ञ के अवसर पर होता था। कहाँ तो महामन्त्री 
चाणक्य का वह प्रभाव कि जिसके डर से सम्राट चद्धगुप्त थर्राता था और कहाँ 
उनका दीन-हीन निवासस्यान !!! पया आजकल के मन्त्री छोग इस बर्णन से कुछ 
भी शिक्षा ग्रहण करने की कृपा करेंगे ? दीन जनता के प्रतिनिधि होकर भी वे 
अपना भोगमय जीवन आलीशान महलो मे विताते हे । भला, वे निर्धन प्रजा 
के दुःखो के प्रति कभी भी चिन्ता करते होगे? महाभारत में तो सभा के 
सम्यो फे लिए विशेषरुप से कहा गया है। भारत कृषिप्रधान राष्ट्र gi ad 
व्यासजी का आग्रह है कि जो नेता स्वयं अपने हाथो कृषि नही करता, खेत नहीं 
जोतता, उसे नेता बनकर राष्ट्र की समिति ( आजकल की लोकसभा तथा 
विधानपरिपद्‌ ) मे जाने का तनिक भी अधिकार नही है-- 
“aa: स समिति गच्छेत्‌ यश्च नो निर्वपेत्‌ कृपिस 
—{ उद्योग० ३६।३१ ) 
महाभारत! का यह कथन यथार्थ हो है। किसानो का नेता किसान ही 
हो सकता है । कृषि से अनभिज्ञ कुसीतोड़ वकवादी नेता भला किसानो का कोई 
ABS वया कर सकता है? ब्राह्मण मन्त्री साधारण जनता के समान ही नपने 
को समझता था । वह दीन-हीन दशा में अपना जीवन विताया करता था 
अर्थात्‌ दीन जनता के साथ सम्पर्क से वह कभी विरहित नही होता था । यह 
था ब्राह्मण अमात्यो का राजनैतिक महत्त्व । “मुद्राराक्षस' के रचयिता विशाख- 
दत्त द्वारा चाणक्य का चित्रण करते वाला पद्य यही है-- 


“उपलशकलमेतद भेदकं गोमयानां 
वटुभिरुपहृतानां बहिपां स्तोम एपः। 
शरणमपि सर्मिद्धि: शुण्यमाणाभिराभि- 
विनमितपटलान्तं दश्यते जीर्णकुड्यम्‌ 1” 
—{ मुद्राराक्षस ३१५) 
ब्राह्मण राष्ट्र का प्रतीक माना जाता था । अतएव जो वस्तु प्राहाण के 
लाभ की सानी जाती थी, वह पूरे राष्ट्र की कल्याणसाधिका होती थी। जो 
वस्तु ब्राह्मण के हित मे अनिष्टकारक होती था, उससे जनता घृणा करती थी 
और उसे दूर फेंकने के लिए तैयार रहती थो । ब्राह्माण का अपमान पूरे राष्ट्र 
का अपमान माना जाता था ओर ब्राह्मण का सम्मान पुरे राष्ट्र का सम्मान 
था । ब्राह्मण के इस राजनैतिक ages का परिचय अब्रह्मण्यम्‌? शब्द भलीभाँति 
आज भी दे रहा है । “ब्रह्मणे हितम्‌ ब्रह्मण्यम्‌ । न ब्रह्मण्यम्‌ अब्रह्मण्यम्‌? अर्थात्‌ 


अष्टम परिच्छेद : पौराणिक वंशवृत्त ३५९ 


ब्राह्मण के लिए अनिष्टकारक पदार्थ । राजा का कोई भी कार्य यदि ब्राह्मणो के 
लिए हितकारक नही होता, तो प्रजा 'अनब्रह्मण्यमु' फा उद्घोष करती, जो 
राष्ट्र के महान्‌ अनर्थ का प्रतीक माना जाता था और जिसे सुनकर राजा काँप 
उठता था । तथ्य यह है कि प्राह्मण केवल अग्रजन्मा ही नही होता है, प्रत्युत 
वह राष्ट्र के परममङ्भल विधान का सम्पादक भी होता है। वह राष्ट्र का सच्चा _ 
प्रतिनिधित्व करता था और इस घटना से हम उसके महत्त्व को भली भाँति 
ats सकते हैं । 


ब्राह्मण भारतीय राष्ट्र तथा संस्कृति के श्लाघनीय प्रसारक थे। बृहत्तर 
भारत में जावा, सुमात्रा, बोनियो, फिलिपाइन, बाली आदि द्वीपसमूहो मे 
भारतीय संस्कृति का प्रसार इस वात का साक्षात्‌ पोषक है कि ब्राह्मण कूप- 
मण्ड्क न होकर देशभक्ति की उच्च भावना से प्रेरित होनेवाले श्लाघनीय 
प्राणी थे । ब्राह्मणो ने भारत के वाहरी देशों मे भारतीय संस्कृति का, भारतीय 
घमं तथा दशन का, भारतीय आचार-विचार का प्रचुर प्रसार किया | सच तो 
यह है कि ब्राह्मण के इस अघ्यवसाय के अभाव मे ये पूर्वोक्त देश आज भी 
असभ्य, अशिष्ट तथा वर्वर बने रहते । इन देशो मे जो राज्य पनपे तथा समृद्ध 
वने, उनकी मूळ स्थापना मे व्राह्माणो का ही हाथ हे । चम्पा राज्य की स्थापना 
का श्रेय 'कोण्डिच्य' नामक ब्राह्मण को दिया जाता है । रामायण, महाभारत 
जैसे साहित्यग्रन्यो का उच देशो की भाषाओं मे उन्ही ने प्रचार किया । मनु की 
स्मृति के उदार नियमो का प्रसार वहाँ इन्हीं के प्रयास का सुन्दर परिणाम है। 

एक वात और ध्यान देने की है कि ब्राह्मणो का संस्कृत भाषा के साथ 
अविच्छेद्य सम्वन्ध रहा है । राष्ट्र के अध्यापक होने के नाते संस्कृत भाषा तथा 
साहित्य की समृद्धि की ओर इनका ध्यान आरम्भ से ही रहा है। ब्राह्मणो ने 
सूले चने चवाये, घ्राणो को संकट मे डाला, परन्तु देवभाषा के उज्ज्वल रत्नों 
को विस्मृत के गर्त से सदा बचाया । हम उस युग की वाते नही करते, जब 
हिन्दू राजाओं की छत्रछाया उनके ऊपर कल्पतरु के समान विराजमान थी। 
भारतवर्ष के मध्ययुग का इतिहास साक्ष्य दे रहा है कि ब्राह्मणो के सत्प्रथत्नो, 
अध्यवसायो तथा प्रयासो के फलस्वरूप ही संस्कृत साहित्य के रत्न आज भी 
उपलब्ध हो रहे हैं। ब्राह्मण का यह औदायं उसका स्वाभाविक गुण ही है। 
जहाँ भी ब्राह्मण है, उसमे यह गुण प्रभूत मात्रा मे पाया जाता है। वाली द्वीप 
मे भाज भी ब्राह्मण पप्डित मिलते है, जो वहाँ 'पदण्ड' के नाम से विख्यात है । 
पदण्ड लोग संस्कृत भाषा का एक अक्षर भो नही जानते, परन्तु उनके मुख मे 
आज भी सँकड़ो स्तोत्र तथा श्लोक विराजमान है, जिनका उपयोग वे कर्मकाण्ड 
कराने के अवसर पर करते हुँ । Tavs लोग इन स्तोत्रो का एक अक्षर भी नही 


३६० पुराण-विमर्शं 


समते, पर उन्होने बड़े प्रेम तथा लगन के साथ इस विशाल साहित्य को भभी 
तक अपने प्रयासो से जीवित वना रखा है । भारत के वाहरवाले इन ब्राह्मणो 
के उत्साह, THAN तथा साहित्यानुराग की प्रशंसा किन शब्दो मे की जा सकती 
है? भारत मे आज भी वेदो को जीवित तथा अक्षुण्णतया पवित्र बनाये रखने 
का श्रेय ब्राह्मणों को ही है । 

इस प्रकार भारतीय राष्ट्र को प्रतिष्ठित बनाने मे, समाज को सुव्यवस्थित 
बनाने मे तथा भारतीय संस्कृति का विदेशों मे प्रचार करने मे ब्राह्मणों का 
महत्त्वपूर्ण कार्यं रहा है । ध्यान देने की बात है कि ब्राह्मण अपने किये गये 
अपराधों के दण्ड को स्वीकार करते मे कभी भी पश्चातृपद नही होता art 
घसँशास् के लेखको ने दण्डविधान का वड़ा ही विस्तृत वर्णन किया हैं। समाज 
छे नेता होने के नाते ब्राह्मण को कतिपय सुविधाएँ भले ही प्राप्त हा, परन्तु 
दण्डविधान के नियम उसके लिए भी उसी प्रकार अकाट्य तथा अनिवायं थे, 
जिस प्रकार अन्य बणों के लिए । ब्राह्मण इन दण्डो को सहर्ष स्वीकार करता 
था ite तथा लिखित का आख्यान इसका स्पश्त) परिचायक है। शद्ध ने 
अपने भाई लिखित के आश्रम मे पके वेरो को विना उनकी आज्ञा के हो तोड़कर 
अपनी भूख वुभायी । स्पष्टतः यह काम चोरी का था । राजा से उन्होने अपना 
अपराध स्वीकार किया तथा दण्डविधान की प्रार्थना की । राजा ने काँपते हुए 
स्वर मे कहा--'महर्पे ! आप की ही स्मृति के अनुसार तो हम प्रजाओ का 
दण्डविधान करते हैं, भळा आप के लिए दण्डविधान क्या ?' सर्हाप ने कहा-- 
मेरे नियमो के अनुसार मुझे दण्ड दीजिए । आपत्काल मे जानवुककर मुझे यह 
जघन्य कार्यं करना पड़ा है । अपराध तो अपराध ही है, चाहे वह एक सामान्य 
जन का हो या किसी मान्य महषि का ।' राजा ने महषि का उचित दण्डनिधान 
कर दिया । चोरी करनेवाला हाथ काट डाला गया । उसी समय वाहुदा नदी 
मे स्नान करते हुए महृपि का कटा हुआ हाथ फिर जम आया । ब्राह्मण दण्ड- 
विधान से कभी पराङ्गमुख नही होता था। 

इस प्रकार चातुवेण्यं की व्यवस्था मे तथा सन्तुलित प्रतिष्ठा में राष्ट्र के 
जागछ्क नेता के नाते तथा भारतीय संस्कृति के सरक्षक तथा प्रसारक की दृष्टि 
स ब्राह्मण का महत्त्व सवंथा अक्षुण्ण रहा हे । 
बंश 

पुराणो मे जितने वंशो का वर्णन है उन सबका प्रारम्भ मनु से होता है। 
मनु की सन्तति होने से ही सव मनुष्य 'मानव' की संज्ञा से पुकारे जाते है! 
यो तो मनुओ की संख्या चौदह है (जिनका विवरण मन्वन्तर के प्रसग पे 

१. द्रष्टव्य शान्तिपवं अ० २३। 


अष्टम परिच्छेद : पौराणिक वंशवृत्त ३६१ 


पूर्व ही किया गया है ), परन्तु वंश के प्रतिष्ठापक को दृष्टि से दो मनु विशेष 
महत्वशाली है-( १ ) स्वायस्मुव मनु (प्रथम मनु) तथा (२) वैवस्वत 
मनु ( सप्तम तथा इस समय प्रचलित मनु ) । स्वायम्भुव मतु ब्रह्मा के प्रथम 
पुत्र तथा पृथ्वी के प्रथम सम्राट थे । मनुकी पत्नी शतरूपा थी, जिनसे उनके 
उत्तानपाद तथा प्रियव्रत नामक दो पुत्र और आकूति, देवहूति तथा प्रसूति 
नामक तीन कन्याएँ हुई । उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र प्रियत्रत को समस्त पृथ्वी 
मंडल का शासन सौंप दिया । उत्तानपाद की दो पत्नियाँ थी सुनीति तथा सुरुचि; 
जिनमें सुनीति के पुत्र थे ध्रुव तथा सुरुचि के पुत्र थे उत्तम । इन दोनो का 
शासनकाल कुछ ही दिनो तक ari प्रियज्ञत की दो पत्तियाँ थी--( १) 
प्रजापति विश्वकर्मा की पुत्री वहिष्मती; ( २) अज्ञातनामा पत्ती । भागवत 
के अनुसार वहिष्मती से १० पुत्र तथा एक कन्या उत्पन्न हुई! पुत्रों के नाम 
हैं--भरनी श्र, इष्मजिल्व, यज्ञवाहु, महावीर, हिरण्यरेतस्‌, घुतएुष्ठ, सवन, 
मेघातिथि, बीतिहोत्र तथा कवि! प्रियन्नत ने रात्रि को भी दिन मे परिणत 
करने के उद्देश्य से एक ज्योतिर्मय रथ पर वेठकर सूर्य के पोछे-पीछे एथ्वी 
की सात परिक्रमा की । उनके रथ के पहियो से जो लीके पृथ्वी पर बनी वे हा 
सात समुद्र के रूप मे परिणत हुई और उनसे पृथ्वी मे सात द्वीप हुए--( १) 
जस्वू, ( २ ) प्लक्ष, ( ३) शाल्मलि, ( ४) कुश, (५) ara, (६ शाक 
तथा ( ७ ) पुष्कर । इन्ही सात हीपो के अधिपति प्रियन्नत के सातों पुत्र हुए 
( तीन पूत्र नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहे) । इस प्रकार सनु के इन पौत्रो ने समग्र 
पृथ्वीमण्डल पर अपना राज्य स्थापित किया तथा उन द्वीपो पर विधिवत्‌ शासन 
किया । प्रियक्नत की दूसरी रानी से तीन पुत्र उत्पन्न हुए--उत्तम, तामस तथा 
रैवत और ये तीनो ही तृतीय, चतुर्थ तथा पञ्चम मन्वन्तरो के क्रमश: अधिपति 
हुए ।* मनु की तीनो कन्याओ से प्रजा का विशेण विस्तार सम्पन्न हुआ । 

इस वंश का आविर्भाव बहुत ही प्राचोन काल में gars इसमे अनेक 
बलशाली तथा कीतिसम्पन्न शासक हुए जिनकी गाथा आज भी हमारे लिए 
प्रेरणा का स्रोत है। ऐसे शासकों मे प्रियव्रत, ऋषभ, नाभि, भरत (जिनके 
नाम पर पूर्व मे 'अजनाभ' नाम से विश्वुत यह वर्ष भारतवर्ष के नाम से प्रसिद्ध 
हुआ ) धुव, भद्राश्व, पृथु आदि शासको का नाम नितान्त प्रख्यात तथा 
मह््च-सम्पन्न है । 

वैवस्वत सतु के वंशजो का विवरण पौराणिक इतिहास का मेरुदण्ड है । 
भाज प्रचलित मन्वन्तर के ये ही अधिपति है । भनु सूर्यवंश के प्रथम राजा थे । 
इन्ही से चन्द्रवंश तथा सोयुस्न वंश भी चला । अचु के aa’ ga थे तथा 


१. सनु के इन पुत्रो के नाम पुराणो मे विभिन्न रूप से भी मिलते है! 
भागवत ( ५।१३।१-२ ) ने भनुपुत्रो की संख्या दश वतालायी है। विष्णु 


३६२ पुराण-विमर्श 


एक कन्या थी । इन पुत्रो के नाम हैं-( १) gary, (२) नाभाग, (३) 
नृग, ( ४) घुष्ट, (५) शर्याति, ( ६ ) नरिष्यन्त, (७) प्राशु, (5 ) नाभा- 
नेदिष्ट, ( £ ) करूप, तथा ( १० ) पृपश्र । ऽन पुत्रों ने भारतवर्ष के भिन्‍न- 
भिन्न प्रान्तों मे जाकर अपना शासन स्थापित किया । 

( १) इनमे से ज्येप्ठ पुत्र इक्ष्वाकु मनु फे उत्तराधिकारी होकर मध्यदेश 
के शासक हुए जिनसे प्रमुख सूर्यवंश चला । राजधानी उनकी अयोध्या नगरी 
थी जो इस प्रकार आरम्भ से भारतीय संस्कृति तथा विद्या की केन्द्रस्यली थी। 

(२) मनु के पुत्र नाभानेदिष्ट ( संरया ८) ने वेशाली ( बसाढ़, जिला 
मुजफ्फरपुर, विहार ) मे एक वंश की स्थापना की । 

(३) मनु के पुत्र कारूष ( संग्या % ) ने विहार के दक्षिण-पश्चिम तथा 
रीवा राज्य के पूर्वे सोत नद फे तट पर एक राज्य स्थापित किया जो रामायण- 
काल मे विहार के शाहावाद जिले को भी ममादिष्ड करता था । 

{ ४ ) मनु के पुत्र घृष्ट ( संख्या ४) के वंशजो ने पुरवी पंजाब पर 
अपना अधिकार किया । 

(५) मनु फे ga नाभाग ( संस्था २) ने यमुना नदी के नदो के दक्षिण 
तट पर एक राज्य की स्थापना की । 

( ६) मनुपुत्र र्याति (संख्या ५) ने भानतं देश (उत्तर सौराष्ट्र) मे अपना 
राज्य स्थापित किया । इन्होने अपनी gay सुकन्या को च्यवन ऋषि से व्याही 
थी जिन्होंने अशिवनों की कृपा से एक विशिष्ट रसायन का ( जो इन्ही के नाम 
पर पोछे “च्यवनप्राश! के नाम से प्रख्यात हुआ ) सेवन कर वार्घवय से यौवन 
प्राप्त किया था । 

( ७) मनुपुत्र नरिष्यन्त (संख्या ६) के वंशज भारतवर्ष के बाहर 
मध्य-एशिया तक चले गये और 'शक' नाम से प्रख्यात हुए । 

( ८ ) मनुपुत्र पृषध्र ( संस्या & ) अपने गुरु च्यवन की गाय मारने के 
कारण शूद्र हो गये और उनसे कोई राजवश नही wari Haga प्रांशु 
( संख्या ७ ) के विषय मे कुछ विशेष विवरण उपलब्ध नही होता । 

मनुपुत्री इला का पौराणिक वृत्त वडा विलक्षण है । इस इलाका विवाह 
सोम ( चन्द्र के पुत्र बुघ से हुआ था । इससे पुरुरवा नामक पुत्र उत्पन्न हुआ 


( ३।१।३३-३४ ; ने भागवत मे पृथगूरूप से निदि्ट नाभाग तथा दिष्टको 
एक ही व्यक्ति ( नाभागोदिप्ट ) मानकर नव को संख्या ag रखी है । इन 
MAT को मिछाइए भाग० ( ९।१।१२ ); ब्रह्माण्ड ( २।३५।१०-३२ ); वायु 
( ६४२९ तथा ८५।४ } 1 


अष्टम परिच्छेद : पौराणिक वंशवृत्त ३६३ 


जो इला से उत्पन्त होने के कारण 'ऐल' कहलाया तथा सोम से उत्पन्न होने के 
कारण चन्द्रवंश का प्रवतेक हुआ । पुराण की कथा है कि शिवजी के प्रसाद से 
इला पुनः पुरुष हो गयी जिसका नाम पड़ा सुद्युम्त । मूल राजधानी प्रतिष्ठानपुर 
( नवर्तमान प्रयाग के पास झूंसी ) छोड़कर ag मगध की ओर पुरब तरफ 
चला गया जिधर इसके तीनों पुत्रों ने अपने लिए शासन-क्षेत्र प्रस्तुत कर लिया । 
गय ने वर्तमान गया नगरी बसायी और मगध पर राज्य किया। उत्कल के 
नाम पर उत्कल प्रान्त का नामकरण हुआ जहाँ इसके वंशजी ने अपना राज्य 
कायम किया । हरिताइव का राज्य पूर्वे के प्रदेशो पर था जो कुरुओ के राज्य 
का सीमावर्ती राष्ट्र था। इन तीनो पुत्रा के वंशज सोद्युम्त नाम से विश्रुत 
हुए । फलत; एक ही मनु से तीनो राजवंश चले--( १) सूर्यवंश अयोध्या 
मे; ( २) चन्द्रवंश प्रतिष्ठानपूर मे तथा ( ३ ) सौद्युम्नवंश भारत के पूरवी- 
दक्षिण प्रान्त मे । 

मनु के ज्येष्ठ पुत्र इक्ष्वाकु के वंशजो ने भारतवपं के भीतर तथा बाहर 
जाकर अपना राज्य स्थापित किया और शर्य संस्कृति का प्रचार किया। इनके 
समुल्लेख इस प्रकार है--- 

( १) इक्ष्वाकु के ga निमि ने उत्तर-पूर्व विहार मे विदेहकुल की स्थापना 
की । इसी वंश मे एक राजा ने मिथिला की प्रतिष्ठा कर उसे अपनी राजधानी 
बनाया । यहाँ के सब राजा जनक नाम से अभिहित होते थे । 

(२ ) इक्ष्वाकु के पुत्र दण्ड ने दक्षिण के जंगल प्रदेश का अनुसन्धान किया 
जो उन्ही के नाम से 'दण्डकारण्य' कहलाया । 

(३ ) इक्ष्वाकु के पचास वंशजों ने, जिनके प्रमुख शकुनि थे, उत्तरापथ 
( उत्तर-पश्चिम भारत) पर अधिकार किया तथा वसत्ति के ४८ वंशजो ने 
दक्षिणापथ पर अधिकार किया । 

( ४ ) इक्ष्वाकु के ज्येष्ठ पुत्र विकुक्षि के वाइस वंशजो ने मेर के उत्तर 
प्रदेश ( आजकल का साइवेरिया ) पर अधिकार किया तथा उन्ही के अन्य एक 
सौ चीदह वंशजो ने मेरु के दक्षिण देश मे उपनिवेश चनाया* । 

सारतबपं के भीतर आर्यो के प्रसार का पूर्ण वृत्त पुराणो के आधार पर 
तैयार किया गया है जो अपनी ऐतिहासिकता तथा सत्यता के लिए वैदिक वृत्त 
से पूर्ण सामझ्जस्य रखता हे । 


१. इन तथ्यो के पौराणिक आधार के लिए द्रष्टव्य--नागरीप्रचारिणी 
पत्रिका, वर्ष ५४, संख्या २००६, पृष्ठ ६५-६७ | 

२. द्रष्टव्य Sto पुसालकर का सुचिन्तित लेख--आरियन एक्सर्पणन इन 
इण्डिया ( पुराण बुलेटिन, रामनगर, वर्ष ६ संख्या २, पृष्ठ ३०७-३३२ ) 1 


३६४ पुराण-विमर्ग 


पार्जीटर की VT धारणा 

पौराणिक अनुश्नुति का स्पप्ट प्रामाण्य हे कि भारतवर्षे की वंशावली मनु 
से ही प्रारम्भ होती है। मनु से ही तीनो राजवंशी का उदय हुआ-- 
( १) सूर्यवंश का ( राजधानी अयोध्या मे ), ( २) चन्द्रवंश का ( राजधानी 
प्रतिष्ठानपुर--प्रयाग पास आधुनिक भूसी में), (३) सोयुम्नवंश का; 
जिसका शासनक्षेत्र भारत का पुरवी प्रान्त था) इन राजवंशों फे विपयमे 
पार्जीटर साहब की धारणा है कि मानव वंश द्रविड था, चन्द्रवंश या ऐलवंश 
विशुद्ध आर्य था तथा सोदुरतवंग मुण्डा-मान स्मेर जातिका था। इस तथ्य 
की पुष्टि मे उन्होने जो युक्तियाँ प्रदर्शित की है, चे नितान्त भरन्त, परम्परा- 
विरुद्ध तथा अशुद्ध है । 

पार्जीडर ने ऐलों के विषय मे लिखा हे कि परम्परानुसार ऐल या भार्य 
प्रतिष्ठानपुर से चलकर उत्तर-पश्चिम, पश्चिम और दक्षिण बिजय कर वहाँ 
फैल गये और ययाति के समय तक उस प्रदेश पर अधिकार कर लिया जिसे 
मध्यदेश कहते है । भारतीय अनुश्रृतियौ मे अफगानिस्तान से भारत पर ऐलो 
या भार्यो के आक्रमण का तथा पूर्व की ओर उनके बढाव का कोई उल्लेख नही 
है; विपरीत इसके द्रुह्यु लोगो का ( जो ऐलो को एक शाखा थे) भारत के 
बाहर जाने का उल्लेख पुराणों मे मिलता है। ऐलो के विषय मे पार्जीटर का 
पूर्वोक्त कथन यथार्थ है, इसमे सन्देह तहो । परन्तु अन्य दोनों राजवंशो के 
विषय मे उनके faced नितान्त अमोत्पादक तथा बिलकुल असत्य है। इसी 
प्रकार ऐलो के भारत के बाहर से आने की उनकी कल्पना भी शान्त है। इस 
विपय से उनका स्पष्ट आधार है चे लोककथाएं जो ऐको के पूर्वज पुरूरवा का 
सम्बन्ध हिमालय के मध्यवर्ती प्रदेशो से जोड़ती हे । इस तर्क म विशेष वल 
नही है। वात यह है कि मनु की कन्या इला का मध्यवर्ती हिमालय प्रदेश मे 
गिरिविहार के निमित्त जाना तथा सोमपुतु वुध के साथ उसकी भेंट होना तो 
पुराणो के अनुकूल है, परन्तु सोम तथा वुध का न तो मध्यवर्ती हिमालय के 
ही मूल निवासी होने का कही संकेत है और न इनके भारत के कही बाहर से 
आने का निर्देश है। य लोग विशुद्ध मध्यदेश के ही निवासी आर्थ जाति के 
थे । इनके मूल स्थान का भारत से वाहर खोज निकालने का प्रयास सर्वथा 
व्यर्थं तथा भ्रान्त है। 

इसी प्रकार मानवो ( मनुवंशियो ) को द्रविड मानने मे पार्जीटरर की 
युक्ति यह ह कि मानचो का वन ऐछो (या आर्यो ) से भिन्न जाति के रूप मे 


१. पार्जीटर : wane इण्डियन हिस्टारिकल टुंडीशन ges २९८ | 
२. वही, पुष्ठ २८८ । 


अष्टम परिच्छेद : पौराणिक वंशवृत्त ३६५ 


हुआ है तथा वे ऐलो से Ga ही यहाँ भारत मे निवास करते थे। भयो से 
पूर्व निवास करने वाली जाति द्रविडो की थी । फलतः मानव द्रविड जाति के 
ही व्यक्ति है । यह युक्ति भी ठीक नही । पुराण माववो को कभी भी कर्यो से 
भिन्न जाति का नही संकेत करता । प्रत्युत इन दोनो मे वैवाहिक सम्बन्ध 
होते थे, जो जाति-साम्य के ही सूचक हैं । जाति, भाषा और धर्म की दृष्टि से 
दोनो समान ही कहे गये है। द्रविड का मूल स्थान सुदूर दक्षिण में ही 
सवेदा से रहा है जहाँ वे आज भी प्रतिष्ठित हैं। उत्तर भारत के मध्य मे-- 
आर्यावतं के ठीक वीचोबीच अयोध्या मे--द्रविडो की स्थिति बतलाना इतिहास 
की एक विकट भ्रान्ति है । मनुवंशी पुरुषों मे से अनेक aaa के भन्त्रो के 
द्रष्टा है जो उनके आर्यत्व का स्पष्ट परिचायक है, न कि उनके ऊपर आरोपित 
द्रविडत्व का । फलतः मानव भी उसी प्रकार विशुद्ध भाय थे, जिस प्रकार 
ऐल लोग । 

सौद्युम्तो के विषय मे पार्जीटर का कहना है कि चूँकि वे दक्षिण-विहार 
तथा उड़ीसा मे शासन करते थे, फलतः वे मुण्डा-मानस्मेर जाति ( जंगली 
मुण्डा जाति) के ही थे। यह भी कथन अनुचित है। पुराणो का साक्ष्य इसके 
विरुद्ध है। ये लोग भानवो के ही एक उपकल के रूप मे वणित है जिनके 
साथ इनका वैवाहिक सम्वन्ध भी विद्यमान था । केवल शासन-क्षेत्र तथा 
स्थिति प्रदेश की समता पर ag fread निकालना सर्वथा अनुचित है । 

इस प्रकार पार्जीटर की मनुर्वशविषयक ये कल्पनाएँ सर्वथा पुराण-विरुद्ध 
है और भत एव भ्रान्त है! 
इक्ष्वाकु की वंशावली 

यह वंशावली बड़ी सुव्यवस्था के साथ पुराणो मे दी गयी है। यह सूची 
वायु, ब्रह्माण्ड, विष्णु, भागवत, गरुड, विप्णुधर्मोत्तर तथा देवी भागवत; 
ब्रह्म, हरिबंश एवं शिव; कूमं तथा लिंग; मत्स्य, पद्म तथा अग्ति--इन पन्द्रह 
पुराणो-उपपुराणो मे मिलती है। ( १ ) इममे से ‘aw’ सबसे प्राचीन है । 
ब्रह्माण्ड उसी का प्रायः अक्षरशः अनुसरण करता हे! इन दोनो पुराणो मे 
इतना साम्य है कि ये एक ही मूल वायुपुराण की दो शाखाएँ जान पड़ते है। 
विष्णु तथा भागवत की सूची इसी परस्परा के अन्तभुक्त है । अन्तर इतना है 
कि उन दोनो पुराणो से अर्वाचीन होने के कारण तथा प्रधानतः धामिक 
होने के हेतु इनमे ऐतिहासिक वृत्तो तथा संक्रेतो पर उचित ध्यान नही दिया 
गया है । विप्णु का वर्णन गद्य मे है और भागवत का पद्य मे। भागवत मे ये 
शलोक वागु पुराण से नही लिये गये है, प्रत्युत भागवतकार की निजी रचना 
हैँ । गरुड की वंशावली पुराणकार की निजी पद्यात्मक रचना है। विप्णु- 


३६६ पुराण-विमशैँ 


घर्मोत्तर और देवीभागवत में उपलब्ध सूची अधूरी है: यद्यपि ये दोनो वायु का 
ही अनुसरण करते है, तथापि श्लोक वायु के न होकर नवीन रचना है। 
महाभारत की वंशावली घुंघुमार तक इसी परम्परा के अन्तर्भुक्त है। इस 
प्रकार इन भाठो ग्रन्थो का एक विशिष्ठ सन्दर्भ मानना चाहिये जिसे वायु- 
सन्दर्भ के नाम से पुकारना उचित होगा। इसका बवैशिष्ट्थ है कि इसमे 
प्रायः समस्त इक्ष्वाकुवंशीय शासको की नामावली आ गयी हे और स्थान-स्थान 
पर ऐतिहासिक चूणिकाएँ भी दी गयी है । 

( २ ) ब्रह्म पुराण, हरिवंश और शिव पुराण मे उपलब्ध सुची मे समानता 
है । ब्रह्म तथा हरिवंश के पाठ प्रायः शब्दतः एक है । शिवपुराण मे जहाँ-तहाँ 
घटाया-वढाया गया हे । इसमे कई नाभो की त्रुटि है। सम्भव है यह सूची 
किसी अन्य परस्परा के ऊपर आश्रित हो । इसे ब्रह्म-सन्दर्भ के नाम से 
पुकारना चाहिए । 

( ३) कूमं-सन्दभं--तीसरी सूचो कूर्मं तथा लिंग पुराण मे उपलब्ध 
होती है जिसे कूम सन्दे कहना चाहिए। यह सूची मनु से लेकर अहीनगु 
Go ( ७५ ) तक वायु संदर्भ का ही अनुतरण करती है, परन्तु उसके वाद द्वापर 
के अन्त तक की सूची भिन्न हो गयी है। 

( ४) मत्स्य सन्दर्भ--चोथी सूची मत्स्य पुराण, पद्म पुराण तथा aha 
पुराण मे उपलब्ध होती है जिनमे पद्म मत्स्य का अक्षरशः अनुसरण करता है । 
अग्नि भिन्न पड़ता है 1 इस सन्दर्भ की विशेषता हे कि यहाँ भप्रघान राजाओ 
के नाम छोड़ दिये गये है तथा आरम्भ से लेकर महीनगु ( संख्या ७५ तक ) तक 
यह ब्रह्मसन्दर्भ के अनुसार है तथा उसके बाद द्वापर के अन्त तक GA सन्दर्भ 
के अनुसार हे । सम्भव है इस मत्स्यसन्दर्भ के पीछे इससे मूल ala के रूप मे 
कोई विभिन्न ही परम्परा हो जो पुर्वोक्त परम्पराको से एथक्‌ हो । 

इन चारो संदर्भो को दो भाग मे विभक्त किया जाता हे i वायु-सन्द्ं 
तथा ब्रह्मसन्दर्भ मे बहुत कुछ समानता है; कूसं-सन्दर्भ तथा मत्स्य-सन्दर्भ मे 
बहुत कुछ साहश्य है । अतः तुलनात्मक दृष्टि से देखने पर जान पड़ता है कि 
प्राचीचकाल मे दो ही प्रधान परस्पराएँ इस विषय की थी जिनका अनुसरण 
इन पुराणो ने किया है | 

'इकवाकुवंश' नाम मे बंश शब्द का तात्पर्यं क्या हे? वंश शब्द का प्रयोग 
भिन्न-भिन्न सन्दर्भो मे भिन्न-भिन्न अर्थो मे होता हे । वंश ब्राह्मण” मे वंश शब्द 
गुरु-शिष्यसम्वन्ध को द्योतित करता है । “ऋषिवंश' मे वंश शब्द मूल ऋषि 
के वंश मे होने वाले प्रवर ऋषियो की सूचना देता है, परन्तु उनके क्रमशः स्थिति 
का संकेत नही करता । 'बुद्धवंश' पाली का एक विशिष्ट ग्रन्थ है जिसमे बुद्धत्व 


अष्टम परिच्छेद : पौराणिक वंशवृत्त ३६७ 


प्राप्त करने वाले प्रधान महामानवो की संख्या की गयी हे । “इक्ष्वाकु वंश” मे 
‘gq’ शब्द कुल-परस्परा के लिए प्रयुक्त नही है, प्रत्युत शासक-परम्परा के लिए 
ही व्यवहृत है । इस तथ्य के पोषक प्रमाणो को देखिए--( १) शतपथ ब्राह्मण 
मे हरिश्चन्द्र को dae ( वेधा की सन्तान ) कहा गया है, परन्तु वेधस्‌ नाम 
किसी भी इक्ष्वाकु-वंशावली मे नही मिळता । इससे प्रतीत होता है कि हरिश्चन्द्र 
किसी दूसरी शाखा के ऐक्ष्वाक थे और शासक होने के नाते इस परम्परा मे 
अन्तर्भुक्त कर लिये गये । ( २) अयोध्या-तरेश ऐक्ष्वाक ऋतुपर्ण को पश्वविश 
ब्राह्मण तथा महाभारत ( वनपर्व ६६-६७ ao ) मे श्युङ्गाशव का अपत्य कहा 
गया है, परन्तु THe का वर्तमान इक्ष्वाकु-परस्परा मे कही उल्लेख नही है । 
प्रतीत होता है कि ये इक्ष्वाकु को किसी दूसरी शाखा मे उत्पन्न हुए थे, परन्तु 
राज्य के उत्तराधिकारी होने के कारण वंशावली मे परिगणित किये गये है । 
इससे सिद्ध होता है कि वंशावली मे शासक-परम्परा का हो उल्लेख है, कुल- 
परम्परा का नही । यह तथ्य एतिहासिक दृष्टि से विशेष महत्त्व रखता है? । 

इक्ष्वाकु की वंशावली 

मनु वैवस्वत 


१ इक्ष्वाकु 
२ विकुक्षि ( = देवराट्‌, शशाद ) तथा 8९ और पुत्र 
३ पुरञ्जय ( = ककुत्स्थ, इन्द्रवाह ) तथा १४ अन्य पुत्र 
४ सुयोधन 
शर हे 
६ विष्वगश्व ( = हृषदश्व > विष्टराश्व ) 
७ Mk ( = इन्दु, ATR, मान्य ) 
८ युवनाश्व 
९ श्रावस्त ( 'श्रावस्ती' नगरी का स्थापक ) 
` १, इसके अन्य पोषक प्रमाणो के लिए देखिए राय छप्णदासजी का 


सुचिन्तित लेख 'पुराणो की इक्ष्वाकु वंशावली' ( नागरीप्रचारिणी पत्रिका, 
काशी, वर्ष ५६. Fo २००८ ), पुष्ठ २३४-२३८ । 


ats पुराण-विमर्श 


१० वत्सक ( = वंणक ) 
११ वृहदश्व 


१२ कुवलाश्व ( = धुन्यु असुर के हन्ता होने से 'धुन्घु- 
| मार' नाम से विश्रुत ) 
| 


ROSSI TT TTT 


१३ दृढाश्व दण्डाएव कपिलाएव 


| | 
१४ प्रमोद १५ हयं एव 
[ मत्स्य तथा कूम सन्दर्भ के अनुसार हृढाश्व का पुत्र प्रमोद था तथा 
प्रमोद का पुत्र हयंश्व था जो एक-दूसरे के वाद राज्य करते थे | अस्निपुराण 
का कथन है कि प्रमोद तथा हर्यश्व सहोदर थे जिनमे प्रमोद कनिष्ठ था | 
मत्स्य-कू्म के सूचनानुसार ऊपर का क्रम नियत किया गया है | 


१६ निकुम्भ 


१७ संहताश्व 


| 
१८ कृशाश्व अरुणाएव हैमवती ( कन्या ) 
( = अकृशाश्व ) (रणाश्व) 


२० युवनाश्व १९ प्रसेनजित्‌ 


२१ मान्धाता (पत्नी चैत्ररथी, विन्दुभती) 

[ मान्धाता के वंशजो के वारे मे पौराणिक विवरण बड़ा गोलमाल है । 
मत्स्य के अनुसार मान्धाता के पुत्र थे पुरुकुत्स, मुजुकुन्द और शत्रुजित्‌ जिसमें 
पुर्कुत्स का पुत्र है वसूद--तत्पुत्र Ayla तथा तत्पुत्र सुधन्वा । eat पुराणो के 
अनुसार पुत्रनाम नीचे दिया जाता है । इनमे से द्वितीय पुत्र भम्बरीष राज्य का 
उत्तराधिकारी हुआ । तदनन्तर उसका पुत्र युवताश्व जिसका उत्तराधिकारी था 
हरित जिसके वंशज हारीत क्षत्रोपेता ब्राह्मण कहे गये है । हरित के अनन्तर 
पुरुकुतस शासक बतलाया गया है । इस परिवर्तेन का कारण यह प्रतीत 
होता है कि अम्बरीष के वंशज ब्राह्मण बन गये थे, तव उस वंश मे शासन का 


कार्य समाप्त हो गया और रार्जासहासन पुरुकुत्स को प्राप्त हो गया जो 
अस्वरीष का ही जेठा भाई था | 


अष्टमं परिच्छेद : पौराणिक व॑शवृत्त ३६९ 


२१ मान्धाता 
२४ पुरुकुत्स २२ Ea मुचकुन्द 
२५ चसदस्यु २३ युवनाश्व 
हारीत 
२६ संभूत 
| हारीत ब्राह्मण 
विष्णुवृद्ध २७ अनरण्य 


| 


विष्णुवृद्ध ब्राह्मणः २५ त्रसदश्व ( ८प्षदश्व, बृहदश्व ) 
२९ 2 
३० वसुमनाः ( =वसुमान्‌ ) 
३१ fraraq ( =न्रिवृषन्‌ ) 
३२ ER 
३३ सत्यन्रत ( = त्रिशंकु-पत्नी सत्यरथा या सत्यब्रता ) 
३४ हरिश्चन्द्र ( पत्नी शैव्या ) 
३५ रोहित ( = रोहिताश्व ) 
३६ a 
३७ चन्द 
३८ fla 
३९ रुरुक 


४० श 
२४ Fo वि० 


३७७ पुराण-विमशं 


४१ वाहुक ( = भसित, पत्नी कालिन्दी यादवी ) 
४२ सगर ( पत्नी केशिनी वैदर्भी तथा सुमति शैब्या ) 


४२क असमंजस 
[ असमंजस अपने बाल्यकाल मे ही बड़ा क्रूर तथा आततायी था और 
इसीलिए ag कोशल राज्य का उत्तराधिकारी नही बन सका, परन्तु उसका 
साम वंशावली मे निदिष्ट है ] 


४३ अंशुमान्‌ 


४४ दिलीप प्रथम 
[ इस दिलीप को ब्रह्मसन्दर्भ वाले पुराण 'खद्वाग? नाम देते हैं, परस्तु 
न्य पुराण दिलीप द्वितीय को ही यह नाम प्रदान करते हैं दोनों के पार्थक्य को 
दिखलाने के लिए । महाभारत के षोडशराजिक सूची मे दिलीप खट्वांग का 
पितृज नाम 'ऐडविडि' दिया गया है। यह दिलीप प्रथम के विषय मे चरितार्थ 
न होकर दिलीप द्वितीय के विषय मे भी सुसंगत है, क्योंकि 'इडविड' नामक 
राजा उसका तृतीय पूर्व पुरुष था ] । 


४५ भगीरथ ( गगा को भुतल पर छाने चाले राजा) 
४६ Ba (= विश्वुत, श्रुतवान्‌ ) 
४७ त 
४८ भम्बरीष द्वितीय 
४९ सिन्धुद्दीप 
५० अयुतायु ( = अयुताजित ) 
५१ ही ( = राजा चल का मित्र ) 
५२ सवेकाम 
५३ सुदास 


५४ मित्रसह ( कल्माषपाद, पत्नी दमयंती ) 


aan परिच्छेद : पौराणिक वंशवृत्त ३७१ 


[ मित्रसह के अनन्तर छ; सात राजाथ के विषय मे वायुनकूमं की सूची 
पह्म-मत्स्य सन्दर्भ से नितान्त भिन्न है | 


ब्रह्म मत्स्य सन्दर्भ वायु-कूम सन्दर्भे 
५५ सर्वकर्मा अश्मक 
५६ अनरण्य a 
५७ ह शतरथ ( ==दशरथ ) 

| | इडविड 

५८ अनमित्र ५६ रघु | 
वृद्धशर्मा 

६० कद (६०) विश्वसह (या विश्वमहत्‌) 


[ इन दोनों सूचियो मे सर्वेकर्मावाली सुची की प्रधानता है; क्योकि सवंकर्मा 
कल्माषपाद के ज्येष्ठ पुत्र थे । पहली सूची का बुलिदुह विश्वसह का ही अपर 
संकेत प्रतीत होता है । यहाँ से आगे भश्मक वालो सुची को प्रधान होने की 
मान्यता मिल गयी, क्योकि दिलीप खट्दांग ऐडविडि कहा गया है जिससे उसका 
दूसरी सूची से सम्बद्ध होना स्पष्टतः प्रतीत होता है ] 


६१ दिलीप खद्दांग ( दिलीप द्वितीय, पत्ती सुदक्षिणा मागघी ) 


६२ रघु दीघंबाहु ( रघु प्रथम से विभेदक विशेषण ) 

[ वायु तथा कुम सन्दर्भो मे दिलीप भोर रघु के बीच मे दीर्घवाहु का 
नाम आता है, परन्तु ब्रह्मासन्दर्भ मे दीर्घवाहु रघु की ही उपाधि स्पष्टतः 
बतलायी गयी है । कालिदास के हारा समाहत तथा उल्लिखित होते के कारण 
दिलीप तथा रघु का पितृ-पुत्रभाव सवंथा प्रामाणिक तथा परिपुष्ट है ] 

६३ अज ( पत्नी इन्दुमती वैदर्भी ) 
६४ दशरथ ( पत्नी कौशल्या ) 


६५, ही ( पत्नी सीता दैदेही ) 


| | 
६६ छ ( पत्नी कुमुद्वती) लव 


६७२ पुरांण-विमश 


| 
६७ अतिथि 
६८ निषध 
| 


६९ नल 


| 


७० si 

७१ पुण्डरीक 

७२ क्षेमधन्वा 

७३ देवानीक 

७४ अहीनगु 

७५ इ ( रुरु ) 

७६ पारिपाश्र (या पारियात्र ) 
७७ शित ( शित) 

७५ दळ 

७९ उन्नाभ 


| 


५० वज्त्रणाभ 


८१ es 

८२ यात ८३ विश्वसह ( विधृति ) 
८४ C 

८५ पर कोशल्य ( हैरण्यनाभ कौशल्य ) 
८६ वसिष्ठ ( वरिष्ठ, ब्रह्मनिष्ठ ) 


[ पौर'णिक सुची मे हिरण्यनाभ = कौसल्य = वशिष्ठ = वरिष्ठ एक ही 
नाम जान पड़ता हैं, परन्तु कालिदास मे हिरण्यनाभ, कौसल्य तथा ब्रह्मिष्ठ 


अष्टम परिच्छेद : पौराणिक वंशवृत्त ३७३ 


अनुक्रम से तीन राजा हैं । यहाँ कालिदास का ही पक्ष प्रवल होने से गृहीत हुआ 
है । शतपथ तथा शांख्यायन श्रौतसूत्र का प्रामाण्य कालिदास का समर्थक है | 
८७ पुष्य (पुष्प ) 


दद andes ( aafafe ) 

८९ सुदर्शन 

९० अग्निवर्ण ( 'रघुवंश? में वणित अन्तिम शासक ) 

९१ शीघ्र ( शीघ्रग ) 

९२ मरु ( मनु) 

९२३ ह 

९४ सुसन्धि 

९५ अमर्षण (या अमर्ष ) 

९६ सहस्वान्‌ (या महस्वान्‌ ) 

९७ 1 

९८ बृहद्बल 

[ बृहदवल इक्ष्वाकुवंश का महाभारतकालीन प्रशासक था । महाभारतपूर्व 
के ऐक्ष्वाकुवंश के राजाओं में यही अन्तिम राजा था । यह महाभारतयुद्ध मे 
अभिमन्यु द्वारा मारा गया । विष्णु० के अनुसार इसके पुत्र का नाम बूहदूबल 


था । भाग० के अनुसार वृहदवल तक्षक का पुत्र तथा बृहद्रण का पिता था 
( भाग० ९1१२८; विष्णु ४।४।४८ )* 1 


१. इक्ष्वाकु-वंशावली का निर्माण अनेक विद्वानो ने अपनी इष्टि से किया 
है; परन्तु कळाभवन के अध्यक्ष राय कृष्णदास का पुराणों के तुलनात्मक 
अध्ययन पर आश्रित वंशावली का निर्माण वड़ा ही वैज्ञानिक तथा प्रामाणिक 
है | एतद्विषय में द्रष्टव्य उनका सुचिन्तित लेख--पुराणों की इक्ष्वा कु-वंशाचली 
( नागरीप्रचारणी सभा, काशी, भाग ५६, वर्ष २००८ पृष्ठ २२६-२५० | 
पुसालकर का लेख भी द्रव्य है--पुराणमू ( रामनगर, वाराणसी से प्रकाशित 
शोधपत्रिका ) वर्ष १९६२; जिल्द ४, संख्या १, पृष्ठ २२-३३ । 


a 


३७४ पुराण-विमगं 


इक्ष्वाकु वंश के प्रधान राजाओ का वृत्त-- 

( १) मान्याता--युवनाश्व द्वितीय ( संख्या २०) का पुत्र मान्धाता 
अपने समय मे एक अप्रतिरथ राजा था । वह चक्रवर्ती ही नही, प्रत्युत सम्राद 
था । इन दोनो राजकीय उपाधियो मै पर्याप्त पार्थक्य है । केवल भारतवर्ष 
का विजेता राजा चक्रवर्ती कहलाता था, परन्तु सप्तद्वीपा वसुमती का विजेता 
सावभौम सम्राद की उपाधि से मण्डित होता था। यह अपने युग का एक 
महाविजेता था । महाभारत के द्रोण पर्व ( अ० ६२) में तथा शान्तिपर्व 
( २८ अ० ) मे मान्धाता के समकालीन अथ च विजित नरपतियो के नाम 
निर्दिष्ट किये गये हैं । युवनाश्व-पुत्र मान्धाता ने APR, भरुत्त, असित, गय, 
अद्भ, बृहद्रथ, जनमेजय, सुधन्वा तथा नुग नामक राजाओं को जीता 1* इन 
बिजयों के फलस्वरूप मान्धाता का राज्य बड़ा ही विस्तृत था । पुरानी गाथा 
इस विस्तार को इस प्रकार घतलाती है--- 

यावत्‌ सूर्यं उदयति यावच्च प्रतितिष्ठति | 
सरवै तद्‌ यौवनाश्वस्य मान्धातुः क्षेत्रमुच्यते ॥ 
+द्रोणपर्व ६२1११; विष्णु ४।२।६५;} वायु ८५।६८ 
इसने अपना विवाह यादवकुल मे पराक्रमी नरेश शशविन्दु की पुत्री विन्दु- 
मती के साथ किया था । यादवकुल चन्द्रवंशी था । फलत; सूर्यवंशी इक्ष्वाकुमो 
तथा चन्द्रवंशी यादवों मे परस्पर विवाह सम्वन्ध स्थापित होते थे । 

( २) हरिदचन्द्र--इतके पूर्ववर्ती शासक का नाम था सत्यब्रत। इसके 
पिता का नाम था त्रय्यादण जो ऋग्वेद ५२७ और ६1११० सुक्तो का द्रष्टा है। 
सत्यब्रठ इसी का पुत्र था । ‘Pasig’ नाम से यही राजा प्रख्यात हुमा । सत्यन्नत ने 
तीन सदाचार का उल्लंघन किया था और इसी कारण ag त्रिशंकु' नाम से ख्यात 
हुआ । वसिष्ठ जी के तिरस्कार करने पर विश्वामित्र ने इसे यज्ञ कराकर सदेह 


१. जनमेजयं सुधन्वानं गयं पुरं वृहद्रथम्‌। 
असितं च नृगं चैव मान्धाता सानवोऽजयत्‌ ॥ 
“-द्रोणपर्व ६२1१० 
२. इन राजाओ के विवरण के लिए द्रष्टव्य श्री भगवद्दत्तः भारतवर्ष का 
इतिहास पृष्ठ ६६-६८ 
३. पिलुश्चापरितोषेण गुरोदर्ध्रीवधेन च । 
अप्रोक्षितोपयोगाच्च त्रिविधस्ते व्यतिक्रपः ॥ १०८ tt 
एवं स त्रीणि शङ्कूनि दृष्टा तस्य महातपाः । 
चिशंकुरिति होवाच त्रिशङ्कुस्तेन स, स्मृतः ॥ १०९ ॥ 
-चायु० ८८ अध्याय 


अष्टम परिच्छेद : पौराणिक वंशवृत्त ३७५ 


स्वर्ग मे भेजा था आदि अनेक कथाएँ लोकप्रिय होने से आवृत्ति नही चाहती । 
इसके विषय में दो प्राचोन इलोक वायु० ८८1११५, ११६ मे उद्धत हैं। 
हरिश्चन्द्र इसी त्रिशंकु का पुत्र था । वायुपुराण इसे ‘taga’ ( त्रिशंकुपुत्न ) 
बतलाता है (८८।११८ ) । ऐतरेय aro ( ७१३ ) तथा शंखायन श्रौतसूत्र 
( १५।१७ ) मे ये saa’ कहे गये है जिससे ऐतिहासिकों का अनुमान है कि ये 
इक्ष्वाकुवंशीय किसी विभिन्न शाखा से सम्बद्ध थे । किमी प्राचीन टीकाकार ने 
'वैघस' का अर्थ वेधा = प्रजापति का सम्बन्धी” अर्थ किया है। रार्जाष उशी- 
तर की कन्या सत्यवती ने स्त्रयस्वर मे इन्हे वरण किया था । शिविराज्य नगरी 
से सम्बद्ध होने से सत्यवती शैव्या कहलाती थी । इन्होने एक विशिष्ट राजसूय 
यज्ञ किया था जिसमे इन्होने ब्राह्मणो को मुंहमाँगे धन से पचगुना दान दिया । 
इन्होने सप्तद्वीपा वसुमती का विजय कर सम्राट्‌ की पदवी पायी थी । इन सव 
घटनामो से बढकर है इनकी सत्यवादिता का आख्यान जिसे यहाँ दुहराने की 
आवश्यकता नही । 

( ३) सगर चक्रवर्तो--इसी वंश मे आगे चलकर सगर नामक राजा 
हुआ । यह इक्ष्वाकुवंश मे एक महनीय चक्रवर्ती राजा हुआ । इसने अपने 
शत्रुओो को परास्त किया । इसने अयोध्या को ही तालजड्ध हैहयो के पंजे से 
नही छुड़ाया प्रत्युत, हैहयो के अपने देश मे घुसकर उनकी शक्ति को दीघंकाल 
के लिए विध्वस्त कर दिया । विदर्भ पर चढाई की, तब वहाँ के राजा ने अपनी 
पुत्री केशिनी उसे व्याह कर सन्धि स्थापित की । इस राजा ने ate ऋषि के 
द्वारा योग की सिद्धि प्राप्त की ( भाग० ६।८।८) तथा इसी के अश्वमेध घोड़े 
को इन्द्र ने चुरा लिया था जिसकी खोज मे इसके पुत्री ने “सागर! को उत्पन्न 
किया । इसी के प्रपौत्र भगीरथ को सागीरयी को yas पर लाने का गौरव 
प्राप्त है । ये भगीरथ दिलीप प्रथम के पुत्र थे । 

( ४ ) राजा रघु -इनके पिता थे दिलीप द्वितीय जो खट्वाग के नाम से 
प्रख्यात थे । ये भी चक्रवर्ती माने जाते है। राजा रघु के वंश का वर्णन कर 
कालिदास ने इसे अपने रघुवंश काव्य के द्वारा अमर वना दिया ( भाग० ६1१० 
अ० ) रघु के पुत्र हुए अज जिन्होने वैदर्भी इन्दुमती को स्वयम्वर मे पाया 
था । इन्ही के पुत्र थे दशरथ जिनके पुत्र चतुष्टय मे राम ही मूल राज्य के 
अधिकारी थे । राम के मर्यादा पुरुषोत्तम होने का तथ्य विशेष भाष्य की अपेक्षा 
नही रखता । वाल्मीकीय रामायण के ये ही प्रधान नायक है। दक्षिण भारत 
में भारतीय वैदिक संस्कृति के प्रचार करने का श्रेय रामचन्द्र को ही है । बैदिक 
साहित्य में इनका नाम भले ही न मिले, परन्तु इनकी ऐतिहासिकता मे सन्देह 


२. द्रष्टव्य महाभारत--सभापवे का १२ go । 


३७६ पुराण-विमशं 


करना ( जैसा कतिपय पाश्चात्य विद्वान्‌ करते थे ) महान अनर्थ है । महाभारत 
के पोडश राजकीय में प्राचीन १६ चकवर्ती नरेशों मे राम का समुल्लेख उनकी 
प्रावीनता यथा ऐतिहासिकता का पृष्ट प्रमाण है। 


चन्द्रवंश का उदय 

कहा गया है कि सूर्यवंश के समान चन्द्रवंश भी मनु से ही आरम्भ होता 
है । अन्तर इतना ही है कि सूर्यवंश ज्येष्ठ पुत्र इक्ष्वाकु से चलता है और 
चन्द्रवंश पुत्री इला से चलता है । इला का विवाह चन्द्रपुत्र बुध के साथ सम्पन्न 
gar और इसीलिए यह बंश चन्द्रवंश के नाम से प्रख्यात है। इस विवाह से 
उत्पन्न हुए राजा पुरूरवा जो चन्द्रवंश के संस्थापक के रूप मे गृहीत किये गये 
Ei पुरुरवा तथा अप्सरा उर्वशी की प्रणय-कथा ऋग्वेद ( १०१६० ) मे 
उल्लिखित है तथा इस कथा को ही कालिदास ने अपने विक्रमोर्वशीय का 
आधिकारिक वृत्त वनाया । पुरूरवा की राजघानी थी प्रतिष्टान ( आधुनिक 
प्रयागसमीपस्थ झूसी ) जहाँ चन्द्रवंश की प्रधान शाखा शासन करती रही । 
पुरूरवा का ज्येष्ठ पुत्र आयु तो प्रतिष्ठान मे राज्य करता था भौर उनके भाई 
असावसु ने पश्‍चिम मे एक राज्य स्थापित किया, जिसकी राजधानी पीछे 
चलकर BARA नगर हुई! आयु के ही पुत्रपश्चक में ज्येष्ठ पुत्र था नहुष 
जो अपने हठ के लिए संकट पाने वाले व्यक्तियो के लिए उपमान माना जाता 
है ( हठ बस सब संकट सहे, गालव नहुष नरेश ) । आयु के द्वितीय पुन क्षत्रवृद्ध 
ने काशी मे अपना राज्य स्थापित किया । नहुष के ही प्रधान पुत्र हुए ययाति 
जो अपने युग के एक महान्‌ पराक्रमी चक्रवर्ती राजा माने गये है । इनके अग्रज 
यति ने मुनि होकर अपना राज्याधिकार छोड़ दिया; तव राज्य ययाति को 
प्राप्त हुआ । ययाति की दो रानिर्यां थी-- 

( १) देवयानी भागवी ( शुक्राचार्य की पुत्री) जिसकी सन्तान है ag 
तथा Tay । 

(२) शमिष्ठा वार्पपर्वंणो ( असुरों के राजा वृषपर्वा की पुत्री ) जिसके 
पुत्र है-दुह्य, अनु तथा पुरु । 

ययाति का आख्यान प्राचीन युग में इतना अधिक विश्रुत था कि इस 
आख्यान के अध्येता के नामकरण के लिए पाणिनि-सूच्रो मे व्यवस्था है 1 ययाति 
के अनन्तर कनिष्ठ पुत्र पुरु ही पिता का नितान्त आज्ञाकारी तथा स्नेहमाजन 
होने से प्रतिष्ठान के राजसिहासन पर वेठा । ययाति ने अपने पाँचो पुत्रो मे 
अलग-अलग शासन-क्षेत्र का विभाग कर दिया! । इन्ही पाँचो पुत्रो से पाँच 
प्रसिद्ध क्षत्रिय वंशो का उदय gat £-- 


१. वायु० ९३८७-९० | 


अष्टम परिच्छेद : पौराणिक वंशवृत्त ३७७ 


( १) कनिष्ठ पुत्र पुरु प्रतिष्ठान मे ययाति का उत्तराधिकारी हुआ । 

(२) ज्येष्ठ पुत्र ag को चमंण्वती ( चंवल ), वेत्रवती ( बेतवा ) और 
शुक्तिमती ( केन ) के तट का राज्य मिला । 

(३) gag को दक्षिणःपूवं का प्रदेश मिला । पीछे उसके वंशज उत्तर- 
पश्चिम को चले गये जहां से उन्होने भारत-सीमा के बाहर जाकर यवन तथा 
शक राज्यो की स्थापना की । 

(४) दुह्य को यमुना के पश्चिम और चमंण्वती के उत्तर का देश विभा- 
जन में मिला । पीछे इनके वंशज उत्तर-पश्चिम की ओर चले गये । 

( ९ ) अनु को गंगा-यमुना के दोआवा का उत्तरी भाग मिला । 


इन पाँचो बंशो मे पुरु तथा यदु का वंश बड़ा प्रभावशाली हुआ । इसमे 
अनेक प्रतापी तथा प्रभावशीळ राजा हुए जिन्होंने भारतवर्ष के इतिहास में 
अपनी विशिष्ट स्थिति तथा प्रतिप्ठा प्राप्त की है। यदु के पुत्री मे दो व॑शकर्ता 
हुए जिनके दो वंश चले i— 

( क ) क्रोप्टुशाखा, ( ख ) सहस्नजितु = हैहय शाखा । 

(क ) क्रोष्ट्शाखा ( मत्स्य० ४४१५) मे आगे चलकर भीम सत्त्वत 
नामक राजा हुआ जिनके दो पुत्रो ने अन्धक तथा वृष्णि वंश को चलाया । 

[ १) अन्धकशाखा = सात्त्वत--अन्धक--कुकुर---वृष्णि-पृत्ति--कपोत- 
रोमा--तैत्तिरि (= विलोमन)-नल (तैत्तिरि के दोहित्र)--भभिजित ( =भभि- 
जात )-_पुनर्वंसु-आहुक ( जिनकी भगिनी आहुकी अवन्तिनरेश को व्याही 
थी )--उम्रसेन ( मथुरा का राजा )--कंस ( नव भ्राताओं मे से अग्रज )* 

(२ ) वृष्णिशाखा--सात्त्वत--बृष्णि ( इनकी दो स्त्रिया थी गान्धारी 
तथा माद्री ) इनमे से माद्री के पुत्रो मे अन्यतम थे देवमीडुष जिनके पुत्र थे 
शर--वसुदेव--वलराम तथा कृष्ण । गान्धारी नाम भार्या से वृष्ण को ga 
हुआ सुमित्र या अनमित्र-निध्न--प्रसेन तथा सत्राजित। इसी प्रसेन को 
सूर्यं की तीब्र उपासना के फल से स्यमन्तक नामक मणिरत्न प्राप्त हुआ जिसकी 
विस्तृत कथा मत्स्य ( ४५, अ० ) भागवत ( १०1५६ ) विष्णु पुराण ( ४ अंश, 
१३ अ० ) मे विशदता के साथ दी गयी है । सत्राजित की ही कन्या सत्यभाभा 
थी जो श्रीक्कष्णचद्ध को प्रियाओ मे श्रेष्ठ सानी जाती थी। 

माद्री के पुत्रो मे अन्यतम थे युधाजित्‌ जिनके ga थे एशनि--एवफल्क-- 
अक्रूर । इस प्रकार श्रीकृष्ण का सम्बन्ध वृण्णि-शाखा के साथ था और 


१. अन्धक-शाखा के पुरे विस्तृत विवरण के लिए देखिये मत्स्यपुराण 
४४ Fo ५०-७३ श्लो० | 


३७८ पुराण-विमश॑ 


तदन्तर्भुक्त हाने से अक्रूर भी श्रीकृष्ण के निकट दायाद लगते थे | सत्राजित की 
हत्या कर शतधन्वा के साथ अक्रूर ने भी स्यमन्तक छीन लिया था जिसका 
विस्तृत वर्णन विष्णुपुराण के गद्यभाग ( अंश ४, अ० १३) मे बडी रोचकता 
के साथ किया गया है । 


( ख ) हेहयशाखा 
यदु के पुत्र सहस्रजित्‌--शतजित्‌--हैहय--घमने्र--कुन्ति--संहत-- 
महिष्मानु-रुद्रश्रेण्य--दुलंभ--कनक-कृतवीयं-अर्जुन ( सहस्रवाहुः कार्तवीयं )- 
जयध्वज--तालजच्चू--( इनके सौ पुत्र जो 'तालजद्घ' के नाम से विश्रुत थे )- 
बीतिहोत्र--आनरत-दुर्जेय--सुष्रतीक ( मत्स्यपुराण ४३ अध्याय तथा वायु 
९४ अ० ) इस हैहयशाखा मे कृतवीये का पुत्र अर्जुन वड़ा ही पराक्रमशाली था 
और उसने seat की क्षीण शक्ति को पुन; उद्दीप्त क्रिया । वह aga ही बड़ा 
विजेता था । उसने कर्कोटक नागो से माहिष्मती छीन ली तथा नमदा से 
लेकर हिमालय तक उसने सव प्रदेशो पर विजय की । wey के राजा रावण 
को, जो उत्तर भारत पर चढ आया था, पकड़कर माहिष्मती मे कई वर्षो 
तक कैद मे रखा । हैहयो का भागंब पुरोहितो से बडा संघर्ष चलता था । 
कार्तवीर्यं ने भी जमदरिनि की हत्या की जिसका पुरा बदला उनके पराक्रमी 
पुत्र परशुराम ने लिया । कातंवीयंविषयक अनेक गाथाएं पुराणो मे संगृहीत है 
जिनमे उसके अतुल पराक्रम तथा अलौकिक योगशक्ति का परिचय मिलता 
है । योगविद्या को महि दत्तात्रेय ने इसे सिखलाया था। कालिदास ने इस 
राजा के विपुल प्रभाव का उल्लेख रघुवंश के षष्ठ सर्ग मे किया है । 
दो-तीन *गाथाएँ यहाँ saga की जाती हैं :-- 
न qi adder गति यास्यन्ति क्षत्रियाः | 
यज्चदानेक्तपोभिश्च विक्रमेण श्रुतेन च॥ 
स हि सप्तसु द्वीपेषु खड्गी चक्री शरासनी । 
रथो ट्वोपाननुचरन्‌ योगी पश्यति तस्कर।न्‌॥ 


१. कातेवीयंविपयक ये गाथाएं वायुपुराण के ९४ अध्याय मे अक्षरशः 
समान हैं । ये पूर्वोक्त तीनो गाथाएँ वायु के इसी अध्याय मे श्लो०, २०, २१, 
तथा २४ मे क्रमशः उपलब्ध हुँ। अन्यत्र पुराणो मे भी ये उद्धुत होगी ऐसा 
विश्वास है । तथ्य यह हे किये प्राचीन गाथाएँ है जो कालक्रम से प्राचीन 
समय से चली आयी है और जिनका उल्लेख महाभारत तथा पुराणो मे बहुशः 
मिलता है । 


अष्ठम परिच्छेद : पौराणिक वंशवृत्त ३७९ 


स एव पशुपालो$भूतु क्षेत्रपाल: स एव हि | 
स एव वृष्ट्या पर्जन्यो योगित्वादर्जुनो$्भवत्‌ ॥ 
>-मत्स्य० ४३ To, २४-२५-२७ शलोक 
कार्तवीर्य के नाम से नष्ट वस्तु भी प्राप्त हो जाती थी-- 
कार्तवीर्याजुनो नाम राजा बाहु-सहस्रवान्‌ | 
तस्य स्मरणमात्रेण गत्तं नष्टं च लभ्यते ॥ 

(२ ) तुवंसुवंश--ययाति के अन्यतम पुत्र थे तुवेसु जिससे यह वंश थोड़े 
ही दिनों तक चला, क्योकि पिता के द्वारा अभिशप्त होने के कारण यह वंश 
अचिरस्थायी रहा । इनके विषय मै मत्स्यपुराण ने एक विचित्र बात का उल्लेख 
किया है कि पाण्ड्य, चोल, केरल तथा Fer लोग अपनी उत्पत्ति तुवंसुवंश से 
ही मानते हैं--- 

पाण्ड्यश्च केरळश्चेव चोल! कर्ण: ? (कूल्यः) तथैव च । 

तेषां जनपदाः स्फीताः पाण्ड्याश्चोलाः सकेरलाः ॥ 
-णासत्स्य, voy 
इस पौराणिक उल्लेख का तात्पर्य बडा महत्त्वपर्ण प्रतीत होता है । तुर्वसु 
लोग प्रथमतः पश्चिम की ओर बढ़े और सिन्धु की घाटी में अपने को प्रतिष्ठित 
किया । यहाँ से वे दक्षिण भारत मे गये और ट्रविड जाति के पूर्वज बने यदि 
यह तथ्य अन्य पुराणो से भी सिद्ध हो जाय, तो प्रविडो का आर्यो के साथ 

निकट सम्बन्ध स्थापित हो जाय | 

(३) दहा वंश--ये ga, शमिष्ठा तथा ययाति के पुत्रो मे अन्यतम थे। 
Rel, के वंश मे चौथी पीढ़ी मे गान्धार नामक राजा हुआ । इसी ने अपने नाम 
पर गान्धार देश को व्रसाया जहाँ इसके पूर्वज पहले से पश्‍चिमोत्तर प्रान्त मे 
शासन कर रहे Al FG, लोग घड़े साहसी Al इन्होने भारतवपं के बाहर 
जाकर म्लेच्छ देशों मे भी अपने राज्य स्थापित किये। फळतः ययाति के पुत्रो 
मे Fa, लोगो मे विशेष साहस तथा पराक्रम दृष्टिगोचर होता है-- 

प्रचेतसः पुत्रशतं राजानः सर्वं एव हि। 
म्लेच्छराष्ट्राधिपा ह्य दीची दिशमाश्रिताः 
+>मत्त्य ४८॥९ 
इसकी व्याख्या यह हे द्रुह्म के दो पुत्रों मे अन्यतम था सेतु--शरद्वानु-- 
गन्चार--धमं --घृत--प्रचेता । और इसी प्रचेता के पूर्वश्लोकसंकेतित एक सौ 
पुत्रों ने म्लेच्छ राष्ट्रों में शासन स्थापित किया । गन्धार विषय तो आजकल का 
अफगानिस्तान है जिसका एक प्रधान प्रान्त कन्दहार है। मत्स्यपुराण मे लिखा 
है कि आरटु देश के घोड़े सवसे बढ़िया नस्ल के होते है-> 


३८० पुराण-विमर्श 


गत्धारस्तस्य चात्मजः | 
ख्यायते यस्य नाम्नासौ गन्धारविषयो महान्‌ | 
आरट्रदेशजास्तस्य तुरगा वाजिनां वरा: ॥ 
-मस्स्य ४५1७ 
यह HIE देश पंजाव का ही एक अवान्तर प्रान्त है जिसका उल्लेख कर्णे- 
पर्वे अ० ४४ और ४५ में विस्तार से किया गया है। 


चन्द्रवंश की वंशावली 
पनु 
| 
इला--पुरूरवा 
माड अमावसु 
1 MEE es त] 
नहुष क्षत्रवृद्द रजि रम्भ अनेना 


[ इन पाँचौ पुत्रो मे नहुष से तो प्रधान शाखा चली; क्षत्रवृद्ध ने प्रतिष्ठान 
से हटकर काशी मे अपना राज्य स्थापित किया । अन्य तीनो पुत्रों का वंश 
थोड़े ही पुश्तो तक चला भोर भागे उच्छिन्न हो गया (भाग० ९।१७।१०-१६)। 
यहाँ मूल चन्द्रबंश-बर्णेन संक्षेप मे दिया गया है। ] 


नहुष 
| 
| | { | | छ | 
ata et कृति संयाति आयति वियति 
यदु | | | 
| तुर्वसु ( देवयानी भार्गवी से ) 
| | 
qa, अनु पुर (र्शामण्ठा वार्षपर्वणी से) 


पीरव वंश 
पौरव वग की वंशावली पुराणो मे विस्तार से दी गयी है । प्रधान पुराणो 
का अनुशीलन कर तुलनात्मक दृष्टि से पौरव-वंशावलो के यहाँ स्थानाभाव से 
देने का अवसर नही है । इस वंश के कतिपय महत्त्वशाली राजाओं का कार्य- 
विवरण ही संक्षेप मे यहाँ दिया जाता gt 


अष्टम परिच्छेद : पौराणिक वंशवृत्त ३८१ 


परयाति--अपने समय का एक चक्रवर्ती Tare था । अपने श्वशुर 
शुक्राचार्यं के द्वारा कारणवश अभिशप्त होने के कारण उसे असमय में ही 
वार्घक्य प्रा्ठ हो गया । उसके पाँच पुत्रो में से कनिष्ठ ga पुरू ने ही अपने 
यौवन का विनिमय उसके वाघंवय से किया । फलतः ययाति ने अनेक ad पुनः 
राज्य-शासन किया, परन्तु भोगो से उसे तृप्ति प्राप्त नही हुई । तव उसने अपने 
दीघंकालीन अनुभव को इस गाथा में अभिव्यक्त किया जो भोगमय जीवन की 
निःसारता पर एक तीब्र उपहास है $-- 
न जातु कामः कामानायुपभोगेन शाम्यति । 
हविषा कृष्णवर्त्मेव भूय एवाभिवधंते ॥ 
“आदिपर्व; भाग० ९।१६।१४ 
दुष्यन्त--ययाति के अनन्तर पुर ही मूळ चन्द्रवंश के राजसिहासन पर 
aS । उसके आरस्भिक वंशजो मे दुष्यन्त की कीति को महाकवि कालिदास ने 
अपने 'मभिज्ञानशाकुन्तलम्‌' का नायक वनाकर अमर वना दिया है । भागवत 
(७२०७) के अनुसार ये पुत्र से रैम्य के, वायु० के अनुसार 'मलिन' के तथा 
र वष्णु० के अनुसार 'अनिल' के । इनकी प्रधान पत्नी शकुन्तला थी जो कण्व 
के द्वारा पोषित और वधित राजवि विश्वामित्र की दुहिता थी । कण्व का 
आश्रम हिमालय की तलँटो मे मालिनी नदी के तटपर था । यह क्षुद्र नदी है 
जो हिमालय से निकलकर उत्तर प्रदेश के विजनौर जिले मे बहती है । वर्तमान 
नाम हे --मालिन, जो वर्षाकाल के वाद गर्मी के दिनो मे सुख जाती है । 
भरत दोष्यन्तिः--दुष्यन्तपुत्र भरत भारतवर्ष का एक विश्रुत चक्रवर्ती 
था । शकुन्तला का यह पुत्र था । ऐतरेय aro ( 5३३ ) तथा शतपथ ato 
( १३।५।४।१२ ) मे अनेक प्राचीन ऐतिहासिक गाथाएँ उद्धृत है जो पुराणो मे 
भी एततुप्रसंग में दी गयी हैं ( भाग० ९।२०।२५-२६ ) जिनसे इसके विशिष्ट 
यज्ञो का परिचय मिलता हे । भरत ने दीर्घतमा भासतेय ऋषि की अध्यक्षता 
में यमुना के तट पर ७८ अश्वमेघ तथा गंगा के तीर पर ५५ अश्वमेघ agi 
( कुल मिलकर १३३ अशवमेधों ) का सम्पादन किया । यह विश्वुत घटना भरत 
के माहात्म्य की अभिव्यक्ति में पर्याप्त मानी जा सकती हे । ऐतरेय ब्राह्मणस्थ 
गाथा भरत को 'दोष्यन्ति' कहती है, परन्तु शतपथ मे उद्धृत वही गाथा उसे 
ससौद्युस्ति बतलाती है । तब दुष्यन्त तथा सुद्युस्‍्त एक ही व्यक्ति है क्या? 
इसने अपनी दिग्विजय के अन्तर्गृत किरात, हुण, यवन, आन्ध्र, कंक, खश, शक 
आदि जातियों को जीता । इसकी तीन feat विदर्भ की राजकुमारियाँ थी । 


१. द्रव्य विष्णु ४।१९।२-८; वायु० ९९।१३४-१५८; मत्स्य० ४५।११। 
३३; भाग० ९।२०।२१-३२ । 


३८२ पुराण-विमर्श 


इनमें से किसी से सुयोग्य पुत्र के न होने पर भरत ने मस्तस्तोत्र यज्ञ कियां 
जिससे इसे पुत्र की प्राप्ति हुई । द्रोणपर्व के पोडश राजकीय उपाख्यान मे भरत 
का भी स्व.न्व आख्यान है ( ६८ अध्याय ) । 
रन्तिदेव--भरत के कई पीढियो के अनन्तर इस घमिष्ठ नरपति का जन्म 

हुआ । इसकी दानशीलता की कथा महाभारत ([ द्रोणपर्व ६७ अ० ) तथा 
भागवत ( ९ स्कन्द, २१ अ० ) मे बड़े विस्तार से दी गयी है । दीन-हीन आतं" 
जनो की सेवा ही उसके जीवन का मुख्य ब्रत था । इस विषय की इनकी अनेक 
उपादेय कथाओ का अनुशीलन रंतिदेव के उदात्त चरित्र का स्पष्ट प्रकाशक है। 
इनके जीवन का आदर्श इस गोरवमयी गाथा मे संचित है -- 

न त्वहं कामये राज्यं न स्वर्ग नापुनभेवस्‌ | 

कामथे दुःखतप्तानां प्राणिनामातिनाशनम्‌* ॥ 

—( महाभारत) 
अपने पिता के नाम पर यह 'साकृत्य' या ‘arafa’ कहलाता था । 
हस्तो--रम्तिदेव की कई पीढ़ियो के अनन्तर यह प्रख्यात पौरव राजा 

हुआ जिसने भपने नाम पर 'हस्तिनापुर' नामक प्रख्यात नगर बसाया जो आज 
भो इसी नाम से मेरठ जिले मे गंगा कै तट पर वर्तमान है । भाग० ( ९।२१। 
२० ) के अनुसार इसके पिता का नाम था वृहतु-क्षत्र, परन्तु वायु (६६।१६५) 
तथा विष्णु ( ४।१९।१० ) के अनुसार सुहोत्र । 
फुप--महाराज हस्ती के तीन पुत्र थे--अजमीढ, द्विमीढ भौर पुरुमीढ। 
इनमे से अजमीढ़ मूल पौरव सिंहासन पर der, द्विमीढ का कुल आसपास 
पावाल मे राज्य करता था । पुरुमीढ का वर्णन नही मिलता । सम्भवतः उसका 
कुल प्राह्ण हो गया ( क्षत्रोपेता द्विज।तयः ) । ऋ० ४।४३,४।४४ के अनुसार 
पुरुमीढ तथा रजमीढ द्रप्टा ऋषि माने गये हे । भजमीढ के अनन्तर पौरववंश 
के राजाओ के नाम! मे बड़ी गड़बड़ी दोखती है । भजमीढ का हो पुत्र ऋक्ष 
( सम्भवतः क्रक्ष द्वितीय ) हुआ जिसका पुत्र था संवरण । भादिपवं के अनुसार 
किसी पाश्वाल राजा, ने दश अक्षौहिणी सेना लेकर इस पर आक्रमण किया 


१. इसी गाथा का समानार्थक श्लोक भागवत ( ६।२१।१२ ) मे उपलब्ध 
होता है जो रन्तिदेव की ही विशद उक्ति है $-- 
न कामयेऽहं गतिमीशवरातु परा- 
मष्टधियुक्तामपुनर्भंवं चा । 
माति प्रप्चेऽखिलदेहभाजा- 
मन्तःस्थितो येन भवन्त्यदुःखाः ॥ 
२, इस राजा की पहचान के लिए द्रष्टव्य भगवदूदत्तः भारतवर्ष का 
इतिहास एष्ठ ११४ “मत्स्य ९०।२० 


अंष्टम परिच्छेद : पौराणिक वंशवृत्त ३८६ 


(आदिपर्व, ५९ अध्याय, ३२-३३ इलो० ) | संवरण अपने राज्य से भागकर 
सिन्धु नद के निकुझों मे अनेक वर्षो तक रहा; फिर वसिष्ठ को झपा से अपना 
राज्य पुनः पाने मे समर्थ हुआ । सूयेकन्या तपती से इसने शादी वी जिसका 
पूत्र हुमा महान्‌ वंशधर कुछ जिसमे कुरुक्षेत्र के प्रदेश को कृषियोग्य बनाया | 
इससे प्रयोग को छोड़कर कुरुक्षेत्र को समृद्ध बनाया*। हस्तिनापुर तो राजा 
हस्ती के समय से ही पौरववंश की राजघानो थी । कुरुक्षेत्र यज्ञश्यागादिकों के 
सम्पादन से घर्भक्षेत्र के नाम से विख्यात हुआ । कुद के ही नाम पर कौरववंदा 
का नामकरण हुम इन्ही के वंशज होने से दुर्योधन आदि कौरव नाम से 
अभिहित होते हे । 

रहा कुस से जनमेजय तक वंशावली 


कुर्‌ 
| 
| | 
सुधच्वा ag परिक्षित्‌ प्रथम पुत्रक ( प्रजन, मत्स्य ) 
जनमेजय प्रथम 
हो 
प्रतीप 
PR मा? 
देवापि शन्तनु बाह्लीक 
परशिशर्शर्शिशिशिश | 
भीष्म चित्रागद विचित्रवीर्यं 
| | 
धृतराष्ट्र ae विदुर 
दुर्योधन युधिष्ठिर 
स 
परिक्षित्‌ द्वितीय 
जनमेजय द्वितीय 
१. यः प्रयागमतिक्रम्य कुरुक्षेत्रमकल्पयत्‌ | मत्स्य ९०।२० 


य+ प्रयाग पदाक्रस्य कुरुक्षेत्रं चकार ह ॥ वायुः ९९२१५ 


३८४ पुराण-विमर्श 


कुरु से लेकर महाभारत युद्ध तक होनेवाले कुरुवंशोय पुरुषों की यह 
वंशावली घटनाओं को समझने के लिए आवश्पक है। इसीलिए यहाँ ऊपर 
दी गयी हे । 


कुरुसंवरण--ऋणग्वेद के कई मन्त्री मे (१०३२॥९; १०।३३।४ ) में 
फुसक्षषण नामक राजा की दानस्तुति वर्णित है। महाभारत तथा पुराणो में 
संवरण के पुत्र फुरु का वृत्तान्त वणित है। sto पुसालकर ने एक लेख में 
वेदिक कुय्धवण तथा पौराणिक कुरुसंवरण की एकता की प्रतिपादक 
अनेक युक्तिर्या उपस्थित की है जो इन दोनो राजामो के ऐक्य के प्रतिपादन 
मे समर्थ मानी जा सकती हँ ।१ परन्तु अभी भी यह समीकरण सर्वमान्यता 
को नही प्राप्त कर सका है, परन्तु लेखक का विश्वास है कि ये दोनो एक ही 
राजा थे । नाम की समता के अतिरिक्त उनके व्यक्तिगत चरित तथा 
ऐतिहासिक स्थिति भी पोषक प्रमाण मानी जा सकती हे । 


शन्तनु--कुरु के वंशजो मे शन्तनु एक प्रभावशाली महाराज थे । 
इनकी दो पत्निया थी--गंगा तथा सत्यवती । गंगा के गर्भ से देवव्रत का 
जन्म हुआ था । वे यौवराज्य पद के अधिकारी थे। परन्तु अपनी ढलती 
उम्र मे शन्तनु ने दाशराज की पुत्री सत्यवती से विवाह किया । इस प्रसंग 
मे देवव्रत की भीष्म-प्रतिज्ञा तथा पिता के हितार्थ पुत्र का असाधारण त्याग 
महाभारत के gest मे सुवर्णाक्षरो से लिखित हे । शन्तनु के राज्य में बारह 
वर्षो तक अनावृष्टि रही । इसका कारण यास्क ने अपने निरुक्त ( २।१० ) में 
fafas किया है कि ज्येष्ठ भ्राता देवापि ने तपोनिरत होने के कारण अयवा 
किन्ही स्रोतों से कुष्ठरोग से आक्रान्त होने के हेतु जव फुरु राज्य को अस्वीकार 
कर दिया, तव शन्तनु ने गद्दी स्वीकार की । इस प्रकार ज्येष्ठ भ्राता का 
परित्याग कर, राजश्री ग्रहण के कारण वह 'परिवेत्ता’' बना। विद्वानों ने 
अनावृष्टि का कारण इसी घटना को चताया। बहुत आग्रह करने पर भी 
देवापि ने राज्य ग्रहण तो किया नही, स्वयं पुरोहित बनकर शन्तनु का यज्ञ 
कराया जिससे महती वृष्टि हुई और राज्य मे समृद्धि छा गयी । तत्यवती के दो 
पुत्र हुए चित्रागद तथा विचित्रवीयं। ये दोनो वालक अकाल ही जब राजयक्ष्मा 
से आक्रान्त होकर मर गये, तब घुतराष्ट्र पाण्डु तथा विदुर की उत्पत्ति वेद- 
व्यासजी के द्वारा हुई। उसके अनन्तर की कथा सर्वथा प्रसिद्ध है। उसके 
विशेष विस्तार की यहाँ अवश्यकता नही। 


“ १. Ste पुसालकर : स्टडीज इन एपिकस एण्ड पुराणाज आव इंडिया, 
वम्वई १६५५, पुष्ठ ४२-४८ | 


अष्टम परिच्छेद : पौराणिक वंशवृत्त ३८५ 


आर्या कां मूल स्थान 

आर्यो के मूल स्थान के विषय मे पुराणो के भीतर विपुल सामग्री उपलब्ध 
होती है । उसका अध्ययन करने से प्रतीत होता है कि पुराण बार्यो का सूल 
निवास मध्यदेश मे ही मानता है । इतना तो पाश्चात्य विद्वान्‌ भी मानते है 
कि वेद या पुराण कही पर भी आर्यों का भारतवर्ष में बाहर से आगसन का 
साक्ष्य प्रस्तुत नही करता, प्रत्युत ag तो कार्यो का मूल स्थान मध्यदेश गंगान 
यमुना के मध्यवर्ती भुभाग मे स्पष्टत। संकेत करता है। पुराणों के साक्ष्य का 
निष्कषं यहाँ प्रस्तुत है-- 

( १ ) आर्यो के दो प्रधान कुल थे-सुर्यवंशी क्षत्रियों की राजघामी थी 
अयोध्या तथा चन्द्रवंशियो की प्रतिष्ठान (प्रयाग) । इन्ही दोनों नगरों के चीच 
मे आर्यो का मूल निवास था । मध्य देश के भीतर स्थूल रूप से सम्पूर्णं उत्तर 
प्रदेश, बिहार, सरस्वती नदी तक पुरबी पंजाब का भाग सम्मिलित मानना 
चाहिए । आयो के आदि कुलो की पुरवी शाखाओ को इस प्रदेश में बसने में 
अनार्यो से किसी प्रकार का युद्ध नही करना पड़ा था । अर्थात्‌ इत क्षेत्रों में 
आर्यो का निवास पहले से ही था । 

(२) चन्द्र तया सूर्यवंश की अवान्तर शाखाओं के फलते का तथ्य ऊपर 
दिखलाया गया है । उससे स्पत; प्रतीत होता है कि ये लोग अपने मुल केळ 
अयोध्या तथा प्रतिष्ठान से ही पूर्व, दक्षिण और पश्चिम की ओर फले । 
पश्चिमोत्तर से पूर्वं की ओर मार्यो के Gera का प्रमाण कहीं नहीं मिळता; 
इसके विपरीत इक्ष्वाकु के निकट वंशजों से लेकर पाश्चाळ-राजा सुदास दक 
आयो का बढाव मध्यदेश से ही पश्चिम-उत्तर की तरफ होता गया; इस तथ्य 
के प्रमाण ऊपर निदिष्ट है । 

(३) आर्यो ने कालक्रम से केवल भारत के भीतर ही अपना विस्तार 
करके सम्पूर्ण उत्तरापथ पर ही अपना अधिकार नहीं जमाया, प्रत्युत ३ भारत 
के बाहर भी पश्चिमोत्तर के गिरिभागों को पार कर अफगानिस्तान, मध्य 
एशिया, ईरान तथा भूमध्यसागरीय प्रदेश तक फेल गये । इस बढ़ाव की सू चना 
वैदिक मन्त्रों से भी मिलती है । पुराणो में भी विस्तार से जहाँ विवरण है, 
ऋग्वेद मे वहाँ संकेतमात्र मिलता है । ऋग्वेद का १० मण्डल का oxat सूक्त 
प्रख्यात नदीसूक्त है जिसमे नदियों के नाम दिये गये हैँ । इस सुक्त मे आर्यो के 
क्रमश गंगा, कुभा ( काबुल नदी ), गोमती ( गोमळ ) और mq ( कुरंम ) 
नदियों को पार कर अपने घोड़ों ओर रथो के साथ पश्चिम की ओर बढ़ने का 
स्पष्ट निर्देश है । ध्यान देने की वात है कि ऋग्वेद मे नदियाँ पूरव से पश्चिम 
की ओर गितायी गयी हैं जो आर्यों के विस्तार की दिशा का ही स्पष्ट द्योतक 

२५ To वि० 


३८६ पुराण-विमर्श 


है । यदि आर्यो का विस्तार इसकी उल्टी दिशा में पश्चिमोत्तर से पूरव की 
भोर रहता, तो नदियों का उसी प्रकार का संकेत ऋग्वेद में मिलना स्वा- 
माविक होता । 

(४ ) पुराण की बातों का समर्थन वेद में भी उपलब्ध होता है। दोनो 
के जाति-विस्तार की सूचना मे नितान्त साम्य है । पुराणों मे घन्द्रवंशी राजा 
ययाति के पुत्रो तथा उनके वंशजो पुरु, यदु, Fe, भनु, तुवंसु का इतिहास 
विस्तार से वणित है । वेदो मे इन्ही के बंशजों का उल्लेख मिलता है । पुराण 
भे पाश्वाल राजा सुदास और पंजाव के राजाओ के बीच युद्ध का वणन है । 
वेदो मे भी सुदास और पंजाब की दश जातियो के वीच होनेवाले वाशरात्त युद्ध 
का उल्लेख मिलता है। फलतः पुराण तथा वेद मे उल्लिखित घटनाओं की 
एकता तथा समानता स्पष्टतः अनुमानगम्य है । फलतः न पुराण आर्यो को 
बाहर से भारत मे आनेवाली जाति मानने के वक्ष में है, न वेद ही set 


महाभारतोत्तर राजवंश 
( कलिवंशवर्णन ) 

पुराणो की वंशावली इतिहास के लिए प्रचुर सामग्री प्रस्तुत करती है । 
महाभारतोत्तर राजवंशो का विवरण महाभारत-पर्व वंशावली की अपेक्षा अधिक 
प्रामाणिक है ' छठी शती ई० Go के लगभग का इतिहास जानने के लिए 
पुराणो का आधार लेना ही पड़ता है क्योकि भन्य स्रोतो की अपेक्षा पुराणो का 
वृत्तान्त ही अधिक सही जान पड़ता है । ज्यों-ज्यो समय बीतता जाता है और 
हम शैशुनागादि युगो के परवर्ती काल मे प्रविप्ट होते हैं, पौराणिक वृत्तान्तों की 
ऐतिहासिकता निखरती-सी गयो है । शुद्धो, कण्वो, आन्ध्रो आदि के ऐतिहासिक 
ज्ञान का मुख्य आधार तो पुराण ही है । यदि पुराण न होते तो इसमे कोई 
आशएचयें नही कि इन महान राजवंशो के अन्य स्रोतो से केवल दो-चार नास 
ही हमे ( बहुधा संदिग्ध रूप मे ) ज्ञात हो पाते। इस युग का पुरावृत्त मुद्रा 
तथा अभिलेख तथा साहित्य से बहुविधि प्रमाणित है। कलिजन्य अराजकता 
का वृत्तान्त हूणो द्वारा की गयी देश की तबाही का प्रतिविम्ब है। इस प्रकार 

बहुलाश पुराणो का राजवंशनविवरण प्रामाणिक है । 


१. इस विषय मे अन्य प्रमाणो के लिए द्रष्टव्य डा० राजबली पाण्डेय का 
एतदूबिषयक लेख-नागरीप्रचारिणी oar, वर्ष ५४, सं० २००६, पृष्ठ 
६३-७३ । इसके विपरीत मेरुप्रदेश मे आयो के मूल स्थान के समर्थन के निमित्त 
द्रष्टव्य डा० BI का लेख माउण्ट मेरु ; दी होमलैण्ड आव दी आरियन्स 
( होशियारपुर, १९६४) । 


अष्टम परिच्छेद : पौराणिक वंशवृत्त ३८७ 


पाजिठर की धारणा है कि कळिनुपों के वृत्तान्त का संकलन सर्वप्रथम 
भविष्यपुराण मे किया गया और उसके आधार पर फिर मत्स्य, वायु, ब्रह्माण्ड, 
विष्णु, Tag और भागवत मे किया गया । गरुड़ और भागवत का कलिनुप- 
वर्णन संक्षिप्त है । मत्स्य और वायु तथा भविष्य का प्रामाणिक और अपेक्षाकृत 
पूर्ण है। पुराणीं मे राजवंशो के वृत्तान्त का संकलन चारण और भांटोंमे 
प्रचलित जनश्षुतियो के आधार पर किया गया है। संकलन मे प्रायः उन्ही 
राजाओं पर ध्यान दिया गया है जो मगध के केन्द्र से देश को शासित करते 
थे या मगघ की राजनीति से आवद्धथे। पोरव और इदवाकु का वृत्तान्त 
अभी तक पुरी तरह इतिहास-सम्मत न हो पाया है, क्योकि इनके विवरण मे 
अर्नेतिहासिक जनश्रुतियाँ अधिक हैं । 


बाहंद्रथ, प्रोत और शेशुनागवंश 


बृहद्रथ ने राज्यगृह मे मगध साम्राज्य की स्थापना की थी । यह जरासन्ध 
के पुत्र सहदेव के वंश का था । पुराणो के अनुसार वाहुद्रथ वंश के ३२ राजाओ 
ने मगध का शासन लगभग १००० वर्षो तक किया । मत्स्यपुराण का 
वचन है -- 


द्वात्रिशति नृपा ह्येते भवितारो बृहद्रथा: | 
पुणं-वषं-सह्रन्तु तेषा राज्यं भविष्यति ॥ 
—( मत्स्य० २७०।३०-३१ ) 


. इस वंश का अन्तिम राजा रिपुजन्य था । इसकी हत्या पुलिक या पुलक 
नामक इसी के मंत्री ने की थी और उसने प्रद्योतवंश की स्थापना की । पुराणों 
का यह वृत्तान्त अशुद्ध है । प्रद्योत अवन्ति का राजवंश था जो भ्रमवश मगध- 
शासन से सम्बद्ध कर दिया गया है । पुराणो के अनुसार प्रद्योत वंश के पाँच 
राजा हुए जिन्होने १३८ वषं तक राज्य किया । पुराणो के अनुसार प्रद्योतवंश 
का अन्त शिशुनाग द्वारा हुमा । 

शिशुनाग-वंशीय राजाओं का क्रम और शासनकाल निम्नांकित तालिका से 


समभा जा सकता है । यह तालिका मत्स्य पुराण ao २७१ ) के आधार पर 
प्रस्तुत की गयी है t— 


(१) शिणुनाग ४० वषं 
( २) काकवणं २६ ,, २ 
(३ ) क्षेमधमंन्‌ ३६ ,, १२६ वष 


( ४ ) क्षेसजित्‌ २४,, 


१८८ पुराण-विमशं 


(४५) विम्वसार २५ वर्ष 

( ६ ) अजातशत्रु २७ ,, 

( ७ ) दशंक २४ ,, 

(८) उदासीन या उदायी ३३ ,, 

(  ) नन्दिवर्धन ४० ३१ 

( १० ) महानन्दिन्‌ ४३ ।, 
योग ३२१ वर्ष 


किन्तु मत्स्यपुराण की यह वंशावली महावंश से नही मिलती है । महा“ 
वंश मे नन्दपूर्वं मगघराजाओ की सूची इस क्रम से है1-- 


( १) विस्वसार ( २) अजातशत्रु 

( ३) उदयभद्र ( ४) भनुरुद्ध 

( ५) मुण्ड (६ ) नागदासक 

(७ ) शिशुनाग (८) कालाशोक या काकवर्ण 


( ९ ) कालाशोक के दस पुत्र 
इतिहास-सम्मत तथ्य यह्‌ है कि रिपुजन्य के वाद बिस्वसार राजा हुआ । 
इस प्रकार विस्वसार--अजातशत्रु--उदायी, अनुरुद्ध--मरुण्ड--नागदशक के 
बाद शिक्षुताग का राज्यारोहण हुमा । शिशुनाग के उत्तराधिकारी क्रमशः 
काकवणं ( कालाशोक ? ) क्षेमधसंनु और क्षेमजित्‌ थे। पुराणसुची के नन्दिवर्घन 
और महानन्दिनु सम्भवतः काकवर्ण के दस पुत्रों में से थे। शिशुनाग-दंश का 
अन्तिम राजा पुराणो के अनुसार महापद्यनन्द था । उसका नाम या उपनाम 
उग्रसेन भी था। उसके विषय मे पुराणका रोका यह वचन बड़ा ही प्रसिद्ध है 1-7 
सहानन्दिसुतश्चापि शूद्रायां कलिकांशज!। 
उत्पत्स्यते महापद्मः सर्वक्षत्रान्तको नप: ॥ 
ततः प्रभृति राजानो भविष्याः शूद्रयोनयः 
एकराट्‌ स महापद्म एकच्छत्रो भविष्यति ॥ 
-—सत्स्य. १७१॥१७-१८ 
सत्स्यपुरण के अनुसार नन्दवंश का उन्मूलन चाणक्य के सहयोग 
से हुमा । 
उद्धरिष्यति कौटिल्यः समेर्दादशभिः सुतान्‌ । 
भुक्त्वा महीं वषशतं ततो सौर्य्यान्‌ गमिष्यति ॥ 


मत्स्य, १७१. २१ 


अष्टम परिच्छेद : पौराणिक वंशवृत्त ३८९ 


stat’ का पौराणिक वृत्त 
सौय॑वंश--- 
पुराणों से मौर्यो का बंश-क्रम जानने मे बडी सहायता मिलती है । मौयों 
का वंशानुक्रम वायु ( अ० ९६) मत्स्य ( अ० २७२ ) ब्रह्माण्ड Fo ३) 
विष्णु ( अ० ४२४) भविष्य ( १२१) में वर्णित है। विभिन्न पुराणों की 
वंश-तालिका इस प्रकार है । 
वायु और ब्रह्माण्ड पुराण $-- 
चन्द्रगुप्त 
अशोक 
कुणाल 
बन्धुपालित 
इन्द्रपालित 
देववर्मा 
शतघनुष 
बृहद्रथ 
पाजिठर ने वायुपुराण के आघार पर एक अन्य सुची भी दी है जिसमे, 
चन्द्रगुप्त, अशोक, कुला या कुणाल, वन्घुपारिंत, दशोण, दशरथ, सम्प्रति, 
शालिशुक, देवघमँन, शतघन्वन्‌ और gear के नाम हैं 1४ 
मास्य* की सूची मे छः राजाओं के नाम हैं £--- 
FATS 
अशोक 


१. पाजिटर पुराण टैक्सट आफ द डाइनेस्टीज आफ द कलि एज 
Go २५-२९. 

२. कौठिल्यश्चन्द्रशुप्तं तु ततो राज्ये भविष्यति । 
षट्निशत्त॒ समा राजा भविताशोक एव च ॥ 
सप्ताना दशवर्षाणि तस्य नप्ता भविष्यति । 
राजा दशरथोऽष्टौ तु तस्य पुत्रो भविष्यति 1 
सविता नववर्षाणि तस्य पुत्रश्च सम्प्रतिः ॥ 
भविता शतधन्वा च तस्थ पुचस्तु षट्समाः । 
बृहद्रथस्तु वर्षाणि तस्य पुत्रश्च सप्ततिः ॥ 
इत्येते दश मौर्य्पास्तु ये भोक्ष्यन्ति वसुन्धराम्‌ । 
सुप्तत्रिशच्छतं पूर्ण तेभ्यः शुङ्धान्‌ गमिष्यति ॥ 

“मत्स्य ( मानन्दाश्रम ) २७२ २३-२६ 


३९० पुराण-विमश 


दशरथ 
सम्प्रति 
शतधन्वन्‌ 
वुहद्रथ 
विष्णुपुराण की सूची की नामावली मत्स्य और यायु से फुछ भिन्न है । 
इसके अनुसार मौयों का वंशक्रम इस प्रकार है ।-- 
चन्द्रगुप्त 
अशोक 
सुयश 
दशरथ 
संगत 
शालिशुक 
सोसवमंन्‌ 
सम्प्रति 
शतघन्वन्‌ 
बृहद्रथ 
इस प्रकार विभिन्न पुराणो से मौर्य राजाओ की जो सूची हमे मिलती है 
वह समान नही है। राजाको के नाम भिन्न-भिन्न मिलते gi किन्तु इस तथ्य 
भे सभी पुराणो मे मतैक्य है कि मोर्यो का शासनकाल १३७ वर्षे 
( सक्तत्रिश्ञच्छतं पुणं ) रहा, जिसमे wage से अशोक की शासन अवधि 
८५ ag और शेष अशोक के उत्तराधिकारियो का शासनकाल है । यह झाश्चय 
की वात है कि किसी भी पुराण मे चन्द्रगुप्त के पुत्र भर अशोक फे पिता 
बिन्दुसार का नाम नही है। अशोकोत्तर मौय राजाओ की संगति भी अन्य 
साध्यो से आंशिक रूप से ही मिलती है । अशोक का उत्तराधिकार कुणाल को 
मिला अथवा दशरथ को ? इसमे बड़ा विवाद है। मत्स्यपुराण की सूची मे कुणाल 
फा नाम नही है। अभिलेखीय प्रमाण* ( नागाजुंी, जिला गया, विहार ) से 
अनुमान होता है कि दशरथ का शासनकाल अशोक के बहुत ही सन्तिकउ था । 
मत्स्यपुराण के अनुसार अशोक का उत्तराधिकारी दशरथ ही ari सम्भव है 
कि कुणाल ने मौयं साम्राज्य के पश्चिमोत्तरीय अंश ( गंधार, कश्मीर ) पर 
अपना आधिपत्य स्थापित किया हो और उसका गृहराज्य से कोई सम्वन्ध न 


उपयुक्त पाठ के अनुसार दश राजाओं के नाम पूर्ण नही होते । मोर संस्करण 
का यह अंश बड़ा भ्रष्ट है । 


१. इसी ग्राफिया इण्डिका खण्ड? २० go ३६४. यह लेख बह्ूर के मत 
से लगभग Fo Jo २३२ ई० Yo का है | 


अष्टम परिच्छेद : पौराणिक वंशवृत्त ३९१ 


स्थापित हो सका हो । विद्वानो ने विष्णुपुराण की सूची के सुयश को कुणाल का 
उपनाम माना है ।* सम्प्रति कुणाल और दशरथ दोनो की शासनावधि पुराणों 
के अनुसार आठ वपं थी । दोनो ही का उत्तराधिकार अनुमानतः सम्प्रति को 
मिला, जिसका शासन उज्जेनी पर भी था ।२ बन्धुपालित, इन्द्रपालित और 
दशोण के विषय मे कुछ भी ज्ञात नही है । इनके विषय में पुराणो में कुछ भी 
तथ्य नही है । इनके परस्पर सस्बच्धो पर भी पुराणो मे मतैक्य नही है । 
सम्भवतः ये मौर्यो के सम्बन्धी थे और मौर्यो के अधीन कही शासन करते रहे 
होगे ।९ सम्प्रति का उत्तराधिकारी शालिशुक प्रतीत होता है, जिसकी चर्चा 
मौयं राजा के रूप मे युगपुराण में भी है 19 विष्णुपुराण के अनुसार शालिशुक का 
उत्तराधिकारी सोमवर्मन था । यह सोमवर्मन्‌ और वायुपुराण का देववमंत 
एक ही प्रतीत होते है । इसी प्रकार शतधन्वन और शतघतुप भी एक ही प्रतीत 
होते हैं ।४ सभी पुराणों मे इस वात का मतैक्य है कि सौयंवंश का अन्तिम 
राजा TAT था । 
शुङ्गवंश-— 
शुद्धों मर कण्वो के ऐतिहासिक वृत्त का मुख्य आधार पुराण है। इनका 

इतिहास मत्स्य, वायु, ब्रह्माण्ड और भविष्य पुराणो मे मिलता है। इन सभी 
पुराणो मे सामान्य अन्तर के साथ मत्स्यपुराण का ही वृत्तान्त दुहराया गया है, 
जो इस प्रकार है-- 

पुष्यमित्रस्तु सेनानीरुद्घृत्य स वृहद्र्थान्‌ । 

कारयिष्यति वे राज्यं षट्त्रिशति समा नृपः॥ 

aaa सुतश्चाष्टौ भविष्यति समा नृपः६ | 

भवितापि ageis: सप्तवर्षाणि वै नृप: ॥ 

वसुमित्रस्तथा भाव्यो दशवर्षाणि वे ततः | 

ततोऽन्तकः समिद्धे तु तस्य पुत्रो भविष्यति ॥ 

भविष्यति समस्तस्मात्त्रीण्येवं स पुलिन्दकः | 


१. Tal, ल इण्डे ओ टेप्स दे मीर्याज go १६४। 

२. रोमिला थापर--अशोक एण्ड दि डिकलाइन आफ दि मौर्याज्‌ ए० १९५। 
३. थापर Jo १६६। 

४, युगपुराण ( मनकड़ संस्करण ) go ३२। 

२. थापर Fo १९६ | 

६. यह पंक्ति केवल आनन्दाश्रम संस्करण मे है। 


३९२ पुराण-चिमर्श 


राजाघोषसुतस्यापि वर्षाणि भविता त्रयः" ॥ 
भवित्ता चप्त्रमित्रस्तु समाराजा पुनर्भवः | 
द्वात्रिशतु समाभागः समाभागात्ततो नृपः ॥ 
भविष्यति सुतस्तस्य देवभूमि: समा दश। 
aaa शुद्रराजानो भोक्ष्यन्तीमां वसुन्वरास्‌ ॥ 
शतपूर्ण शताब्दे च ततः शुङ्गान्‌ गमिष्यति | 

मत्स्य ९७२।३६=३१ 

इसके तथा अन्य पुराणो फे आघार पर शुङ्ग राजाओं का क्रम और उनका 

णासन-फाल इस प्रकारं समभा जा सकता है--- 


राजा शासनकाल 
पुष्यमित्र ३६ अथवा ६० वर्ष 
अत्तिमित्र ऽ यपं 

बसुज्येष्ठ ( सुजेप्ठ )६ ७ 

घसुमित्र ( afaa® ) १० ,, 

aan ( भान्धरक अथवा अन्तक ) ३ क्षथवा ७ वर्ष 
पुलिन्दक ३ घर्ष 

घोष* ३, 

aera ९ अथवा ७ वर्ष 
भाग ( भागवत” ) ३२ वर्ष 


क्षेमभूमि अथवा देवभूमि अथवा देवभूति” १० ,, 
मत्स्यपुराण मे घोष का माम तही दिया गया है, किन्तु शुद्ध राजाओ की 
दश संख्या को यहाँ भी स्वीकार किया गया है ( दशते queria ) । 


१, यह पंक्ति वायुपुराण मे है, भत्स्यपुराण के कुछ ही संस्करणो मे उप- 
way है। पाजिटर To ३२। 

२. सुजेष्ठ चाम वायुपुराण ६६।३३८ मे आता है। 

३. मत्स्यपुराण के कुछ संस्करणो मे केवल सुमित्र पाठहै । पाजिटर पृ० ३१] 

४. TTS नाम वायुपुराण ९९।३३९ मे भाता है 1 अन्तक नाम सत्स्य- 
पुराण के मोर संस्करण मे है जो भ्रष्ट है । 

५. घोष पाठ वायुपुराण ६९।३४० मे स्पष्ट है । मत्स्यपुराण के प्रामाणिक 

संस्करणो मे नही है । 

६. वायुपुराण मे भागवत नाम है भोर मत्स्यपुराण में भाग 1 


७. देवभूमि मत्स्य का पाठ है, क्षेमभूमि वायु का और 
का पाठ है । मेज चाइ र Sayfa विष्णुपुराण 


अष्टम परिच्छेद : पौराणिक वंशवृत्त ३९३ 


पुष्यमित्र की ऐतिहासिकता वहुविधि प्रमाणित है इसकी तथा इसके 
दो उत्तराधिकारियों (afafra और वसुमित्र) की चर्चा कालिदास के 
मालविकाग्विमित्र नाटक (अंक ५) में भी है । शुद्ध बंश के अन्य राजाओं 
का विवरण ( भाग या भागवत को छोडकर ) अन्य किसी साक्ष्य से सुलभ 
नही है। विदिसा फे गरुड स्तम्भ में हिलियोदोर का जो लेख है, ae किसी 
भागभद्र नामक राजा का उल्लेख करता है । यह भागभद्र पुराण-तालिका के 
भाग या भागवत से तुलनीय है । 

पुराणो में शुद्ध राजाओं का जो शासन-काल दिया है, उसका योग १२० 
वर्षं आता है 1 किन्तु इसकी संगति 'शतं पूर्ण दश हे च ततः शुङ्जान्‌ गमिष्यति” 
से नहीं मिलती । 


कण्ववंश 


शुद्धो का विनाश इस वश के अन्तिम राजा देवभुमि या देवभूति को मार 
कर इसके अमात्य वसुदेव द्वारा हुना । हपषंचरितर्म कहा गया है कि 
झतिस््रीव्यसन के परवश देवभूति को अमात्य वसुदेव ने रानी वेशधारिणी 
उसकी दासी-पुत्री हारा मरवा दिया* । विष्णुपुराण में इस घटना का वर्णन 
इन शब्दो मे है *-- 
देवभूति तु शुङ्गनराजानं व्यसनिनं तस्येवामात्यः | 
कण्वो वसुदेवनामा तं निहत्य स्वयमवनी मोक्ष्यति ॥ 
--विष्णुपुराण० ४. २४, ३९ 
मत्स्यपुराण मे कण्वों की वंशावली इस प्रकार है £--- 
अमात्यो वसुदेवस्तु प्रसह्य ह्यवनीं नृपम्‌। 
देवभूमिमथोत्सा्य शीद्भस्तु भविता नृपः॥ 
भविष्यति समा राजा नव काण्वायनो नृपः। 
भूमिमित्रः सुतस्तस्य चतुर्दश भविष्यति ॥ 


१. फोगल आर्कलाजिकल सर्वे आफ इण्डिया, एनुअल रिपोर्ट १९०८-९ 
४० १२६ 
_ २. इस महत्त्वपूर्ण पंक्ति के कई भ्रष्ट पाठ पुराणो मे मिलते हैं। प्रस्तुत 
संशोधित पाठ मत्स्य ( मोर संस्करण ) २७२.३१ और वायु ( मोर संस्करण ) 
९९, ३४२३ के आघार पर है। 
बु ३. अठिख्ीसंगतरतमनङ्गपरवशं शुद्धममात्यो वसुदेवो देवभूतिदासीदुहित्रा 
जनया वीतजीवितमकारयत्‌ 1 
हर्षचरित ( बस्वई संस्करण) अ० ६ Fo १९९ 


२९४ पुराण-विमर्श 


नारायणः सुतस्तस्य भविता द्वादशैव तु। 
सुशर्मा तत्सुतश्चापि भविष्यति दशेव तु ॥ 
इत्येते शुङ्भभृत्यास्तु स्मृताः काण्वायना TTT: | 
चत्वारिशद्‌ द्विजा होते काण्वा भोक्ष्यन्ति वे महीस्‌ ॥ 
चत्वारिशत्पञ्च चेव भोक्ष्यन्तीमां वसुन्धराम्‌ | 
एते प्रणतसामन्ता भविष्या धामिकाइच ये ॥ 
येषां पर्यायकाले तु भूमिरान्ध्रान्‌ गमिष्यति। 
--मत्स्य २७१।३१-३६ 
इस आधार पर कण्व राजाओं की तालिका इस प्रकार होगी :-- 


वसुदेव & ad 
भूमिमित्र Woy 
नारायण १२ ,, 
सुशमंन १० ,, 

योग=४५ वर्ष 


आधुनिक इतिहासकार कण्व-वंश की स्थापना लगभग ७२ Fo Jo मानते 
हँ । इनका शासन काल ४५ वर्षे था । इस प्रकार इनका आन्त्रो द्वारा अन्त 
लगभग २६ Fo Jo मे ठहरता है । कण्व राजाओं की उपलब्घियो के विषय मे 
पुराण मौन हे | 

सातवाहनो को पुराणो मे आन्ध्र या आन्धजातीय कहा गया है। इससे 
लगता है कि इनका मूलस्थान गोदावरी और कृष्णा नदियो की घाटी में था । यह 
आश्चयं है कि सातवाहन नृप अपने अभिलेखो मे अपने को मान्ध नही कहते 1 
इनका उदय-काल भी बड़ा ही विवादास्पद हे । मत्स्यपुराण के अनुसार इनका 
शासनकाल ४५० वर्ष और वायूपुराण के अनुसार ३०० वर्ष था । इस वंश का 
संस्था पक सिमुक था । 


मत्स्यपुराण ही मे आन्ध्री का वृत्तान्त अच्छा मिळता है*। वायु ( ९९। 
३४८-३५८ ) ब्रह्माण्ड ( ३।७४।१६०-१७० ) विष्णु ( ४।२४।१२-१३ ) 
और भविष्य (१२।१।२२-२५) मे आन्धो का अपुर्ण विवरण है । वायु, ब्रह्माण्ड, 
विष्णु और भागवत फे अनुसार आन्ध्र राजाओ की संख्या ३० थी । किन्तु 
किसी भी उपयुक्त पुराणो मे इन तीसो राजाओ का नाम उपलब्ध नही है । वायु 
की विभिन्न प्रतियो मे आन्ध्र राजाओ की संख्या १७, १८ १६ या ३०, 
ब्रह्माण्ड मे १७ और मागवत मे २३ तक ही राजाओ की नामावली दी गयी 


१. मत्स्यपुराण ( भोर०) २७२।१-१७। 


अष्टम परिच्छेद : पौराणिक वंशवृत्त ३९५ 


है। मत्स्य के विभिन्न संस्करणो के आधार पर पाजिटर ने ३० राजाओं की 
नामावलो प्रस्तुत की है।१ आन्ध्र राजाओं के नाम और उनका क्रम इस 
प्रकार है ४ 


१, सिमुक १६. भरिष्टकर्ण 
२. कृष्ण १७. हाल 
३. श्री सातर्काण १८. मन्तलक 
श ४, पूणोत्संग १६. पुरीन्द्रसेन 
५, स्कन्दस्तम्भि २०. सुन्दर शातर्काण 
६. शातर्काण ` २१. चकोर 
७, लम्बोदर २२. शिवस्वाति 
८. आपीलक ( दिविलक ) २३. गौतमीपुत्र 
९, मेघस्वाति २४. पुलोमा 
Qo, स्वाति २५. शातकणि^ 
११. स्कन्दस्वाति २६. शिवश्री 
१२. मृगेन्द्र २७, शिवस्कन्ध 
१३. कुन्तल २८. यज्ञश्री 
१४, स्वातिवणं २६. चण्डश्नी 
१५. पुलोमावि ( पदुमान्‌ ) ३०, पुलोमावि 


इन राजाओं मे बहुतौ की ऐतिहासिकता अन्य साक्ष्यो से भी प्रमाणित हो 
चुकी है। प्रथम तीन सातवाहन राजाओं के नाम नानाघाट अभिलेख में भी 
आते है । मुद्रा तथा अभिलेखों के आघार पर गौतमीपुत्र, पुलोमा या पुलमाचि 
और यज्ञश्री की भी ऐतिहासिकता असन्दिग्ध है । पुराणो मे श्री शातर्काण के दो 
उत्तराधिकारियो के नाम पुजोत्संग और स्कन्धस्तस्भि कहे गये हें । नागनिका 
के नानाघाट अभिलेख मे, इनके नाम नही हैं किन्तु इनके स्थान पर वेदिश्री 
मौर शक्तिश्री आते Fs आपीलक की एक ताम्र-मुद्रा मिली है । 'गाथासप्तशती' 
का लेखक हाल तो प्रसिद्धे ही है। गौतमीपुत्र और पुलमावि से सम्बद्ध 
लेख नासिक और कार्ली मे मिळे हैं । इनके सिक्के भी उपलब्ध हुए हैं। अभि- 
लेखों मे पुलमावि अपने को वाशिष्टीपुत्र भी कहता है । इसके पुत्र शातकर्णी 


१. पाजिटर To ३६॥ 


२. पुराणतालिका मे सम्भवतः भ्रमवश शातकणि दुहराकर आया हे । 
यदि पुलोमापुत्र शातकणि को मान्यता न दे, तो आन्ध्र राजाओ की सुची 
केवल २६ राजाओ तक ही सीमित रह जायगी | 


३९६ ` ` पुराण-विमश 1 


का सम्बन्ध प्रसिद्ध शकनुप रुद्रदामन्‌ से था। पुराण तालिका के शिवश्री 
पुलोम और शिवस्कन्ध ( शिवस्कन्द ) की भी ऐतिहासिकता उनकी मुद्राओ से 
प्रमाणित है । शिवस्क्रन्द के पुत्र यज्ञश्री शातर्काण के अभिलेख उपलब्ध हुए हैं । 
यज्ञश्नी का उत्तराधिकारी विजय था जिसकी ऐतिहासिकता पुराण और मुद्रा, 
दोनो ही से सिद्ध है। पुराण-तालिका का अन्तिम राजा पुलमावि मुद्रा तथा 
अभिलेखीय प्रमाण से भी सुज्ञात है । । 
इस प्रकार आन्ध्र राजाओं का पौराणिक वृत्त बहुलांश मे प्रामाणिक सिद्ध 
होता है । 
सातवाहनों के परवर्ती राजवंश--पुराणों मे राजवंशावली का संकलन 
मुख्यतया सातवाहनो के शासनकाल मे ( यज्ञश्री के शासनकाल मे ) लगभग 
पुरा हो चुका था। अतएव परवर्ती राजवंशो का अत्यन्त संक्षिप्त और अल्प 
विवरण ही पुराणो मे उपलब्ध है। क्षेत्रीय राजवंशो मे जिनकी चर्चा पुराणो 
मे प्रमुख रूप से है गर्देभिनु या ग्दंभिल, शक, तुषार, मरुण्ड, हुण,,आभीर, श्री 
पव॑तीय आदि है । इनके अतिरिक्त वाकाटक, मग और नैषध राजवंशों की 
विशेष चर्चा वायु और ब्रह्माण्ड पुराण मे है ।२ गुप्तो के मूलस्थान या प्रारम्भिक 
शासन-क्षेत्र के विषय मे वायुपुराण में निम्नलिखित एलोक मिलता है ४-- 
अतुगडु प्रयागं च साकेतं मगधन्तथा | 
एतान्‌ जनपदान्‌ सर्वान्‌ भोक्ष्यन्ते गुप्तवंशजा: ॥ 
--वायु० €९।२५२३ 
गुप्त साम्राज्य की यह स्थिति सम्भवतः चन्द्रगुप्त प्रथम के समय में भी थी। 
इसके वाद के गुप्तों का विवरण पुराणो मे उपलब्ध नही । पुर्वगुप्तों के समः 
कालीन कुछ राजवंश जैसे चम्पावती के नाग, मथुरा के नाग, मणिधान्य के 
राजा ( जिनके आधिपत्य मे नैषघ, gen, शैशोत, कालतोपक थे ) देवरक्षित, 


wo 


- आन्धाणां संस्थिता राज्ये तेषां भृत्यान्वये gate । 
सप्तैवान्ध्रा भविष्यन्ति दशाभीरास्तथा नुपाई ॥ 
सप्त गदंभिलाश्चापि शकाएचाष्टादशैव तु। 
यवनाप्टी भविष्यन्ति तुषाराश्च चतुदश ॥ 
त्रयोदश मुरुण्डाऱ्च gut ह्योेकोनविशति। । 
x x x 
area श्रीपाव्वंतीयाश्च ते पञ्चशतं gan ॥ 


ATO २७२॥ १७-२३ 
२. वायु० Fo ९९, ब्रह्माण्ड ३।७४। 


ष्टम परिच्छेद : पौराणिक वशवृत्त ३९७ 


(जो कोशल, आभीर और पौण्डू का स्वामी था) ताम्रलिप्त, गुहू, किग, 
महिष, महेन्द्र, सौराष्ट्र, अवन्ती आदि के राजवंशों की भी चर्चा है। इससे 
समुद्रगुप्त के दिग्विजयपूषे की राजनीतिक स्थिति का अच्छा परिचय मिलता 
है । इन सभी राजाओं के प्रति पुराणकारों की आस्था नहीं थी और इन्हें 
अघामिक कहा गया है ।* इसके बाद कलि के दोषो का वर्णन करके" पुराणो 
मे राजचंशावली का विवरण समाप्त कर दिया गया है। 


Sree eS 1 2 
१. वायु० 'अ० ६९।३८७-८८ | 


२. वायु अ०.९९।३८८-४१२ | तथा--मत्त्य० २७२।२५-३४ 


१, 


नवम परिच्छेद 


पौराणिक धर्म 


पुराण के मूल विषयों का प्रतिपादन इत! = qd एक स्वतन्त्र परिच्छेद मे 
किया गया है । सामान्य जनता को वैदिक तत्वों तथा क्रिया-कलापो का लोक” 
दृष्ट्या प्रतिपादन करना पुराण का अपना तात्पर्ये था। इस तात्पयं के अनुकूल, 
परिवर्तित अवस्थाओं में, नये नये विषयो का भी सन्निवेश कालान्तर भे पुराणों 
भे किया गया । यह लोक-मर्यादा के निर्वाह की व्यापक दृष्टि से किया गया । 
स्कन्दपुराण के कुमारिका खण्ड मे ( ४९ १६८ ) मे इसी तथ्य का द्योतक यह 
सारवान्‌ कथन उपलब्ध होता है 


इतिहास-पुराणानि भिद्यन्ते लोकगौरवात्‌ | 

लोक-गौरव से इतिहास तथा पुराण भिन्न होते जाते हैं। इस सिद्धान्त के 
अनुसार चूतन विषयो का सन्तिवेश पुराणों मे किया जाने लगा । इन विषयों 
की सूचना वायुपुराण १०४।११-१७ मे वडी सुन्दरता से मिलती है 1 नवीन 
विषय ये है--भुवनकोश ( भूगोल तथा खगोल ), वर्णाश्रम का घर्म, षोडश 
संस्कार (मुख्यतः श्राद्ध), ब्रतोपासना, दान, पूजादीक्षा, राजधमं, ठीरथंमाहात्म्य, 
वैदिक साहित्य का विवरण, शेव-वैष्णव-शाक्त धारा के दार्शनिक तथा उपासना 
तत्त्व, आयुर्वेद तथा रस्त परीक्षा । इनका समावेश प्रतिपुराण में नही है, 
परन्तु आवश्यकता तथा रुचि के अनुसार पुराण के कर्ताओ ने तत्तत्‌ पुराण में 


१. पुरारोप्वेषु वहवो धर्मास्ते विनिरूपिताः ॥ 
रागिणा च विरागाणा यतीनां ब्रह्मचारिणाम्‌ । 
गृहस्थानां वनस्थाना ख्रीशूद्राणा विशेषतः ॥ १२॥ 
बराह्मणक्षत्रियविशा ये च संकरजातयः। 
गङ्भाद्या या महानद्यो यज्ञत्रततर्पासि च ॥ 
अनेकविधदानानि यमाश्च नियमः सह। 
योगधर्मा वहुविधा। सार्या भागवतास्तथा ॥ 
भक्तिमार्ग ज्ञानमार्गा वैराग्यानिलनीरजा; । 
उपासनविधिश्चोक्तः कर्मसंशुद्धिचितसाम्‌ ॥ 
बराह्मं शौवं Gord च सौरं शावतं तथाऽऽहेतम्‌ । 
षड्दर्शनानि चोक्तानि स्वभावनियतानि च ॥ १६ ॥ 


वायुपुराण अध्याय १०४ 


aan परिच्छेद : पौराणिक धर्म ३९९ 


इनका सन्निवेश कर उन्हे लोकोपयोगी तथा सामयिक वनाने का पुणं प्रयत्न 
किया है । पुराण की उपादेयता का रहस्य इस नवीन आवृत्ति अथवा विषय- 
परिवृंहण के भीतर छिपा है । समयानुसार तथा स्थित्यनुकूल इस परिवर्तन की 
घटना को मानना पुराण की प्रकृति से सवँथा सास्य रखता है । 


पुराणों का अनेककतृंत्व 


पुराणो की रचना वेदव्यास ने की-यह प्रायोवाद है। पुराणो की रचना 
अनेक ऋषियो-मुन्तियों ने मिलकर की-यही तथ्य कथन है। इस विषय में 
पुराणस्थ कुछ प्रमाण उपस्थित किये जाते है :-- 
(क) मनु ने इतिहास तथा पुराणो को श्राद्ध के समय सुनाने की व्यवस्था 
बतलायी है 
स्वाध्यायं श्रावयेत्‌ पित्र्ये धर्मशास्त्राणि चैव हि। 
आख्यानानीतिहासाॉशच पुराणानि खिलानि च ॥ 
इस शलोक की व्याख्या मे मेधातिथि की टिप्पणी है- पुराणानि व्यासादि- 
प्रणीतानि ( न तु व्यासप्रणीतानि ) 
( ख ) मार्कण्डेय पुराण का कथन -- 
पुराणमेतद्‌ वेदाइच मुखेभ्योश्नु विनिःसृताः ॥ 
पुराणसंहिताश्चक्रुबंहुलाः परमर्षयः | 
वेदाना प्रविभागश्च कृतस्तैस्तु सहस्रशः ॥ 
मार्कण्डेय ४५॥ २०-२१ 
यहाँ ‘ager परमषंय:” शब्द विशेष ध्यान देने योग्य हे । इस सारवानु 
कथन का ऐतिहासिक तात्पयं सातिशय गम्भीर है । ब्रह्मा के मुखो से पुराण 
( एकवचन मे प्रयुक्त ) निकला तथा बहुत से परमापियो ने पुराण संहिताओ का 
प्रणयन किया । यह पुराणो के विकास क्रम का अभिव्यञ्चक एलोक बतलाता है 
कि ब्रह्म के मुख से पुराण का निःसरण विद्या के रूप मे gar था और महषियो 
के प्रयत्न से ग्रन्थ-रूप मे पुराणो का प्रणयन अवान्तरकाल की घटना है । 
संकलन के कारण ही पुराण ग्रन्थ प्रथमतः “पुराण संहिता' नाम से अभिहित 
किये गये हैं। पुराण का अवतरण' नामक परिच्छेद मे प्रतिपादित तत्त्व की 
यह पौराणिक संपुष्टि नितान्त महनीय तथा ग्राह्म है । 
(ग) कूसंपुराण का वचन 
अष्टादश पुराणानि व्यासाद्यैः कथितानि तु | 
नियोगाद्‌ ब्रह्मणो राजन्‌ तेषु धर्म: प्रतिष्ठित: ॥ 
¬ कूम, पुर्वाघं, अ० १२, इलो० २६५. 


४०० पुराण-विमर्श 


यहाँ व्यासाः? पद अपना विशिष्ट महत्त्व रखता है । तव 'वेदव्यास' के 
पुराणकर्ता होने के कारण क्या ? ga मे प्रतिपादित किया गया है कि व्यास 
किसी व्यक्ति का नाम न होकर पदाधिकारी की संज्ञा है । मूलतः वेदव्यास ने 
प्रथम पुराण-संहिता का प्रणयन किया था । उन्होने दोनो संहिताओं की रचना 
प्रायः एक ही काल मे की थी-इतिहास विषय मे --जयसंहिता ( महाभारत 
संहिता का मूलरूप ) तथा पुराण विषय मे पुराण संहिता । तदनन्तर उनके शिष्य 
लोमहर्षण ने तथा उनके शिष्यत्रय ( ( मछठतत्रण, सावणि तथा शांसपायन ) ने 
मिलकर आर पुराण-संहिताओ का संकलन किया था और इन्ही पुराणसंहितामं 
का विस्तार तथा विकास अष्टादश पुराणो फे खूप मे किया गया । इस कायं 
मे मूल प्रेरणा वेदव्यास की ही है । उन्ही की 'पुराण संहिता! के ही ये अष्टादश 
पुराण विस्तृत संस्करण है--इस सिद्धान्त के मानने मे कोई भी एतिहासिक 
विप्रतिपत्ति नही है । तात्पयं के ऐक्य तथा प्रेरणा फे ऐक्य के कारण वेदव्याच 
को ही सब पुराणो के प्रणेता ( अथवा संस्कर्ता ) मानने मे किसी प्रकार का 
दोष उपस्थित नही होता । ऋषियो के स्वरूप-विषय मे ब्रह्माण्ड पुराण का 
यह कथन इस प्रसंग मे मननीय है ।* 

पुराणो के कारण ही घामिक सहिष्णुता का साम्राज्य भारतवर्ष के 
धार्मिक क्षेत्र मे प्रतिष्ठित हुआ । वैष्णवपुराण शिव की निन्दा नही करता, 
प्रत्युत शिव को भी वह हरि के रूप मे ही ग्रहण करता है । ब्रह्मा से इन दोनो 
देवो का एकत्व पुराणो मे अभीष्ट हे । विष्णुभक्ति के मुख्यतया प्रतिपादक 
होने पर भी नारदीय पुराण ने स्पष्टतः; शिव, विष्णु तथा ब्रह्मा का एकत्व 
प्रतिपादन किया है ४-- 

हरिशकरयोमंध्ये ब्रह्मणश्चापि यो ax. | 
भेदं करोति सोऽभ्येति चरकं भृशदारुणम्‌ ॥ 


१. घमंशाखप्रणेतारो महिम्ता सर्वंगाश्व Fu ३१॥ 
तपः प्रकषंः सुमहान्येषां ते ऋषय स्मृताः । 
बृहस्पतिश्च शुक्रश्च व्यासः सारस्वतस्तथा ॥ ३२ ॥ 
व्यासाः शा्नप्रणयनाद्‌ वेदव्यास इति स्मृताः । 
यस्मादवरजाः संत पूर्वेभ्यो मेधयाधिकाः ॥ ३३ ॥ 
ऐश्वर्येण च संस्पन्तास्ततस्ते ऋषयः स्मृठा$ । 
यस्मिन्काले न च बयः प्रमाणमृषिभावने ॥ ३४ ॥ 
इश्यते हि पुमान्कश्चित्कश्चिज्ञ्येष्ठतमो -घिया | 
यस्माद्‌ बुद्ध्या च वर्षीयान्बलोऽपि श्रुतवानृषिः ॥ 
4 ‘ ब्रह्माण्ड, Fo ३३ 


नवम परिच्छेद : पौराणिक धर्म ४०१ 


हरं हरि विधातार या पश्यत्येकछपिणस्‌ | 
स याति परमानन्द शास्त्राणामेष निश्चयः ॥ 


नारदीय ६।४८-४९ । 


महापुराण के वर्णनो की यही दिशा है । उपपुराण की रचना किसी 
विशिष्ट घामिक उद्देश्य की सिद्धि के लिए की गयी है । इसलिए उपपुराण किसी 
विशिष्ट देवता के पुजानुष्ठान को लक्ष्य कर निर्मित हुए हैं। ऐसी दशा मे 
अन्य देवो के साथ संघर्ष की सम्भावना हो सकती है, परन्तु मूलतः पुराणों मे 
घामिक असहिष्णुता की चर्चा बहुत कम है । घामिक मदाय पुराणों का लक्ष्य 
है । श्रीमद्भागवत मुख्यतया विष्णु तथा उनके विभिन्त अवतारों की छीछा 
का वर्णन करनेवाला पुराण हे । यहाँ शिव अपने पूर्ण उदात्त रूप में चित्रित 
किये गये हैं । दक्षप्रजापति ने शिवजी को जो शाप दिया है वह शैव मत के 
निम्तस्तरीय तभ्यो की बीर संकेत करता है। शिव विष्णु के विरोधी तथा 
विद्रोही के रूप मे चित्रित नही किये गये है । 

पुराणो मे धमंशास्जीय विषयो का समावेश कब किया गया ? इस प्रश्‍न के 
उत्तर मे विद्वानों में मतभेद है। भारतीय परम्परा के अनुसार घर्मशाख्रीय 
विषय पुराणसंहिता के मौलिक वर्ण्य विषयों में से अन्यतम था । पूर्व परिच्छेद 
मे सप्रमाण दिखलाया गया है कि जयमंगला ( कौटिल्य adam (१-५) की 
व्याख्या ) मे पुराण के पःचलक्षण में सृष्टि, प्रवृत्ति, संहार तथा मोक्ष के संग में 
घमं को भी अन्यतम लक्षण मानती है जिसका प्रतिपादन पुराणकर्ताओं को 
सवथा अभीष्ट था । आपस्तम्ब aga के वचन भी इसी तथ्य के पोषक है । 
आधुनिक विद्वानों की हृष्टि इससे भिन्न है । वे घर्मशाख्रीय विषय--जैसे दान; 
तीर्थयात्रा, आचार, व्यवहार तथा प्रायश्चित्त आदि--को पुराण का अविभाज्य 
अंग नही मानते । जनता के भीतर वैदिक सिद्धान्त के प्रचार के निमित्त 
ही मवान्तर शताँड्दियो मे इन विषयो को पुराण में सम्मिलित कर छिया । 
इस विषय मे मनुस्मृति, याज्ञवक्यस्मृति तथा नारदस्मृति का नाम मूल स्रोत 
के रूप में गृहीत किया जा सकता है। मनुस्पृति का रचनाकाल २०० Fo पु० 
—foo ई० तक, याज्ञवल्क्य का TAATHTS १०० Fo—Roo ई० तक तथा 
नारदस्मृति का रचनाकाल १०० ई०--४०० fo तक काणी महोदय ने अपने 
घमशाख के इतिहास मे स्वीकार किया है। फलत; षष्ठ सप्तम शती से पहले 
यह विषय पुराणो मे सम्मिलित नही किया गया । अध्म-नवम शती से 
इन विषयो का पुराण में समावेश करने का काल मानना सर्वया न्याय्य तथा 
उचित प्रतीत होता है । 

२६ Jo वि० 


४०२ पुराण-विमर्श 


पौराणिक धर्म का वेशिष्ट्य 
पौराणिक घर्म कोई नवीन उत्पन्न होनवाला धर्म नही है जो वेद-प्रतिपादित 
differ एमं भे विभेद रखता है । मूल तत्व समस्त वैदिक हो हैं। केवल 
दरिदर्दित frafa की बावश्यकता पूर्ण करने के लिए कतिपय प्राचीन विषयो 
का परिहार किया गया है कौर कतिपय नवीन विषयो का ग्रहण । वैदिक 
दुग में बर्मवाण्ठ पर विशेष आग्रह था, पौराणिक युग में भक्ति के ऊपर विशेष 
महत्त्व दिया गया 1 एस प्रकार के सामान्य अन्तर को देखकर क्या यह घम 


afarin को पराणों ने सपने क्षेत्र से हटा दिया । केवळ पाँच देवो को ही 


sah महत्व देकर गहण कर दिया । ये देव हु --ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश 
था सूये । भगवान्‌ के हृदय से आविर्भूत होकर वेद पहले ऋषि, मुनि, ज्ञानी 
कर्मी तथा भक्त लोगो के मानस मे विचरण करने लगा। प्राह्मण, क्षत्रिय और 


* reg 
23, 


| फे अतिरिक्त अन्यान्य साधारण सनुग्यो को उनमे दीक्षित होकर जीवन 
की गाता सम्पादन करने का अधिकार नही था। चेद की भाषा समभने 
मी तथा वैदिक मन्रो के तात्पर्य को हृदयञ्चम करने की योग्यता मानव-समाज 
गोरे हो लोगो मे यी । दीक्षा तथा उपनयन से विरहित होने के कारण समाज 
के निम्न स्तर के लोग अपने जीवन को वेदमय बनाने से वंचित रह गये। 
छ कमी फी पूणि मर्हाप वेदव्यास तथा उनके शिष्य और प्रशिष्यो ने वेदरूपिणी 
ae को पचता के कल्याण के लिए मानव-समाज के ऊब्बंलोक से 
निम्भग्तर मे लाने के लिए अपने को नियुक्त किया । इसी का मुभग परिणाम 
हुआ पुराणो को रचना । वेद आर पुराण वस्तुतः अभिन्न हैं। किन्तु वेद 
हिर समुदाय मे प्रतिष्ठित हु ओर पुराण सभी श्रेणियो के नरन्नारियो मे 
विनित वेशनभूपा धर Sabra गतिभंगी से वित्तरनेवाले है । पुराण का उद्देश्य 
बेद के दरयो यो ननेखाधारण ठक पहुँचाना है । इसकी सिद्धि के लिए उसने 
सरः संस्कत बाणो फो अपना माध्यम बनाया है । has भारत फे प्रान्तो में 
ही नही, त्युत भारत के वारर अनेक द्वीप-द्वीपान्तर और देश-देणान्तरो मे सी 
एरा न भारतीय सनातन वंदिक fara, कर्मधारा और भावधारा को 
mates व्यि ह । पुराणो को कपा से सनातन वेदो ने सभी श्रेणियो के नर- 
नारयो हे घन छो नियन्त्रित करके परम कज्याण, विमल प्रेम तथा विशुद्ध 
OVS म भाग मे प्रयत करने का अधिकार प्राप्त बिया है । 
asi का प्रधान गौरव यह टे विवेद ने जिस परम तत्त्व को ऋषियों 
दे भी इन्यिय, मन दौर दुडि से बष्राप्य देश ने रुख दिया था, पुराणो ने 
उसका सर्वेसापारण पे इन्टिप, मन मौर बुद्धि फे समीप लाकर रख दिया है । 


तंवम परिच्छेद $ पौराणिक धर्म ४०३ 


वेदों के सत्य, ज्ञान और अनन्त ब्रह्म ने पुराणों में सोन्दर्यमूति तथा पतितपावन 
भगवान्‌ के रूप में अपने को प्रकाशित किया है। वेदो ने घोषणा की है कि 
ब्रह्म सव प्रकार के नाम, रूप तथा भावों से परे है। पुराण कहते हैं कि ब्रह्म 
सर्वेनामी, सर्वरूपी और सर्वभावमय है । वेद कहते हैं--एक सद्विप्रा वहुधा 
वदन्ति’ । पुराण कहते है--'एकं सत्‌ प्रेम्णा बहुधा भवति ।' भगवानु की 
अनन्त विभूतियो के मधुर रूपो का दर्शन हमें पुराणों मे भिलता है । पुराणो ने 
यह उद्घाटित किया है कि एक हो परम तत्त्व भगवान्‌ विभिन्न रूप और नामो 
में विचित्र शक्ति, साम्यं तवा सौन्दर्य को पकड कर सम्पुर्ण संसार में लीला- 
विराव कर रहे हैं ठया प्रत्येक उपासक सम्प्रदाय किती-त-किसो रूप में उसी 
भगवान्‌ की ही उपासना करके HAGA प्राप्त करता है । इसी कारण भारत 
के समग्र घामिक सम्प्रदाय एकत्व के सुत्र में बंधे हुए हैं । इस प्रकार पुराणों ने 
सर्वातीत ब्रह्म को सबके वीच मे लाकर, मनुष्य के भीतर देवत्व के बोध को 
तथा भगवत्ता की अनुभूति को जागरित कर दिया है। पुराणों मे मानवन्जाति 
के इतिहास और विशेषतः भारत के प्राचीन इतिहास का वर्णन है, पर साथ 
ही साथ पुराणों का प्रधान लक्ष्य यह दिखलाना है कि यह सव संसार भगवान्‌ 
की लीला का विलास है । इस प्रकार पुराणो ने वैदिक तत्त्वो को रोचक खूप से 
जन साधारण के सामने रखने का इलाघनीय प्रयत्न किया है। वैदिक घमं को 
लोकप्रिय बनाने का श्रेय इन्ही पुराणों को प्राप्त है । 


वेद और पुराण की इस मौलिक एकता से अपरिचित होनेवाले विद्वान्‌ 
ही वेदक और पौराणिक इन दो विभिन्न घर्मो की चर्चा करते हैं। जो व्यक्ति 
वेद में श्रद्धा रखते हुए पुराणो मे आस्या नही रखता, वह हिन्दुधम के मौलिक 
सिद्धान्तो से नितान्त अनभिज्ञ है । वेद और पुराण एक ही अभिन्न सनातन 
घर्म के भिन्न काल मे आविर्भूत होनेवाळे विशिष्ट ग्रन्थ है। वैदिक संहिताओ मे 
+ सुकाण्ड का विशेष प्रावल्य हमे मिलता है । परन्तु उन्हे ज्ञान तथा भक्ति से 
शुन्य वतलाना भी नितान्त उपहास्यास्पद है । तथ्य वात यह है कि संहितामओं 
मे वीज खूप से निहित सिद्धान्तों का ही पल्लवीकरण हमे पिछले साहित्य में 
उपलब्ध होता हँ । भक्ति की चर्चा केवल पुराणो में ही है, उपनिषदो मे नही, 
यह कथन दुःसाहसपूर्ण है । कठोपनिषद्‌ का स्पष्ट कथन है कि विना ईश्वर की 
कृपा के ईश्वर को प्राप्त नही किया जा सकता । विद्या और बुद्धि उसकी प्राप्ति 
में नितान्त व्यर्थे हँ । भगवत्कृपा का थह तत्त्व कितने सुन्दर रूप में अभिव्यक्त 
किया गया हे-- 


“चायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो, 
न मेधया न बहुधा श्रुतेन। 


४०४ पुराण-विमर्ग 


यमेवेष वृणुते तेन छभ्यः, 
तस्यैव आत्मा विवृणुते तनूं स्वास्‌ ॥” 
—( कठ० उप० १।२।२३ ) 
केनोपतिषद्‌ मे कहा है कि ईश्वर भजनीय है, इस दृष्टि से उनकी उपासना 
करनी चाहिए 
“त्रमिति उपासितव्यस्‌' ( केन० उप० ) 
वरुण-सूक्तो मे भक्तों की भावना जिस मधुर रूप में व्यक्त की गयी है वह 
विद्वानों से अपरिचित नही है । इन प्रमाणो के रहते हुए भक्ति की पुराण-काल 
की नयी उपज मानना भ्रान्ति की चरम सीमा नही तो क्या है? 


49०५०० tt 


(१) 
पौराणिक हिन्दूधर्म का स्वरूप 


१. हिन्दूधमं स्वतन्त्रता-पोषक धर्म हे 


प्रत्येक सत्यान्वेषीको यह स्पष्टतया विदित है कि हिन्दू-धम का स्वरूप 
ईश्वर, आत्मा, सृष्टि एवं मानव-जीवन के ध्येय के सम्बन्ध में किसी वादविशेष 
को स्वीकार करना, किन्ही विशिष्ट क्रियाओं का अनुष्ठान तथा बाह्य भाचारों 
का पालन एवं उपासना की विशिष्ट पद्धतियो का अनुसरण अथवा किसी खास 
पैगंबर अथवा ईश्वरीय दूत को विना न-तु-न-च किये प्रमाण मानना नही है । 
इन सव प्रश्‍नो के विषय मे हिन्दूधमं मानवीय बुद्धि एवं हृदय दोनों को पूर्ण 
स्वतन्त्रता देता है। ईश्वर को जगत्‌ का कर्ता एवं नियन्ता न मानना, आत्मा 
को नित्य एवं चेतन तत्त्व स्वीकार न करना तथा मुक्ति को आत्मा की शाएवत 
आनन्दमयी स्थिति अङ्गीकार न करना भी हिन्दूधमे की दृष्टि मे कोई अक्षम्य 
अपराध नही माना गया है । हिन्दुधर्म ने ऐसे लोगों को भी अवतार अथवा 
ऋषि मानते में आगा-पीछा नही किया, जिम्होंने ईश्वर तथा आत्मा के अस्तित्व 
को स्वीकार नही किया; किन्तु जो वैसे महान्‌ आध्यात्मिक पुरुष थे । हिन्दुधर्म॑ 
का कभी यह आग्रह नही रहा कि मानवीय विचार, भावना तथा इच्छा-शक्ति 
पर अनुचित रोक-टोक लगायी जाय । 

इसके विपरीत हिन्दूधमं ने सदा इस बात को Sh की चोट कहा है कि 
मनुष्य स्वरूपतः सभी वन्घनों से मुक्त है भर अपने स्वतन्त्र पुरुषार्थ के बल से 
पूर्ण स्वातन्त्र्य प्राप्त करना ही उसके जीवन का सर्वोच्च आदशं है । हिन्दूघमं 
की यह मान्यता है कि यद्यपि स्वतन्त्रता पर मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है, 
फिर भी इस जगत्‌ मे वाह्य एवं आन्तरिक--शारीरिक एवं मानसिक--परि- 
स्थितियाँ दुर्भाग्यवश उसकी इस स्वतन्त्रता को कम कर देती हैं, अतः प्रत्येक 
मनुष्य का ध्येय यह होना चाहिए कि जितनी स्वतन्त्रता उसे प्राप्त है, उसका 
वह पूणण स्वतन्त्रता--सव प्रकार के बन्धनों एवं उपाधियों से मुक्ति-पाने के 
लिए उपयोग करे । इसीलिए हिन्दूधमं मानवीय आत्मा के निर्वाध विकास पर 
किसी प्रकार का frogger नियन्त्रण नहीं लया सकता; बल्कि वह प्रत्येक पुरुष, 
सरो एवं बच्चे की बुद्धि को अन्धकार से मुक्त करने की चेष्टा करता है, जिससे 
वह आदश स्वतन्त्रता प्राप्त करने के लिए अपनी अधिकृत स्वतन्त्रता का समु- 
चित उपयोग कर सके | इसलिए हिन्दूधर्म किसी को किन्ही विशिष्ट सतवादो, 


४०६ पुराण-विमर्ण 


उपासना के प्रकारों अथवा वाह्य आचारों को ग्रहण करते के लिए वाघ्य नही 
करता । इसके फलस्वरूप हिन्दूधर्म की सीमा फे अन्दर हमे असंख्य सम्प्रदाय 
देखने को मिलते हैं, जिनके परात्पर-तच्व एवं परमोपास्य के सम्बन्ध में भिन्न- 
भिन्न मत हैं तथा जिनमे साधना के मिन्न-भिन्न प्रकार तथा भिन्न-भिन्न क्रिया- 
कलाप, भाचार एवं रीति-रिवाज पाये जाते है । परन्तु क्या इसका अर्थ यह है 
कि हिन्दूधर्म इतने सम्प्रदायो का एक निर्जीव समुदायमात्र है, उसमे एकता 
अथवा स्वतन्त्र जीवन है ही नही ? नही, ऐसी बात कदापि नहीं है । हिन्दूधम 
का एक शरीर और एक ही आत्मा है । वह एक अमर प्राणी है, जिसके शरीर 
मे ये सव भेद संघटित एवं समन्वित रहते हैं और जिसकी आत्मा उन सबको 
अनुप्राणित एवं आलोकित करती रहती है । अवयव अवयदी से सम्वद्ध रहकर 
विकसित एवं नवीन होते रहते हैं। अवयवी उन्हे सम्बद्ध रखता है और वे 
उसका महत्त्व बढ़ाते रहते हैं ! 


२. हिन्दूधर्मं का शरीर 
हिन्दूधम के शरीर की ओर दृष्टि डालने पर हमे कुछ ऐसे विशेष लक्षण 
दृष्टिगोचर होते हैं, जो हिन्दुओं के सभी सम्प्रदायो मे समान रूप से पाये जाते 


हैं और जो उन्हे एक सूत्र मे बाँधे रखते हैं। हिन्दूधमं की आत्मा ने इन बाहरी 
सामान्य लक्षणो मे तथा उनके भीतर से अपने को प्रकट कर रखा है | 


(क ) भारत को राष्ट्रीय संस्कृति के प्रति आदर भाव 


पहली मुख्य विशेषता है--हिन्दुओं के सभी सम्प्रदायो का भारत की सदा 
विकासोन्मुख राष्ट्रीय संस्कृति के प्रति आदर का भाव । सभी हिन्दुओं का वेदो 
मे, जिनपर उनका समान अधिकार है, अमर विश्वास है। प्राचीन भारतीय 
ऋषियों ने बुद्धि, नीति, कला एवं अध्यात्म के क्षेत्र मे जो सबसे बड़ी करामाते 
कर दिखायी है, वेद उनके वाड्मय प्रतीक है। उनका जीवन सादा, हृदय 
पवित्र तथा शरीर और मन निष्पाप थे तथा ‘aed शिवं सुन्दरम्‌? एवं पूर्ण 
स्वतन्त्रता के लिए उन्होने सच्ची खोज की थी । इन्ही सव कारणो से वे मनुप्य 
की वौद्धिक चेतना के समक्ष विश्वात्मा भगवानु को प्रकट करने के लिए उपयुक्त 
माध्यम वने हुए थे । वेदों मे एक ही दिव्य भानव, एक मसीहे, एक अवतार 
या एक पेगम्वर के ही उपदेश नही है। उनका दर्शन प्राचीन भारत की अनेक 
प्रवुद्ध आत्माओ को हुआ था । भारत के सर्वेश्रेष्ठ मस्तिष्को ने उनकी परस्पर 
तुलना करके उनकी एकवाक्यता तथा उनके अनुभव की परीक्षा की और उन्हे 
हिन्दू समाज, हिन्दूधमं ud हिन्दू-संस्कृति की gee भित्ति बनाया । उन्हे प्रमाण 
मानने का अर्थ है--भारतीय आत्मा के विकास की आदिम एवं पवित्रतम 


नवम परिच्छेद ; पौराणिक धर्म Yo 


भूमिकाओं भे भारत-माता के अन्दर जो कुछ उत्तम से उत्तम बातें थी, उन्हे 
निश्सद्धोच स्वीकार करना | 
परन्तु भारतीय प्रतिभा के इन प्राचीनतम कार्यो के प्रति स्वाभाविक 
आदरभाव ही हिन्दुओं की एकता का एकमात्र कारण नहीं है । रामायण, महा- 
भारत, स्मृतिग्रन्य, तन्त्र, पुराण एवं दर्शनों के प्रति, जो देश के परवर्ती प्रबुद्धतम 
मस्तिष्को की कृतियाँ हँ, हिन्दुओ के सभी सम्प्रदायों का महान्‌ आदर है। 
भारतीय जीबन और संस्कृति के सभी विभागों मे विचारों एवं आदर्शो को 
लेकर जो भी उच्नति हुई हे-वामिक कला और साहित्य, विज्ञान और दर्शन, 
धर्मशास्त्र एवं कर्मकाण्ड तथा पारिवाश्कि, सामाजिक एवं घामिक व्यवस्थाओं के 
द्वारा भिन्न-भिन्न रूपों में भारतीय आत्मा का जो क्रमिक विकास gar है, ये सब 
wy उसी के प्रतीक हैं । हिन्दूजाति अतीत के गौरव को तथा अपने प्रति उसकी 
देन को कभी अस्वीकार नही करती । दूसरी ओर उससे प्राचीन शास्त्रों के 
वाचिक अर्थ के प्रति अथवा प्राचीन आचारौं Sara रूप के प्रति अनुचित पक्ष- 
पात कभी नही दिखलाया, किन्तु अपने को परिवर्तित स्थिति के अनुकूल बना- 
कर सदा ही सनातनघमं का सचाई के साथ अनुगमन करने की चेष्टा की है । 
हिन्दू लोग अतीत के गौरव को सिर भुकाते हुए भी वर्तमान काल में विचार 
एवं क्रिया के स्वातसून्य की कदापि उपेक्षा तही करते तथा अपनी धारणा के 
अनुसार समुज्ज्वल भविष्य की ओर आगे बढने से भी नही चुकते । हिन्दुओं की 
शाखो मे श्रद्धा का स्वरूप क्या है? अत्यन्त प्राचीनकाल से लेकर भारतीय 
इतिहास के अत्यन्त अर्वाचीन सुजनोन्मुख काल तक भारत ने ऊँचे से ऊँचे तथा 
उत्तम से उत्तम जो कुछ भी काम कर दिखाया है, उसके प्रति ठोस आदर का 
भाव cat उसे बिना न-नु-त-च किये प्रमाण मानना । 
( ख़ ) राष्ट्र के संत-महात्माओं एवं वोरों के प्रति भड! 
महान्‌ हिन्दु-समाज के सभी वर्गो मे एकता के उपयुक्त बलवान्‌ सूत्र के 
अतिरिक्त उनमे भारत के राष्ट्रीय सन्त-महात्माओं एवं वीरो के प्रति--उन 
यशस्वी ऐतिहासिक व्यक्तियों के प्रति, जिन्होंने भारतीय प्रगति की किसी भी 
भूमिका मे उसके धासिक, नैतिक, सामाजिक, राजनीतिक अथवा वौद्धिक जीवन 
(CE 
a , मनु और याज्ञवल्क्य, नारद भौर कपिल, 
verte eon, dora sesh ee 
क बार eae nee ii नानक, राभानुज भौर रामानन्द, 
a हाद संतो एवं युगप्रवर्तकों ने; भगवान्‌ कृष्ण, 
जनक और हरिश्चन्द्र, भीष्म और अर्जुन, qa और प्रह्लाद मावि विख्यात 


४०८ ` ' पुरांण-विमर्श 


राष्ट्रीय वीरो एवं राजषियो ने तया भगवती सीता और सावित्री, जगज्जननी 
सती बौर उमा, मंत्रेयी और गार्गी प्रभृति भारत की आदर्श महिलाओं ने अपने 
को हिन्दू कहलानेवाले सभी पुरुषो एवं स्त्रियो फे हृदय पर अटल नैतिक एवं 
आध्यात्मिक प्रभुत्व स्थापित कर छिया है । सिद्धान्तो एवं जीवनचर्या में बहुविध 
अन्तर होने पर भी सामान्यतः fegura प्रेरणा के इन शाश्वत सवंसुलभ स्रोतों 
से प्रेरणाएँ ग्रहण करते हैं और अपने को इन्ही के कुटुम्बी रूप मे अनुभव करते 
हैँ । इस प्रकार के सभी आदर्श पुरुषों एवं देवियो की स्मृति--जो दिन-प्रति- 
दिन, मास-प्रतिमास और वषं-प्रतिवषं विभिन्न प्रकार फे उत्सवों एवं घामिक 
अनुष्ठानों तथा उनसे सम्वन्ध रखनेवाले पौराणिक आख्यानों एवं ऐतिहासिक 
घटनाओं की कथाओं, यात्राओ, अभिनयो एवं अन्य उल्लासपूर्ण खेलन्तमाशों 
के द्वारा जाग्रत ही नही अपितु अधिक जाज्वल्यमान एवं ताजी रखी जाती है,- 
सभी युगो मे तथा देश के सभी भागों मे हिंदू-समाज एवं घमं के सभी अवयवों 
मे सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक एकता बनाये रखती है तया उसे और भी सुदृढ़ 
वनाती है । इतना ही नही, वह उनमें इस भाव को भी जाग्रत करती है कि 
सृष्टि के आरम्भ से ही उसमे अमर जीवन की एक अविच्छिन्न धारा प्रवाहित 
हो रही है । हिन्दू जाति उन यशस्वी व्यक्तियों को, जिन्होने सनातन तथ्यो को 
अपने जीवन मे उतारा है, उन तथ्यों के सम्बन्ध मे कोरे वादो एवं कल्यमनाओ 
की अपेक्षा अधिक महत्त्व देती है । 
(प ) राष्ट्रीय महत्त्व फे स्थानों का आदर 

हिदुओ के सभी सम्प्रदायो मे एकता बनाये रखनेवाला तीसरा सूत्र भारत 
के राष्ट्रीय महत्व के स्थानो के प्रति पवित्रता की बुद्धि है । ये स्थान, जो इस 
महान्‌ देस के सभी भागों मे--नगरो एवं घनो मे, नदियों तथा सरोवरों में, 
पर्वतो एवं उपत्यकाओ मे, विखरे पड़े हैं, तीथं माने जाते हैं। प्रत्येक हिन्दू, 
चाहे वह किसी भी सम्प्रदाय अथवा जातिका कयो न हो, अपने एवं अन्तःकरण 
की शुद्धि के लिए अपनी स्थिति फे अनुसार इनमे से अधिक से अधिक deat की 
यात्रा करने मे हिन्दू लोग शैव, शाक्त, वैष्णव, बौद्ध अथवा जैन तीर्थां में कोई 
भेदवुद्धि नही करते। वे सभी भारतमाता के प्रत्येक बच्चे की इष्टि मे 
पवित्र है। 

ये तीथ* क्या है ? अयोध्या, मधुरा, काशी, द्वारकापुरी, उज्जयिनी आदि 
किसी न किसी समय भारत के कुछ महान्‌ प्रतापशाली राज्यों की प्रसिद्ध राज- 

१. तीर्थो का विषय पुराणो मे बड़े विस्तार से दिया गया है। तीर्थ की 
संस्था अत्यन्त प्राचीन काळ से भारत मे प्रचलित थो । महाभारत के वनपर्व 
( अ० ८५ ) मे इसका सवंप्राचीन रूप दृष्टिगोचर होता। तीर्थो के 


नवम परिच्छेद : पौराणिक धर्म ४७२, 


धानियाँ थीं और राजनीतिक महत्व को खो देने के बाद भी इतनी शतान्दियो 
से भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता के महान्‌ केन्द्रो के रूप मे अपने गौरव को 
बनाये हुए हैं अर भारतीय जीवन की विभिन्न दिशाओं पर स्थायी ढंग का 
जोरदार प्रभाव डाले हुए हैं । दूसरे प्रकार के तीर्थ भारत की मुख्य तीन नदियाँ 
हैं, जो भिन्न-भिन्न प्रान्तों मे बंटी हुई हैं एवं उनमें परस्पर सम्बन्ध स्थापित 
किये हुए हैं तथा जो सभी वर्गों के लोगों के लिए सुक्ष-समृद्धि, पवित्रतां एवं 
बल का कारण बनी हुई हैं। AST, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नसँदा, सिन्धु 
और कावेरी--इन सात पवित्र नदियों का प्रत्येक हिंदू को प्रतिदिन अपने स्नान 
अथवा पीने के जल में आवाहन करना सिखाया जाता है। देश के किसी भी 
नगण्य कोने मे स्थित किसी भी छोटे से गाँव में वह क्यो त रहता हो, उसे 
यह वात याद रखनी होती है कि मैं महान्‌ और पवित्र भारत देश का निवासी 
हुँ और जिस जल मे स्तान करता हूँ या जिसे में पीता हूँ अथवा भगवान्‌ को 
चढाता हैं या जिससे मैं अपने पितरों का तपंण करता हुँ, बह मातृभूमि की 
सम्पुर्ण नदियों का सम्मिलित जल है । इसी प्रकार हिमालय, विन्ध्याचल, 
नीलगिरि इत्यादि महान्‌ पर्वत, जो उसे अपनी महान्‌ जन्मभूमि के सोन्दर्य, 
भव्यता एवं गौरव का स्मरण दिलाते हैं; वृन्दावन, दण्डकारण्य, वैमिषारण्य 
आदि महान्‌ वन, जिनमे प्राचीन तपोवन एवं वनस्थित विश्वविद्यालयों तथा 
राष्ट्रीय वीरों के साहसपुर्ण कार्यो एवं राष्ट्रीय देव-देवियो की आनन्ददायिनी 
क्रीड़ाओं की स्मृतियाँ निहित हैं; द्वैपायन, पुष्कर, मानस, चम्पा, नारायण आदि 
महान्‌ सरोवर, जो अनेक राष्ट्रीय संतों एवं घर्माचार्यों की स्मृति से पूत हैं -- 
प्रत्येक हिंदू इन सवका तीथाँ के रूप मे स्मरण करता है, जहाँ का सारा 
वातावरण आध्यात्मिकता से सरावोर रहता है। 

जो जो स्थानविशेष भारत के पूज्य संत-महात्माओं की तपस्या अथवा 
आध्यात्मिक साधन से पवित्र हो चुके हैं अथवा महान्‌ राष्ट्रीय बीरों अथवा 
ऋषिकलप विद्वानों की उदार कृतियों से गौरव को प्राप्त कर चुके हैं अथवा 
जो राजनीतिक, सामाजिक, नेतिक, बौद्धिक अथवा धार्मिक दृष्टियों से ऐतिहासिक 
महत्त्व रखनेवाली महतो घटनाओ के कारण चिरस्मरणीय हो गये हैं अयवा 


अनेक प्रकारो का निर्देश पुराणो मे है, यथा पितृतीयं गणना (मत्स्य, म० २२), 
देवीपीठ गणना ( मत्स्य १३ अ० ), ब्रह्मतीर्थं गणना ( प्रभासक्षेत्र १०५ अ० yt 
सामान्य तीर्यो के सूचनाथं द्रष्टव्य ब्रह्म २५ ao, अख्नि० १०९ अ०। काशी 
के उद्यानो का साहित्यिक वर्णन मत्स्य १७९ Ao २१-४४ शलोक, वाराणसी 
तथा प्रयाग का वर्णन कूम १४३१-३५ तथा ३६-३९ । इन तीर्थो के विषय मे 
विशेष खूप से द्रव्य काणे कृत हिस्ट्री ऑव घमंशास्त्र, भाग ४ To ५५२-५२७ | 


४१० पुराण-विमर्श 


जिन्होंने अपने प्रभावोत्पादक प्राकृतिक सौन्दर्य एवं भव्यता से लोगो का ष्यान 
आकर्षित किया है, वे सामान्यतः सभी हिंदुओ के लिए तीर्थरूप हैं, चाहे 
उनके धामिक सिद्धान्त अथवा सामाजिक रीति-रिवाज अथवा आचरण 
सम्बन्धी नियम कैसे भी क्यों त हो। इस प्रकार अपने सारे प्राकृतिक 
एवं अजित गौरव तथा अपने अतीत, वर्तमान एवं भविष्य को लिये हुए 
समग्र भारतवर्ष का प्रत्येक हिंदू की दृष्टि मे एक आध्यात्मिक अर्थ है। 
प्रत्येक हिंदू बच्चा करीब-करीव अनजान में ही भारतवर्ष को आदरपूर्वक 
एक सुन्दर एवं महान्‌ सजीव व्यक्ति--भपनी सन्तानो के प्रति वात्सल्य एवं 
करुणा से पुर्ण तथा उनकी सव प्रकार के अनिष्टो से रक्षा करने की शक्ति एवं 
साधनो से सम्पन्त भगवती जगदम्वा के रूप मे स्मरण करना सीख जाता है | 
भारत के समस्त सम्प्रदायो' एवं जातियो' को हिंदूधर्म की सर्वसंग्राहक मुजाओं 
के भीतर एक सूत्र मे पिरोने तथा उनके जीवन एबं संस्कृत को एक विशेष 
रूप देने मे यह भाव कितना प्रबल सहायक है--इसका सहज ही अनुमान 
लगाया जा सकता है। 


३. fagua और भारतवर्ष 

इस प्रकार भारतमाता के प्रति इस सजीव वुद्धि को हिंदूधर्म का शाश्वत 
एवं नित्य नूतन शरीर कहा जा सकता है । हिंदूधर्म का व्यापक रूप जो सभी 
सम्प्रदायो" के हिदुओ' की बुद्धि मे उतरा gar है भौर जिसका उनके धार्मिक 
सिद्धान्तो, सामाजिक प्रथाओ एवं दार्शनिक मतवादो से कोई सम्वन्ध नही है, 
उसका स्वप है--भारत की नैतिक, वौद्धिक, ललित कला सम्बन्धी, सामा- 
जिक, राजनीतिक एवं धामिक सम्पत्ति मे जो कुछ भी अच्छा भोर महान्‌ है, 
उदात्त और सुन्दर है तथा महत्त्वपूर्ण एवं उपयोगो है, उसे पवित्र मानना 
एवं आध्यात्मिक रूप देना । जो कोई भी भारतमाता को अपने जीवन की 
अधिष्ठात्री देवी के रूप मे स्वीकार करता है, वह हिंदू कहलाने का न्यायतः 
अधिकारी है । हिंदूघम अपने कलेवर फे अन्दर इस देश की तथा बाहर की 
स॒भो सभ्य एन जंगली जातियो तथा सभी धार्मिक सम्भ्रदायो एग सामाजिक 
संवटनो को उनके धार्मिक सिद्धान्तो, भावनाओं एन आचारो. की तथा उनके 
सामाजिक विचारो, रीतियो और रिवाजो की विशेषताओं को मिटाये विना 
ही हजम कर जाने की शक्ति रखता है और उसने अतीत काल मे ऐसा किया 
भी हे । शतं यही है कि वे भारत के गौरव पर गर्वं करना सीख जाये, उनकी 
दृष्टि वस्तुतः भारतीय हो जाय भौर वे भारत की आत्मा से अनुघ्राणित हो', 
जो नेतिक, बौद्धिक, सामाजिक एग आध्यात्मिक साधना के विभिन्न wt’ 
द्वारा अति प्राचीन काळ से अपने को चरितार्थ कर रही है। 


नवम परिच्छेद : पौराणिक धर्म ४११ 


हिन्दुओ का अस्तित्व ही भारत की एकता के भाव--भारत एक सजीव 
आध्यात्मिक सत्ता है, इस भाव के साथ--सस्बद्ध है । हिन्दू एक-दूसरे के साथ 
एक ही माता के बच्चो के रूप में सम्बद्ध हैं, जो उनके लौकिक एवं पारलौकिक 
जीवन को उदात्त एवं पूर्ण बनाने के लिए उन्हे भौतिक, मानसिक एवं आध्या- 
त्मिक--सभी प्रकार का भोजन देती है। भारतमाता की पूजा एवं सम्मान तो 
अपने-अपने ढंग से हिन्दूधमं के अन्तर्गत सारे घामिक सम्प्रदाय करते हैं और 
अपनी नैतिक एवं आध्यात्मिक उन्नति के लिए वे उसी से प्रेरणा ग्रहण करते 
हैं । प्रत्येक हिन्दु का आध्यात्मिक ध्येय है--अपनी व्यष्टि आत्मा का भारत की 
आत्मा के साथ ऐक्थवोघ करना; क्योकि उसकी दृष्टि मे भारत की आत्मा 
विश्वात्मा की अत्यन्त तेजस्वी अभिव्यक्ति है । हिन्दुओ की दृष्टि मे भारत 
चिरा भौतिक देश--भौतिक जगत्‌ का एक क्लुद्राश-ही नही हैं, अपितु 
विश्वात्मा का एक विशिष्ट शरीर है और इस खूप मे वह आध्यात्मिकता का 
सनातन खोत है। इसी देश भे भगवान्‌ प्रत्येक युगन्पर्यंन्त मे yrea एवं मूढ़ 
जगत्‌ को दिव्य आलोक देने तथा उसे शान्ति, सामञ्जस्य, एकता एवं आनन्द 
का सच्चा मार्ग दिखळाने के लिए विशेष रूप से प्रकट होते हैं । 


४. हिन्दूधमं की आत्मा 

अब हिन्दूघमं की आत्मा के सम्बन्ध मे कुछ शब्द कहूंगा । यह स्पष्ट हे 
कि हिन्दूधमं की आत्मा का मनुष्य की अपूर्ण भाषा मे पृणंतया निर्देश नही 
किया जा सकता । बौद्धिक ज्ञान, सामाजिक प्रथा, घामिक सिद्धान्त आदि मे 
महान्‌ अन्तर रहते हुए भी हम एक ही आत्मा को सभी सस्प्रदायो के हिन्दुओं 
की दृष्टि तथा व्यापार को अनुप्राणित एवं आलोकित करते हुए अनुभव कर 
सकते हैं, परन्तु इन सभी भेदो मे तथा उनके भीतर से अपने को अभिव्यक्त 
करनेवाली इस भमर आत्मा को तर्कशास्त्रानुमोदित परिभाषा नही की जा 
सकती । अन्य साम्प्रदायिक मजहवो की भाँति हिन्दूधमे भी यदि विशिष्ट 
पंगस्वरो के नपे-तुले उपदेशो से आविर्भूत होता, यदि विशिष्ट आचार्य-परम्परा 
के द्वारा उपदिष्ट निश्चित सिद्धान्तो के आधार पर ही इसकी स्थापना हुई 
होती तो इसकी आत्मा का उन उपदेशो अथवा सिद्धान्तो की भाषा मे निदेश 
किया जा सकता था । परन्तु हिन्दुधमे मे ऐसी कोई मान्यता नही है, जिसे 
उसका प्राण कहा जा सके । उसकी आत्मा किन्ही ईश्वर के भेजे हुए दिव्य 
मानव के द्वारा सदा के लिए निर्धारित किन्ही सिद्धान्तो, किन्ही नियमों एवं 
कान्नुनो, किन्ही विचारो, भावताओ तथा फ्रियाकलापो के अन्दर बद्ध नही 
है । हिन्दुधर्म की आत्मा स्वयं विकसित हो रही है। युगन्युग मे मनुष्यों की 
बाहरी परिस्थिति में तथा उनकी शारीरिक एवं मानसिक योग्यता में जो कुछ 


४१४ पुराण-विमर्श 


प्रतीयमान जगत्‌ के प्रत्येक पदार्थ का एक आध्यात्मिक बर्थ है और जगत्‌ 
में काम करनेवाली सम्पूर्ण शक्तियाँ एक आध्यात्मिक उद्देश्य के द्वारा नियन्त्रित 
है और एक चिन्मय इच्छा शक्ति की अभिव्यक्तियाँ है। सभी हिन्दू जगत्‌ को 
अजर-भमर माता के रूप मे नमन करते हैं, जो सम्पूर्ण जीवो को उत्पन्न करके 
उनका प्रेम एवं आनन्द के साथ पोषण करती है। यह प्रतीयमान विश्व, जो 
देखने मे असंख्य प्रकार की वस्तुओं एवं घटनाओ से बना हुआ है, हिंदुओ को 
दृष्टि मे एक सजीव व्यक्ति है, जो असंख्य रूपो भे अभिव्यक्त एक ही आत्मा, 
एक ही उद्देश्य, एक ही नियम से अनुप्राणित एवं ओतप्रोत है । हिन्दू अपने 
हृदय मे विश्व की महत्ता एवं सौन्दर्य का अनुभव करते हैं तथा उसे माता के 
रूप मे पजते हैं। विश्व के चिन्मय स्वरूप की पूर्ण अनुभूति ही उसके चिन्मय 
स्वलूप की पर्णंता है । जीवन एवं जगत्‌ के प्रति यह आध्यात्मिक दृष्टि हिन्दूधमं 
के आत्मा की अभिव्यक्ति है । 
( ख ) जगत्‌ के नेतिक शासन में विश्वास 
हिन्दूधर्मं के आत्मा की दूसरी महान्‌ अभिव्यक्ति हिन्दुऔो का यह 
विश्वास है कि जगत्‌ के अभ्यन्तर शासन मे नैतिक विधान की प्रधानता 
है । हिन्दूमात्र इस नैसगिक विश्वास से अनुप्राणित है कि एक न्यायपूर्ण विधान 
जगत्‌ के जीवो मे सुख-दुःख, सम्पत्ति और दरिद्रता, बल और निबंलता, 
विवेक और मूढता, उच्चाकांक्षाओ और नीच प्रवृत्तियो, उदात्त भावनाओ 
एवं नीच मनोविकारो तथा अनुकूल-प्रतिकूल परिस्थितियों का विभाजन 
करता है । जीव-जगतु मे भौतिक कार्यकारणभाव नैतिक कार्यकारणभाव 
के सर्वथा अधीन एवं उसी के द्वारा नियन्त्रित है । प्रत्येक व्यक्ति अपने 
शुभाशुभ कर्मो का अनिवार्य फल भोगता है । अतः अपने कर्तव्य का मार्ग 
निश्चित करने मे हिन्दू इसी बात का विचार करते हैं कि वह शुभ है 
मथवा अशुभ, उसका नैतिक परिणाम शुभ होगा या अशुभ, वह शाश्रोक्त 
नैतिक नियमो के मनुकुल है या नही; वे केवल अथवा मुख्यतया इस बात का 
विचार नही करते कि भौतिक दृष्टि से तथा भौतिक कार्य-कारणभाव के विचार 
से उस कमं से तात्कालिक लाभ होगा या हानि । उनके कर्मो का नियन्त्रण 
अधिकतर नैतिक विचार से होता है, लौकिक लाभ की दृष्टि से नही । नैतिक 
कार्य-कारण-भाव या कर्म के विधान मे विश्वास हिन्दुधर्म का एक मुख्य 
सिद्धान्त है । इस विश्वास का अर्थ यह है कि मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का 
निर्माता है, अकेला वही अपने सुख-दुःख के लिए, अपनी मनोवृत्तियो के 
लिए तथा अपने जीवन मे आनेवाले agg: अवसरो तथा विध्न-वाघाओ के 
लिए जिम्मेवार है। यह विश्वास उसे यह एखलाता है कि किसी दुसरे के 


नवम परिच्छेद : पौराणिक धर्म ४९१५ 


प्रति, जिसके पास अधिक सम्पत्ति हो तथा जो अधिक आराम भोगता हो, 
अथवा जिसे अधिक पद-प्रतिष्ठा प्राप्त हो, ईर्ष्या, द्वेष या वैर का भाव' मत 
रखो; क्योकि यह उसके पिछले कर्मो का फल है । वह उसे अपची स्थिति को 
सुधारने के लिए दुसरो के साथ कटुताएणं प्रतिस्पद्धा करने से रोकता है; 
क्योकि वह जानता है कि जो कुछ अनुकूलताए उसे प्राप्त है, यदि ag उनका 
समुचित उपयोग करे और अपने चरित्र को उन्नत बताये तो उसे नैतिक 
विधान के अनुसार ठीक समय पर अपने शुभ कर्मो का फल अवश्य मिलेगा । 
जगत्‌ के नैतिक शासन a विश्वास के साथ-साथ तथा उसी से पुरा-पूरा मेल 
खाता हुआ हिन्दुओ का दूसरा विश्वास पूर्वजन्म के सिद्धान्त में है। मनुष्य 
का जीवन उसके वर्तमान भौतिक शरीर के जन्म से नही प्रारम्भ होता और 
न उस शरीर की मृत्यु के साथ उसका अन्त होता है । कर्म का विधान ही प्रत्येक 
जीवन का नियन्त्रण करता है। वर्तमान जीवन मे उसे जो योनि, जैसी 
योग्यता और जो अनुकूलता ऐं प्राप्त है, वे सव उसके प्राक्तन कर्मो के नैतिक 
फल हैं 1 उसके जो कर्म वर्तमान जीवन में फलीभूत नही होते, चे भावी जन्मों 
मे फलीभृत होगे । प्रत्येक व्यक्ति को आतरमविकास एवं आत्मा की पूर्णता के 
“लिए बार-बार अवसर दिये जाते हैं ag विश्वास प्रत्येक हिन्दू को पूर्णता एवं 
आनन्द की आशा से भर देता है और उसे वर्तमान जीवन की विपत्तियों को 
सहत करने की शक्ति प्रदान करता है | 
(ग) मुक्ति का सिद्धान्त 
हिन्दूधमे की आत्मा एक दूसरे उच्च सिद्धान्त के रूप मे अपने को अभिव्यक्त 
करती हे । बह यह है कि मानवीय आत्मा की चरम आकांक्षा इतनी ऊंची है 
कि वह इस परिवर्तनशील जगत्‌ के सीमित भागो से पुर्ण नही हो सकती 
तथा उसकी स्थायी पूर्ति कर्भवन्धन से, प्रतीयमान जगत्‌ के सुख-दु:खो से 
तथा सब प्रकार की सीमाओ एवं उपाधियो से संथा छूटने मे ही है । हिन्दुओं 
के विश्वास के अनुसार सव प्रकार की सीमा को छॉघ जाना, जगतु के 
नेतिक शासन से और उसके फलस्वरूप जन्म-पृत्यु एवं आपेक्षिक सुख-दु॥खो के 
चक्क से भी छुरकर ईश्वरीय पूर्णता--निरतिशय आनन्द की नित्यस्थिति--प्राप्त 
करना मानवीय आत्मा का नैसगिक अधिकार है । अपनी संसारयात्रा का अन्त 
करने के लिए तथा अपने सासारिक जीवन के परम उद्देश्य को पूर्ण करने के 
लिए यह आवश्यक है कि मानवीय आत्मा अपने को अज्ञान और अहद्धार से, 
च्छाओो एवं वासनाओ से, सांसारिक प्रतिष्ठा एवं समृद्धि की आसक्ति से, 
भौतिक दृष्टि vet दुसरो के साथ प्रतिस्पर्ढा भाव से मुक्त करे तथा निरतिशय 
ज्ञान, निःस्वार्थ प्रेम, अविचल शान्ति, कल्मषहीन पवित्रता तथा समस्त भुतो 


४१६ पुराण-विमशे 


के साथ अभेदवुद्धि सम्पादन फरे और इस प्रकार भगवान्‌ फे साथ अभेद 
स्थापित करे । प्रत्येक हिन्दू की सर्वोच्च आकाक्षा यही होती है । 


( घ ) भगवान्‌ का सवंग्राही स्वरूप 


अन्ततोगत्वा मैं हिभ्दूघमं का एक महत्वपूर्ण स्वरूप बतला देना चाहता 
है, जिसके कारण धर्मोन्माद या घर्मान्धता हिन्दुओं की बुद्धि में गहरी जढ़ नहीं 
जमा सकती | ईश्वर एग मुक्ति के सम्बन्ध मे हिन्दुओं को ऐसी मान्यता है फि 
जिसमे सभी मतो का समावेश हो जाता दै । हिन्दूधर्म अधिकारपूर्णक यह कभी 
नही कहता कि ईश्‍वर का स्वरूप वस, यही है--इसमे भिन्त नही; वह इस 
बात की घोषणा नही करता कि अमुक संत अथवा पैगम्बर फी अन्ति 
अथवा प्रज्ञा ने परात्पर वस्तु फे स्वरूप का पूर्ण रूप से आकलन किया है 1 
वह यह भी नही कहता कि परमोपास्यरुप से साकार भगवान्‌ की सत्ता भें 
विश्वास करना मानवीय आत्मा को आश्यात्मिक पूर्णता के लिए मनिवायं हे । 


अवश्य ही ऐसा प्रतीत होता है कि ईश्वर के स्वरूप के सम्बन्ध मे तीन 
मुख्य सिद्धान्त हैं जो हिन्दू संस्कृति के प्रभाव मे जन्मे एव पले हुए प्रत्येक 
पुरुष एन खरी के हृदय में--चाहे वह विद्वान्‌ हो या अनपढ़--काम करते है 
पहली मान्यता है निविश्षेष ब्रह्मपरक । इस रूपमे चे ही सव फुछ--एकमात्र 
तत्त्व माने जाते हैं। एक परमात्मा के अतिरिक्त दूसरा परमात्मा नही है। 
केवल इतनी ही बात नही, अपितु एक परमात्मा फे अतिरिक्त और किसी को 
सत्ता ही नही है । सारी सोपाधिक want उस एक निरुपाधिक स्वतःसिद्ध 
सत्ता के भाभासमात्र Fi भीतर-वाहर--सर्वत्र जो फुछ प्रतीत होता है, 
उसमे एकमात्र उन्ही को देखना--यही सच्चा ज्ञान है । वे निर्गुण हैं, क्योंकि 
गुणो के साथ सम्बन्धो का होना अनिवाय है और जहाँ सम्बन्ध हैं, वहां 
उनसे सम्वळ अन्य वस्तुएं भी होनी ही चाहिए। जो एक एवं अद्वितीय है, 
बह.निर्गुण, नित्य, अपरिच्डिन्न एवंनिविशेष तो होगा ही। सभी प्रातिभासिक 
सत्ताएं स्वरूपतः उनमे अभिन्न है । 

दूसरी मान्यता है परमेश्वर के विषय मे। इस रूप मे चे समस्त जीवो 
एवं इन्द्रियगोचर पदार्थो के तथा अनन्त भेदो से युक्त अखिल विश्व फे 
भधीएवर हैं । इस सापेक्ष रूप मे वे जगत्‌ की सम्पूणं परिच्छिन्न एवं अनित्य 
वस्तुओ के उत्पादक, नियन्ता एवं संहारक हैं। वे अनन्त शक्ति, ज्ञान एवं 
सौम्यता तथा अनन्त प्रकार के उत्तम गुणो' से सदा संपन्न हैं, जिनके कारण 
सभी सत्पुरुष गाढ़ भक्ति एवं श्रद्धा से उनकी वन्दना करते हैं। परन्तु उनका 
कोई निश्चित नाम अथवा रूप नहीं है। वे समस्त नाम-रूपात्मक हैं। चूँकि 


नवम परिच्छेद : पौराणिक घं ४१७ 


नाम और रूप की सहायता के विना मनुष्य के लिए चिन्तन सम्भव नहीं है, 
aa: उनका चिन्तन एवं उपासना करने के लिए मनुष्य किसी भी नास अथवा 
रूप का उपयोग कर सकता है । किसी भी नाम या रूप को, जो मनुष्य के 
चित्त में जगदीश्वर भगवान्‌ के सर्वेशवर्यपूर्णं स्वरूप की स्फूति कर सकता हो, 
हिन्दू भगवन्नाम अथवा भगवद्‌ रूप मान लेता है। प्रत्येक हिन्दु का विश्वास 
है कि ऐसे सभी रूप अतीन्द्रिय भगवान्‌ के इन्द्रियगोचर रूप है। भगवान के 
विषय में कौन सी मान्यता कहाँ तक पूर्ण है, यह स्वाभाविक ही इस बात पर 
निर्भर करता है कि उपासक का वोद्धिक, नेतिक एवं आध्यात्मिक विकास कहाँ 
तक हुआ है । 

तीसरे, सभी हिन्दुओं का यह नेसगिक विश्वास हैं कि एक ही परमेश्वर 
इस जगत्‌ मे अनेक देवताओ के रूप में अपने को अभिव्यक्त किये रहते है । 
इनमे से प्रत्येक देवता के सम्वन्ध मे यह माना जाता है कि साक्षात्‌ परमेश्वर 
ही एक विशिष्ट शरीर घारण करके उस रूप मे प्रकट है और उसी शरीर में 
उनके ऐश्वये, ज्ञान, सौस्यता, श्री, सौन्दर्य एवं तेज की विशिष्ट कलाएँ प्रकट 
रहती है । इन देवताओ के विभिन्‍न नास ate विभिन्न रूप हो सकते हैं और 
इनके हारा विभिन्न शक्तियो एवं गुणों का प्रकाश हो सकता है। परन्तु 
स्वरूपतः वे एक-दूसरे से अभिन्न हैं; क्योंकि उन सवमे एक ही परमात्मा का 
निवास है तथा एक ही परमात्मा उनमे तथा उनके द्वारा भिन्न-भिन्न लीलाएँ 
करते हुँ । हिन्दुओ की दृष्टि मे भगवान्‌ के ये सभी रूप विज्ञानमय एवं चिन्मय 
जगत्‌ मे परिच्छिन्न जीव एवं इन्द्रियगोचर पदार्थ सत्य है । अतः कोई व्यक्ति 
अथवा समुदाय अथवा जोति चाहे किन्ही भी देवताओं की उपासना करे, अथवा 
जगदीश्वर को किसी भी नाम-रूप से आराधना की जाय, हिन्दू इस प्रकार की 
उपासना अथवा इस प्रकार के किसी भी उपासक के प्रति द्वेप का भाव नही 
रख सकते । इसलिए qatar, जो बहुधा नीचातिनीच पाशविक विकारो की 
अपेक्षा अधिक गिरानेवाळा एवं भयावह होता है, हिन्दुओ के चित्त मे कभी जड़ 
नहीं पकड़ सकता | 

इस प्रकार हिन्दू घर्म की आत्मा अपने आपको सार्वभौम धार्मिक दृष्टि के 
रूप मे तथा ईश्वर सम्वन्धी सभी विवेकपुर्णं मान्यताओ तथा सब प्रकार की 
आध्यात्मिक साधनाओं के समादर के रूप में अभिव्यक्त करती है । अतः हिन्दू 
घर्मं ही विश्वधर्म का सच्चा नमुना है। वतंमान हिन्दूधर्म का यही स्वरूप है । . 
` यह स्वरूप पुराणो के ऊपर ही आश्रित है। अतः इसे पौराणिक घर्ष का रूप 
मानना सर्वथा उचित हे! 


२७ पु० वि० 


(२) 
महाभारत से धर्म का स्वरूप 


महाभारत की प्रतिष्ठा भारतीय सस्क्कति के प्रतिपादक ग्रन्यो मे अनुपम है। 
यह एक उपजीव्य महाप्रबस्थात्मक काव्य होने पर भी मूलतः इतिहास संज्ञा 
से अभिहित किया जाता है। इसके रचयिता महषि व्यासदेव ने स्वयमु इसे 
इतिहासोत्तम बतलाया है जिसका आश्रय लेकर कवि की प्रतिभा नयेन्नये काव्यो 
की--गीतिकाव्यो तथा महाकाव्यो की--भौर नये-नये रूपको की संघटना मे 
कृतकार्य हुई है । इतना हो नही, यह एक साथ एककालावच्छेदेन अर्थशास्त्र, 
घर्मशाख्र, कामशास्त्र तथा Alenia है जिसकी तुलना इस afasa के कारण 
किसी भी अन्य ग्रन्थ से हो हो नही सकती । फलतः यह अपनी विशिष्टता की 
दृष्टि से एकदम वेजोड़ है, अन्तत; अनुपमेय हे-- 
अर्थशास्त्रमिदं Tad धर्मशास्त्रमिदं महत्‌ | 
कामशास्त्रमिदं प्रोक्तं व्यासेनामितवुद्धिता ॥ 
—भादिपर्वं, २।३५३ 
फलतः महाभारत का धसंशास्त्रीय स्वरूप आख्यानादिको के साथ आजकल 
जो उपलब्ध हो रहा हे, वह भी नूतन निर्माण नही है । यह तो निश्चित है कि 
यह स्वरूप महाभारत के आदिम रूप मे-- जय नामक पाण्डवों की विजयगाथा 
के मूलतः वर्णनात्मक ग्रन्थ मे-वर्तमान नही था, क्योकि शतसाहस्री संहिता 
मे हो आख्यातो का अस्तित्व विद्यमान है, इसका प्रमाण 'महाभारत मे अनेकत्र 
मिलता हे । महाभारत मे आख्यानो की प्राचीनता का प्रमाण हमे कात्यायन 
के वातिक तथा पतञ्जलि के महाभाष्य से भली भाँति मिलता है। ‘area 
१, इतिहासोत्तमादस्माज्जायन्ते कविबुद्धयः । 
पत्चम्य इव भूतेभ्यो लोकसंविधयस्त्रयः ॥ 


महाभारत, भादिपर्व, २३८५ 
इदं कविवरैः सर्वराहयानमुपजीव्यते । 
उदयप्रेप्सुभि्भृत्यरभिजात इवेश्वरः ॥ 
++वही, श्लोक ३५९ 
२. इदं शतसहस्रं तु लोकानां पुण्यकमेणामु । 
उपाख्यानैः सह ज्ञेयमादयं भारतमुत्तमम्‌ ॥ 


वही, ११०१ 


नवम परिच्छेद : पौराणिक धर्म ४१६ 


नाख्यायिकेतिहासपुराणेभ्यश्‍च? (पाणिनि सूत्र ४२1६० पर कात्यायन वातिक) 
के ऊपर अपने महाभाष्य मे पतंजलि ने 'यवक्रीत!, 'प्रियंगु' तथा 'ययाति' के 
आख्यानों का उल्लेख किया है । इनमे से 'यवक्रीत' तथा “यश्ञाति” का आख्यान 
महाभारत मे क्रमशः वनपर्व मे (१३५-१३८) तथा भादिपवं (अ० ७६-८५) मे 
आज उपलब्ध होता है । फलतः इन आल्यानो से संवलित महाभारत का प्रणयन 
पतञ्जलि से (द्वितीय शती ई० go) पुर्वेकाल मे निष्पन्त हो चुका था । इतना ही 
नही, आश्वलायन गृह्यसूत्र ( ईस्वीपूर्वे पंचम षष्ठ शती लगभग ) से तर्पण के * 
अवसर पर भारत तथा महाभारत दोनो ग्रल्यो फे धर्माचार्यो का एथक्‌ gay 
तपंणविधान का निर्देश किया गया है ( सुसन्तु जैमिनि वैशस्पायन-पल-सुत्र 
भाष्य भारत-महाभारत धर्साचर्या'”" """तृप्यन्तु ) । फलतः महाभारत का घसे- 
शाल्लीय ख्प काफी पुरावा है । ई० To पंचम या षष्ठ शती मे इसका अथवा 
इसके मुख्य अंश का प्रणयन माना जाय, तो कथमपि असमंजस न होगा | 


महाभारत मे ‘aq’ की बड़ी ही व्यापक तथा विशद कल्पना अङ्गीकृत 
की गयी है । इस विशाळ विशव के नाना विभिन्न अवयवो को एक सुन्न मे, 
एक Zea मे बाँघनेवाला जो सार्वभौम तत्त्व है वही घर्म हे । धर्म के बिना 
प्रजाओ को एक सुत्र मे धारण करनेवाला तत्त्व दूसरा नही हे। यदि धमं का 
अस्तित्व इस जगत्‌ मे न होता, तो यह जगत्‌ कब का विश्वङ्खल होकर छिन्न- 
भिन्न हो गया रहता । युधिष्ठिर के धर्मविषयक प्रश्‍न के उत्तर में भीष्म पिता" 
मह का यह सबंप्रथम कथन घर्म की महनोयता तथा व्यापकता का स्पष्ट संकेत 
प्रदान करता है— 


सर्वत्र विहितो धर्म: सत्यप्रेत्य तपःफलम्‌ | 

बहुद्वारस्य धर्मस्य नेहास्ति विफला क्रिया ॥ 
“शातिपव, १७४।२। 
यह श्लोक बड़े महत्त्व का है | इसका आशय है कि सव आश्रमो मे वेद के 
द्वारा धर्म का विधान किया गया है जो वस्तुतः अदृष्ट फल देनेवाला होता हे | 
सद्वस्तु के आलोचन ( ठपः ) का फल मरण से पूर्व ही प्राणी को प्राप्त होता 
है अर्थात्‌ ज्ञान eens होता है। घमं के द्वार बहुत रो हे जिनके द्वारा ag 
अपनी अभिव्यक्ति करता है । घर्म की कोई भी क्रिया विफल नही होती--धर्म 
का कोई भी अनुष्ठान व्यर्थ नही जाता । अतः धर्म का आचरण सर्वदा तथा 

सर्वथा एलाघनीय है । 

परन्तु संसार की स्थिति श्रद्धालु जनो के हृदय मे भी श्रद्धा का उन्मूलन 
करती है । वनवास मे युधिष्ठिर को अपनी दुरवस्था पर, अपनी हीन-दीन दशा 
पर बड़ा ही क्षोभ उत्पन्न हु था । अपनो स्थिति का परिचय देकर 


४२० धुराण-विमशं 


वे लोमश ऋषि से घर्म की जिज्ञासा करते हुए दीख पडते है । वे पूछते है-- 
भगवन्‌, मेरा जीवन अधामिक नही कहा जा सकता, तथापि मैं निरंतर दुःखो 
से प्रताडित होता रहा हूँ । घम करने पर भी इतना दुःख का उदय | उधर 
अधर्म का सेवन करनेवाले सुख-समृद्धि के भाजन हैं। इसका कया कारण है? 
इसके उत्तर मे घर्म की महता प्रतिपादित करनेवाले लोमश ऋषि के ये वचन 
ध्यान देने योग्य हैं-- 
वर्धत्यधर्मेण नरस्ततो भद्राणि पश्यति। 
तततः सपत्नान्‌ जयति समूलस्तु विनश्यति ॥ 
वनपर्व, ९४।४ 
अधमं के आचरण से मनुष्य की वृद्धि जो द्वीख पड़ती हे वह स्थायी च 
होकर क्षणिक ही होती है । मनुष्य अधम से बढता है, उसके वाद कल्याण को 
देखता तथा पाता है। इतना ही नहो, वह शत्रुभो को भी जीतता है, परन्तु 
अन्त मे वह समूल नष्ट हो जाता है । अधर्म का आचरण-कर्ता अकेले ही नाश 


नही प्राप्त करता, प्रत्युत अपने पुत्र-पौत्रादिको के साथ ही वह सदा सवंदा के 
लिए नष्ट हो जाता है। 


मानव जीवन का स्वारस्य घमं के आचरण मे है--जो सकाम भाव से 
सम्पादित होने पर ऐहिक फलो को देता है और निष्काम भाव से आहत होने 
पर आमुष्मिक फल--मोक्ष की उपलब्धि कराता है । फलतः महान्‌ फल को 
भी देनेवाले, परन्तु धम से बिहीन, कर्म का संपादन मेधावी पुरुष कभी न करे । 
क्योकि ऐसा आचरण कथमपि हितकारक ( तद्धित ) नही माचा जा सकता-- 
धर्मादपेतं यत्‌ कर्म यद्यपि स्यान्महाफलम्‌ | 
न तत्‌ सेवेत मेधावी न तद्धितमिहोच्यते ॥ 
—शातिपर्व, अ० २९३८ 
इस धर्म का साम्राज्य बड़ा ही विस्तृत, व्यापक तथा सावंभौम होता है । 
इसके द्वार अनेकत्र परिदृष्ट होते है । यदि किसी सभा मे न्याय के लिए व्यक्ति 
उपस्थित हो और उस सभा के सभासद्गण उसके वचनो की उपेक्षा कर च्याय 
करने के लिए उद्यत नही होते, तो उस समय व्यासजी की दृष्टि मे धर्म को 
महान्‌ पीड़ा पहुँचती हे, ऐसे दो प्रसंग महाभारत मे बड़े ही महत्त्व के तथा 
आकर्षक हैं--सभापर्ण ( अ० ६५ ) मे द्रौपदी के चीरहरण के अवसर पर विदुर 
का वचन तथा उद्योगपर्ग (अ० ९५ ) मे कौरवसभा मे दौत्य के अवसर पर 
श्रीकृष्ण का वचन । विदुरजी का यह वचन कितना सामिक है--- 
द्रौपदो प्रश्‍्नमुक्त्वैवं रोरवीति त्वनाथवत्‌ | 
न च विन्रृत तं प्रश्न सभ्या धर्मोऽत्र पीड्यते ॥ 
: +-सभापवे, ६८1५९] 


नवम परिच्छेद : पौराणिक धर्म ४२१ 


किसी राजसभा में आतं व्यक्ति, जो दुःखों से प्रताडित होकर न्याय माँगने 
के लिए जाता है, जलती हुई आग के समान होता है । उस समय सभासदों का 
यह पवित्र कर्तव्य होता है कि वे सत्य घमं के द्वारा उस प्रज्वलित अग्नि को 
शान्त at) यदि अधमं से विद्ध होकर धम सभा मे उपस्थित हो, तो सभासदों 
का यह ad होता है कि वे उस काँटे को काटकर निकाल बाहर करे । यदि वे 
ऐसा नही करते, तो उस सभा के वे सदस्य स्वयमु ही अधर्म से विद्ध हो जाते 
हैं। एसे समय के पाप का विभाजन भी महाभारत की सूक्ष्म धामिक भावना 
का पर्याप्त अभिव्यंजक है । महाभारत का कथन है कि जिस सभा मे निदित 
व्यक्ति निन्दित नहीं किया जाता, वहाँ उस सभा का श्रेष्ठ पुरुष आघे पाप को 
स्वयम्‌ रेता है; करनेवाले को चौथाई पाप मिलता है और चौथाई पाप सभा- 
सदों को प्राप्त होते हैं । न्यायान्याय की इतनी सुक्ष्म विवेचना अन्यत्र शायद ही 
कही मिले । इस प्रसंग मे महाभारत के मूल एलोक ध्यान देने योग्य हैं, क्योकि 
वे सुत्ररूप में ही पुरे मन्तव्य का प्रकाशन करते है, नपे-तुळे शब्दो मे, साफ- 
gat संक्षिप्त वचनों A— 
सभां प्रपद्यते wid: प्रज्वलन्निव हव्यवाट्‌ | 
तं वे सत्येन धर्मेण सभ्याः प्रशमयन्त्युत ॥ ६०॥ 
२६ > २ 
विद्धी धर्मों छधर्मेण सभा यत्रोपपद्यते। 
न चास्य शल्यं कृन्तन्ति विद्धास्तत्र सभासद; || ७३॥ 
अर्ध alt वे श्रेष्टः पादो भवति ada | 
पादश्चंव सभासत्सु ये न निन्दन्ति निन्दितम्‌ i ७८॥ 
सभापर्व, अ० ६८। 
यही विवेचन उद्योगपर्व मे भी दृष्टिगोचर होता है जब श्री कृष्णचन्द्र 
TATE की सभा मे सन्धि कराने के उद्देश्य से स्वयम्‌ दौत्य कर्म स्वीकारते 
है । 'विद्धो घर्मो ह्यधर्मेण” बाला शलोक वहाँ भी उद्धृत किया गया है 
( Ho ९५, श्लोक ४०) | 
इस शलोक के पीछे तथा आगे भी दो शलोक नितान्त भामिक तथा तथ्य 
प्रतिपादक हैं जिनमे से प्रथम शलोक का, तात्पर्यं यह है. कि जहाँ संभासदों के 
देखते हुए भी धर्म अधमं के द्वारा और सत्य aga द्वारा मारा जाता है (हन्यते), 
वहाँ सभासदो की हत्या जाननी चाहिए-- 
यत्र धर्मा BIT सत्यं यत्रानृतेन च । 
ह्यते प्रेक्षमाणानां हतास्तत्र सभासदः ॥ 
--उद्योगषर्म, ९५।४९। 


४२२ पुराणःविमशं 


तथा द्वितीय श्लोक का आशय इसीसे मिलतान्जुळता हे कि जो सभासद 
aud को देखते हुए भी इपचाप बैठे रहते हे गौर उस अन्याय या अधर्म 
का प्रतिकार नही करते, उन्हे वह धर्म उसी भांति तोड़ डालता है जिस 
प्रकार नदी किनारे पर उगनेवाले पेडो को अपने वेग से तोड़कर गिरा 
डालती है--- 


धर्म एतानारुजति यथा नद्यनुकूलजान्‌ | 
येऽघर्ममनुपश्यस्तस्तूऽणी ध्यायन्त आसते ॥ 


वही, ९५।५१। 
विराट पर्व मे भी ऐसा ही प्रसंग तव उपस्थित होता हे जव द्रोपदी के 
साथ किये कीचक फे दुष्कृत्यो पर राजा विराट व्यान नही देता तथा उसे 
अन्याय फे रास्ते ते रोकने का प्रयत्न नही करता । Sell नाम से महारानी 
की परिचर्या करनेवाली अपमानिता द्रौपदी भरी सभा मे राजा विराट को 
ललकारकर चुनोती देती हे भीर कहती — 
न राजा राजवत्‌ किञ्चित्‌ समाचरति कीचके । 
दस्यूनामिव धम॑स्ते नहि संसदि शोभते ॥ 

-ाचिराटपर्व, १६1३१ 
राजा का धमं अन्टायी को दंड देना है, परन्तु तुम राजा होकर भी कीचक 
के प्रति राजवत्‌-राजा के समान-फुछ भी नही करते हो । यह तो डाकुओ का 
धर्म है। सभा मे यह gee कथमपि नही शोधता! कितनी उम्र है यह 
भत्सना [1 कीचक परस्त्री के साथ जघन्य अन्याय करने पर तैयार है। एसी 
दशा से राजा Ee को ( जिसकी सेना का बह आधिपत्य करता है ) उमे उचित 
दंड देना सर्गथा न्याय्य है । इस न्याय से पराइमुख होने वाले राजा का धर्मं 

डाकुओ का धर्मे है--निरन्तरु अन्याय तथा अत्याचार करना । 
यह तो हुई सथाधस की चर्चा । महाभारत का समय बौद्ध घर्म तथा 
बाह्मण as के उत्कट तथा घनघोर संघर्ष का युग था । दौद्ध धमं अपने 
नास्तिक विचारो के कारण जन-साधारण का प्रिय पात्र वना हुआ था । उस 
युग मे ऐसे व्यक्ति जिन्हे अभी तक मूँच भी नही जमी थी घर द्वार से नाता 


१, केचित्‌ गृहान्‌ परित्यज्य वनमश्यागमन्‌ द्विजाः । 

अजातश्मश्रवो मन्दाः कुळे जाताः प्रवन्रजुः ॥ 

धर्योऽवधिति मन्वाचाः समृद्धा ब्रह्मचारिणः | 

त्यक्त्वा आतृनु (Tega तानिन्द्रोऽस्वकपायत ॥ 
-शादिपवं, ११।२-३। 


नवस परिच्छेद : पौराणिक घर्म ४२३ 


तोड़, माता-पिता तथा गुरु-वन्धुजनों से अपना सम्बन्ध विच्छेद कर संन्यासी 
का वाचा पहनकर GSS मे तपस्या करने लगे थे । महाभारत के प्रणेता के 
सामने यह समाज-ध्वंस की अनिष्कारिणी प्रथा अपना कराल मुख खोलकर 
खड़ी थी । विकट समस्या थी समाज को इन नाशकारी प्रवृत्तियों से बचाने की । 
शान्तिपर्व के आरस्भ मे इस संघर्ष की भीषणता का पूर्ण परिचय हमे प्राप्त होता 
है । युधिष्ठिर यहाँ वर्णाश्रम धर्म की अवहेलना कर निवृत्ति-मार्ग के पथिक के 
रूप मे चित्रित किये गये हँ । वे अरण्य-निवास के प्राकृतिक सौख्य, सुषमा तथा 
स्वच्छन्दता का वर्णव वडी मामिकता तथा युक्ति के सहारे करते हे । इस प्रसंग 
में उनके वचन मंजुल तथा हृदयावर्जक हैं ( शान्तिपर्व अध्याय ९) । मेरी दृष्टि 
मे महाभारत युद्ध मे भुयसी नरहत्या से विषण्णचित्त युधिष्ठिर मानव के 
शाइवत मूल्यो की अवहेलना कर संच्यास-जीवन के प्रति अत्यासक्ति के कारण 
बौद्ध भिक्षु का प्रतिनिधित्व करते हैं और यदि उन्हें अपने चारो अनुजो के, 
श्रीकृष्ण तथा व्यासदेव के स्वस्थ उपदेश--वर्णाश्रम धम के समुचित पालन के 
विषय में--उचित समय पर न सिलते, तो वे भी वही कार्य कर बैठते जो उनके 
शताडिदयो पीछे कलिंग-विजय मे सम्पन्न नरहत्या से ऊवकर सम्राट भशोकवर्घन 
ने किया था । मनुस्मृति मे भी इस संघर्ष तथा विरोध की फीकी झछक हमे 
हठात्‌ इन शब्दो मे मिळती है-- 


अनधीत्य द्विजो वेदानु agra सुतानपि। 

अनिष्ट्वा शक्तितो यज्ञेमक्षमिच्छन्‌ पतत्यधः ॥ 
>-मनुस्मृत्ति 1 
ऋणत्रय की कल्पना वेदिक आचार का पीठस्थानीय है। अपने ऋषियो, 
पितरी तथा देवो के ऋणों का वेदाष्यापन, पुत्रोत्पादन यथा यज्ञविधान के 
द्वारा विना निष्क्रय-सम्पादन किये संन्यास का ग्रहण विडम्वना है, घम से 
नितान्त प्रतिकूल है । इसीलिए महाभारत का आदर्श मानव-जीवन के लिए है 
वर्णाश्रम घर्म का विविवत्‌ पालन । अन्य तीत आश्रमो का निर्वाह करने के 
कारण गृहस्थाश्रम ही हमारा परम घ्येय है । इसका उपदेश महाभारत मे नाना 
प्रकारों से, नाना प्रसङ्गो मे किया गया है जिनमे से uaa प्रसद्ध ही यहाँ 
सक्षेप में संकेतित किये जाते हैं । इन विशिष्ट घर्मो के अतिरिक्त महाभारत में 

सामान्य घर्म का सर्वस्व इस प्रख्यात पद्य मे निदिष्ट है-- 


श्रूयतां धर्मसर्वस्वं श्रृत्वाचाप्यवधारयंतास्‌ | 
आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्‌ ॥ 
अपने लिए जो वस्तु प्रतिकूल हो वह दूसरों के लिए कभी न करनी 
चाहिए धर्मे का यहु मौलिक aca महाभारत की दृष्टि मे घम का ‘adeq’ 


४२४ पुराण-विमर्श 


( समस्त धन ) है और इसे ऐसा होना भी चाहिए। कारण यह कि इस जगत्‌ 
के बीच सबसे प्रिय वस्तु तो आत्मा ही ठहरी । उसी आत्मा की कामना से 
ही जगत्‌ की वस्तुएं प्यारी लगती हैं--स्वतः उन परतुओ का अपना कुछ भी 
मूल्य नही है, 'थात्मवस्तु कामाय सर्व प्रियं भवति'। इस आत्मतत्व की 
कसौटी पर कसते से इस उपदेश से वठकय घसं का अन्य उपदेश क्या 
कोई हो सकता है ? इस लक्षण का निर्देश निपेधमुसेन किया जाना भी अपना 
महत्व रता है । अपने प्रतिकूल वस्तुथों का आचरण तो दूसरों के साथ 
कथमपि तथा कदापि होना ही नही चाहिए। वाइचिल मे फ्राइस्ट का उपदेश 
भी इन्हीं शब्दों मे है । इसी तथ्य का प्रतिपादन महाभारत मे अन्य शब्दो मे 
ची सपलव्घ होता है-- 
परेषां यढसूयेत न त्तत्‌ कुर्यात्‌ स्वथं चरः | 
यो ह्यसूयुस्तथा युक्तः सोऽवहासं नियच्छति ॥ 
पराशर गोता, शाति अ० २९० | 
दुसरे व्यक्तियों के जिस ard की हम निन्दा किया करते हुँ उसे हमे 
कभी स्वयं न करवा चाहिए । इस कथन के भीतर जनजीवन को उदात्त पन्य 
पर छे छने का बडा ही गम्भीर तत्व अन्तनिहित हे । समाज के प्राणी 
धमं फे इत सामान्य नियमो का जितना ही आदर अपने जीवन मे करते हैं, 
उतना ही महत्वशाली होता है वह समाज--इस विषयमे दो मतो की 
TART नही है | 
शान्तिपर्व के ११बे' अध्याय मे aga से प्राचीन इतिहास के रूप से तापस 
शक्र फे जिस संवाद का उल्लेख किया गया है हव इ सप्रसङ् मे तुनं अवधाय है । 
अजातएमश्रु बाळ संन्यासियो की टोळी के सामने शङ ने 'विघसाशी' की भूरि- 
भूरि प्रशंसा की है । 'वित्रजाशी' का फलितार्थ हे गृहस्थ । जो सायं प्रातः अपने 
कुटुम्वियो को अन्न का विभाजन करता है; अतिथि, देव, पितृ तथा स्वजन को 
देने के बाद अवशिष्ट भन्न को स्वयं खाता है वही 'विघसाशी' के महत्त्वपूर्ण 
अभिधान,से वाच्य होता है (विघस = पञ्चहायनो का अवशिष्ट अन्न, 
आशी = भोक्ता ) -- 
साय प्रातविभज्यास्तं स्वकुटुम्बे यथाविधि। 
दत्वाऽतिथिभ्यो देवेभ्यः पितुभ्यः स्वजनाय च | 
अवशिष्टानि येऽइनन्ति तानाहुविघसाशिन: ॥ 
--शान्तिपर्न, ११।२३-२४ | 
फलत; पश्चमहायज्ञो का विधिवत्‌ अनुष्ठाता गृहस्थ ही सब थाश्रमो में 
श्रेष्ठ साना गया है। असामयिक वैराग्य से उद्विग्नसित्त युधिष्ठिर की नकुल 


नवम परिच्छेंद : पौराणिक धम ४२५ 


ने गृहस्थाश्रम को छोड़ असमय मे निवृत्ति मागं के पथिक होने के कारण गहरी 
acdat की है । उनके ये वाक्य बड़े ही महत्त्व के हैं--हें प्रभुवर युधिष्ठिर, 
महायज्ञो का विना सम्पादन किये, पितरो का श्राद्ध यथाथंतः विना किये तथा 
तीर्थो में विना स्नान किये यदि प्रब्रज्या लेना चाहते हैं, तो आप उस मेघखण्ड 
के समान नाश प्राप्त कर लेगे जो वायु के झोके से प्रेरित किया जाता है। वह 
व्यक्ति तो ‘edt श्रष्टा ततो भ्रष्ट" के अनुसार दोनों लोकों से भ्रष्ट होकर 
अन्तराल में हो झूला करता है, फलतः पूर्वोक्त कर्मों का अनुष्ठान किये बिना 
संन्यास का सेवन महानिन्दनीय कमे है-- 


अनिष्ट्वा च महायज्ञेरकृत्वा च पितृस्वधाम्‌ | 
तोर्थेष्वनभिसंप्लृत्य प्रब्रजिष्यसि चेत्‌ प्रभो ॥ 
छिन्नाश्रमिव गन्तासि विलयं मारुतेरितम्‌ | 
लोकयोरुभयोभ्रेष्रो ह्यन्तराले व्यवस्थित: i 
वही, १२।३३-३४ 
गृहस्थाश्रम की भूयसी प्रतिष्ठा का हेतु यह तथ्य है कि धन्य तीनों आश्रम 
गृहस्थाश्रम के ऊपर ही आश्रित तथा अवलम्वित हैं । aya ने इस आश्रम की 
स्तुति मे अनेक महत्त्वपूर्ण तथ्यो का उद्घाटन किया है (अध्याय १८)। 
उनका कथन हे कि यदि याचमान भिक्षुक को गृहस्थ राजा दान नही देता, तो 
ag अग्नि के समान स्वतः ही उपशान्त हो जायेगा अर्थात्‌ इंघन न डालने से 
अग्नि जिस प्रकार निर्वाण को प्राप्त कर लेती है, वही दशा दान से वंचित 
भिक्षुक की होती है-उपशान्ति अर्थात्‌ मृत्यु । अन्त के दान से ही भिक्षुओं का 
जीवन निर्वाह होता है और इसलिए राजा का ( तथा सामान्यतः गृहस्थ का ) 
अन्न दान देना एक नित्यविहित आचरण हे । अन्न से ही गृहस्थ होता है और 
गृहस्थ से ही भिक्षुओ का अस्तित्व हे । अन्न से ही प्राण बनता है और इसलिए 
अन्नदाता प्राणदाता कहा जाता है । व्यावहारिक सत्य तो यह है कि भिक्षु 
गृहस्थ से निर्मुक्त होने पर भी गृहस्थो पर ही आश्रित रहता है। फलतः दान्त 
लोग गृहस्थो से ही अपना प्रभव ( उदय ) तथा प्रतिष्ठा ( स्थिति ) प्राप्त कर 
निश्‍्चिन्तता से अपना जीवन यापन करते है। फलत; गृहस्थ आश्रम ही भार- 
तीय समाज का मेरुदण्ड है । वहो हमारे समाज की रीढ है जो समाज के 
शरीर को उन्नत तथा स्वस्थ बनाये रहती है । मनु के भी एतद्विषयक सिद्धान्त 
महाभारत के इन मौलिक तथ्यों से नातिभिन्न हैं-- 
न चेद्‌ राजा भवेद्‌ दाता कुतः स्युर्मोक्षका डिक्षणः | 
अन्नाद गृहस्था लोकेऽस्मिन्‌ भिक्षवस्तत एव च। 
अच्चात्‌ प्राणः, प्रभवति अन्नदः प्राणदो भवेत्‌ ॥ 


४२६ पुराण-विमर्श 


गृहस्थेभ्योऽपि निर्मुक्ता गृहस्थानेव संथिताः | 
प्रभवं च प्रतिष्ठां च दान्ता विन्दन्त आसते ॥ 
वही, १८।२७-२९ 1 
महाभारत के अनुसार गृहस्थ जीवन फे लिए हिसा का ऐकातिक परित्याग 
न तो किया जा सकता है और न यह कथमपि गर्हणीय ही है । मानव जीवन 
हिंसा के ऊपर आधारित है । वड़े पशु छोटे पशुओं की हिसा करके ही अपना 
जीवन निर्वाह करते हैं और अपना प्राण घारण करते हैं ( शान्तिपर्व, १५।२०- 
२५) । महाभारत हिसा के उज्ज्वल पक्ष को हमारे सामने रखता है जव वह 
कहता है कि दूसरों के मर्म को विना छेदे हुए, दुष्कर कार्य को विना किये और 
अपने शत्रु को विना मारे क्या मनुष्य कभी महती लक्ष्मी को पा सकता है ? 


नाछित्वा परमर्माणि नाकृत्वा कर्म दुष्करम्‌ | 

नाहत्त्वा मत्स्यघातीव प्राप्नोति महती श्रियम्‌ ॥ 
वही, १५।१४ 
इतना ही नही, अपने शत्रु को जिसने नही मारा क्या उसे कभी कीति 
मिलती है तथा घन मोर प्रजा को कया कभी वह पाता है? नही, कभी नही । 
इन्द्र ने वृशत्रवघ के कारण ही महेन्द्रत्व प्राप्त किया । लोक उन्ही देवों की अर्चा- 
पूजा करता है जिन्होने शत्रु को मारकर अपना पद प्रतिष्ठित बनाया । रुद्र, 
स्कंद, शक्र, अग्नि, वरुण आदि वे ही देव हमारी उपासना के प्रिय विषय हैं 
जिन्होने अपने शन्रुमो को मार डाला तथा अपनी प्रतिष्ठा निरवछिन्न वना 
रखी । निष्कपे यह है कि इस लोक मे कोई भी जीवित प्राणी अहिसा से कभी 
जीवित नही रहता--उसे अपने जीवन-निर्वाह के निमित्त हिसा का आश्रय 

लेना ही पड़ता है--यह लोकजीवन का ध्रुब सत्य है-- 


न हि पश्यामि जीवन्तं लोके कथ्चिदहिसया । 

— el, श्लोक Ro | 

यहाँ वौद्ध तथा जँन घर्म के अहिसावाद की खरी आलोचना की गयी है । 
हिंसाका आश्रय कर दण्ड का विधिवत्‌ आश्रयण राजा का मुख्य अनिवार्य 
कर्तव्य होता है । इस १५वें अध्याय मे अर्जुन ने दण्ड की भूयिष्ठ स्तुति प्रस्तुत 
की है जो.समाज के मंगल-साधन का एक प्रधान aS है। आज भारतवर्ष को 
इस तत्त्व को समभने तथा मनन करने की नितान्त आवश्यकता है । महात्मा 
गांधी के ‘atgar’ सिद्धान्त का अन्यथा तात्पर्ये लगाकर जो अधिकारी वरग आज 
भी अपने विरोधी राष्ट्रे के आक्रमणो का प्रतिकार करने से हिचकते है उन्हें 
महाभारतका ag अध्याय ( शान्तिपव, अध्याय १५ ) गम्भीरता से मनन तथा 


नवस परिच्छेद : पौराणिक धर्मे ४२७ 


अनुशीलन करना चाहिए । उन्हें याद रखना चाहिए कि अपने शत्रुओं से विरोध 
करना प्रत्येक जीव का कर्तव्य है, विशेषतः किसी भी देश तथा राष्ट्र के शासक 
का । यदि वह ऐसा नहीं करता, तो उशना नामक दण्डनीति के प्राचीन आचायं 
के अनुसार यह एथ्वी उसे उसी प्रकार निगल जायेगी जिस प्रकार साँप विल- 
शायी चूहों को निगल जाता है--- 


द्वावेव ग्रसते भूमिः सर्पो विलशयातिव। 
राजानं चाविरोद्धारं ब्राह्मणं चाप्रवासिनम्‌ ॥। 


हिंसा को गृहस्थन्जीवन के लिए महाभारत एक नितान्त आवश्यक तथा 
अनिवार्यं साधन मानता है । यह युक्ति से तथा व्यवहार से दोनो इष्टयो से एक 
तिर्भान्त सत्य है ! 


महाभारतयुगीन घामिक संघर्ष का एक सामान्य वर्णचित्र ऊपर प्रस्तुत 
किया गया है । वही संघर्ष मनुस्मृति के काल मे भी पूर्णतया लक्षित होता है 
और यह होना स्वाभाविक ही है । मनुस्मृति saad के पुनरुत्थान के निमित्त 
आवश्यक धार्मिक अनुष्ठानो की विवृति देनेवाली एक महनीय स्मृति है । इसका 
रचनाकाल विक्रम पूर्व द्वितीय शतक माना जाता है । ब्राह्मणवंशी शुङ्गो के राज्य- 
काल मे, जव सञ्राट्‌ अशोक के वैदिक aed धमं तथा राजनीति के विपूल 
प्रभाव के विध्वंसन के निमित्त मौय॑ के ब्राह्मण सेनानी पुष्यमित्र ने अन्तिम atid 
नरेश को मारकर ब्राह्मणवंश की स्थापना की थी। इसीलिए मनुस्मृति मे 
गृहस्थ घर्मे की विपुल प्रतिष्ठा का आदर्श बहुशः आख्यात हुआ है । गोस्वामी 
तुलसीदास के समय में भी इसी प्रकार का एक तुमुळ संघष लक्षित होता है--- 
वर्णाश्नमाश्नयी हिन्दू समाज में तथा निवृत्ति को ही एकमात्र आदश माननेवाळे 
निर्गुणी सन्तो तथा योगियो मे । गोरखनाथ तथा उनके अनुयायियो ने समाज 
के आदर्श को केवल निवृत्ति मे प्रतिष्ठित कर उसे वैदिक रूप से अधश्च्युत कर 
रखा था । इन निगुनिया सन्तो के विशेष प्रभाव के कारण भारतीय समाज 
आदर्शुहीन होकर भ्रान्त तथा विक्षिप्त बन गया था । उस आदश से भारतीय 
समाज को हटाकर वर्णाश्रम ध्म मे प्रतिष्ठित करना गोरवामीजी के महनीय 
प्रवन्ध काव्य 'सानस' के प्रणयन का मुख्य हेतु मानना कथमपि इतिहासविरुद्ध 


१. यह श्लोक महाभारत मे अनेक स्थानो पर उद्धृत किया गया है । 
शान्तिपव के ४७वें अध्याय मे राजनीति के तथ्यो का संक्षिप्त विवरण प्राचीन 
इलोको के उद्धरण के साथ साथ वड़ी मार्मिकता के साथ प्रस्तुत किया गया है । 
यह्‌ श्लोक “उशना” के द्वारा प्रतिपादित बताया गया है । 


-“ब्रध्व्य शान्ति० To १७, एलोक २-३ | 


४२८ पुराण-विमर्श 


नही है 1 गोसाईजी ने इसीलिए गृहस्थाश्रम को इतनी प्रतिष्ठा प्रदान की भोर 
अपने इष्टदेव मर्यादापुरुषोत्तम रामचन्द को शील, सोन्दयं तथा शक्ति के 
सामञ्चस्य रूप मे पूर्णतः प्रतिष्ठित किया । मेरी दृष्टि मे तुलसीदास के सामने 
महाभारत मे व्याख्यात घमं की पुणं कल्पना सवंदा जागरूक रही और परिवर्तित 
परिस्थिति को लक्ष्य कर उन्होंने उसी आदर्श को इस नये युग के लिए भी उपा- 
देय माना तथा उसकी विस्पष्ट व्याख्या कर प्राचीन Arad का ही अपने नवीन 
ग्रन्य 'रामचरितमानस' के द्वारा उपबुंहण किया । 


निष्कषं यह है कि महाभारत की हप्टि से धर्म ही मानव-कल्याण का परम 
साधक aed है । त्रिवगं का सार घमं ही है। इसीलिए व्यासजी ने भारत- 
सावित्री मे इस शतसाइस्री संहिता का सार इस छोटे से श्लोक में कितनी 
विशदता से प्रतिपादित किया है कि मैं अपनी भुजा उठाकर उच्च स्वर से 
पुकार रहा हुँ । परन्तु कोई भी मेरी वात नही सुनता । घ्म से ही अर्थ उत्पन्न 
होता है और धर्म से ही काम उत्पन्न होता है। अर्थ तथा काम का मूल 
निश्चित रूप से धर्मं ही है। तव उस धमं की उपासना कयो नही करते ?' 


ऊध्वेबाहुविरौम्येप न च कश्चित्‌ शणोति मे । 
धर्मादर्थश्च कामश्च स किमर्थं न सेव्यते ॥ 
महाभारत का युद्ध भी घर्म तथा अधमं के वीच उग्र संघर्षं का काल्पनिक 
प्रतीक न होकर वास्तविकता का स्पष्ट निर्देश ही है। इसे समझने के लिए 
महाभारत मे प्रभूत सामग्री भरी पड़ी है । दुर्योधन तथा उसके सहायक मन्यु- 
मय वृक्ष हैं तथा युधिष्ठिर और उनके सहयोगी धर्ममय वृक्ष हैं । कौरवों के युद्ध 
मे पाण्डवों की विजय अधमं के ऊपर घर्म की विजय का भव्य निदान है । इस 
कल्पना को ध्यान से पढिए-- 
दुर्योधनो मन्युमयो महाद्रुमः स्कन्धः कर्णः शकुनिस्तस्य शाखाः | 
दुःशासनः पुष्पफले समृद्ध भूल राजा धृतराष्ट्रो मनीषी ॥ 
युधिष्ठिरो धमंमयो महाद्रुमः स्कन्धोऽर्जुनो भीमसेनोऽस्य शाखाः | 
माद्रीसुतौ पुष्पफले समृद्धे मूलं कृष्णो ब्रह्म च ब्राह्मणाश्च ॥ 
-भादिपवं, १।११०-१११। 
महाभारतीय कथानक का अभिषेयाथे इसी घर्म-विजय की अभिव्यंजना मे 
है । कहने का तात्पर्यं है कि महाभारत घमं का केवल शाब्दिक प्रतिपादन नही 
करता, प्रत्युत वह अपने कार्यो से, नाना घटनाओ से, पाण्डवो के विषम स्थिति 
मे निष्पादित कार्य-समूहो से धर्म का व्यावहारिक प्रतिपादन भी निरन्तर करता 
'है; इसके विषय,मे मत-द्वैविध्य हो नही सकता । इसीलिए यह ग्रन्थरत्त्‌ 


नवैमं परिच्छेद : पौराणिक धर्म ४२२, 


अपनी सुभग शिक्षा घमं के चयन के निमित्त देता है, क्योंकि धर्म ही परलोक 
जाने वाले प्राणी का एकमात्र वंघु है । अर्थ तथा भार्या बंघु के रूप मे सामा- 
न्यतः प्रतिष्ठित माने जाते है, परन्तु निपुण व्यक्तियों के द्वारा सेवित होने पर 
भी ये दोनों न तो आप्तभाव-मित्र भाव को ही प्राप्त करते है, और त स्थिरता 
ही धारण करते हैं। विपरीत इनके, घमं निश्चयेन हमारा आप्त पुरुष है तथा 
सवंदा स्यायो नित्य तस्व है। फलतः घमं का उपासना ही कल्याणकारी 
मानव का एकमात्र कर्तव्य होना चाहिए, महाभारत का यही निर्श्रान्त और 
अनिवार्य उपदेश है :--- 
धर्मे मतिभेवतु वः सततोत्थितानां 
स॒ ह्येक एव परलोक-गतस्य बन्धु: । 
अर्थाः स्त्रियश्च निपुणैरपि सेब्यमाना 
नैवाप्तभावमुपयान्ति न च स्थिरत्वम्‌ ॥ 
-+आदिपवं, २।३९१ । 


(३) 
पौराणिक भक्ति का वैदिक उद्गम 


भारतवर्ष भक्तिरस से स्निग्ध है । भक्ति की मधुर घारा से उसका प्रत्येक 
प्रान्त आप्यायित है । इस भारतवर्षे मे भक्ति का उद्गम फर और कहाँ हुना ? 
इसका अब विचार किया जायगा । स प्रश्‍न की चर्चा रहस्य मे शून्य नही ह! 
जव से पश्चिमी विद्वानों ने भारतीय साहित्य तया धर्म मे परिचय पाया, सबसे 
उनमे से बहुतो का आग्रह रहा है कि भारत में भक्ति का कल्पना ईसाई घम की 
देन है । पाश्‍चात्य जगत्‌ मे कमंप्रधान यहूदो धर्म की तुलना गे ईसाई घम मे 
प्रेम की प्रचुरता अवश्यमेव एक घ्यानगम्य वस्तु है। ईसाई मत का मूड 
सिद्धान्त है--भगवानु का बटूठ प्रेम या भगवान्‌ फी भक्ति । पाश्चात्य विद्वानों 
का कहना है कि संसार के इतिहास में ईसाई मत में ही सर्वप्रथम भक्ति का 
उदय हुआ और वहीं से यह भारतवर्ष मे भी प्रविष्ट होफर सर्वत्र प्रचारित 
हुई । भारत भक्ति की कल्पना के लिए ईसाई मत का ऋणी वतलाया जाता है 
परन्तु इस प्रश्न की समीक्षा करने पर यह पाश्चात्य मत नितान्त निमूल, निरा- 
घार तथा अप्रामाणिक सिद्ध होता है । 

वैदिक साहित्य के गाढ अनुशीलन से यही स्पट निष्कपं निकलता है कि 
वेद जेसे कर्म तथा ज्ञान का उदय स्थल है वैसे हो वह भक्ति का भी उद्गम 
स्थान है । इस अवसर पर एक वात विशेष ध्यान देने योग्य है । घमं के सिद्धान्तों 
फे इतिहास की पर्यालोचना करने पर प्राय; देखा जाता है कि किसी युग में 
किसी सिद्धान्त-विशेष की उपोद्वाघक सामग्री विद्यमान रहती है, यद्यपि उस 
सिद्धान्त का प्रतिपादक शब्द उपलब्ध नही होता। ऐसी दशा मे अभिधान के 
अभाव मे हम तत्‌ तत्‌ सामग्री की भो उपेक्षा कर बैठते है। यह सत्य है कि 
संहिता तथा ब्राह्मण ग्रन्यो मे अनुरागसूचक 'भक्ति' शब्द का सर्वया अभाव है, 
परन्तु यह मानना सत्य नही है कि इस अभाव के कारण उस युग में भक्ति की 
कल्पना अभी तक प्रसूत हो नही हुई थी । संहिताओ मे कर्मकाण्ड का प्रावल्य था, 
परन्तु इसका अर्थ नही है कि उस समय ज्ञान तथा भक्ति को कल्पना का 
आविर्भाव ही नही हुआ था । मन्रो मे विशिष्ट देवतामो की स्तुति की गयो है, 
परन्तु यह स्तुति इतनी मामिकता से की गयी है कि इसमे स्तोता फे हृदय में 
अनुराग का अभाव मानना नितान्त उपहासास्पद है। हमारा तो कथन है कि 
विना भक्ति-स्निग्ध हृदय के इस प्रकार की कोमल तथा भावुक स्तुतियो का 
उदय हो नही हो सकता । शुष्क हृदय मे न तो इतनी कोमलता भा सकती है 


सवभ परिच्छेद : पौराणिक धर्म ४३१ 


और न इतनी भावुकता । देवताओों की स्तुति करते समय साधक उनके साथ 
पिता, माता, स्तिग्ध बन्छु आदि नितान्त मनोरम हृदयंगम सम्वन्ध स्थापित 
करता है । और यह-स्पष्ट प्रमाण है कि स्तोता के हृदय मे देवताओं के प्रति 
सवेतोभावेन प्रेम तथा अनुराग विद्यमान हे । 
कतिपय देवताओं की स्तुतियो का अध्ययन कर हम अपना सिद्धान्त हृढ़ 
करना चाहते है । सर्वप्रथम अग्नि की ही परीक्षा कीजिए । अग्नि वैदिक कर्म- 
काण्ड के प्रतिनिधि देवता set, उन्हीं के सद्भाव से यज्ञयागों का सम्पादन 
सिद्ध होता है । अतः शुष्क कसंकाण्ड के प्रमुख देवता की स्तुति में अनु रागात्मिका 
भावना का अभाव सहज मे ही अनुमेय है, परन्तु बात ऐसी नही है। वे 
विपत्तियो के पार ले जाने वाले त्राता के तटस्थ रूप मे ही चित्रित नही किये 
गये हैं, प्रत्युत पिता तथा माता जैसे रागात्मक सम्बन्धो के आधार भी स्वीकृत 
किये गये हैं! ऋग्वेद का यह मन्त्र अग्नि को मनुष्यो का पिता तथा माता 
वतला रहा है $-- 
त्वां वर्धन्ति क्षितयः पृथिव्यां त्वां राय उभयासो जनानास्‌ । 
त्वं त्राता तरणो चेत्यो भूः पिता माता सदमिन्मानुषाणास्‌ ॥ 
—( ET ६।१।५ ) 
यह आश्चयं की ही घटना होगी यदि अग्नि को पिता तथा माता बतलाते 
वाळे उपासक के हृदय मे अनुराग की रेखा का उदय न हो, भक्ति की भावना 
का अवतार न हो । 
वैदिक देवताओ मे इन्द्र शौर्ये के प्रतीक माने जाते हैं तथा दस्युओ पर आयौं 
के विजय प्रदान करने के कारण वे उनके प्रधान उपास्य देव समभे जाते हँ। 
वात है भी विल्कुल ठीक । इन्द्र की अनुकम्पा से आयंगण अपने शत्रुओं की 
किळावन्दी ध्वस्त करने मे सवंथा समर्थ होते है। ऐसे शौर्य-प्रधान देवता की 
स्तुति से केमल रागात्मक संबंध की स्थापना का अभाव संभाव्य प्रतीत होता 
है, परन्तु उपासको ने इन्द्र के साथ aga ही स्निग्ध अन्तरंग सम्बन्ध स्थापितं 
किया है । इन्द्र केवल पिता ही नही, प्रत्युत माता भी माने गये है-- 
त्व हि नः पिता चसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथ । 
अघा ते सुम्नमीमहे | 
१ ऋग्वेद ५।९८।११ ) 
इन्द्र उपासको के सखा या पिता ही नही हैं, प्रत्युत पितरो मे सर्वेश्रेष्ठ 
भी है --- 
सखा पिता पितृतमः पितृणां केमु लोकमुशते वयोधाः । 
—( वही, ४१७1१७ 


४३९ पृराणं-विमशं 


वामदेव गौतम ऋषि की अनुभूति है कि इन्द्र मे मित्रता, सहृदयता तथा श्रातू- 
भाव का इतना मनोरम आवास है कि कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो इन्द्र के इन 
गुणो की स्पृहा न रखेगा ? ऋग्वेद फे सुन्दर शब्द है — 


को नानाम चचसा सोम्याय 
मनायुर्वा भवति वस्त उस्राः | 
क इन्द्रस्य युज्यं कः सखित्वं 
को श्रात्रं वष्टि कवये क छती ॥ 
—( बही, ४२५२) 
इन सन्त्री मे भक्ति के समान रागात्मक-सम्बन्ध स्थापना की सूचना क्या 
नही है ? 
किन्ही किन्ही सुक्तो मे इतना अधिक अनुराग प्रदर्शित किया गया है कि ag 
TS कोटि को भी स्पर्श कर रहा है। इन सुक्तो म welts रहस्यवाद 
की कमनीय चारता आलोचकों का चित्त हठात्‌ चमत्कृत कर रही है । एक मंत्र 
मे कृष्ण आज्िरस ऋषि से कह रहे हैं कि जिस प्रकार जाया पति को आलिङ्गन 
करती है उसी प्रकार हमारी मति इन्द्र को आलिद्धन करती है -- 
अच्छा म इन्द्रं सतयः स्वविदः 
सध्रीचीविइवा उशतीरनूषत | 
परिष्वजन्ते जनयो यथा पर्ति 
मर्यं न शुन्ध्युं मघवानमूतये ॥ 
-श्ष्० Fo १०।४३।१ 
दूसरे मंत्र मे काक्षीवती घोषा अश्विनो कुमारो से पूछ रही है-हे अश्चिनौ ! 
आप लोग रात को कहाँ निवास करते हैं? किसने आप को अपने प्रेम मे बाँध 
अपनी ओर ara रखा है जिस प्रकार विधवा अपने देवर को अपनी ओर 
आकृष्ट कर लेती है -- 
कुह स्विद्‌ दोषा कुहू वस्तोरदिवना 
कुहाभिपित्वं करतः कुहोपतुः | 
को वा शयुत्रा विधवेव देवरं 
मर्थं न योषा कृणृते सधस्थ आ ॥ 
—Fo Fo १०४०1२ 
इन मंत्रों के अव्ययन से क्या किसी को संदेह रह सकता है किस्तोता का 
हृदय भक्तिभाव से स्निग्ध तथा सिक्त था ? 
भक्ति की भावना हमे सब से अधिक मिलती है वरुण के सूक्तो मे । वेदिक 
देवताओ मे वरुण का स्थान सवंतोभावेन मूर्धन्य है । वह विश्वतश्चक्षु) है; 


नवम परिच्छेद : पौराणिक धर्म ४३३ 


अर्थात्‌ सव ओर दृष्टि रखनेवाला है । वह घृतब्रत ( नियमों को धारण करने- 
वाला ), सुक्रतु ( शोभन कर्मो का निष्पादक ) तथा सम्राटू है । वह सर्वेश है-- 
ag अन्तरिक्ष में उडनेवाले पक्षियों का मार्ग उसी प्रकार जानता है जिस प्रकार 
ag समुद्र पर चलनेवाली नावों का. । स्तोता वरुण को दया तथा करुणा गुणों 
की निकेतन मानता है । वरुण saa होने से मनुष्यों के अन्ताकरण में होनेवाले 
पापो को भली भाँति जानता है और इसलिए वह अपराधियों को दण्ड देता 
है तथा अपना अपराध स्वीकार कर प्रायश्चित्त करनेवाले व्यक्तियों को वह 
क्षमा प्रदान करता है। वह ऋत--माॉगलिक व्यवस्था--का निर्माता तथा 
नियन्ता है । स्तोता का हृदय अपराघ की भावना से द्रवीभूत हो जाता है और 
उनसे प्रार्थना करता है-- 
य आपितित्यं वरुण प्रियः सन्‌ 
त्वासागांसि कृणवत्‌ सखा ते | 
मा त एनस्वन्तो यक्षिन्‌ भुजेम 
यन्धि say विप्रः स्तुवते वरूथम्‌ ॥ 
—-FEo Fo ७।८५।६्‌ 
[ इस मन्त्र का आशय है कि तुम्हारा नित्य आप्त प्रियजन हुँ। मैंने आपके 
प्रति अनेक पाप किये हैं । इन पापो को क्षमा कर मुझे अपनी मित्रता दीजिए । 
हे यक्षिन्‌ । हे अद्भुत कर्मो के कर्ता, हमारे पापो को दूर कर दो जिससे अप- 
राघी बनकर हम अपना भोजन न करे । तुम वुद्धिमान्‌ हो, इस स्तुतिकर्ता को 
अनिष्ट निवारक चरणीय' वस्तु प्रदान करो । ] इस स्तुति के भीतर स्तोता की 
रागात्मिका वृत्ति स्वतः प्रवाहित हो रही है। इस मन्त्र को भक्त हृदय का मधुर 
उद्गार मानना कया कथमपि अनुचित कहा जा सकता है? यह सख्य भक्ति का 
सुन्दर दृष्टान्त माना जा सकता है। 


यह हुई मन्त्रों मे तटस्थ रूप से भक्ति की सत्ता । परन्तु प्राचीन आचार्यो 
की सम्मति मे वेद के मन्त्रो मे साक्षातु रूप से भक्ति तत्व का समर्थन उपलब्ध 
होता है । शाण्डिल्य ने अपने भक्तिसुत्र में कहा है--भक्तिः प्रमेया श्रुतिभ्या? 
( ११२९ )>भक्ति श्रुति से साक्षात्‌ रूप से जानी जा सकती है । इसकी 
व्याख्या मे नारायणतीथ ने भक्ति तथा उसके नवघा प्रकारो के प्रदर्शक मन्त्री 
का सव्याख्यान उद्धरण दिया है* । एक-दो उदाहरण पर्याप्त होगे-- 


१. वेदा वीना पदमन्तरिक्षेण पतताम्‌ । 
वेद नावः समुद्रियः । ६० Fo १।२५।७ 


२. keen भक्तिचन्द्रिका ० ७७-८२ (सरस्वती भवन ग्रन्यमाला, संख्या९ 
काशी १९२४) 1 


२८ पु० वि० 


४३४ पुराण-विमशं 


तमु स्तोतारः पूर्व्यं यथा विद 
ऋतस्य गर्भे जनुपा पिपर्तन | 
आस्य जानन्तो नाम Fre विविक्तन 
महस्ते विष्णो सुमति भजामहे ॥ 
४० Fo १।१५६।३ 
| इस मन्त्र का आशय है--एसा संसार फे कारण-हूप ( पूव्यं ) उस विष्णु 
की अपनी मति फे अनुरुप स्तुति करो । वह वेदान्त वाक्यो ( ऋत ) का प्रति- 
पाद्य है । उसरी स्तुति करने से जन्म की प्राप्ति नही होती । स्तुति असम्भव 
होने पर उस विप्णु के नाम का ही कथन फरो ( अर्थात्‌ नाम स्मरण करो ) । 
हम लोग विष्णु के तेज तथा सर्वसाक्षी गुणातीत रूप की प्रेमळक्षण सेवा करते 
हुँ । | इस मन्त्र मे भगवान्‌ की स्तुति तथा नामस्मरण का स्पष्ट निर्देश है । 
यः पूर्व्याय वेधसे नवीयसे 
सुमज्जानये विष्णवे ददाशति | 
यो जातमस्य महतो महि ब्रवत 
सेदु श्रवोभियुंज्यं चिदभ्यसत्‌ ॥ 
FTO १।१५६।२ 
[ अर्थात्‌ जो पुरुष सचसे प्राचीन तथा नित्यत्रूठन, जगत्‌ फे स्रष्टा विघसे), 
स्वयं उत्पन्न CATS अथवा समस्त संसार मे मद उत्पन्न करनेवाली लक्ष्मी के 
पति ( सुमज्जानये* ) विष्णु के लिए अपने द्रव्य को तया स्वयं अपने सापको 
समर्पण करता है, जो महनीय ( महत! ) विष्णु के पूजनीय (महि) जन्म 
तथा उपल्क्षणातु BA को कहता है--कीतंन करता है, वह दाता तथा स्तोता 
कीति अथवा अन्न ( श्रवोभिः ) से सम्पन्न होकर सबके गन्तव्य परमपद को 
अनुकूलता से प्राप्त कर लेता है। | 
यह श्रुति भगवान्‌ के श्रवण, कीर्तन तथा भगवदर्पण का स्पष्ट प्रतिपादन 
करती है । 
ब्राह्मणयुग मे भक्ति की भावना उपासना क्षेत्र मे नितान्त es रूप से उप- 
लब्ध होती है । ब्राह्मण ग्रन्यो मे कमंकाण्ड की प्रधानता होते हुए भो भक्ति की 
भावना न्यून होती नही दीख पडती, प्रत्युत श्रद्धा की भावना से संपुटित होने 
पर हृदय की अनुरागात्मक प्रवृत्ति घढ़ती पर इष्टिगोचर होती है। आरण्यको 
१. सुमज्जानये स्वयमेवोत्पन्नाय । सुमत्‌ स्वयमिति यास्कः (निरुक्तः ६।२२) 
यद्दा सुतरा मादयतीति सुमतु । ताइशी जाया यस्य स॒ तथोक्त तस्मै । ade 
जगन्मादनशोळ-श्रीपतये इत्यर्थः । 


~~सायणसाष्य । 


away परिच्छेदं । पौराणिक वंशवृत्त ४३५ 


भै वहिर्याग की अपेक्षा अंतर्याग को विशेष महत्त्व दिया गया हे 1 चित्तवृत्तिः 
निरोधात्मक योग के विपुल प्रचार का यह युग है । इन दोनो से पुष्ट होकर 
भक्ति की प्रबलता की ओर साधकों का ध्यान स्वत; भाकृष्ट हुआ । उपनिषद्‌ 
ज्ञातःकांड के सब से श्रेष्ठ माननीय ग्रन्थ हैं, इसमे तनिक भी संदेह नही, परन्तु 
उत्तमे भी भक्ति की गरिमा स्थान-स्थात पर अंगीकृत की गयी है। 
कठोपनिषद्‌ का अनुशीलन भक्ति के सिद्धान्तों का रप निदशंक है । आत्म- 
प्राप्ति के उपायों का वर्णन करते समय यह उपनिषद्‌ बतला रही है — 
नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो 
न मेधया न बहुना श्रृतेन॥ 
यमेवेष वृणुते तेन लभ्ण- 
स्तस्येष आत्मा वृणुते तनू स्वास्‌ ॥ 
कठ १।२।२३ 
[ पह मात्मा वेदाध्ययन द्वारा प्राप्त होने योग्य नही है और न धारणा 
शक्ति से मौर न अधिक श्रवण से ही प्राप्त हो सकता है। यह साधक जिस 
आत्मा का वरण करता है, उस आत्मा से ही यह प्राप्त किया जा सकता है । 
उसके प्रति यह आत्मा अपने स्वरूप को अभिव्यक्त कर देती है | इस मंत्र का 
तात्पर्य यह है कि केवल आत्मलाभ के लिए ही प्रार्थना करनेवाले निष्काम पुरुष 
को आत्मा के दवारा ही आत्मा की उपलब्धि होती है। इस मंत्र मे आत्मा के 
अनुग्रह की मोर गुढ़ संकेत है, परंतु दूसरे मंत्र मे ‘sara’ अर्थात्‌ aque का 
सिद्धांत स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया गया है-- 
तमक्रतुः पश्यति वीतशोको | 


वातुः प्रसादान्महिमानमात्मनः^ ।! 
कठ १।२।२० 


अर्थात्‌ निष्काम पुरष जगत्कर्ता के प्रसाद से अपने आत्मा की महिमा देखता 
है और शोकरहित हो जाता है । 

वेष्णव धमं मे ‘sata’ ( दया, अनुग्रह ) का यह सिद्धात निर्तात महत्त्व- 
पूर्ण है । भगवान्‌ के अनुग्रह से ही भक्त की कामना-वल्लरी पुष्पित तथा फलित 
होती है । श्रीमद्भागवत मे इसे पोषण” (पोषणं तदतुग्रहः-भागवत २।१०।४) 


१, यह्‌ मन्त्र श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ ( ३।२० ) तथा महानारायण उपः 
निषद्‌ मे भी आया है । यहाँ शांकर भाष्य के अनुसार 'घातुनप्रसादात्‌' पाठ है, 
परेतु इन उपनिषदों मे 'घातुः प्रसादात्‌? ही स्पष्ट पाठ है । 

२. सत्यं दिशत्यथितमथितो नुणां । 

नैवार्थदो यत्‌ पुनरथंता यतः ॥ 


४२६ पुराण-विमशं 


सिद्धांत कहते है और श्री वल्लभाचायं का dong मत इसीलिए ‘gfean’ 
के नाम से अभिहित किया जाता है। श्वेताश्वतर के अन्य मन्त्र मे तपस्या के 
प्रभाव के अतिरिक्त देवता के प्रसाद से श्वेताश्वतर ऋषि को सिद्धि मिलते का 
उल्लेख किया गया है ( ६२१) इस उपनिषद्‌ मे भक्ति शब्द का सर्वप्रथम 
प्रतिपादन किया गया है-- 


यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरी | 
तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः ॥ 
-श्वेता० ६1२३ 
“'जिस॒ पुरुष को देवता मे उत्कृ भक्ति होती है तथा देव के समान गुरु में 
भी जिसकी भक्ति होती है, उसी महात्मा को ये कहे गये अर्थ स्वतः प्रकाशित 
होते है” । उपनिषत्‌-साहित्य मे 'भक्ति' शब्द का यह प्रथम प्रयोग माना जाता 
है । अवातर वेष्णव-दर्शन मे गुरु की जो महिमा विशेष रूप से अंगीकृत को 
गयी है उसी की सूचना इस मन्त्र मे दी गयी है । वेष्णव मत मे भक्ति की 
अपेक्षा safe का गौरव अधिक माना जाता है । प्रपत्ति मे भगवान्‌ ही उपेय है 
तथा उपाय भी वे ही हे । भक्त को केवल उनके शरण मे जाने की आवश्यकता 
मात्र रहती है । शरणापन्न होते ही भगवानु अपनी निर्मल दया के प्रभाव से 
SIH उद्धार ATA कर देते है। भक्त के लिए तदतिरिक्त कोई कार्य नही 
रहता । इस प्रपत्ति का सिद्धात भी श्वेताश्वतर मे स्पष्ट शब्दो मे अंकित 
किया गया है-- 
यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्व 
यो वेदॉश्च प्रहिणोति तस्मै । 
तं ह्‌ देवमात्मबुद्धिप्रकाशां 
मुमुक्षुवे शरणमहं प्रपद्ये ॥ 
—श्वेता० ६1१८ 
इस मन्त्र मे ब्रह्मा के भी निर्माण करनेवाले तथा उनके निमित्त वेदो का 
आविर्भाव करनेवाले अपनी बुद्धि मे प्रकाशित होनेवाले दीप्यमान भगवान्‌ के 
शरण मे जानेका निःसंदेह वर्णन है। श्रीमद्भगवद्गीता वैष्णव धम का 
नितात माननीय ग्रंथ है जिसमे भक्ति के तत्व का विशदीकरण किया गया है । 
भगवद्गीता इस विषय मे कठ तथा श्वेताश्वतर उपनिषदो के प्रति नितान्त 


स्वयं विघत्ते भजतासनिच्छता-- 
मिच्छापिधाचं निजपादपल्लवम्‌ ॥ 
भागवत ५।१९।२७ 


सवम परिच्छेद : पौराणिक धर्म ४३७ 


ऋणी है अथवा कहना चाहिए कि इन उपनिषदों के तथ्यों का संकलन गीता 
में किया गया है। इस समीक्षा से हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि भक्ति का 
सिद्धान्त वैदिक हे--वैदिक संहिता तथा उपनिषद्‌ में उसके रहस्य का प्रतिपादन 
है । ब्रह्म सर्वकाम, सत्यसंकल्प है । उसके प्रसाद” से ही साधक इस लोक के 
क्लेशों से अपना उद्धार पा सकता है । वैष्णव धमं की यह मूल पीठिका वेद पर 
अवलम्वित है, इसमें तनिक भी सन्देह नही | 

इस विषय की ओर प्राचीन आचार्यों का भी ध्यान अवश्यमेव ara 
हुआ था । महाभारत के टीकाकार नीलकण्ठ ने भन्त्र रामायण' तथा “मन्त्र 
भागवत? लिखकर वेद में रामायण तथा भागवत के आस्यानों की सत्ता वैदिक 
मंत्रों के हारा प्रमाणित की है । श्रीमद्भागवत के दशम स्कन्ध के ८७ अध्याय 
में वेद-स्तुति या ata गीता का भी यही तात्पर्यं है । वेदस्तुलि का यही तात्पर्यं 
है कि घम तथा ज्ञान के समान भक्ति का प्रतिपादन भी श्रुतियो को अभीष्ट 
है । इस पाण्डित्यपूर्ण स्तुति मे अनेक मंत्रों का अभिप्राय भक्ति के विशद विवरण 
में दर्शाया गया है । अतः पुराणों के कर्ता वेदव्यास को भी यह अर्थ अभिलषित 
प्रतीत होता हे । होचा उचित ह! है । वेद मंत्रद्रप्टा ऋषियो के द्वारा आर्ष दृष्टि 
से प्रत्यक्षीकृत सत्यो का अलौकिक भण्डार है । वह भरतवर्ष के अवान्तर काल 
मे बिकसित होनेवाले दार्शनिक मतो तथा धार्मिक सम्प्रदायो का वीज प्रस्तुत 
करता है । अतः श्रुति को कम तया ज्ञान की उद्गमनभूमि होने के अतिरिक्त 
भक्ति की उद्गमस्थली होना सर्वथा उचित ही है। मन को वश मे करने से 
भगवद्भक्ति का उदय होता है और मच का वशीकार गुरु की HoT से ही होता 
है । इस विषय मे उपनिषद्‌ की चाना श्रुतियो! का तात्पर्य वेदस्तुति के इस 
कमनीय wats में है--- 

विजितहूषीकवायुभि रदान्तमतस्तुरगं 
य इह यतस्ति यन्ठुमततिलोलमुपायखिदः । 
व्यसनशतात्वित्ताः समवहाय गुरोश्चरणं 
वणिज इवाज सन्त्यकृत्यकर्णचरा जलधौ ॥ 


~ भाग० १०।८७।३३ 
१, गुश्तस्व की प्रतिपादक श्रुतियाँ--- 


(क) आचार्यवान्‌ पुरुषो वेद । छान्दोग्य ६।१४।२ 
(ख) नेपा तर्केण मतिरापनेया । 
्रोक्ताऽन्येनैव सुज्ञानाय प्रेष्ठ ॥ —HS १।२९ 


(ग) तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेबाभिगच्छेत्‌ । 
समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌ ॥ मुण्डक १।२।१२ 


४३८ पुराण-विमर्श 


[ हे अज, जिन्होने गुर के चरण को छोड़कर अपची इन्द्रिय और प्राणो को 
यश मे कर लिया है, वे भी वश मे न होनेवाले अति चंचल मनरूपी घोड़े फो 
वश से करते का यत्त करते है । वे उन उपायो से दुःख पाते हैं और इस संसार- 
समुद्र मे ही पड़े हुए सँकड़ो दुःखों से वेसे ही व्याकुल रहते हैं जैसे जहाज से 
व्यापाद करनेवाले लोग तदी-समुद्र आदि में मल्लाह के विना दुःख पाते हैं। | 
इस प्रकार बैदिक साहित्य की समीक्षा हमे इसी निष्कर्ष पर पहुँचाती है कि 
भक्ति का सिद्धान्त वैदिक है तथा भारतीय संस्कृति के प्राचीनतम काल से इस 
भारतभूमि पर प्रचलित तथा प्रसूत है | 


भक्ति के नव प्रकार 


श्रीमद्भागवत मे मक्तितत्त्व की मीमासा बड़े वशद से की गयी है । 
नवलक्षणा भक्ति के रूप ये है--( १) श्रवण, (२) कीर्तन, ( ३ ) स्मरण, 
( ४ ) पादसेवन, ( ५ ) अर्चन, ( ६) वन्दन, ( ७) दास्य, ( ८) सख्य तथा 
(६ ) आत्मनिवेदन । इन सव प्रकारो का घर्णंन तथा परस्पर सुक्ष्म विभेद का 
विवरण भागवत मे सुन्दरता से किया गया है । इस क्रम मे एक मनोवैज्ञानिक 
आरोहण है । भक्ति आरम्भ होती है भगवान्‌ के श्रवण से, भगवान्‌ फे नाम 
तथा गुणों के श्रोत्र से ग्रहण भक्ति की थारम्भिक सीढी है जो कीर्तन, स्मरण 
आदि सोपाचो से चढकर साधक को 'आत्मनिवेदन' के द्वारा भगवत्‌ प्रासाद मे 
पहुँचा देती है । भात्मसभपंण इस श्रृङ्खला की अन्तिम कड़ी हूँ । इनमे से केवल 
भगवन्ताम के विषय मे स्वल्प विवरण पुराणो के, विशेषतः श्रीमदभागवत फे, 


आधार पर भक्तिःच्व के सर्वसुलभ साधन की अभिव्यक्ति के निमित्त यहाँ 
दिया गया हे । 


SE ES EPS यात a 
१. भागवत ७।६।२३, २४ ( प्रह्लाद की उक्ति ) । 


(४) 
भगवज्ञास---निरुक्ति और प्रभाव 


भगवन्नाम की महिमा का वर्णन करना असम्भव है । क्योंकि जिस प्रकार 
भगवान्‌ अनन्त हैं, उनके नाम भी अनन्त हैं तथा उननामो की महिमा भी 
अनन्त है । जिस प्रकार भगवान्‌ के स्वरूप तथा गुण का वर्णन करना असम्भव 
है, उसी प्रकार उनके नामो का भी वर्णन असम्भव ही है। आवश्यकता है हृढ 
विश्वास की, अपनी अभिरुचि के अनुसार अनन्त के अनन्त नामो मे से किसी 
एक नाम को चुन लेना चाहिए । और उसी नाम का स्मरण तथा मनन यथा- 
शवित निरन्तर करते रहने की आवश्यकता है । इसी भगवन्नाम के विषय में 
कतिपय तथ्य यहाँ उपस्थित किये जाते हैं । 


भगवान्‌ के नामो के प्रकार का वर्णन या विवेचन भी एक प्रकार से 
असम्भव ही है, परन्तु सामान्यरूप से हम उन्हे दो भागो मे विभाजित कर 
सकते है ( १) गुणनाम तथा ( २) कर्मनाम । कुछ नाम तो भगवान्‌ के 
गुणो के आधार पर निश्चित किये गये हैं-जेसे भक्तवत्सल नाम । भगवान्‌ के 
भक्तो के प्रेमी होने के कारण यह नाम उन्हे दिया गया है । कर्मनाम भगवान्‌ 
के किसी विशिष्ट कमें को लक्षित कर निदि्ट है--जेसे ‘eft’ तथा 'कंसनिपूदन! 
आदि नाम । पापो के हरणकर्ता होने के कारण भगवान्‌ का चाम 'हरि' है, 
तो पापाचारी कंस को मारने के कारण उन्हें 'कंसनिपूदन' ताम प्राप्त हुआ 
है। प्रधानरूप से इन्ही गुण तथा कर्म के आधार के ऊपर भगवान्‌ के नाम 
वेद-शाख््रों में निर्धारित किये गये हैं। प्रमाण मे भगवान्‌ का यह वचन है 
( शान्ति, नारायणीयपर्व, अ० २४१ ) 
गोणानि तत्र नामानि कर्मजानि च कानिचित्‌ 
ऋग्वेदे सयभुर्वेदे त्तथेवाथर्व॑ सामसु 
बहूनि मम नामानि कीतितानि महषिभिः॥ 
महाभारत के इन वचनों के आधार पर श्रीमद्भागवत के इस प्रसिद्ध 
श्लोक मे "गुणकर्मनाम्नाम्‌ का यही तात्पयं है कि भगवान्‌ के नाम दो 
प्रकार के होते है-गुणनाम और कमंनाम। इसलिए इस शब्द का उचित 
विग्रह होगा--गुणाइच कर्माणि चेति गुणकर्माणि तेवां नामानि तेषाम्‌ । 
समग्र पद को इन्र समास मानना ठीक नही। फलत; 'गुणाव्च कर्माणि च 


४४० पुराण-विमर्श 


मामानि च aur’ विग्रह स्वारस्य नही रखता । श्छोक यहाँ दिया 
जाता हैन? लि “2 
एतावत्तालमघनिहरणाय पुसाँ 
संकीर्तनं भगवतो गुण कर्मनाम्ताम्‌ । 
विक्रुश्य पुत्रमघवान्‌ यदजामिलोऽपि 
नारायणेति ञ्रियमाण इयाय मुवितस्‌ ॥ 
--भाग० ६।३।२४ 
भगवान्‌ के कतिपय नासो का निर्वचन 
( १ ) वासुदेव--इस शब्द का प्रथम अंग ‘arg’ शब्द बस आच्छादने 
( ढकना ) तथा वस्‌ निवासे ( रहना ) इन दो धातुमो से निष्प होता हे 
(क) वासयति आञ्छादयति दिवमिति घासु; । ( ख ) वतत्यरिमन्‌ दिववसिति 
aig: । वासुध्चेव देवऽचेति बासुदेव: जिस प्रकार सूर्यं अपने किरणो से 
समस्त जगत्‌ को आच्छादित करता है, उसी प्रकार इस विश्व को 
आच्छादित करने के कारण भगवान्‌ वासुदेव” नाम से अभिहित किये 
जाते है सब जगत्‌ उन्ही मे निवास करता है--रहता है, एस कारण भी 
वे इस नाम से अशिहित होते है। इस प्रकार 'वासुदेव' शब्द के भीतर 
ईष्ञादास्यभिए सर्वस्‌? तथा 'फर्साच्यक्षः सर्वभूताधिवासः’ दोनो श्रुति-वावयो 
का तात्पर्यं समाविष्ट है। इरा निर्वचन का प्रमाण महाभारत तथा विप्णु- 
पुराण के ये वचन हे :-- 
छादयामि जगद्‌ विश्वं भूरवा सूर्य इवांशुभिः | 
सर्वेभूताधिवासश्च वासुदेवस्ततो ह्यहम ॥ ४१॥ 
शान्तिपर्व, अ० ३४१ । 
सवेत्रासौ समस्तं च वसत्यत्रेति वै यतः | 
ततः स वासुदेवेति विद्वद्भिः परिपठ्यते ti 
विष्णु १।२।१२ 
( २) फेशव--इस नाम की व्युत्पत्ति भिन्न-भिन्न प्रकारो से दी गयी हे। 
( क ) महाभारत के agar - सूयं, अस्ति तथा चन्द्रमा के किरण जो प्रका- 
शित होते हैं, वे ही भगवान्‌ के केश-पद-वाच्य है और उनके धारण करने के 
कारण ही भगवानु केशव पुकारे जाते है :--- 
सूर्यस्य तपतो रोकानग्नेः सोमस्य चाप्युत 
अंशवो यत्‌ प्रकाशन्ते ममैते केशसंज्ञिताः 
wal: केशवं तस्मान्मामाहुद्विजसत्तमाः ॥ 
।--शान्ति २४१४८ 


नवस परिच्छेद : पौराणिक धर्म ४४१ 


इस पद्य की नीलकण्ठी व्याख्या--केदोः केशवतू Yee: सुर्घादिरश्मिभिस्त- 
adm वा याति गच्छति इति केशव; । इसी अर्थ को लक्ष्य कर गीता का 
वचन है-- 

यदादित्यगतं तेजो जगद्‌ भासयते$खिलस्‌ | 
यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो वद्धि मासकस्‌ ॥ 

'केशव' नाम के जपते का सद्य! फल है नेत्र की प्राप्ति । इस प्रसंग मे 
अन्ये 'दीघंतमा' ऋषि के चक्षुष्मान्‌ बनने की वैदिक कथा का निर्देश शान्तिपर्व 
Ho २४१।४९-५७ मे विस्तार से किया गया है । 

( ख ) 'विष्णुसहस्रवास” के भाष्य मे शंकराचाय ने इसकी व्युत्पत्ति तीन 
प्रकारो से की है-- 

( 1 ) “अभिरूपा: केशा यस्य'--अत्यन्त सुन्दर केशो से सम्पन्न होने से 
'केशव'। 

(४ ) केशी के वघ करने के कारण केशव-- 


यस्मात IT दुष्टात्मा हतः केशी जनार्दन। 
तस्मात्‌ केशव नाम्ना त्वं लोके ख्यातो भविष्यति ॥। है 


-+विध्णु० ११६२३ 
यहाँ 'केशीवधक' शब्द से एषोदरादित्वात्‌ सिद्धि मानी गयी है! 
(iii) क ( >ब्रह्मा )+अ ( विप्णु) + ईश ( शिव) =केश अर्थात्‌ 
ब्रह्म विष्णु-शिव रूप त्रिमूति । ये तीनो जिसके वश मे रहकर अपने निदिष्ट 
कार्यो का सम्पादन करते है वह परमात्मा” है--केशव । 


( ३ ) पृड्चिगर्भ--एश्नि जिसका wi या गर्भस्थातीय हो उसे पृश्निगर्भ 
कहते हैं । पृश्नि के अर्थ है--अन्न, वेद, जल तथा अमृत । ये भगवान्‌ मे 
सर्वथा गर्भरूप से रहते हैं अर्थात्‌ निवास करते हैं, इसलिए वे पृद्धितगर्भ नाम से 
संकेतित किये जाते हैं । 

पृश्निरित्युच्यते चान्नं वेद आपोऽमृतं तथा | 

ममेतानि सदा गर्भ पृश्निगर्भस्ततो ह्यहम्‌ ॥ 
शान्ति २४१।४५ 
इस नाम के जपने का पाल भी निदिष्ट है fae’ नामक ऋषि को उनके 
एकत और द्वित नामक श्राताओ ने ईर्ण्यावश कूप मे गिरा दिया था। वहाँ से 
वे रथेना करते थे भगवान्‌ का यही विशिष्ट नास लेकर--“पृदित गर्भ | त्रितं 
पाहि' । इस नाम के कीतंन का ga फल उन्हें प्राप्त हुआ ओर वे उस 


४४२ पुराण-विमर्श 


अन्ध कूप से वाहर निकल आने मे समर्थ हुए । यह वैदिक कथा ऋग्वेद मे 
अनेक मन्त्रो मे निदिश्है । 

( ४) हरि--भगवान्‌ का यह सुप्रसिद्ध नाम है। इसकी व्युत्पत्ति नारा- 
यणीयपर्वं ( अ० ३४२।६८ ) में इस प्रकार है !-- 

इडोपहुतयोगेन हरे भागं क्रतुष्वहम्‌ | 
वर्णश्च मे हरिः श्रेष्ठस्तस्माद्‌ हरिरहं स्मृतः ॥ 

‘afc शब्द की व्युत्पत्ति दो प्रकार से दी गयी है--(क) 'इडोपहूता सह 
दिवा? मन्त्र के द्वारा आहूत भगवान्‌ यज्ञी मे स्वनिदिष्ट हविर्भाग को गहण करते 
हैं तथा (ख) उनका at (रङ्ग) हरित्‌ है-हरिन्मणि ( नीलमणि ) के 
समान उनका रूप नितान्त सुन्दर तथा रमणीय है। विष्णुसहस्ननाम मे 
३५९ वाँ नाम हविहेरिः है जिसकी व्याख्या मे शंकराचार्य नें पूर्वोक्त श्लोक 
को उद्धृत कर भगवान्‌ को यज्ञीय हविप्‌ का ग्रहणकर्ता माना है । यह ब्याख्या 
'यज्ञो वै विष्णुः’ के वेदिक आधार के ऊपर आधुत है । 

( ५) कृष्ण--'कुष्ण' शब्द की महाभारतीय व्याख्या विलक्षण है। 
भगवान्‌ ने इस शब्द की विरक्ति के प्रसङ्ग मे स्वयं कहा है-- 

कृष्णाभि मेदिनी पार्थ भूत्वा कार्ष्णायसो महान्‌ | 
कृष्णो बणंश्च मे यस्मात्‌ तस्मात्‌ कृष्णोऽहमर्जुन ॥ 
तत्रैव, श्लोक ७९। 
मैं काले लोहे की बड़ी कील वनकर पृथ्वी का कर्षण करता हूँ और मेरा 
वर्ण भी कृष्ण है--काला है । इसीलिए मैं Her नाम से पुकारा जाता हुँ । 
अन्य ग्रन्थो मे इस शब्द की निरुक्ति भिन्न प्रकार से की जाती है । 

भगवन्नामो मे से कतिपय नामो की निरुक्ति दिखलाने का यही तात्पयं है 
कि गुणकम के अनुसार विभिन्न निरुक्तियाँ महाभारत तथा पुराणों मे प्रदर्शित 
की गयी है। भगवान्‌ के गुणो कीन इयत्ता है, न कर्मो की। फलतः इन 
निरुक्तियो मे वैभिन्न होने पर भी कोई आश्‍चर्य नही होता । वक्ता की अभिरुचि 
के अनुसार ही इनमे भेद की कल्पना की जानी उचित है । 

एक और भी तथ्य घ्यात देने योग्य है । जिस प्रकार विभिन्न मन्त्रो की 
उपासना का फल शास्त्रों मे भिन्न-भिन्न बतलाया गया है, भगवान्‌ के नामों 
के जप का फल भी उसी प्रकार समझना चाहिए। सघ्तशती के मन्त्रो का 
चुनाव उद्देश्य की सिद्धि के लिए भिन्न प्रकार का मन्वशास्त्र मे बतलाया गया 
है। भगवान्‌ के नामो के विषय मे भी यही बात है। पूर्वोक्त निरुक्तियो को 
दिखलाते सुसय नारायणीय पर्वे ने नाप-जप के विभिन्‍न उद्देश्यों की ओर भी 


नवम परिच्छेद $ पौराणिक धर्म ४४३ 


संकेत किया है, यथा 'केशव' के जपने का फल है--अन्धे मनुष्य को चक्षु का 
लाभ तथा 'पृश्निगर्भ' नाम के जपने का फल है---जल में पड़े हुए या sad 
हुए मनुष्य का उस आपत्ति से उद्धार । चामन्जप के सार्वभौम प्रभावका यह 
संकोचीकरण नही है, प्रत्युत चाम-निरुक्ति की उपयोगिता दिखलाने के लिए शास्त्र 
की एक विशिष्ट सुर है । इन नामो की एक दीर्घकालीन परम्परा है अर्थात्‌ 
वेद मे भी ये नाम परमतत्त्व के द्योतनाथं प्रयुक्त किये जाते थे और उसी वैदिक 
परम्परा के अन्तर्गत पुराणो की परम्परा समन्वित होती है। जो आलोचक वेद 
और पुराण के तात्पर्यो मे भेददृष्टि अपनाने के पक्षपाती है, उन्हे स्मरण रखना 
चाहिए महाभारत का यह सुपुष्ठ AI— 

इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपवृंह्येत्‌ | 

विभेत्यल्पश्चुताद्‌ वेदो मामयं प्र हरिष्यति ॥ 
इतिहास तथा पुराण के द्वारा वेद का समुपवृंहण करना चाहिए । शैली का 


भेद भले ही हो, परन्तु पुराण वेद के द्वारा प्रतिपादित सत्य तथा तदर्थं का 
विस्तार करते है | 


WIA का पभाव 


भगवान्‌ नामो के जपने का फल पुराणों मे बड़े विस्तार के साथ वर्णित है । 
नाम-जप के माहात्म्य का वर्णन करना असम्भव ही है। नाम के ग्रहण करते 
ही नामी का रूप साधक के मानस नेत्र के सामने स्पष्टतः प्रतिविम्बित हो 
उठता हे । नामी के समान नास भी चिन्मयवपु होता है। नाम के दिव्यख्प 
होने से उसमे एक अद्‌भुत शक्ति होती है। 'तज्जपस्तदर्थभावनम्‌' सूत्र के द्वारा 
महषि पतञ्जलि का सावकों को यह उपदेश है कि नाम का जप करते समय 
उसके द्वारा योतित अर्थ की भावना अवश्य करनी चाहिए । क्योंकि नाम 
और नामी का, शब्द भौर अर्थ का एक अविभाज्य नित्य सम्बन्ध सर्वदा स्थापित 
रहता है । नाम की प्रभविष्णुता के ऊपर अनुभवसम्पन्त सन्तो और साधकों 
का आग्रह होना नितान्त नैसगिक है। गोस्वामीजी ने तो नाम को राम से भी 
वढ्कर सिद्ध कर दिया है तथा वालकाण्ड के आरम्भ में ही उनका 'नामनरामा- 
यण? अपनी अलौकिक नूतनता के हेतु साघको मे पर्याष्ठरुपेण प्रख्यात हैँ 1 
“नाम' को गोस्वामीजी ने “चतुर दुभाषी? कहकर साधनाजगत्‌ के एक महनीय 
तथ्य की अभिव्यक्ति की है । दुभाषी का कार्य होता है विभिन्न भाषा बोलने- 
वाले व्यक्तियो के बीच सुवोध माध्यम का कार्य निष्पन्त करना । नाम का भी 
यही स्वरूप हे । भक्त भगवान्‌ के स्वरूप को जानते में यदि समर्थ नही हँ, तो 
नास' उसे बतलाने मे सबंथा कृतकार्य होता है । 'नाम' के द्वारा भक्त भगवान्‌ 


४४४ पुराण-विमर्ग 


के सामने पहुँचने मे तथा उनका रसास्वादन करने मे सर्वथा समर्थ होता है। 
इसलिए ‘ara’ की महिमा से पुराण तथा भक्ति-साहित्य भरा पड़ा है ! 
पाप दूर करने का महौपध है-नाम-स्मरण । प्रायश्चित्त पाप दूर करने 
का सुगम उपाय माना जाता है अवश्य, परन्तु उसमे उतना प्रभाव तथा 
व्यापकत्व नही होता । इस विपय मे विष्णुपुराण का यह वचन कितना प्रमाण- 
शुत है-- 
यस्मिन्‌ च्यस्तमतिर्न याति नरकं स्वर्गोऽपि यच्चिन्तने 
विघ्नो, यत्र निवेशितात्ममनसो ब्राह्मोऽपि लोकोऽल्पकः | 
मुक्ति चेतसि यः स्थितोऽमलघियां पुंसां ददात्यव्ययः 
कि चित्रं aed प्रयाति विलयं तत्राच्युते कीतिते॥ 
“--विष्णु ० ६।८।५७ 
आशय हे कि जिसमे चित्त लगानेवाला नरकगामी नही होता, जिसके चिन्तन 
मे स्वर्गलोक भी विध्नछप है, जिसमे चित्त लग जाने पर ब्रह्मलोक भी तुच्छ 
प्रतीत होता है और जो अविनाशी प्रभु शुद्ध बुद्धिवाळे पुरुपो के हृदय मे स्थित 
होकर उन्हे मुक्ति प्रदान करते है, उस अच्युत का चिन्तन करने से यदि पाप 
विलीन हो जाते हैं, तो इसमे आश्‍चर्य ही क्या हे ? 
चाम के द्वारा पापराशि उसी प्रकार जल जाती है, जिस प्रकार आग से 
रुई का ढेर--- 
सकृत्‌ स्मृतोऽपि गोविन्दो नृणां जन्यशतेः कृतस्‌ | 
पापराशि weary तूलराशिमिवानछः 1 
नामस्मरण करते ही भगवान्‌ ज्यो ही साधक के हृदय मे विराजते हैं, त्यों 
ही उसके समस्त दोषो को नष्ट कर देते है जिस प्रकार ऊंची-ऊंची लपटवाला 
अग्नि वायु के साथ मिलकर सूखी घास के ढेर को जला डालता है-- 
यथार्निरुद्धर्ताशखः कक्षं दहति सानिलः | 
तथा चित्तस्थितो विष्णुर्योगिनां सर्वकिल्विषम्‌ ॥ 
—fargo ६।७।७४ 
अजामिल का उपाख्यान नामस्मरण के विषय मे नितान्त विश्रुत है । मरते 
समय Ne से भी यदि भगवान्‌ का नाम उच्चारित हो जाय, तो शुभ फल 
होने मे तनिक भी बिळम्व नही होता । पुत्र को बुलाने की अभिलाषा से उच्चा- 
रित नारायण” नाम न होकर 'नामाभास' ही तो है, परन्तु इसके सार्वभौम 


प्रभाव से प्रत्येक भक्त परिचित है। नाम के शोधन के विषय मे श्रीमद्भागवत 
का प्रख्यात पद्य हँ-- 


aan परिच्छेद : पौराणिक धर्म ४४५ 


न निष्क्ृतैरुदितैब्रह्मवादिभि , 
स्तथा विशुध्यत्यघवान्‌ व्रतादिभिः । 
यथा हरेर्नामपदैरुदाहूते- 
स्तढुत्तमश्लोकगृणोपलम्भकस्‌ ॥ 
--भाग० ६।२।११ 
नाम के उच्चारणमात्र से हो पवित्रकीति भगवान्‌ के गुणो का सद्य: ज्ञान 
हो जाता है जिससे साधक का चित्त उसमे रमने लगता है। नामस्मरण का 
यही परम उद्देश्य है भगवान्‌ के निश्छिद्र गुणो मे अपने आपको लगा देना 
और तदुत्पन्न आनन्द-रस का आस्वादन देना । अन्य फल गौण है, यही तो 
मुख्य फल है । भगवान्‌ मे, उनके गुण, लीला और स्वरूप मे रम जाने का 
एकमात्र सुलभ साधन है--नामसंस्मरण 
नाम-व्याह्रणं विष्णोर्यंतस्तद्विषया मतिः | 
भगवान्‌ के नाम का स्मरण प्रतिक्षण होना चाहिए । एक क्षण के लिए 
भी उसकी faegfa होना महान्‌ अपराध है। नाम ही ऐसी वस्तु है जो 
भगवान्‌ की रसमयीन्मूति हमारे नेत्रो के सामने सर्वदा उपस्थित कर देती 
है । अन्य साधनो से यह कार्य मुचारुरूप से नही हो सकता । इसीलिए शास्त्र 
का वचन हे-- 
एकस्मिन्नप्यतिक्रान्ते मुहुर्त ध्यानवजिते 
दस्युभिर्मुषितेनेव युक्तमाक्रन्दितुं भृशम्‌ | 
¬ विष्णुसह्रचामभाष्य मे saga । 
लुटेरो ने किसी सम्पत्तिशाली घनाव्य को छूट लिया हो, तो चिल्लाना ही 
स्वाभाविक होता है। उसी प्रकार यदि मानव का एक भी क्षण भगवान्‌ के 
ध्यान के विचा वीत जाय, तो उसे अत्यन्त विलाप करना चाहिए । और यह 
ध्यान भगवान्‌ के नाम द्वारा ही अनायास सिद्ध हो सकता है 1 


कलियुग की महिमा 


नाम स्मरण की उपादेयता इस कलिकाळ मे बिशेषरूप से मानी गयी है 
विष्णुपुराण ( अंश ६, अ० २) मे इसका विवरण घड़े ही नाटकोय ढंग से 
किया गया मिलता है । अल्प आयास से महत्‌ फल की प्राप्ति पाने की जिज्ञासा 

मुनियो को वेदव्यासजी के पास ले गयी । वे गंगाजी मे उस समय स्तान कर 
रहे थे 1 पानी के ऊपर आते ही वे जोरो से चिल्लाने लगे--- | 
शूद्रः साधुः कलि: साधुः" * ०००००००००००० ००० coer, 


; # कक ७७%%७ | 
योषितः साधुघन्यास्तास्ताभ्यो घन्यतरोऽस्ति कः ?॥ 
orf 


४४६ पुराण-विमशं 


मुनि लोगो को वड़ा आएचये हुआ इस नवीन तथ्य के द्योतक वाक्यपुंज पर। 
स्तात से निवृत्त होने पर मुनियो ने जव अपने संदेह का निराकरण चाहा, 
तब वेदव्यास ने इन तीनों की धन्यता के विषय मे अपना निश्चित मत प्रकट 
किया । फल की सिद्धि का चतुयुंगीय अनुपात इस प्रकार व्यासजी ने वतः 
लाया--१० वर्ष ( सत्ययुग ) : १ ad (त्रेता): १ मास (द्वापर ) 3 १ 
दिनरात ( कलि ) । तात्पर्यं यह कि सत्ययुग मे तप, ब्रह्मचर्यं तथा जपादि 
की सिद्धि के लिए ३६०” दिन ( तीन हजार छः सौ दिन) छगते हैं, वहा 
कलियुग मे एक अहोरात्र ही पर्याप्त है । इतना ही नही, साधन की लघुता की 
दृष्टि से भी कलियुग धन्य है-- 
ध्यायन्‌ कृते, यजन्‌ यज्ञेस्त्रेतायां द्वापरेऽर्चयन्‌ | 
यदाप्नोति, तदाप्नोति कलो संकीत्यं केशवम्‌ ॥ 
विष्णु ६।२।१७ 
कृतयुग मे (चंचल चित्त से दुःसाध्य) ध्यान से, त्रेता मे (दीर्घव्यय-साष्य) 
यज्ञ से, द्वापर मे ( महनीय साधनों की सहायता से) अचना से जो फळ प्राप्त 
होता हे, वही कलि मे केशव के (अल्प आयास से साध्य) संकीर्तन से होता है। 
इसी तथ्य को इसी अध्याय मे पराशरजी ने पुनः दुहराया है-- 
अत्यन्तदृष्टस्य कलेरयमेको महान्‌ गुणः | 
कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्तवन्धः परं ब्रजेत्‌ ॥ 
तत्रैव, शलोक ३६ 
वेदव्यास की इष्टि में कलि की धन्यता का यही कारण है । श्रीमद्भागवत 
मे तथा अन्य पुराणो मे भी यह मान्यता दुहरायी गयी है। (द्रष्टव्य भाग० 
१२।३।५२ ) । 'हरये नमः सन्त्र की सार्वकालिक व्यवस्था इसे सर्चपातको के 
क्षालन की क्षमता प्रदान करती है ( भाग० १२।१२।४६ ),। सूर्य अन्धकार को 
तथा प्रचण्ड बवंडर मेघ को समग्रखूप से दूर कर देता है, उसी प्रकार 
भगवान्‌ का संकीर्तन प्राणियो के व्यसन तथा विपत्ति को दूर कर फेक देता 
है ( तत्रैव श्लोक ४७ ) । इसीलिए कलियुग फे मानवों का परम कर्तब्य है 
कि वे भगवान्‌ के अनन्त नामो मे से किसी नाम को चुन छे और उसीका 
यथाशक्ति निरन्तर कीतंन किया करे यह कीर्तत उभय लोको मे अभीष्ट फल का 
प्रदाता होता हे । इस लोक में ऐहिक भौतिक कल्याण तथा परत्र पारलौकिक 
निःश्रेयस ( मुक्ति ) की सद्यः प्राप्ति भगवन्वाम के जप से तुरन्त होती है । 
इसलिए इस मार्ग का आश्रयण प्रत्येक मानव का कर्तव्य होना चाहिये । 


ब्रह्माजी का नामस्मरण विषयक यह पद्य साधक को सर्वदा घ्यान मे 
रखना नाहिए--- 


नवम परिच्छेद : पौराणिक घर्म ४४७ 


यस्यावतारगुण-कर्म-विडम्बनानि 
नामानि येऽसुविगमे विवशा गु णन्ति | 
तेऽनेकजन्मशमळं सहसैव हित्त्वा 
संयान्त्यपावृतमृतं तमजं प्रपद्ये ॥ 
-भाग० ३।९।१५ 
नाम-जप के प्रधान आचाय, अपनी वीणा पर भगवन्नाम के कीर्तनकार 
श्री चारदजी की यह उक्ति साधको के लिए संवल का काम करती है--- 
इसे कीन भूल सकता है ? 


इदं हि पुंसस्तपसः श्रृतस्य वा 
स्विष्टस्य सूक्तस्य च बुद्धिदत्तयोः । 
अविच्युतोऽर्थः कविभिनिरूपितो 
यदुत्तमरलोक-गृणानुवर्णनस्‌ ॥ 
-ग्भाग० १।५।२२ 
पुण्यकीति भगवान्‌ के गुणो का कीर्तन मनुष्यो की तपस्या का, वेदाध्ययन 
का, स्वचुष्ठित यज्ञ का, सुन्दर कथन का, ज्ञान तथा दान का अस्खलित फल 
बतलाया गया है । फलतः भगवान्‌ की अनुकम्पा से ही उनके नाम के स्मरण 
में चित्त लगता है । पुराण के भक्तिविषयक सिद्धान्तो का यही निष्कर्ष है । 


Sess 


(: अ.) 
पोराणिक घर्म पर तान्त्रिक प्रभाव 

तन्त्रों के विषय मे घोर अज्ञान साधारण जनता मे तथा faa पण्डितजनो 
मे भी व्याप्त है। उसकी उपासना-पद्धति के गुह्य तथा रहस्यात्मक होने के 
कारण अज्ञान या अल्पज्ञान का होना कुछ अनुचित भी नहीं कहा जा सकता । 
तनु विस्तारे धातु से औणादिक seq ( सर्वधातुभ्यः एन्‌-उणादि सूत्र ६०८ ) 
प्रत्यय के योग से निष्पन्न तन्त्र शब्द शाख, सिद्धान्त, विज्ञान तथा विज्ञानः 
विषयक ग्रन्थ का वोघक* है । शंकराचार्य ने सास्यदर्शन को भी 'तन्त्र' वाम 
से अभिहित किया है। महाभारत में न्याय, घर्मशाख्ञ, योगशास्त्र मादि के 
लिए ‘aeq’ शब्द का प्रयोग उपलब्ध हे । परन्तु 'तन्त्र' शब्द का प्रयोग 
संकुचित यर्थ मे ही अधिकतर किया जाता हँ । यन्त्र मन्त्र आदि से समन्वित 
एक गुप्त साधन मार्ग के उपदेशक घामिक ग्रन्यो के लिए हो सकुचित अर्थ मे 
‘ara’ शब्द प्रयुक्त किया जाता है। ‘aa’ की हो अपर संशा ‘arta’ है । 
देवता के स्वरूप, गुण-कमे आदि का चिन्तन- करने वाळे मन्त्री का जहाँ उद्धार 
किया जाता है तथा इन मन्त्रो को यज्ञ मे सयोजित कर देवता का व्यान तथा 
उपासना के पांचों अंग --पटल, पद्धति, कवच, सहस्रनाम और स्तोत्र व्यवस्थित 
रूप से दिखलाये जाते हैं, उन ग्रन्थो की ही संज्ञा तन्त्र है। वाराही तन्त्र के 
अनुसार सृष्टि, प्रलय, देवाचंत, सवंसाधन, पुरश्चरण, षट्कर्म ( शान्ति, 
वशीकरण, स्तम्भन, विद्वेषण, उच्चाटन तथा मारण ) तथा घ्यानचयोग--इन 
सात लक्षणों से युक्त ग्रन्थ को आगम या तन्त्र कहते हर । 'तन्त्र' का वैशिष्ट्य 


१. तनोति विपुछानर्थान्‌ तत्त्वमन्त्र-समन्वितान्‌ । 
त्राणं च कुरुते यस्मातु तन्त्रमित्यभिघोयते ॥ 


कामिक आगम का वचन 
२. स्मृतिश्च तन्त्राख्या परमपिप्रणीता 1 


-—शाद्धूरभाष्य २।१।१ 
'स्यायतन्त्राण्यनेकानि तैस्तैरुक्तानि वादिभिः । 


यतयो थोगतन्त्रेषु यानु स्तुवन्ति दविजातयः ॥ 


. है +महाभारत ` 
३. सूष्टिशच प्रलयश्चैव देवताना यथाचनमु | 


साधन चव सर्वेषा पुरश्चरणमेव च ॥ 
पट्क्मं साधनं चैव ध्यानयोगश्चतुविषः । 
सप्तभिर्लक्षर्णथुंक्तम्‌ amd तद्‌ विदुर्बुधाः ॥ 
-ण्वाराहीतन्त्र का वचन 


नवम परिच्छेद : पौराणिक धर्म ४४२, 


मक्रया! है । वैदिक ग्रन्थों में निर्दिष्ट ज्ञानका क्रियात्मक अथवा विधानात्मक 
आचार तन्त्र का मुख्य विशिष्ट विषय है । ध्यातव्य है कि भारतीय सँस्कृति 
निगमागममूलक है । जिस प्रकार भारतीय घम और संस्कृति निगम ( = वेद ) 
पर अवलम्वित है, उसी प्रकार वह आगम ( तन्त्र ) पर भी आश्रित हे । निगम 
और आगम के परस्पर सम्बन्ध को सुलळकाता एक विषम पहेली है--नितान्त 
दुष्कर तथा दुर्भे्य, परन्तु तान्त्रिक ग्रंथो के अनुशीलन के आधार पर यह सुल- 
झाया जा सकता हे । तथ्य यही है कि तन्त्र दो प्रकार के हैं--वेदानुकूल तथा 
वेदवाह्य । कुल्नुकभट्ट ने श्रुतिश्च द्विविधा--वैदिकी तान्त्रिकी च कहकर वेदा- 
नुकूल सिद्धान्तो के प्रकाशक तन्त्रो की ओर संकेत किया है और उन्हें सवथा 
श्रुत्यनुकूल स्वीकृत किया है । वैष्णव भागम ( पाश्वरात्र तथा वैखानस) तथा 
शैव आगम ( पाशुपत, शैव सिद्धान्त आदि के मूल ग्रन्थ ) के अनेक सिद्धान्त 
वेदानुकूल ही हैं, यद्यपि किन्ही अवैदिक सिद्धान्तो के प्रतिपादन के कारण इन्हें 
अनेकत्र वेदवाह्म' कहा गया हँ । महिस्वःस्तोत्र मे इनकी गणना ‘aay’ के 
बाहर ही की गयी है । शंकराचार्य ने पाश्चरात्र के मूल सिद्धान्त चतुव्यूहवाव 
को वेदविरुद्ध माना २ हैं, यद्यपि उपासनाविषयक अनेक तथ्यों को वे वेदातुकूल 
ही मानते हैं । शैवागम को इसी प्रकार अप्पय दीक्षित वेदवाह्य कभी अंगीकार 
नही करते । तन्त्रो के वेद से वाह्य तथा विपरीत होने तथा जनसमाज मे 
निन्दित होने का कारण भी खोजा जा सकता है! 

शाक्ततन्त्र के सप्तविध आचारो मे वामाचार अन्यतम आचार 2 । शाक्त 
मत मे पश्चमकारोपासना एक नितान्त अन्तरंग तथा गुढ साधना है। इसके 
अन्तर्गत पाँच मकारादि शब्द आते हैं--मत्स्य, मांस, मद्य, मुद्रा तथा मैथुन । 
सममाचार के अनुसार ये अन्तर्याग के लिए उपयुक्त साधन है।१ इन्हे सामान्य 
भौतिक अर्थ मे न लेकर अभौतिक प्रतीकात्मक रूप मे ग्रहण करना ही शार््र- 
मर्यादा है। परन्तु इस मर्यादा का उल्लंघन कर इन्हें स्थूल भौतिक अर्थ मे लेकर 


१. त्रयी सांख्यं योगः पशुपतिमतं वैष्णवमिति । 
प्रभिन्ते प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च ॥ 
~¬महिम्नःस्तोत्र, इलोक संख्या x | 
२. द्रष्टव्य शाकरभाष्य TATA २।२।४२--४५ । 
वेदप्रतिषेधश्च भवति । चतुर्प्‌ 82g प्रं श्रेयोऽलब्ध्ा शाण्डिल्य इदं शास्त्र- 
मघीठवान्‌ इत्यादि वेदनिन्दादर्शचात्‌ । तस्मादसंगतैषा कल्पनेति सिद्धम्‌ । 
२२४५ के भाष्य का अन्तिम निर्णय । 
३. द्रष्टव्य बलदेव उपाष्याय--भारतीय दर्शन, षष्ठ सं० ( १९६० )। 
४. वही, पृष्ठ ७५३-७८५ | 


२६ Yo fro 


४५० पुराण-विमर्श 


उनका वैसा ही प्रयोग करना वामाचार की प्रतिष्ठित उपासना विधि है। इस 
उपासना विधि का केन्द्र है आसाम मे स्थित प्रख्यात ( या कुख्यात ? ) शवित- 
पीठ कामाख्या, जहाँ तिब्बती पूजा-पद्धति का भी पर्याप्त प्रभाव पडना स्वयं तंत्र 
ग्रंथो को मान्य है । रुद्रयामल तंत्र को उक्ति ट्‌ कि afag ऋषि ने इस उपासना 
को महाचीन ( भोट देश=तिव्वत मे स्वयं सीखकर भारतवपं में प्रचार 
किया । यह ऐतिहासिक तथ्य है कि तिब्बत मे ‘ata’ नामक एक विशिष्ट घाभिक 
सम्प्रदाय था जिसकी नितान्त स्थूल भौतिकवादी उपासना का प्रचार पूरबी 
सीमान्त प्रदेशो से होकर आसाम तथा बंगाल मे दशमी शती के आसपास 
हुआ । यह निश्चयेन विदेशों तथा अवैदिक थी । इसे भी शास्त्र की मर्यादा के 
भीतर अंतर्भुक्त करते तथा बैदिकत्व का पूरा आवरण डालने की दृष्टि से ही 
वैदिक संत्रगष्ठा वसिष्ठ के हारा इसके प्रचार की कल्पना गढ़ ली गयी होगी-- 
ऐसी कल्पना करना निराधार नही कहा जा सकता । इस प्रकार वामाचार को 
घृणित, जघन्य पूजा-विधि देखकर ही dal के विषय मे विद्वानो मे हेय दृष्टि 
का उदय हुआ । परंतु सब बछड़ो को एक ही डण्डे स हाँकना ठीक नही होता | 
तंत्र के अधिकाश सिद्धांत तथा उपासना-प्रकार भी नितान्त वेदानकुल है । 
वेद तथा तंत्र का भेद अधिकारी-भेद तथा युगभेद से माना गया हे । वेद के 
क्रियाकलापो मे frat ( ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य ) का ही अधिकार है, वहाँ 
तत्र ने अपने क्रियाकलाप के लिए अपना हार प्रत्येक वर्ण के fea, शुद्र तथा 
स्त्रीजनो के लिए भी, उन्मुक्त कर रखा हे saw किसी का भी प्रवेश निषिद्ध 
नही है । निगम जहाँ मुख्यतया ज्ञानप्रधान हे, वहाँ भागम मुख्यतया क्रिया- 
प्रधान है यह ठो हुआ अधिकारी-भेद से पार्थक्य । युगभेद से भी पार्थक्य माना 
गया है । महानिर्वाण तंत्र कहता है कि आगम मार्ग के विना कलियुग मे उद्धार 
का कोई मागं नही है; वहा फुलाणंवतन्त्र grad के विषय मे कह रहा है-- 
सत्ययुग मे वेद तथा वैदिक उपासना का विधान है; त्रेता मे स्मृति तथा स्मातँ. 
पुजा का; द्वापर मे पुणण तथा पौराणिक उपासना का और कलियुग से तंत्र 
तथा तात्रिक उपासना का - 
विना ह्यागममार्गेण कलौ नास्ति गतिः प्रिये | 
-—महानिर्चाणतंत्र । 
कृते श्रुतयुक्त आचारस्त्रेतायां स्मृतिसम्भवः | 
द्वापरे तु पुराणोक्त: कलावागमसम्मतः ॥ 
कुला णेबतंत्र व 
निष्कर्ष यह है कि तात्रिकी उपासना विद्वज्जन से लेकर पामरजन तक तथा 
ब्राह्मण से लेकर शुद्र तक अवाघ रूप से, अनियंत्रित रूप से सबके लिए विहित है । 


नवम परिच्छेदं : पौराणिक धर्म ४५१ 


विशेषत; उस कलियुग के लिए वह अनिवाय अनुष्ठान है, जिसमे हम-आप इस 
समय निवास करते है फलतः समयोपयोगी तथा विश्वोषयोगी होने से 
तान्त्रिक अनुष्ठान का आजकल बोलबाला सर्वोपरि है । 


तन्त्र ओर पुराण 

तन्त्र तथा तान्त्रिक अनुष्ठानों के विषय मे पुराणों मे अनेक और परस्पर” 
विपरीत मत उपलब्ध होते हैं । देवीभागवत तथा वराहपुराण मे इस विषय 
का विवेचन विशेष रूप से मिलता है । 

(क) लोकों के मोहन के निमित्त ही शंकर ने तन्त्रो की रचना की--- 
समस्त तन्त्रो की । शैव, वेष्णव, सौर, शाक्त तथा गाणपत्य आगमो का निर्माण 
भगवान्‌ शंकर ने ही किया । यह उन ब्राह्मणो के उद्घाराथं है जो वेदमागं से 
बहिष्कृत है? । deat के विषय मे पुराण की यही सावभौम दृष्टि है । 

(ख) तन्व्र मे ऐसे भी अंश है जो वेद से विरुद्ध नही है। फलतः 
ऐसे अंशो के ग्रहण मे वेदिको का किसी प्रकार के दोष की उदूभावना न करनी 
चाहिए । परन्तु वेद से भिन्न अथंवाले तान्त्रिक अनुष्ठान मे द्विज कभी अघि- 
कारी नही होता । वहाँ तो उन्ही जनो का अविकार होता है जो वेद से वहि- 
भूत हाते ह :-- 

तत्र वेदाविरुद्धोऽशोऽप्युक्त एव क्वचित्‌ क्वचित्‌ | 
वेदिकेस्तद्‌-ग्रहे दोषो न भवत्येव कहिचित्‌ ॥ ३१ ॥ 
सवंथा वेद-भिन्तार्थे नाधिकारी द्विजो भवेत्‌ | 
वेदाधिकारहीनस्तु भवेत्‌ तत्राधिकारवान्‌ ॥ ३२॥ 
देवीभाग०, ७ स्कन्ध, ३९ अ० | 
वेदानुष्ठान को ही विहित माननेवाले पुराणकर्ताओं का यह दृष्टिकोण 
सर्वथा नैसर्गिक है । उस युग में भी तन्त्र सर्वथा वेदवाह्म नही माने जाते थे, 
प्रत्युत उनमे वेद से अविरुद्ध सिद्धान्तो की भी सत्ता अवश्यमेव वर्तमान थी 
जिसका अनुष्ठान सर्वेथा ग्राह्य अर आदरणीय माना जाता था । 
| (ग युगभेद से भी उपासनाभेद को किन्ही पुराणों ने अंगीकार किया 
है । चारो युगो मे क्रमशः वेद, स्मृति, पुराण तथा तन्त्र का प्राबल्य था । 


फलतः कलियुगी जीवो के कल्याणाथं तन्त्र का प्रावल्य वर्तमान युन मे मानना 
अनेक पुराणो मे उल्लिखित है* । 


१. देवीभागवत ७।३९।१८ 
२. वराह्‌० ७०।२४-२५; पद्य ६।५३।४-५; ६।५३।२६-२७ | 


४५२ पुराण-विमश॑ 


( घ ) देवीभागत के समय मे dome आगम के अनुयायी तप्त मुद्रा 
धारण करते थे और इस पुराण की दृष्टि मे वे बेदमाग से वहिष्कृत माने 
जाते थे । - ( देवीभाग० ९।१।३१ ) । 


( ड ) देवीभागवत के भी वचन ऊपर के सिद्धान्तों के प्रतिपादक हँ । यह 
वेद को ही धमं का एकमात्र प्रमाण मानता है । इसलिए वेदानुकूल होने से ही 
स्मृति तथा पुराण भी प्रमाणकोटि मे माने गये है । रही तन्त्र की प्रामाणिकता 
की वात । यहाँ भी बही सिद्धान्त लगाया गया । वेद से अविरोधी तन्त्र तो 
qa होता है और वेद से विरोधी तन्त्र कथमपि मान्य नही होता। 
इससे स्पष्ट है कि देवीभागत के काल मे तन्त्र का समावेश पुराणो मेहो 
गया था तथा दोनो प्रकार के उसके रूप थे--वेदविरोधी तथा वेदाविरोधी । 
इनमे द्वितीय रूप ही प्रमाण कोटि के भीतर माना जाता था । वेदचिरोघी तन्त्र 
की मान्यता कथमपि ग्राह्य नहीँ यो । देवीभागवत के ये तथ्य बड़े ही सारवान्‌ 
तथा महस्वशाली है? । 


पुराणो मे तान्त्रिक विषयो के अनुप्रवेश के समयविपय मे विद्वानों मे 
ऐकमत्य उपलब्ध नही होता । eto हाजरा ने इस विषय का अपने ग्रन्थ मे 
बहुत विचार कर कुछ निप्कर्षो को निकाला है*--अष्टम शती से प्राचीचतर 
पुराणाशो मे तान्त्रिक पुजा का लेश भी विद्यमान नही है । प्रथमतः पुराणो में 
किसी देवनिशेष के मुद्रान्यास आदि का ही वर्णन किया गया और तदनन्तर 
समग्र तान्त्रिक विथियो का उपन्यास स्मार्त कर्मो के संग मे ही विना किसी 
वसत्य के पुराणो ने प्रस्तुत किया । दशम तथा एकादश शती मे पुराणों मे 
तन्त्रो ने अपनी पूर्ण प्रतिष्ठा तथा प्रामाण्य प्राप्त कर लिया । गरुड और अग्निः 
पुराण मे उपलब्ध तान्त्रिक विधान इसके प्रमाण हैं। 


१. श्रुतिस्मृति उभे AF पुराणं हदयं स्मृतम्‌ । 
एततु-त्रयोक्त एव स्याद्‌ घर्मो नान्यत कुत्रचित्‌ ॥ २१ ॥ 


१ > > 


पुरारीपु क्वचिच्चैव तन्त्रहष्टं यथातथम्‌ । 
qa वदन्ति तं धर्म गृह्णीयान्न कदाचन ॥ २४ ॥ 
वेदाविरोधि चेत्‌ तन्त्रं तत्‌ प्रमाणं न संशयः । 
प्रत्यक्षश्रुतिविरुद्धं यत्‌ तत्‌ प्रमाण भवेन्न च ॥ २५ ।! 
“एदेवीभागवत, ११ स्कन्ध, १ अध्याय | 
२, Puranic Records on Hindu Rites and Customs नामक 
ग्रन्थ के पन्डम परिच्छेद मे इनका विस्तार देखिए 1 


नवम परिच्छेद : पौराणिक धर्म ४५३ 


अस्निपुराण का पूजाविधान पाश्वरात्र विधि के अनुसार है, यह अन्तरंग 
अनुशीलन से स्पष्ट होता है । पाचरात्रों से वर्तमान भरिनपुराण अत्यन्त 
प्रभावित है । इसपर शैव तथा शाक्त तन्त्र का कुछ भी प्रभाव लक्षित नही 
होता । इसने २५ पाञ्चरात्र संहिताओ का नामतः उल्लेख किया है! । इस 
पुराण ने २१ अ० से लेकर १०६ अ० तक तान्त्रिक कर्मो तथा विधानों का ही 
विस्तृत अथ च विशद विवरण दिया है । आगे-पीछे देखने से यह स्पष्टतः किसी 
अर्वाचीन युग मे जोड़ा गया अंश है। यहाँ पाश्वरात्र विधियों का इतना 
साङ्गोपाद्ध विवेचन है कि प्रकाशित पाञ्चरात्र संहिताओ के साथ इनकी तुलना 
कर इनके मूल स्थान का भी पता लगाया जा सकता है । 


उदाहरणार्थ, तान्त्रिकी दीक्षा का विवेचन बड़े aaa के साथ किया गया 
है । साथ ही साथ त्रिविध पशुओ ( विज्ञानाकल, प्रलयाकल ,तथा सकल पशु ) 
के निमित्त विभिन्न प्रकार की दीक्षा विवेचित है । समय दीक्षा (५१ ao), 
संस्कार दीक्षा (८२ ato), निर्वाण दीक्षा ( ८३ अ० ) का विवरण अपने पूर्ण 
तान्त्रिक वैभव तथा विस्तार के साथ यहाँ इतनी सूक्ष्मता से है कि ग्रन्थकार 
किसी तान्त्रिक ग्रन्थ का यहाँ संक्षेप प्रस्तुत करता प्रतीत होता है जो उसकी 
संग्राहिका शैली के नितान्त अनुरूप है । इस प्रकरण मे तान्त्रिक मन्त्रों का भी 
यथास्थान प्रयोग मिलता है । *षट्कर्मो शान्ति, वशीकरण, स्तम्भन, विद्वेष, 
उच्चाटन तथा मारण--का विवरण Ao १३८-१४४ ao तक विस्तार के 
साथ है । गरुडपुराण मे भी तान्त्रिक विधिविधानों की वर्तमान उपलब्धि ( ato 


७-११, २१-२३, ३५-३७, ३८ आदि ) उसके आविर्भावकाल को नवम- 
दशम शती में नियन्त्रित कर रही है । 


तन्त्र का सञ्चिवेश प्राचीन पुराण जैसे वायु, भागवत, विष्णु, माकंण्डेय 
मादि मे विल्कुल नही है । भागवत में वेदिकी पूजा के संग मे तांत्रिकी तथा 
मिश्र पूजा का संकेतमात्र है, कही भी विस्तार नही किया गया । उपपुराणो के 
निर्माणको प्रेरणा, लेखक की दृष्टि मे, तंत्रो के व्यापक प्रभाव का परिणत 
फल मानी जा सकती है । उपपुराण किसी एक देवता के पूजा विधान के विव- 


१. अग्नि ३१, अ० २-५ इलो०। इन नामो की डा० श्रादेर कृत An 
Introduction to the Pancharatra and the Ahirbudhnya 


Samhita ( Adyar. Madras ) मे दिये गये नामों से तुलना करनी चाहिए 
जिससे अग्निपुराण के आविर्भावकाल का भी पता चल सकता है । 


२. शान्तिवश्य स्तस्भनादि-विद्वेषोच्चाटने तत; । 
मारणान्तानि शंसन्ति षट्‌ कर्माणि मनीषिणः ॥ 


४५४ पुराण-विमर्श 


रण के निमित्त ही निमित हुआ है । फलतः उपपुराणों के युग मे तान्त्रिक पूजा 
का विधान पुराणो मे स्वतंत्र रूप से किया गया उपलब्ध होता है । महापुराणों 
मे तो वैदिक अन्त्रो के संग मेही तान्त्रिक मंत्रो का समावेश कही-कही वतं- 
मान है । यह घटना दशम-एकादशी शती मे प्रडुरतया से उपलब्ध होती है । 
इस तथ्य की पुष्टि के लिए देवीभागवत का एक ही दृष्टान्त पर्याप्त होगा । 


देवीभागवत की महापुराणता का खण्डन ऊपर सप्रमाण किया गया है। 
यह निःसन्देह एक उपपुराण ही है, परन्तु शाक्त लोगो के लिए यह किसी भी 
महापुराण से कम महत्त्व नही रखता 1 इसमे पराशक्ति के स्वरूप का जहाँ 
दाशंनिक विवेचन है, यहाँ उत्तकी पुजा विधि का गम्भीर तान्त्रिक प्रतिपादन है । 
समग्र पुराण का वातावरण ही तन्त्रमय हे । नाना रुपो मे शक्ति का प्राधान्य 
वतलाना पुराण-कर्ता को अभीष्ट हे । विभिन्न स्थानों मे विशिष्ट देवी के नाम 
का उल्लेख एक प्रे अध्याय (७1३८ ) मे मिलता है जिसमे merge की 
महालक्ष्मी, तुळजापुर की देवी, हिंगुला, ज्वालामुखी, शाकम्भरी, भ्रमरी आदि 
के स्थानो का उल्लेख कर विन्व्याचलनिवासिनी विन्व्यादेवी सर्वोत्तम!त्तम 
वतलायी गयी है। इससे पूर्व ही एक अध्याय (७1३५ ) मे षट्चक्र फे निरूपण 
मे पूर्ण तान्त्रिता की अभिव्यक्ति है। शारद तथा चैत्र--उभय नवरात्रो के 
ब्रत भगवती की प्रसन्नता के कारण होते हैं तथा ७1३९ मे देवीका पूजा- 
पिघान वैदिक तथा तान्त्रिक उभय मन्तो की सहायता से निष्पन्न माना गया 
है 1 ७४० मे वाह्यपूजा का विस्तार से वर्णन मिलता है। इससे पूर्व तृतीय 
स्कन्ध फे २६ तथा अन्य अध्यायो मे कुमारी-पूजन जैसे विशुद्ध तान्त्रिक अनुष्ठान 
की विधि वतलायी गयी है तथा इस कार्ये मे निषिद्ध फुमारियो का भी विवरण 
विषय की ofa के लिए किया गया है । नवम स्कन्ध के चतुर्थ अध्याय में सर. 
स्वती का स्तोत्र, पूजा, कवच आदि तान्त्रिक अनुष्ठान के अनिवार्य अगो का 
विवरण देकर ग्रन्यकार लोकप्रचलित पष्ठी, मंगल चण्डी तथा मनसा ( नाग) 
देवी के पूजन सथा उससे जायमान फळ को बाख्यानमुखेन वर्णन करता है । 
( ९४६ ४७ तथा ४५ क्रमशः ) । इन देवियों के पुक्षेत्र बंगाल मे होने से 
इस पुराण के निर्माण का भौगोलिक क्षेत्र भी यही पूर्वी प्रान्त साना जाना 
चाहिए । यह तो ऐतिहासिक तथ्य है कि बंगला साहित्य के मध्य पुग मे इन 
देवियों के याख्यानों का वर्णन अलंकृत शैली मे काव्य रूप मे उपलब्ध होता है 
जिन्हे मंगल वाग्य के नाम से पुकारते हैं। इस प्रकार देवीभागवत शक्ति की 
तान्त्रिक आराधना का प्रतिपादक एक महनीय उपपुराण हे जो विषय की 
गम्भीरता, प्रतिपादन की विविधता और दार्शनिक तत्त्वो के उन्मीलन मे किसी 
मी महापुराण से घठकर नहीं है । 


नवम परिच्छेद $ पौराणिक धर्म. ४५५ 


श्रीसत्यनारायण व्रत-कथा 


यद्यपि भारत के कोते-कोते में प्रत्येक शुभ अवसर पर श्री सत्यनारायण 
ब्रत-कथा का समादर किया जाता है तथापि प्रचलित कथा की पुष्पिका में दिया 
गया “स्कन्दपुराणे रेवा खण्डे' पण्डितो में सदैव विवाद का विषय रहा है, 
क्योकि स्कन्दपुराण की इस समय उपलब्ध प्रतिलिपियों के रेवाखण्ड मे यह 
कथा नही है । किंवदन्तियो से यह agad है कि जो वस्तु संकेतित संस्कृत की 
पुस्तको में उपलब्ध न हो सके, उसके वारे मे समझना चाहिए किया तो वह 
ब्रह्मलोक मे है या कालकवलित हो चुकी है, फिर भी आज के वैज्ञानिक भनु- 
सन्धानकर्ता को यह सहसा मान्य नही । साथ ही स्कन्दपुराणीय रेवाखण्ड की 
कथावस्तु का विण्णुब्रत-कथाओ मे साक्षात्‌ कोई लगाव भी नही है । तो क्या यह 
परम्परा निमू'ल है ? इस कौतूहल को लेकर इसकी मौलिकता के अन्वेषण में 
प्रायः समुपलब्ध सभी पुराणों का अध्ययन करने पर यह कथा भविष्यपुराण, 
खण्ड २ के प्रतिसर्ग पर्वं के २४-२९ अध्यायो मे वेकटेश्वर प्रेस, बम्बई, पुस्तका- 
कार की पृष्ठसंख्या ४५०-५५, Fo १९६७ और पत्राकार Fo Fo २७४-७९ ) 
मिली है । कथा कुल ६ अध्यायो मे है । प्रचलित पुस्तक से बहुधा साम्य रखते 
हुए भी चन्द्रचूड आदि राजाओं की कथाएँ विशेष रूप मे चणित है। ऐसा 
प्रतीत होता है कि इसे पुस्तक का रूप देते समय स्थल-विश्रम के कारण स्मन्द- 
पुराणे आदि कह दिया गया और कथा को पूर्ण बचाने के लिए कुछ श्लोक भी 
गढ़ लिये गये । 

श्रोसत्यनारायण ब्रत-कथा के विषय मे इस कथा के ऊपर तीन आक्षेप 
किये गये हैं जिनका उत्तर यहाँ क्रमशः दिया जा रहा है ४-- 

( १) स्कन्दपुराण के रेवाखण्ड मे यह कथा उपलब्ध होती है । वेंकटेश्वर 
प्रेस, वस्वई तथा नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ से प्रकाशित रेवाछण्ड मे इस कथा 
का अभाव अवश्य हैं, परन्तु बंगवासी प्रेस, कलकत्ता के संस्करण में यह 
उपलब्ध होती है । हाल मे ही ( १६६२ ) गुरुमण्डलग्रन्थमाला ( कलकत्ता ) के 
विशपुष्प के रूप मे प्रकाशित रेवाखण्ड मे यह कथा चार अध्यायो में ( go 
२३३-२३६ ) तथा छ ११२३-११३५ मे उपलब्ध है। प्रचलित कथा से 
अन्तर केवल अध्यायो का ही है; मूल रेवाखण्ड का तृतीय अध्याय ( २३५ वा 
अध्याय ) लम्बा होने से दो अव्यायो मे विभक्त कर दिया है जिससे आज इसमें 
पाँच अध्याय & | 

(२) लेखक का दूसरा आक्षेप है--“स्कन्दपुराणीय रेवाखण्ड की कथा- 
वस्तु का विष्णुन्रत कथाओ से साक्षात्‌ कोई लगाव भी नही है” । यह आक्षेप 
निराधार है। रेवाखण्ड मे नमदा के तीरस्थ शिवलिद्धों का विशेष विवरण 


४५६ पुराण विमर्श 


अवश्य मिलता है, परन्तु साथ ही साथ विष्णु-तारायण के पुजन-अर्चन का 
वाहुल्य भले ही न हो, अभाव तो कथमपि नही है। लिखा है कि रेवा (नमंदा) 
के दक्षिण तीर पर शैव मन्दिरो की प्रतिष्ठा है, तो वाम तीर पर विष्णु मन्दिरो 
की सत्ता है | अध्याय १९३, १९४ तथा १९५ इन तीन भध्यायों मे विष्णु की 
महिमा तथा लक्ष्मीनारायण के विवाह का वर्णन उपलब्ध होता है । इस प्रकार 
विष्णु की मान्यता रेवाखण्ड मे स्वीकृत होने से ततु-सम्बद्ध कथा की प्राप्ति 
उसके भीतर होना नितान्त स्वाभाविक है । फलत; रेवाखण्ड से विष्णुव्रत-कथा 
का सम्बन्ध स्वाभाविक है । 

( ३ ) भविष्यपुराण के प्रतिसर्गं पर्वं के २४-२६ अध्यायो मे यह कथा 
अवश्य मिलती है। रेवाखण्डीय कथा से इसकी तुलना करने पर यहाँ की 
सत्यनारायण कथा विस्तृत रूप में दी गयी है कतिपय नामो के अन्तर से 
कथा वही ज्यों की त्यो है । परन्तु रेवाखण्डीय साधु बनिया की कथा मे स॒त्य 
की उपेक्षा का जो दुष्परिणाम दिखलाया गया है, वह इतना स्वाभाविक तथा 
क्रमवद्ध है कि आलोचक को उसे ही मूल कथा मानने को वाध्य होना पड़ता 
है । कुछ उपबृहण करके ही चार अध्यायोवाळी कथा ६ अध्यायो मे वढाकर 
दी गयी है । पुराणों मे कथाओ का सन्निवेश कई स्थलों पर कतिपय सामान्य 
पार्थक्य के साथ मिळता ही है । इसमे आश्चर्य करने की बात नही । इस कथा 
का भौगोलिक क्षेत्र नमंदा-तीर बतलाया गया है, जो स्पष्टतः अपने मूल, रेवा 
( नमदा ) खण्ड का अविस्मरणीय संकेत है । 

( ४ ) सत्यनारायण के ब्रत तथा कथा का प्रचलन केवल उत्तरी भारत में 
ही नही है, प्रत्युत महाराष्ट्र A भी तथा आन्ध्र प्रान्त मे भी यह कथा सर्वेतो- 
भावेन प्रचलित हे । और सवंत्र इसका सूल स्यान रेवाखण्ड ही माना गया 
है । फलतः इतनी दीर्घकालीन तथा दोघेदैशिक परम्परा का अतिक्रमण करना 


कथमपि उचित नही है । यह कथा निःसन्देह रेवाखण्ड को ही है, इसमे सन्देह 
करने की कोई भी गुञ्जाइश नही । 


ऊ के 


दशस परिच्छेद 


पोराणिक देवता 


वैदिक देवता पुराणकाल तक आते-आते अपनी पूर्ण विभूति को धारण नही 
रख सके । इनमे से कुछ के स्वरूप का लोप ही हो गया और कतिपय अपने 
उदात्त रूप से च्युत होकर सामान्य स्तर पर विचरण करने लगे। वरुण का 
पौराणिक रूप इस तथ्य का उज्ज्वल दृष्टान्त है । वैदिक काल में वरुण अत्यन्त 
उदात्त स्तर पर कल्पित देव थे--नितान्त न्यायप्रिय, विश्‍व के प्रत्येक पदाथ के 
ज्ञाता तशा कर्मानुसार प्राणियो के कमंफल के वितरण करनेवाले ऐश्वयंसम्पन्न 
देव; परंतु पुराणकाल में उनमें एकदम ह्वास हो गया । कहाँ उनका उदात्त 
वैदिक रूप और कहाँ जलदेवता के रूप मे सीमित उनका पौराणिक विग्रह ! 
वैदिक देवो मे विष्णु तथा रुद्र का प्रामुख्य इस युग में निविवाद रहा। कुछ 
लोग गणेश को पुराणका की नयी उपज मानते हैं जिसमे आये से भिन्न पूजा- 
नुष्ठान का प्रचुर प्रभाव अङ्गीकार करते है, परंतु यह सर्वमान्य मत नही है । 
अधिकांश मनीषी गणपति को वैदिक देव मानते है जिनकी स्तुति “ब्रह्मणस्पति' 
के रूप मे वैदिक संहिताओ मे उपलब्ध है।* इस काल मे कतिपय प्राचीन 
वैदिक देवो के विषय मे नवीन कल्पना जाग्रत हुई--सूर्य इसके विशिष्ट 
निदर्शन है। शकन्कुषाणो के आगमन से प्रथम शती मे उनके उपास्य 
देव सूयं का भी तान्त्रिक अनुष्ठान भारत मे प्रचलित हुआ | इस नवीन 
कल्पना को पुराणो ने, विशेषतः भविष्यपुराण ने, स्पष्ट शब्दों मे स्वीकार 
किया है । भारतवर्ष मे सूयं के उपासको का अभाव होने के कारण शकद्वीप मे 
सूर्योपासक ब्राह्मणो ( मग, भोजक या शाकट्टीपी ) को विष्णु-वाहन गरुड ने 
स्वयं लाकर उस उपासना मे महान्‌ योगदान दिया--इसे स्पष्ट शब्दौ मे 
स्वीकारनेवाळे पुराण पर अप्रिय वार्ता के दबाने का दोष कभी आरोपित 
नही किया जा सकता । प्राचीन काल से आनेवाली सुयंपुजा के साथ 
इस नवीन तान्त्रिक सूर्यपूजा का समन्वय स्थापित कर पुराणो ने अपनी 


ae १. वृहस्पति या ब्रह्मणस्पति के स्वरूप के विषय मे द्रष्टव्य डा० मैकडानल १ 
वैदिक माइ्थोळोजी (हिन्दी रूपान्तर, चौखम्भा विद्याभवन, वाराणसी, १९६१), 
पृष्ठ १९१-१६७। 


४५८ पुराण-विमशं 


उदार संग्राहक वृत्ति का परिचय दिया है। हनुमान्‌ भी इस प्रकार 
एक नवीन देव के रूप मे गृहीत किये गये हैं। रामचन्द्र की उपासना के 
संग मे उनके अनन्य सेवक हनुमान्‌ की उपासना का छोकप्रिय प्रसार 
सर्वथा नैसर्गिक है। हनुमत्पूजा का प्रचार दशम शती मे आरम्भ हो 
चुका था, क्योकि ९२२ ईस्वी मे निमित मन्दिर मे हनुमान की मूर्ति स्थापित 
की गयी है । 

देवों के स्वभाव-स्वरूप में भी कुछ अन्तर अवश्य आ गया । पौराणिक 
देवता का रूप सगुण-साकार था । फलत; वे मानवों के विशेष सल्चिकट तथा 
यान्निष्य मे उपनीत हुए । वे मातव-सुख-दुःख के साथ भी घनिष्ठ सम्वन्ध मे 
आवद्ध हो गये । संसार के नाना दुःखो से सन्तश्च मानव अपनी दुःखद गाथा 
सुनाने के लिए किसी सहानुभूतिपू्ण देवता की खोज मे था जो उसे सुने, उसे 
दुर करने का अमृत औषध प्रदान करे तथा विचलित मानव-मानस को स्वस्थ 
बनाकर शान्ति प्रदान करे । ऐसे देव की कल्पना पुराणों ने की। पौराणिक 
देवता कही आकाश मे विचरणशील, जगत्‌ के कार्यो से उदासीन व्यक्ति न थे, 
प्रत्युत भूतळचारी मामवो के सुख-दुःख मे हाथ बटानेवाळे थे। इस प्रकार वैदिक 
देवो की अपेक्षा वे व्यक्तिगत सम्बन्ध के कारण भक्तो के बिलकुल पास थे। वे 


अविक मावा मे वैयक्तिक हो गये । वे निविशेष न होकर सविशेष रूप में 
प्रतिष्ठित हुए । 


पुराण में समन्वय साघन के वीज ही नहो, प्रत्युत पल्लवित तरु की कल्पना 
साकार रूप से वर्तमान है । प्राचीन युग से आनेवाली, लोक समाज मे प्रचलित 
होनेवाळी इतस्ततः विकीर्ण रूप से उपलब्ध होनेवाली उपासना-पद्धतियों 
आचारुूविचारो, कल्पना-माच्यताओ-सवका एक विराट समन्वय उपस्थित 
कर जो साहित्यिक रचना इनमे उपलब्ध है वह वैविध्य धारण करने ण्र भी 
सुसमंजस है, अनेकता सें मण्डित होने पर भी ऐक्य भावापन्न है, लोकप्रिय 
जन-विश्वासो का आगार होने पर भी शास्त्रीय विण्वासो से सम्पन्न है । इसी 
समन्वय भावना के कारण अबतारवाद का जन्म हुआ जिसके साथ भवित का 
सार्वभौम राज्य पुराणो पे विराजने लगा । कर्मकाण्ड तया ज्ञानकाण्ड की 
दुरूह्ता के कारण वे जनप्रिय नही हो सके । फळतः मानवहुदय को विकसित 
करनेवाली भक्ति ही एकमात्र प्रधान उपासना-मागं के रूप मे गृहीत हुई। इसी 
अकार घम तथा मानव-स्वभाव के सवेगात्मक पक्ष प्र आग्रह कर पुराण ने 
माचव-मन की परिष्कृति के नवीन सागं की उद्धभावना को । धर्म तथा साहित्य 


मे इस भक्तिमागे के योग से जो मधुरिमा, जो कोमलता आयी है वह पुराण- 
युग की एक विशिष्ट देन, है । 


+ 


दशम परिच्छेद : पौराणिक देवता ४५९ 


(क) 
पश्चदेव 

विष्णु 

ऋग्वेद के अनुसार विप्णु सौर देवता हैं अर्थात्‌ सूर्य के ही अव्यतस रूप 
हैं। विष्णु! नाम की निरुक्ति इसी तथ्य की द्योतिका है। यास्क का कथन है 
कि रश्मियो द्वारा व्याघ होने के कारण अथवा रश्मियों के द्वारा समग्र संसार 
को व्याप्त करने के हेतु सूर्य विष्णु” नाम से अभिहित किये जाते हैं। विष्णु के 
साथ त्रिविक्रम ( अर्थात्‌ तीन डगो को रखना ) नाम का अनिवार सम्बन्ध है । 
विष्णु ने अपने तीन डगो--_पादविक्षेपो--के हारा समस्त विश्‍व को माप रखा 
है । विःणु के इस वैशिष्ट्य का प्रतिपादक यह मन्त्र प्रत्येक संहिता में उपलब्ध 
होता है-- 


इदं विष्णुविचक्रमे त्रेधा निदधे पदस । 
समूढमस्य पांसुरे ॥ 

—( ऋग्‌० १।२२।१७ ) 
इसीलिए 'उरुगाय: ( विस्तीर्ण गतिवाला ) और उरुक्रमः ( विस्तीर्ण पाद- 
प्रक्षेप करनेवाला ) विभेषण विष्णु के साथ अविनाभाव से सम्बद्ध हे । ये तीन 
क्रम क्या हैं? इसकी द्विविध व्याख्या उपलब्ध होती है ) यास्क ने इस विषय मे 
शाकपूणि तथा औणंवाभ नामक आचार्यो के मत का उल्लेख किया है। शाक- 
पूणि के अनुसार ( तथा अर्वाचीन afgatat तथा ब्राह्मण ग्रंथों के अनुरूप ) 
विष्णु के तीन क्रम वग सम्बन्ध जगत्‌ के तीन लोको--एथ्वी, अन्तरिक्ष तथा 
आकाश से है जो धीरे-घीरे नीचे से ऊपर की ओर है। औणँवाभ के मन्तव्या- 
नुसार इन तीन डगो का सम्बन्ध सूर्यं की दैनंदिन परिक्रमा के तीन स्थानो 
उदयस्यान, Tea बिन्दु तथा अंतस्थान से हे । परंतु यह व्याख्या वेदिक भंत्रो से 
विरुद्ध होने के कारण आदरास्पद नहीं प्रतीत होती है! विष्णु का तृतीय क्रम 
सवसे ऊंचा स्थान वतलाया गया हे जहाँ से वह नीचे के लोक के ऊपर चमकता 
रहता है ( परमं पदमब भाति भारि--च६० १।१५४।६ )। यही उनका 


अथ यद्‌ विषितो भवति तद्‌ 'विष्णुर्भवति । विप्णुविशतेर्वा व्यशनोतेर्वा । 


निरुक्त १२1१९ 
यथा रहिमाभिरतिशयेचायं व्याप्तो भवति, व्याप्नोति वा रहिमिभिरयं सर्वम्‌, 
तदा विष्णुरादित्यो भवति ॥ 


| "ादुर्गाचाये २1३ 


४६० पुराण-विमर्श 


प्रिय लोक है जिसकी प्राप्ति के लिए साधक की कामना सतत जागरूक रहती 
है। वहाँ उनके भक्त लोग आनन्द मनाया करते हैं। चह सवका सच्चा बन्धु 
हैं। उसके परमपद मे मधु का भरना ( उत्स ) वर्तमान है जिससे उसके भक्त 
भाप्यायित्त रहते हैं । ऋग्वेद का कहना हे--विष्णु के परमपद को विद्वान्‌ लोग 
सदा आकाश मे वितत सूर्य के समान देखते है-- 
तद्‌ विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः | 
दिवीव चक्षुराततस्‌ ॥ 
—( FA १।२२।२० ) 
इस मंत्र का स्पष्ट अभिप्राय है कि विष्णु का तृतीय पद या परमपद 
आकाश मे ऊँचे पर स्थित है। जिस प्रकार आकाश मे रश्मियो को चारों ओर 
फैलानेवाला सूर्यं चमकता है, उसी प्रकार यह परमपद भी उस ऊँचाई से 
चारो ओर चमकता है । ऋग्वेद का यह मंत्र ही स्वतः और्णवाभ की कल्पना 
की पृष्टित करके शाकपूणि के सिद्धान्त को सिद्ध तथा प्रामाणिक वतला 
रहा है। 
विष्णु वेद मे एक वलरहित निवंल देवता के रूप मे चित्रित नही किये 
गये हैं । इन्द्र के साथ उनकी गाढ मित्रता तथा सहवास से भी यह चात अनुः 
मेय है कि वे भी इन्द्र के समान ही वीर्यशाली wat वलसम्पन्न देवता हैं । इसके 
अतिरिक्त दीर्घतमा औचथ्य ऋषि ने विष्णु के तीन वीर्यंपूर्ण कार्यो का उल्लेख 
किया है--( १ ) उन्होने एथिवी के ऊपर विद्यमान लोको का निर्माण किया है, 
( २) ऊध्वेलोक मे विद्यमान आकाश को दृढ बनाया है। किसी युग मे वह 
हिलतान्डुलता अस्थिरता का दृान्त बना हुआ था । विष्णु के प्रभाव से ही वह 
अपने स्थान पर हृढ तथा स्थिर बना हुआ है। (३) तीसरा पराक्रम है तीन 
डग रखना जिसका उल्लेख पहले ही किया गया है। भयंकर पर्वत पर रहने- 
वाला ( गिरिष्ठा |, स्वतंत्रता से विचरण करनेवाला ( कुचरः) सिंह जिस 
प्रकार प्राणियों मे अपने पराक्रम से प्रख्यात है, उसी प्रकार विष्णु भी अपने 
पराक्रम के कारण ही मनुष्यो की स्तुति के पात्र है-- 
प्र तद्‌ विष्णुः स्तवते वीर्येण 
मृगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठाः ॥ 
—( ET १।१५४।२ ) 
वेद मे विष्णु का सम्बन्ध गायों के साथ विशेष रूप से दीख पड़ता है और 
यह परस्परा वैष्णव घमं के इतिहास मे सर्वत्र लक्षित है। काण्व मेधातिथि 
ऋषि की आध्यात्मिक अनुभूति है--विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ( ऋग्वेद १।२२;१८ ) 


दशम परिच्छेद : पौराणिक देवता ४६६ 


अर्थात्‌ विष्णु अजेय गोप है--ऐसे रक्षक हैं जिनका दम्भन या पराजय कथन 
मपि नही किया जा सकता । दीघंतमा औचध्य ऋषि की अनुभूति और भी 
स्पष्टवर है! उनका कथन है कि विष्णु के परमपद मे या उच्चतम लोक मे 
गायों का निवास है जो भूरिस्युद्धा-- अनेक शृङ्गो को धारण करनेवाली तथा 
*अयासः/--नितांत चंचल हैं--- 

ता वां वास्तून्युश्मसि गमध्यै 

यत्र गावो भूरिश्युट्धा अयासः ॥ 

तन्‌ BT ११५४६) 


भौतिक जगत्‌ में 'भूरिश्वद्भा अयासः गाये सूर्य की चंचल किरणे हैं जो 
आकाश मे नाना दिशाओं को उद्‌भासित करती दीख पड़ती हे । इन्ही मन्त्रों के 
आधार पर अवान्तरकाडीन वँप्णव मत के अनेक सिद्धान्त अवलंबित हैं । 
विष्णु का सर्वोच्च पद 'गोलोक' कहलाता है जिसका वैष्णव ग्रन्थों में बड़ा ही 
सांगोपांग वर्णच मिलता है ।* गोपवेषधारो विष्णु भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही है, 
इसमे संदेह की गुंजायश नही । महाकवि कालिदास ने अपने मेघदूत में मेघ 
के विचित्र died की कल्पना के अवसर पर इस गोप-वेषधारी विष्णु का 
स्मरण किया हे-- 
रत्तच्छाया-व्यतिकर इव प्रेक्ष्यमेतत्‌ पुरस्ताद्‌ 
वल्माकाग्रात्‌ प्रभवति धनुः खण्डमाखण्डलस्य | 
येन शयामं वपुरतितरां कान्तिमापत्थ्यते ते 
बर्हेणेव स्फुरितरुचिना गोपवेषस्य विष्णोः ॥ 
मेघ १1१५ 
विष्णु का सम्वन्ध इन्द्र के साथ बड़ा घनिष्ठ है। मनेक मन्त्रों मे वे दोनो 
एक साथ ही प्रशंसित किये गये हैं । वृत्र के मारने के अवसर पर इन्द्र विष्णु 
से प्रार्थना करते है कि वे अपने विक्रम को और भी अधिक वढा दें। संहिता- 
काळ में ही विष्णु का पद देव-मंडली मे कम महत्वपूर्ण न था, इसका परिचय 
हमे एक अन्य घटना से भी मिलता है । एक मन्त्र में वे गर्भ के रक्षक बतलाये 
गये है तथा अन्य देवो के साथ गर्भे की स्थिति तथा पुष्ठिके लिए उनसे 
प्रार्थना की गयी है । मानव-जीवन के संरक्षण मे जो देवता नितांत समर्थ तथा 
कृतकार्य है, ag सोमयाग मे विशेष महत्त्वपूर्ण न होने पर भी साधारण जीवन 
के लिए उपयोगी, गौरवशाली तथा लोकप्रिय अवश्य हैं; इसमे तनिक भी संदेह 
नही है । 


१. द्रष्टव्य ब्रह्मसंहिता ३३२ 1 


४९२ पुराण-विमर्श 


ब्राह्मण-युग में विष्णु 

ब्राह्मण-युग मे यज्चसंस्था का विपुल विकास सम्पन्न हुआ और इसके साथ 
ही साथ देवमण्डलो मे विष्णु का महत्व भी पूर्वापेक्षया अधिकतर हो गया । 
विष्णु की एकता यज्ञ के साय को गयो--पज्ञो चै विष्णुः 1 और इसमे स्पष्डत; 
सिद्ध होता है कि ऋत्विजों की दृष्टि मे विष्णु समत्व देवताओ मे श्रेष्ठ तथा 
पवित्रतम माने जाने लगे, क्योकि इनको मान्यता के अनुसार यज्ञ से बढ़कर 
पवित्र तथा श्रेयस्कर वस्तु अन्य होती ही नही । ऐतरेय ब्राह्मण के आरम्भ में 
ही अग्ति हीन ( अवम ) देवता माने गये है तथा विष्णु ( परम ) श्रेष्ठ देव 
स्वीकार किये गये हे । इस युग मे विष्णु के तीनों डगो का सम्वन्ध स्पष्ट रूप से 
पृथ्वी, अन्तरिक्ष तथा आकाश से स्थापित किया गया और इनका अनुकरण 
यज्ञ में यजमान फे द्वारा भी किया जाने लगा । यज्ञ मे यजमान विष्णुनक्रम! 
का अनुकरण कर तीन पगो को वेदी पर रखता है। इस प्रकार यज्ञात्मक 
विष्णु के साथ यजमान का ऐक्य-स्थापन ब्राह्मण ग्रंथ का अभिप्राय प्रतीत 
होता है । इस ग्रंथ मे असुर से युद्ध के अवसर पर विष्णु के तीन क्रम रखते 
की कथा का उल्लेख हे । विष्णु ने असुरो से पृथ्वी छीनकर इंद्र को दी। 
असुरो तथा इंद्र-विष्णु मे लोको के विभाजन के विषय मे झगड़ा हुआ । असुरों 
ने कहा कि जितनी geal विष्णु अपने तीन पगो के द्वारा ले सकते हैं, उतनी 
पृथ्वी इंद्र को मिलेगी । तब विष्णु ने अपने पगो से समग्र लोक, वेद तथा 
वाणी इन तीनो को मापकर स्वायत्त कर लिया ।* शतपथ ब्राह्मण का भी 
कथन इसी से मिळता-जुलता है । इस ब्राह्मण के अनुसार विष्णु ने अपने पैरो 
के रखने से देवताओ के लिए ag सर्वंशक्तिमत्ता asia कर दी जिसे वे धारण 
किये हुए हैं । इस प्रकार ब्राह्मण ग्रंथो मे विष्णु असुरो से पृथ्वी तथा सरवन 
शक्तिमत्ता छीननेवाले गौरवशाली देवता के रूप मे प्रतिष्ठित होते हैं। 

'इस विशाल ब्रह्माण्ड के भीतर विष्णु की अदम्य शक्तिमत्ता, अलौकिक 
प्रभाव तथा उपयोगिता समझने के लिए उनके वास्तव स्वरूप की समीक्षा 


१, alas देवानामनमो विष्णुः परम, तदन्तरेण सर्वा अन्या देवता । 

ऐतरेय ब्राह्मण १1१ । 

२. इंद्रश्‍च विप्णुश्चासुरैयुयुधाते । ता ह जित्वोचतुः कल्यामहा इति । ते 

ह्‌ तथेत्यसुरा ऊचुः । सोऽब्रवीदिद्रो यावदेवायं विष्णुस्त्रिविक्रमते तावदस्माकं 
युष्माकमितरद्‌ । इति । स इमान्‌ लोकान्‌ विचक्रमेञ्यो वेदान्‌ अथो वाचम्‌ । 


--ऐतरय ब्राह्मण ६1३1१५! 
३. शतपथ घ्राह्मण १।९।३।९ 


दशम परिच्छेद :: पौराणिक देवता ४९३ 


नितांत आवश्यक है । विश्व मे दो शक्तियाँ है--पोषक शक्ति तथा शोषक 
शक्ति, धनाऱ्मक शक्ति तया ऋणात्मक शक्ति । इसकी वेदिक परिभाषा है-- 
अग्निषोम, प्राण तथा रयि । जगत्‌ के मूल में ही दोनो शक्तियाँ जागरूक 
रहती हैं । इन्ही दोनो शक्तियों के नावा प्रभाव तथा उपबूंहण का सम्मिलित 
परिणाम वह वस्तु हे जिसे हम जगत के नाम से पुकारते है। .इनमे से एक 
शक्ति पोषण करती और दूसरी शक्ति शोषण करती है 1 इस 'अग्निषोमात्मक 
,विश्व मे अग्नि तर; के प्रतिनिधि हैं र्र, तो सोमंतत्त्व के प्रतीक हैं विष्णु । 

भगवान्‌ सद्र का भौतिक आधार वस्तुतः afta ही है। अग्नि के दृश्य 
तथा भौतिक आधार के ऊपर रुद्र की कल्पना वेद मे की गयी है। दोनो का 
साम्य बिल्कुल स्पष्ट तथा विशुद्ध है। अग्नि की शिखा ऊपर उठती है; मतः 
रुद्र के ऊध्वं लिंग की कल्पता युर्क्तियुक्त रूप से की गयी हे। शिव की जलघारी 
अग्निवेदी का प्रतीक है । जिस प्रकार अग्नि वेदो पर जलते है, उसी प्रकार 
'शिवर्शलग जल्धारी के मध्य में रखा जाता है। अग्नि मे घृत की आहुति के 
समान शिव का अभिषेक जळ के द्वारा किया जाता है। शिव-भक्‍्तो के 
भस्म धारण करने की प्रथा का रहस्य इसी vear में छिपा हुमा है। भस्म 
अग्नि से उत्पन्न होता हे और इस भस्म को शिव के अनुयायी उपासक 
अपने उत्तमांग पर धारण करते है। अतः साक्षात रूप से“ दोनो Sat की 
तुलना करने पर हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि रुद्र ही अग्नि के प्रतिनिधि 
हैं। इस विषय मे वैदिक प्रमाणो का अभाव नही है । ऋग्वेद ( २।१।६ ) का 
'त्वमन्ने रुद्रो असुरो महो fea’ मंत्र डंके. की चोट इस एकीकरण की ओर 
संकेत कर रहा हे । अथर्व का मंत्र 'तस्मै रुद्राय नमो अस्त्वग्नये ( अथर्व 
७।५३) इसी ओर इङ्गित कर रहा हे 1 शतपथ ब्राह्मण रुद्र की आठौ 
मुतियो को आठ भौतिक पदार्थो का प्रतिनिधि बतला रहा है जिनमे रुद्र 
अग्नि के साक्षात्‌ प्रतिनिधि है-- 

अरिनिर्वे स देवः । तस्येतानि नामानि शर्वं इति यथा प्राच्या 
आचक्षते। भव इति यथा वाहीकाः। पशूना पती रुट्रोऽग्निरिति 
तान्यस्य अशान्तान्येवेतराणि नामानि । अग्निरित्येव शान्ततमस्‌ | 

शतपथ १।७।३।८ 

इस प्रकार रुद्र अग्नि के प्रतीक ठहरते हैं 1 

विष्णु सोम के प्रतिनिधि है। जगत्‌ का पोषक तत्त्व है सोम। सोम at 
इस चील गगन के प्रागण में विचरणशील चंद्रमा हे । सोम;ही ओषधियों का 
शिरोमणि है इथ्वी के 'प्रागण में । सोम का रस निकालकर अग्नि मे हवन 
किया जाता है । ऋत्विग्‌ तथा' यजमान यज्ञ के प्रसादेख्य से इसी सोमरस का 


४६४ पुराण-विमश 


पान कर अलौकिक तृप्ति तथा संतोष का अनुभव करते हैं। सोमरस के 
पान का फल है अमृतत्व की प्राप्ति, ज्योति की उपलब्धि तथा देवत्व का 
ज्ञान । प्रमाथ काण्व ऋषि इस प्रख्यात मंत्र के द्वारा अपनी अनुभूति को 
वर्णमय विग्रह पहना रहे है-- 
अपाम सोमममृता अभूमागन्म ज्योतिरविदाम देवान्‌ । 
कि नुनमस्मान्‌ कृगवदराति किमु धूतिरमृत म्त्येस्य ॥ 

—( 7 ८४८1३ ) 
सोम ही अमृत के सूक्ष्म बिदुभो की वर्षा कर औषधियो को पृष्ट करता 
है। सोम ही सुधा के द्वारा देव तथा पितर दोनो समुदायो का आप्यायत 
करता है । इसीलिए वेदिक ऋषि उपसे प्रार्थना करता है कि जिस प्रकार 
पिता पुत्र के प्रति दयालु होता है तथा सखा मित्र के लिए मैत्रोभाव प्रदर्शित 
करता है, उसी प्रकार भाप भी हमारे ऊपर करुणा तथा मैत्री की वर्षा कीजिए 

और हमारे जीवन के निमित हमारी arg का विस्तार कीजिए-- 

शम्भो भव हूद आपीत इन्दो 
पितेव सोम सूनवे सुशेवः | 
सखेव सख्य उरुशंस धीरः 

प्राण आयुर्जीवसे सोम तारीः ॥ 
—( ऋग्‌ sive ) 
इस प्रकार इस विश्व मे पोषक तत्त्व है सोम । भगवानु विष्णु इसी 
सोम का प्रतिनिधित्व करते हैं। पोषक तत्त्व मात्रा मे सर्वदा स्वल्पकाय 
होता है । वह वढते-बढ़ते समग्र शरीर को व्याप्त कर लेता है जिससे उसकी 
सत्ता का अनुभव उस शरीर के प्रत्येक अङ्ग मे प्रत्येक अवयव मे, अनुभवकर्ता 
को भली भाँति लग सकता है । स्वल्पता के गुरुता मे परिणत होने मे विलब 
नही लगता । उपयुक्त पात्र मे आहित होने पर इस तत्त्व की आकस्मिक 
वृद्धि तथा विकास में तनिक भी देर नही लगती । इसी सिद्धांत का प्रतिपादक 
है विष्णु का वामन रूप । वामनो वै विष्णुरास--इस्र ब्राह्मण वाकय का 
आध्यात्मिक अथे यही है कि जो स्वल्पकाय है वही बृहत्तर काय मे परिणत हो 
जाता हे । जगत्‌ का पोषक तत्त्व मात्रा भे कितना भी छोटा क्यो न हो, 
ag अपनी वृद्धि के अवसर पर समग्र विश्‍व को व्याप्त कर लेता है । अपने 
पराक्रम मे अनुस्यूत होकर अपने रूप का विस्तार कर लेता है । विष्णु के 
मोहिनी रूप घारण करने का भी रहस्य इसी तथ्य मे अंतनिहित है। देवताओ 
को अमृत पिलाने मे विष्णु का ही हाथ था । उनके अभाव मे तो यह age की 


दशम परिच्छेद : पौराणिक देवता ४६५ 


सम्पत्ति बन गया रहता । विष्णु की सुधापान कराने की कथा का संकेत सोम 
के द्वारा अमृतपान करने की ओर है। तंत्रसाधना से परिचित विहान भली 
ata जानते हैं कि राम ही तारा के रूप मे परिणत होते है तथा कृष्ण काली 
का रूप धारण करते हैं ॥ ये सव प्रमाण विष्णु के पोषक तत्त्व अथवा सोम 
aca के प्रतीक होने के सिद्धांत के प्रबल पोषक है । 


सोमसम्बद्ध देवता की सौर देवता के रूप मे परिणति पाने का कारण 
उतना SSE नही है । सोम का प्रकाश सूर्य की किरणों के प्रसरण का परिणाम 
है । इसीलिए सोम सूर्यमण्डल का निवासी भी कहा जाता है । महाकवि कालि- 
दास का कथन है-- 

रविमावसते सतां क्रियायै सुधया तर्पयते सुरान्‌ पितुंश्च | 

तमसां निशि मूच्छ॑तां निहन्त्रे हर्चूडानिहितात्मने नमस्ते ॥ 

विक्रमोर्वशीय ३।७ 

इस प्रकार सोमतत्व के प्रतीकभुत विष्णु को सौर देवता के रूप मे ग्रहण 
करना कोई विशेष आश्‍चर्य की बात नही है । ब्रह्मा, विष्णु और महेश--इन 
तीनो देवताओ मे बिष्णु को जगत्‌ का पालक माननेवाले पुराण भी इसी वैदिक 
सिद्धान्त की पर्याप्त मात्रा मे पुष्टि करते हैं । 


विष्णु का पौराणिक स्वरूप 

पुराणो ने इस जगत्‌ के मूल मे वर्तमान, नित्य, अजन्मा, अक्षय, अव्यय, 
एकरस तथा हेय के अभाव से निर्मल परब्रह्म की ही विष्णु संज्ञा दी है। वह 
प्रकृति से भी श्रेष्ठ, परमश्रेष्ठ अन्तरात्मा मे स्थित परमात्मा, रूप, वर्ण, नाम 
आदि विशेषणो से विरहित तथा षट्‌ विकारो--जन्म, वृद्धि, स्थिति, परिणाम, 
क्षय तथा विनाश--से संथा शून्य रहता है। उसके विषय मे केवल इतना ही 
कहा जाता है कि ‘ag सर्वदा है'-- 

शक्यते TAG यः सदास्तीति केवळस्‌ | 
—( विष्णु १।२।११ ) 

जिस समय महाप्रलय उपस्थित है, तव त तो दिन था, न रात्रि, न आकाश 
था भौर न पृथ्वी थी; न तो अन्धकार था और न प्रकाश ही था; न इनके अति- 
रिक्त ही भौर कुछ था । उस समय श्रोत्र मादि इन्द्रियो का तथा बुद्धि का 
अविषय एक प्रधान ब्रह्म और पुरुष था ( विष्णु १।२।२३ ) । तात्पर्य यह है 
कि नारदीय सूक्त मे तदेकं की संज्ञा से जिस ब्रह्म का कीर्तन किया गया है वही 
विष्णु है । इस विष्णु के दो रूप होते हैं-- 

(क) उपाधिरहित ब्रह्म के प्रथम रूप हैं--प्रधान और पुरुष 1 

३० qo विर 


४६६ पुराण-विमशं 


( ख ) दूसरा रूप है--काऊ । यही दोनों सृष्टि तथा प्रलय को अथवा 
प्रकृति भौर पुरुष को संयुक्त तथा वियुक्त करता है। यह कालरूप भगवानु 
अनादि हैं तथा अनन्त हैं। इसीलिए संसार की उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय भी 
कभी नही रुकते । अर्थात्‌ नित्य काल के प्रभाव से जगत्‌ के उदयादि प्रवाहरूप 
से निरन्तर होते रहते हैं। कभी रुकते ही नही । 


प्रधान तथा पुरुष दोनो अलग-अलग स्थित रहते है, परन्तु सायंकाल 
उपस्थित होने पर वही सर्वव्यापी परमेश्वर अपनी इच्छा से विकारी प्रकृति 
और अविकारी पुरुष मे प्रविष्ट होकर उन्हे क्षोभित करता है । तभी सुष्टिकी 
उत्पत्ति होती है । उस ब्रह्म या विष्णु का प्रथम रूप पुरुष हे । प्रधान तथा 
व्यक्त ( महदादि ) उसके दूसरे रूप है तथा सबको क्षोभित करनेवाला काळ 
उसका परम रूप है । इस प्रकार पुरुष, प्रधान, व्यक्त तथा काल उसके रूप 
अवश्य हैं, परन्तु वह इन चारों से भी परे हे । भगवान्‌ विष्णु के परम विशुद्ध 
पद को सुरि लोग ही देखते है । तात्पर्यं यह है कि विष्णु योगीजनो की ही 
इष्टि से अपने हृदयाकाश मे उदित सूयं के समान साक्षात्‌ किया जाता है, 
न्यथा नहो-- 
प्रधान-पुरुषव्यक्तकाळानां परमं हि यत्‌ । 
पश्यन्ति सूरयः Ys तद्‌ विष्णोः परमं पदस्‌ ॥ 
विष्णु १।२।१६ 
विष्णु सर्वव्यापी है और यह विशव उन्ही मे वसा हुआ है । इसीलिए 
वासुदेव' नाम से विश्रुत हे । 'वासुदेव' शब्द की यह विष्णुपुराणीय निरुक्ति 
महाभारतीय निरुषित से सर्वथा साम्य रखती है 1१ 
विष्णु के इस व्यापक रूप का संकेत उनके मूर्त रूप के आयुघीं और आझू- 
षणो से भी पर्याप्त मात्रा मे मिलता है-- 


( १) कौस्तुभमणि--जगत्‌ के निर्लेप, निगुण तथा निमे क्षेत्रज्ञ स्वरूप 
का प्रतीक । 


१. सवंत्रासी समस्तं वसत्यत्रेति वै यत।। 
ततः स वासुदेवेति विद्वऱ्हि$ परिपठ्यते ॥ 


—( विष्णु १।२।१२ ) 
तुलना कीजिए--- 


वासना वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयम्‌ । 
सर्वभूत-निवासो$सि वासुदेव नमोऽस्तुते ॥ 


महाभारत | 


दशम परिच्छेद : पौराणिक देवता ४६७ 


( २) श्रीवत्स = प्रधान, या मूल प्रकृति । 

(३) गदा = वुद्धि! 

(४) शंख = पञ्च महाभूतों का उदय कारण तामस अहंकार । 

( ५) शाङ्खं ( घनुप्‌ ) = इन्द्रियो को उत्पन्न करने वाला राजस अहंकार । 

( ६ ) सुदर्शन चक्र = सात्त्विक अहँकार । 

( ७) वेजयन्ती माला = पश्चतन्मात्रा तथा पः्चमहाभूतो का संघात | 
वैजयन्तीमाला मुक्ता, माणिक्य, मरकत, इन्द्रनील तथा हीरा--इन पाँचौं रसनो 
से बनी हुई रहती है और इसीलिए बह संख्या मे पाच तन्मात्र तथा महाभुतों 
का प्रतीक है । 

( ८ ) वाण=्ज्ञानेन्द्रिय तथा कर्मेन्द्रिय । 

(९ ) खङ्ग=विद्यामयज्ञान (जो अज्ञानमय कोश से आच्छादित रहता है) 

तात्पर्यं यह है कि भगवान्‌ विष्णु से ही तो पचीस तत्व ( साख्य दर्शना- 
मिमत ) उत्पन्न होते है । इन्हे प्रतीक रूप से अपने शरीर पर वे आयुधो और 
आभूषणो के रूप मे धारण करते हैं ।* अर्थात विद्या, अविद्या, सत्‌, असत्‌ तथा 
अव्यय जो कुछ भी विश्व मे है, वह सव भगवानु विष्णु ही हें । वेद; शास्त्र, 
इतिहास, पुराण, वेदाद्भ, काव्य चर्चा तथा समस्त राग रागिनी आदि अर्थात्‌ 
विश्व मे शास्र तथा ललित कला जो कुछ भी विद्यमान है बह सब शब्दमूति- 
घारी विष्णु का ही शरीर है। 
काव्यालापाश्च ये केचिद्‌ गीतकान्यखिळाति च | 
शब्दमू्तिधरस्येतद्‌ वपु विष्णोर्महात्मनः ॥ 
विष्णु १।२२।८५ 
आशय ag है कि भगवानु विष्णु ही जगतु के एकमात्र व्यापक तत्त्व है। 
इनकी ज्ञानात्मिका भक्ति से जीव संसार के बन्धनो से निश्चित ख्पेण मुक्त हो 
जाता है। 


“TED OG 


१. प्रष्टव्य विष्णु पुराण १।२२।६८-७४५ | 


(२) 
रुद्रशिव 
शिव की महत्ता के उदय होने का इतिहास बड़ा मनोरम है । पौराणिक 
काल में तथा आजकल रुद्र को जितना महत्व तथा प्राघांन्य प्राप्त है उतना 
वैदिक काल मे न था । आजकल विष्णु के धाथ शिव ही हम हिन्दुओं के प्रधान 
देवता है, परन्तु इस प्रधानता का क्रमिक विकास धीरे-घीरे शताब्दियो मे 
सम्पन्न हुआ है । ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथवेरेद, शतपथ ब्राह्मण आदि ग्रन्थों के 
अध्ययन करने से रुद्र के विषय मे अनेक ज्ञातव्य वातो का पता लगाया जा 
सकता है। ऋग्वेद मे केवळ तीन सुक्त--प्रथम मण्डल का ११४बाँ सुक्त, २ 
मण्डल का ३३वाँ सूक्त तथा ७ मण्डल का ४६ वाँ सूक्त--रुद देवता के विषय मे 
उपलब्ध होते हैं 1 इनके अतिरिक्त अन्य देवताओ के साथ इनका नाम लगभग 
Yo वार आता है । eae मे रुद्र का स्थान अग्नि, वरुण, इन्द्र आदि देवताओं 
की अपेक्षा बहुत ही कम महत्त्व का है, परन्तु यजुर्वेद तथा अथर्ववेद मे रुद्र का 
स्थान aga कुछ महत्त्व-संवलित है यजुर्वेद का एक पूरा अध्याय ही इनकी 
स्तुति मे प्रयुक्त किया गया है । यह 'रुद्राव्याय' यजुर्वेद की अनेक संहिताओं मे 
थोडे बहुत अन्तर के साथ उपलव्ध होता है। तैत्तिरीय संहिता का १६वाँ 
अध्याय 'स्द्राध्याय' के नाम से विख्यात है। अथर्ववेद के ११ काण्ड के द्वितीय 
सुकत में रुद्रदेव की स्तुति की गयी है । 
ऋग्वेद मे रुद्र का स्वरूप इस प्रकार का वणित है : रुद्र के हाथ तथा वाहु 
हैं ( ऋ० २।३३।० ) | उनका शरीर अत्यन्त बळिष्ट है। उनके ओठ अत्यन्त 
सुन्दर हैं ( सुशिप्र; ) उनके मस्तक पर वालो का एक जटाजुट है जिसके कारण 
वे किपर्दी' कहलाते हैं ( ऋ० १।१४।१ ) । उनका रंग भुरा है ( वञ्चु) तथा 
आकृति देदीप्यमान हूँ । वे नानारूप धारण करनेवाले है ( पुरुरूपः ) तथा उनके 
स्थिर अङ्ग चमकनेवाछे सोने के गहनो से विभूषित हैं। वे रथ पर सवार होते 
हं । यजुर्वेद के रुद्राष्याय मे तथा अथर्व के स्ट्रसुक्त मे उनके स्वरूप का इससे 
कही अधिक विशद वर्णन उपलब्ध होता है । रुद्र के मुख, चक्षु, त्वच्‌, AY, उदर, 
जिह्वा तथा दाँतो का उल्लेख किया गया है ( अथवे ११ काण्ड २ सुक्त ५-६ 
मन्त्र ) । उनके सहस् नेत्र है ( agate: ) । उनकी गर्दन का रंग नीला है 
( नीलग्रीवः ), परन्तु उनका कण्ठ उज्ज्वल रंग का है ( शितिकण्ठः )* उनके 
_माथे पर जटाजूट का वर्णन भी है, साथ ही साथ कभी-कभी वे मुण्डित केश 
१. नमो चौलग्रीवाय च शितिकण्ठाय च--शु० To १६1९८ 


दशम परिच्छेद : पोराणिक देवता ४६६ 


( व्युप्तकेश श० Jo १६1२९ ) भी कहे गये हैं। उनके केश लाळ रंग या नीले 
रंग के है ( हरिकेशः ) 1 वे माथे पर पगड़ी पहननेवाले हैं ( उष्णीषी यजु० 
१६1२२ ) रंग GAR शरीर का कपिल है ( बम्लुशः १६१८ ) । 

रुद्राध्याय के अनुसार रुद्र एक वलवान्‌ सुसज्जित योद्धा के रूप में हमारे 
सामने आते हैं । उनके हाथ में घनुष तथा वाण है। Bas घनुष का नाम 
“पिनाक' है ( Jo यजुर्वेद १६।५१ )। उनका धनुष सोने का बना हुआ, हजारों 
आदमियों को मारनेवाला, Gast वाणों से सुशोभित तथा मयूरपिच्छ से 
विभूषित वतलाया गया है ( घनुविभरषि हरितं हिरण्यं सहख्॒ध्चि शतवधं 
शिखण्डिनमू--भ० १।२।१२ ) बाणों के रखने के लिए वे तरकस (इषुधि ) 
घारण करते हैं जो संख्या में सौ है । उनके हाथ मे तलवार भी चमकती रहती 
है ( निषङ्गी) तथा इस तलवार के रखने के लिए उनके पास स्यान (निषद्धधि) 
है। वे वप्त्र भी घारण करते है । वज का नाम सुक है ( To To १६1२१ )। 
शरीर की रक्षा करने के लिए वे अनेक साधतो को पहने हुए है। माथे को रक्षा 
करते के लिए वे शिरख्राण धारण करते है ( बिल्मी qo य० १९1३५ ) और 
देह के बचाव के वास्ते कवच तथा चमं पहने हुए हैं। महीधर की टीका के 
अनुसार वम कवच से भिन्न होता था* । कवच कपड़ों का सिला हुआ “अंगरखा? 
के SY का कोई पहनावा था । वमे खासा लोहे का वना हुआ जिरहब॒र्तर था । 
कवच के ऊपर वर्म पहना जाता था। रुद्र शरीर पर चर्म का कपड़ा पहनते हैं 
(कत्ति वसानः--शु० Fo १६1५१ )। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि जिस 
तरह रथ पर चढकर धनुर्वाण से सुसज्जित योद्धा रणाड्भण मे शत्रुओं के संहार 
के लिए जाता है, उसी भाँति रुद्र सिर पर बिल्म तथा देह पर कवच और 
बम पहनकर रथ पर आसन मार धनुष पर वाण चढ़ाकर अपने भक्तो के 
बैरियों को मारने के लिए मैंदान मे उतरते है। धनुष पर बाण हमेशा 
चढ़ाये रहते है। इसलिए उनका नाम है--भावतायी । इनके Aa शस्त्र इतने 
भयानक है कि ऋषि इनसे बचने के लिए सदा प्रार्थना किया करते है--- 


विज्यं धनुः कर्पादतो विशल्यो बाणवात उत! 
अनेशन्नस्य या इपव आमुरस्य निषङ्गघिः॥ 
—Yo Fo १६1१० 
रुद्र का शरीर नितान्त बलशाली है । ऋग्वेद मे वे क्रूर बतलाये गये है । 
वे स्वर्गलोक के रक्तवर्ण ( अरुष ) वराह है ( Ko १११४।५ )। वे सबसे श्रेष्ठ 


१. पटस्यूतं कर्षासगर्भ देह्रक्षकं कवचम्‌ । लोहमयं शरीररक्षक वर्स ! 
"7 गु० य° १६।३५ पर भहीधरभाष्य । 


४७० ' पुराण-विसर्श 


वृषभ है; वे तरुण है उनका तारुण्य सदा टिकनेवाला है । वे शूरौ के अधिपति 
हैं और अपने सामर्थ्यं से वे परवंतो मे टिकी हुई नदियों में वल का प्रबाह उत्पन्न 
कर देते हैं । उन्हे न माननेवाले मनुष्यों को वे अवश्य अपने वाणो से छिम्न- 
भिन्त कर देते हैं, परन्तु अपने उपासक मनुष्यो के लिए वे अत्यन्त उपकारी है। 
इसलिए वे 'शिव' नाम से भी पुकारे जाते हैं। उनके सम्बन्धियो का परिचय 
मन्त्रो के अध्ययन से चलता है । रुद्र मरुतो के पिता हैं ( wo १।११४।६ ) । 
यही कारण है कि भनेक मन्त्रौ मे मरत तथा रुद्र की स्तुति एक साथ को गयी 
मिळती है । मरुतो के 'रुद्रिय' संज्ञा पाने का यही रहस्य है । रुद्र फे मरुतो के 
पिता होने के विषय में बड्गुरुशिष्य ने “सर्वानुक्रमणी' की वेदार्थंदीपिका' मे 
रोचक आख्यान दिया है । इसी प्रसङ्ग को लेकर द्या हिवेद ने 'नीतिमझरी' मे 
यह उपदेश निकाला है-- 


दृष्टवा परव्यथा सन्त उपकुर्वन्ति लीळया। 
दितेगंभंव्यथां हृत्वा रुद्रोऽभून्मरुतां पिता ॥ 
पिछले ग्रन्थो मे रुद्र के लिए ध्यम्बक' शब्द का व्यवहार प्रचुर भात्रा मे पाया 
जाता है । इस '“च्यस्बक' का प्रयोग ऋगवेद के केवल एक ही मन्त्र मे किया 
गया है जो Yas यजुर्वेद ( अ० ३, ६० मं० ) मे भी saya पाया जाता है । 
रुद्र का स्तुतिपरक यह मन्त्र नितान्त प्रसिद्ध है £-- 
त्र्यम्बकं यजामहे सुगस्धि पुष्टिवर्धनस्‌। 
उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्यो मुक्षीय माऽमृतात्‌ ॥ 
Fo ७।५३।१४ 
अ्यस्वक' शब्द का अर्थ समस्त भाष्यकारों ते 'तीच नेत्र वाला" किया है 
परन्तु पाश्चात्य fagrat को इस अर्थ में आस्था नही है । वे यहाँ 'अस्वक' शब्द 
को जननी बाचक सानकर सब्र को तीन मातावाळा बतलाते है, परन्तु यह 
स्पष्टतः प्रतीत नही होता कि रुद्र की ये तीन माताऐ कौन सी थी। वैदिक 
काल के अनन्तर रुद्र की पत्नी के लिए प्रयुक्त 'अस्बिका' शब्द का प्रथम प्रयोग 
बा जसनेयी संहिता ( ३।५७ ) से आता है, परन्तु इतना अन्तर अवश्य है कि 
यह उनकी पत्नी का नाम च होकर उनकी भगिनी का नाम वतराया गया--- 
एष ते रुद्र भागः सह स्वस्राऽम्विकया, तँ जुषण्व स्वाहैष ते रुद्र भाग आखुस्ते 
पशुः (To To ३।५७ ) । इनकी पत्नी के अन्य नाम वैदिक ग्रन्थो में मिलते 
है । पाती शब्द तैत्तिरीय आरण्यक मे और ‘ear हैमवती' शब्द केनोपनिषद्‌ 
मं प्रयुक्त हुँ । 
इस प्रकार ऋग्वेदीय देवमण्डली मे रुद्रका स्थान नितान्त नगण्य-सा 
प्रतीत होता है, परन्तु अन्य संहिताओं मे इनका महत्त्व बढ्ता-सा दीख पड़ता 


दशम परिच्छेद : पौराणिक देवता ४७१ 


है । रुद्राध्याय में रुद्र के लिए भव, शर्व, पशुपति, उग्र, भीम शब्दों का प्रयोग 
ही नही मिलता, प्रत्युत हर एक दशा में वर्तमान प्राणियों के ऊपर इनका 
अधिकार जागरूक रहता है । विश्व में ऐसा कोई भी स्थान नही है, चाहे वह 
स्वर्लोक में, अन्तरिक्ष में, भूतर के ऊपर या भूतल के नीचे हो, जहाँ भगवान्‌ 
सुद्र का आधिपत्य न हो । यह समस्त विश्‍व सहस्रो eal की सत्ता से ओतप्रोत 
है । रुद्र जगत्‌ के समग्र पदार्थो के स्वामी है। वे अन्तो के खेतो के वनों के 
अधिपति है । साथ ही साथ चोर, डाकू, ठय आदि जघन्य जीवों के भी वे. 
स्वामी हैं। अथर्ववेद मे रुद्र के नामो मे भव, शर्व, पशुपति तथा भूतपति 
उल्लिखित हैं (११।२।१) । पशुपति का तात्पर्यं इतना ही नही है कि गाय आदि 
जानवरों के ही ऊपर उनका अधिकार चलता है, प्रत्युत ‘wy’ के अन्तर्गत 
मनुष्यों की भी गणना अथर्ववेद को मान्य है $-- 
तवेमे पञ्च पशवो विभवता। 
गावो अश्वाः पुरुषा अजावयः | 
-अ° ११।९२।६ 

इस प्रकार ‘ag’ के तात्रिक अर्थ का आभास हमे aad के इस मन्त्र में 
सर्वप्रथम मिलता है। जिसमें समग्र भुवन निवास करते है वह नाना वस्तुओं 
को धारण करनेवाला विस्तृत ब्रह्माण्डरूपी कोश रुद्र की अपनी वस्तु है । रुद्र का 
निवास अग्नि मे, जळ मे, ओषधियो तथा छताओ मे ही नही है, बल्कि उन्होने 
इन समस्त मुवनो की रचना कर इन्हें सम्पन्न बनाया है-- 

यो अग्नौ रुद्रो य अप्स्वन्त- 
यं ओषधीर्वीरुध आविवेश | 
य इमा विश्वा भुवनानि चाकलपे 
तस्मै रुद्राय नमो अस्त्वग्नये ॥ 
-ण्भेथवं ७८३ 

यह सुन्दर मन्त्र रुद्र की महिमा स्पष्ट शब्दो मे प्रकट कर रहा है; यह तो 
हुई यजुः और अथर्व संहिताभो की बात । ब्राह्मण काळ मे तो रुद्र का महत्त्व 
ओर भी बढ्ता ही चला गया है । ऐतरेय ब्राह्मण के एक दो उल्लेखो से ही 
रुद्र की महनीयता की पर्याप्त सूचना मिलती है 1 ३।३।३३ मे प्रजापति के 
उनकी कन्या के सहगमन का प्रसंग उठाकर रुद्र की उत्पत्ति की चर्चा की गयी 
है। वहाँ गौरव के ख्याल से इनके नाम का उल्लेख नही किया गया है, प्रत्युत 
'एष देवोऽभवत्‌' कहकर संसाननीय शब्द ही व्यवहृत किया गया है । ऋग्वेद 
के एक विनियोग वाक्य मे रुद्र का नाम प्रयुक्त किया गया है, वहाँ ऐतरेय की 
यह व्यवस्था है कि इस नाम को गौरव की दृष्टि से छोड़ देना चाहिए । 


४७२ पुराण-विमर्शं 


उपनिषदों मे रुद्र की प्रधानता का परिचय हमें भली भाँति मिळता है। 
छान्दोग्य ( ३।७।४ ), बृहदारण्यक ( ३९४), मैत्री (६५ ) सहानारायण 
( १३।२), नृसिहतापनी ( १।२), अवेताइवतर ( ३।२,४) आदि प्राचीव 
डवनिषदों में रुद्र के वैभव तथा प्रभाव का वर्णन उपलब्ध होता है । श्वेताश्वतर 
भे रुद्र की एकता, जगन्निर्माण मे निरपेक्षता, विश्व के आधिपत्य, महपित्व तथा 
देवताओं के उत्पादक तथा ऐशवर्य-सम्पन्त बनाने के सिद्धान्तो का प्रतिपादन 
स्पष्ट भाषा मे किया गया है । 'एको रुद्रो न द्वितीयाय तस्यु ( ३।२ ), 


“यो देवाना प्रभवश्चोदभवश्च 
विश्वाधिपो रुद्रो महपि: | 
हिरण्यगर्भ जनयामास पूर्व 
स नो बुद्धया शुभया संयुनक्तु'॥ (३४) 

--आवि एवेताएवतर श्रुति के प्रसिद्ध मन्व इस विषय मे प्रमाणरूप 
से उद्धृत किये जा सकते हैं। अवान्तरकालीन उपत्तिषदो मे अनेक का विषय 
रुद्र-शिव की प्रश्रुता, महनीयता, भट्वितीयता दर्शाना है । अतः अथर्षशिर, कठः 
रुद्र, रुद्र हृदय, पाशुपतब्रह्म आदि शिवपरक उपनिषदो के नामोल्लेखमात्र से हमें 
यहाँ सन्तोष करना पड़ता है । 

अब विचारणीय प्रश्‍न यह है कि जिस रुद्र को ऋग्वेद तथा पिछली 
संहिताएँ ‘ow नाम से पुकारती हैं उस रुद्र का प्राकृतिक आधार क्या था ? 
प्रकृति के किस व्यक्त तथा दृश्य पदार्थ निरीक्षण कर उसे ‘a’ की संज्ञा 
प्रदान की गयी है ? ‘ea’ की शब्द व्युत्पत्ति से इस समस्या फे हल होने की 
तनिक भी सुचना नही मिलती । प्राचीन वैदिक ग्रन्थो मे सर्वत्र ‘eq’ की व्युत्पत्ति 
‘en’ ( रोना ) धातु से निष्पन्न वतलायी गयी है । शतपथ ब्राह्मण (६।१।३।८) मे 
रुद्र की उत्पत्ति की मनोरम कहानी दी गई है की प्रजापति ने जव सृष्टि करना 
आरम्भ किया तव एक कुमार का जन्म हुआ जो जनमते ही अपने नामकरण के 
लिए रोने लगा । नामकरण आगे किया गया अवश्य, परन्तु जन्म के समय ही 
रोदन-क्रिया के साथ सम्वद्ध होने के कारण उस कुमार का नाम रुद्र रखा 
गया ( यदरोदीत्‌ तस्मात्‌ रुद्रः ) | बृहदारण्यक ( ३।९।४ ) मे इसी प्रकार दशो 
इन्द्रियो तथा मन को एकादश रुद्र के रूप मे ग्रहण किया गया है । इन्हे "सदर? 
कहने का तात्पर्य यही है कि जव ये शरीर छोड़कर वाहर निकल जाते हैं, तो 
मृतक के सगे-सम्वन्थियो को रुलाते है (ते यदास्माच्छरीरान्मर्त्यादुतक्रामन्ति अथ 


१, रुद्र' की अन्य व्युतपत्तियों के लिए देखिए seo १।११४।१ का सायण 
भाष्य | 


दशस परिच्छेद ; पौराणिक देवता ४७३, 


रोदयन्ति । तद्‌ यद्‌ रोदयन्ति तस्माद्रुद्रा इति । ) पाश्चात्य वेदानुशीली विद्वानों 
ते रुद्र के प्राकृतिक आधार को eg निकालने का विशेष परिश्रम किया है ( इन 
सब मतों के लिए gro ए० वी० कीथ का "रिलिजन tes फिलासफी आफ वेद' 
go १४६-७ देखिए । ) sto वेवर रुद्र को तूफान का देवता मानते हैं। डा? 
हिलेब्रान्त की सम्मति मे ये ग्री्मकाल के देवता हैं तथा किसी विशिष्ट नक्षत्र से 
भी इनका सम्वन्ध है । Sto MATH विचार मे मृतात्माओ के प्रधान व्यक्ति 
को देवत्व का रूप प्रदान कर रुद्र मान लिया गया है, क्योंकि यह वर्णन अनेक 
स्थलो पर मिलता है कि मृतको की आत्माएं माघी के साथ उड़कर ऊपर जाती 
हुँ । Sto ओल्डेनवग इस मत में आस्था रखते हुए सद्र का सम्बन्ध पर्वत तथा 
जंगल के साथ स्थापित करना श्रेयस्कर मानते है। रुद्र का सम्बन्ध पर्वत के 
साथ अवश्य हे । उनकी पत्नी उमा हैमवती कही जाती Fl मतः इस भत के 
लिए भी कुछ आधार है । परंतु इन कथनो मे कल्पना का विशेष उपयोग किया 
गया है । रुद्र के पूर्वर्वाणत स्वरूप का पुरा सामञ्जस्य इन कथनो से कथमपि 
नही बैठता । इस विषय में प्राचीन ग्रन्थों में उपलब्ध सामग्री रुद्र फे मौलिक 
तथ्य पर प्रकाश डालती है। 

वस्तुतः रुद्र अग्नि के ही प्रतीक हैं। अग्नि के दृश्य, भौतिक आधार पर 
रुद्र की कल्पना खड़ी की गयी है। अग्नि की शिखा ऊपर उठती हे । अतः 
रद्र के ऊर्ध्व लिद्ध की कल्पना की गयी है। अग्नि वेदी पर जळते है। इसी 
कारण शिव जळघारी के बीच मे रखे जाते है। अग्नि मे घृत की आहुति 
दी जाती है। इसलिए शिव के ऊपर जल से अभिषेक किया जाता है। 
झिच-भकतो के लिए भस्म घारण करते की प्रथा का भी स्वारस्य इसी 
सिद्धांत के मानने से भली भाँति हो जाता है । इस सिद्धांत के पोषक बैदिक 
प्रमाणो पर अब sary दीजिए । ऋग्वेद ( २१1६) ने ‘ans रुद्रो’ कहकर 
इस एकीकरण का संकेत मात्र किया है । aad ( ७८३ ) 'तस्मै रुद्राय नमो 
अस्त्वग्नये' मन्त्र मे इसी ओर इञ्चित करता है । शतपथ ( ३।१।३ ) ब्राह्मण का 
प्रमाण नितान्त स्पष्ट है । 'अग्निर्वे रुद्रः' अत्यंत स्पष्ट भाषा में दोनों का एकता 
का प्रतिपादन कर रहा है । रद्र की आठ मूर्तियाँ आठ भौतिक पदार्थो की 
प्रतिनिधि हैं । ‘ow’ afta है, 'शर्व' जलरूप है, “पशुपति औषध है, उम्र! 
वायु है, 'अशनि' विद्युत्‌ है, 'भव' पर्जन्य है, 'महानु देव” ( महादेव ) चंद्रमा हँ, 
ईशान” आदित्य है। शतपथ से पता wear है कि रुद्र को प्राच्य 
लोग ( पुरव के निवासी) ‘ad? के नाम से तथा वाहीक (पश्चिम के 
al ) लोग भव! नाम से पुक्रारते थे, परंतु ये सव वस्तुतः अग्तिके ही 
नाम है-- 


४७४ पुराण-विमगं 


अग्निर्वे स देवः | तस्येतानि नामानि शर्व इति यथा प्राच्या आचक्षते। 

भव इति यथा वाहीकाः, पशूनां पती रुद्रोऽग्निरिति तान्यस्याशान्तान्ये- 
वेतराणि नामानि अग्निरित्येव शान्ततमम्‌ | 

—TITT १।७।३१८ 


शुवलयजुर्वेद ( ३९1८ ) मे अग्नि, मशनि, पशुपति, भव, शवं, ईशान, 
महादेव, उग्र--ये सव एक ही देवता के प्रथक्‌ू-एथक नाम कहे गये है । शतपथ 
की व्याख्या के अनुसार 'भशनि' का अथं है विद्युत्‌ । इस प्रकार यजुर्वेद के 
प्रमाण से स्पष्ट है कि एथ्वीतल पर जो रुब्र देवता अग्निख्प से निवास करते 
हैं, आकाश मे काले मेवों फे वीच से चमकनेवाळी विद्युत्‌ फे रूपमे वे ही 
प्रकट होते है । मतः सद्र को विद्युत्‌ का अधिष्ठातृ देव मानना नितान्त उचित 
प्रतीत होता है । अथर्ववेद मे एक स्थान पर ( ११२१७ ) रुद्र फे संसार को 
लीलने के लिए जीभ लपलपाने का वर्णन मिलता है। मुझे जान पड़ता है कि 
' जिह्वया ईयमानम्‌' शब्दो फे द्वारा काले चलाहकों के वीच मे कोवनेवाली 
क्षण-क्षण मे चमकनेवाली बिजली की थोर स्पष्ट संकेत है। इसी को पुष्ट 
करनेवाली अथर्ववेदीय प्रार्थना है कि है रुद्र, दिव्य अग्नि से हमे संसक्तन 
कीजिए । यह जो बिजली दीख रही है उसे मेरे शिर पर न गिराकर कही 
अन्यत्र गिराइए-- 


मा नः सं स्त्रा दिव्येनाग्निना 
अच्यत्रास्मद्‌ विद्युतं पातयेताम्‌ | 
क्म ११।२।२६ 
इस विवेचन की सहायता से हम रुद्र के 'शिवत्व' को भली भाँति पहचान 
लेते है । वह भयानक पशु की भाँति उग्र तथा भयद अवश्य है, परन्तु साथ ही 
बह अपने भक्तो को विपत्तियो से बचाता है तया उनका मंगल साधन करता 
है । उसके रोग निवारण करने की शक्ति का अनेक वार उल्लेख थाताहै। 
उसके पास हजारों औषधें हैं जिनके द्वारा वह ज्वर ( तवमनु ) तथा विष का 
निवारण करता है । वैद्यो मे वह सबसे श्रेष्ठ वैद्य है ( भिषक्‌ तमं त्वा भिषजा 
श्ुणोमि---ऋ० २।३३।४ ) । इस प्रसङ्ग मे रुद्र के दो विशिष्ट विशेषण उप- 
लब्ध होते है--जलाष ( ठंडक पहुँचानेवाला ) तया जलाषभेषज ( ठंडी दवाभो 
को रखनेवाला ) । 
क्व स्य ते रुद्र मृडयाकु- 
हस्तो यो अस्ति भेषजो जलापः। --( ऋ० २।३२।७ ) 
वस्तुतः अग्नि के दो रूप हैं--घोरातनु और अघोरातनु । अपने भयद्धूर 
घोर रूप से वह संसार के संहार करने मे समर्थ होता है, परन्तु अघोर रूप 


दशम परिच्छेद : पौराणिक देवता ४७५ 


में वही संसार के पालन मे भी शक्तिमान है । यदि alia का निवास इस 
महीतल पर न हो, तो क्या एक क्षण के लिए भी प्राणियों मे प्राण का संचार 
रह सकता है ? विद्युत्‌ मे संहारकारिणी शक्ति क! निवास अवश्य है, परन्तु वही 
विद्युत्‌ भुतल पर प्रभूत जलवृष्टि का भी कारण बनती है और जीवों के जीवित 
रहने मे मुख्य हेतु का छप घारण करतो है! सूक्ष्म दृष्टि से विचार करने पर 
प्रलय मे मी सुष्टि के बीज निहित रहते है और संहार में भी उत्पत्ति का 
निदान अन्तहित रहता हे । महाकवि कालिदास को अग्नि की संहारकारिणी 
शक्ति मे भी उपादेयता दीख पड़ती है-- 
कृष्यां दहन्नपि खलु क्षितिमिन्धनेद्धो 
बीज-प्ररोह-जननीं ज्वलनः करोति। 
—( रघु ९००) 
अतः उग्ररूप के हेतु से जो देव रुद्र है, वे ही जगत्‌ के मङ्गल साधन 
करने के कारण ‘faa है। जो रुद्र है, वही शिव है। रुद्र भौर शिव की 
अभिन्तता अवान्तर वेदिक ग्रन्थो में सुस्पष्ट शब्दो मे प्रतिपादित की गयी है 
( २।३३:७ ) ऋग्वेदीय ऋषि गृत्समद के साथ साथ रुद्रदेव से हम भी प्रथंना 
करते है कि रुद्र के वाण हम लोगो को स्पर्श न कर दूर से ही हट भी जाये तथा 
हमारे पुत्र और सगे सम्बन्धियो के ऊपर उस दानशील की दया सतत्‌ 
बनी रहे ६--- 
परि णो हेतो रुद्रस्य वृज्याः 
परि त्वेषस्य दुमंतिमंही गात्‌ | 
अव स्थिरा मघवद्भ्यस्तनुष्व 
मीढ्वस्तोकाय तनयाय मृड ॥ 
—( Ho २।३३।१४ ) 


शिव का पोराणिक रूप 


शिव फे दो रुप होते है--(१) अगुण तथा (२) सगुण । इसमें से अगुण रप 
तो निविङारी, सच्चिदानन्द cast तथा परब्रह्मा कहलाता है और सगुण तप 
जगत्‌ की उत्पत्ति, रियति तथा प्रलव का कर्ता है ओर इस गार्य मे शिव एक 
होते हुए भी frat भिन्त माने जाते हैँ । विष्णु रूप से बह विश्व फे रक्षक हैं 
ब्रह्मा रूप से उत्पादक और BET गे वे संहारकर्ता Fi शिवपुराण का कपन 
हैं फि शिव तथा विष्णु में किसी प्रकार का अन्तर तथा पार्थक्य नही हूँ । शिव 
तथा रद्र भी इसी प्रकार एक ही भिन्‍नृतारहित रूप फे योतक हूँ। उदाहरण 
के लिए शिवपुराण ने प्रसिद्ध वेदान्तसम्मत दृष्टान्तों को घपनाकर इस तत्त्व की 
युक्तिमत्ता प्रदर्शित की है । सुवर्ण तो नाना अलंफारो के लिए प्रयुज्यमान होकर 
भी एक ही होता हैे--आकार की भिन्नता होने पर भी sepa की भिन्नता 
नही होती । मृत्तिका को भी यही दशा है । पाथिव द्रव्यो की नानाता होने पर 
मी मृत्तिका मे एकता ही सदा वर्तमान रहती हे शिवनत्वय फा एकत्व भी इसी 
प्रकार का हैन 
सुवर्णास्य तर्थकस्य वस्तुत्वं सच गच्छति | 
अलकृति-कृते देव नामभेदो न वस्तुतः ॥ 
यथैकस्या मुदो मेदे नानापात्रे न वस्तुतः | 
कारणस्यैव कायस्य सन्तिबानं निदर्शनम्‌ ॥ 
शिवपृराण, रुद्रसंहिता ९२३५-३६ 
समस्त दृश्य शिवरूप ही है अर्थात्‌ यह इश्यजगत्‌ शिव से कथमपि भिन्न 
नही है । शिव ही सत्य, ज्ञान तथा अनन्तलूप है और सबका मूळ है । शिव 
जव सत्त्व, रज तथा तम थादि गुणो से युक्त होकर सृश्यादि कार्यो का निप्पादक 
होता है, तभी वह ब्रह्मादिक नामो के द्वारा अभिहित किया जाता है । शिव 
के वाम अङ्ग से हरि को उत्पत्ति होती हे और दक्षिण भङ्ग से ब्रह्मा की तथा 
हृदय से रुद्र की उत्पत्ति होती है । इस प्रकार तीनो के उदय का मूल आधार 
शिव ही है। 


ta अर्थात्‌ शिव अद्वय, नित्य, अनन्त, पूर्ण तथा निर्जन (कालुष्य-रहिंत) 
होता हे । विष्णु मे तमोगुण की सत्ता भीतर रहती हे ओर सत्त्व की बाहर, 
इससे ठीक विपरीत स्थिति है हर की, जो अन्तः सत्त्व तथा तमोवाह्य होता 
है---भीतर सत्त्व और बाहर तम । ब्रह्मा अन्त; तथा ara उभयत्र रजोविशिष्ट 


दशम परिच्छेद : पौराणिक देवता ४७७ 


होता है । इस प्रकार गुणों के साथ सम्बद्ध होने पर ब्रह्मा, विष्णु तथा हर को 
स्थिति है, परन्तु शिव तो गुणों से सर्वथा भिन्न ही रहता हे--उनके साथ 
उसका रंचकमात्र भी सम्बन्ध नही होता । 
एवं गुणास्त्रिदेवेषु गुणभिन्न: शिवः स्मृतः | 
( ata श्लोक ६१ ) । पुराणों की निन्दा करनेवालो का यह आरोप है कि 
शिवपुराण शिव की ही महिमा का प्रतिपादक होने के साथ ही साथ वह विष्णु 
का निन्दक भी है । परन्तु वस्तुस्थिति ऐसी नही है । शिव की यह उक्ति कितनी 
तात्विक ¢*— 
ममेव हृदये विष्णुविष्णोश्च हृदये ह्यहम्‌ | 
उभयोरन्तरं यो वे न जानाति मनो मम ॥ 
तत्रव, श्लोक ५५ । 
हरिहरयोः प्रकृतिरेका प्रत्ययभेदेन रूपभेदो5यम्‌ | 
एकस्येव नटस्यानेकविधा भूमिका भेदात्‌ ॥ 


पुराण ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र में अभिन्नता मानता हे । हरि भौर हर की 
प्रकृति तो एक है, प्रत्यय भेद से ही रूपभेद दोनो में पाया जाता है । यही 
गम्भीर तत्त्व है। यह दोनों प्रकार से सिद्धान्त है अध्यात्मदृष्ट्या और व्युत्पत्ति 
दृष्ट्या । हरि तथा हर--दोनो शब्द एक ही हृ धातु से निष्पन्न है; केवल 
प्रत्ययो की भिन्नता के कारण दोनो का रूप भिन्न-भिन्न हे । अध्यात्म दृष्टि से 
ये दोनो देव एक ही ब्रह्मस्वरूप शिव के विभिन्न कार्यो के निष्पादन के कारण 
भिन्त रूप में दष्टिगोचर होते हैं। नट के दृष्टान्त से यह तत्त्व भली भांति 
समझ में आता है! 
शिव तथा विष्णु के ऐक्य का प्रतिपादक शिवपुराणीय शलोक ऊपर उद्धृत 
किया गया है । इसी की पुष्टि विष्णुपुराण के इस पद्य से होती 'है-- 
स एवाहं महादेवः स एवाहं जनार्दनः । 
उभयोरन्तरं सास्ति घेटस्थजलेयोरिव ॥ 
—विष्सुपुराण । 
परात्पर ब्रह्म ही सव देव और देवियो का मूल स्थान है। जिस प्रकार 
हरि, विष्णु तथा हर उससे उत्पन्न होते है, उसी प्रकार शक्ति की भी उत्पत्ति 
बही से होती है-- 


१. इसी प्रकार राम और शिव का ऐक्य पद्मपुराण प्रतिपादित करता है-- 
ममास्ति हृदये शर्वो भवतो हृदये त्वहम्‌ । 


आवयोरन्तरं नास्ति मूढाः पश्यन्ति दुधियः ॥-पातालखण्ड २८ ।२१। 


४७८ पुराण-विमशं 


तस्मान्महेश्‍वरश्चेव प्रकृतिः पुरुपस्तथा | 
सदा शिवो भवो विष्णुर्ब्रह्मा सर्व शिवात्मकम्‌ ॥ 
शिवपुराण, वायवीय, पूर्व ATT १०।६। 
इसी प्रकार शिव तथा शक्ति मे भी अभिन्नता है । शक्ति शिव में छिपकर 
कभी निष्क्रिय रहती है और कभी प्रकट होकर सक्रिय होती है । दोनो का 
अविनाशी सम्बन्ध है-- 
एवं परस्परापेक्षा शक्तिशक्तिमतोः स्थिता | 
न शिवेन विना शक्तिनं च शवत्या विना शिव. ॥ 

--शिव० चाय० Jo Fo 
फलत; पुराणो की देवताचिपयक दृष्टि पर्याछपेण उदार और विशद ह । 
इस प्रकार शिव अनेकत्व से विरहित हैं तथा सांसारिक रूपो से भिन्न 

हुं । चे पूर्ण आनन्द, परम आनन्द के निधान तथा सर्वश्रेष्ठ आत्मा है। वह 
मोक्ता (अनुभवकर्ता जीव), भोग्य (अनुभूयमान पदार्थ) तथा भोग (अनुभव)-- 
इन तीनो से पृथक्‌ होता हँ । सत्ता की इष्टि से वही एकात्मक सत्तात्मक रूप 
हे । परंतु माया के कारण भिन्न-भिन्न दृष्टिगोचर होता है । 
नीलन्लोहिंत रूप रुद्र का पुराणों मे जो बणित है वह वेदानुकूल ही gt 
शिव की आठ मूतियो का तथा उनके विभिन्न अभिधानो का विवरण वायुपुराण 
मे विस्तार से दिया गया हूँ (२७ अव्याय) । विष्णु ते शिव की एक विशिष्ट 
स्तुति की है जो प्रायः वैदिक सन्नो मे दिये गये नामो के द्वारा ही सम्पन्न हुई 
हैः । इस शिवस्तव ( वायु० २४ अ० ) का तात्पयं शिव की व्यापकता दिख- 
लाना है । रुद्राध्याय के समान ही शिव यहाँ भी सव पदार्थो के पति वतलाये 
गये है--- 
पितृणां पतये चेव पशूनां पतये नमः | 
वागू-वृपाय नमस्तुभ्यं पुराणवृषभाय च ॥ १०५॥ 
सुचारु चार्केशाय ऊर्ध्वचक्षुः शिराय च | 
नमः पशूनां पतये गोवुषेन्द्रध्वजाय च ॥ १०६ ॥ 
~वायु० २४ Ho 
साख्य मतानुयायी शिव को प्रकृति से परे मानते Ei योग-मताचुयायी 
घ्यानयोग के द्वारा शिव को प्राप्त कर मृत्यु के प्रपच से वच जाते हँ । शिव 


१. यह संकेत मूल मे ही दिया गया है--- 
नामभिश्छान्दसैश्चैव इदं स्तोत्रमुदीरयत्‌ । 
“-वायु० २४९० | 
अर्थात्‌ इस स्तोत्र के नाम छन्दस अथवा वैदिक ही हैं 1 


दशम परिच्छेद : पौराणिक देवता ४७९, 


तथा विष्णु में किसी प्रकार का Staeq नही है (वायु० २५ Ho) । इस प्रकार 
शैवपुराण शिव की महिमा तथा व्यापकता का विशद वर्णन करते है । 

पुराणो मे शिव की आठ मूर्तियों का विशद उल्लेख अनेकत्र मिलता है । 
लिङ्भपुराण ( उत्तराध, १२ तया १३ अन्याय ) में इन मुूर्दियो के अधिकारी 
देवों के नाम तीचे दिये जाते है -- 

घ्यातव्य यह है कि ये नाम वैदिक हैं। शिव के नाम तो वेदो से ही लिये 
गये हैं, परन्तु उनका भिन्न-भिन्न मूतियो के साथ अभिधाव हूप से सम्4द्ध 


बतलाना पुराण का काम है । प्रत्येक मृति की भार्या तथा एक पुत्र की कल्पना 
उस मृति के साथ सम्वद्ध मानी जाती है । 


१ पृथ्वी-आत्मक शिव का नाम हैत शर्व 

२ जलात्मक भव 

३ अग्नि “पशुपति 

४ वायु नल ईशान 

४५ आकाश --भीम 

६ सूर्यात्मा रुद्र 

७ सोमात्मा महादेव 

८ यजमानमूति -“उम्र 
पत्ती पुत्र 

१ विकेशी अज्भारक 

२ उमा शुक्र 

३ स्वाहा षण्मुख 

४ शिवा मनोजव 

शर व्शा सगैँ 

६ सुबचलता शनैश्चर 

७ रोहिणी बुध 

के सन्तान 


ae १, है vel के विशिष्ट वर्णन के लिए द्रष्टव्य वायुपुराण २७वाँ अध्याय । 
न्य पुराणों में भी शिव की इन मुतियो के नाम का वर्णन मिलता है । लिङ्ग 
पुराण XR To ५१-५६ शलोक | न 


४८० पुराण-विमशं 
शिवभक्ति 


शिवभक्ति के अनेक प्रकार पुराणो ने बतलाये है। मुख्यतया बह तीन 
प्रकार की होती है--कायिक, वाचिक तथा मानसिक जो काम, वाक्‌ तया मन 
से क्रमशः सम्वन्ध रखते है । इसी प्रकार लौकिकी, वैदिकी तथा आध्यात्मिकी-- 
ये तीन भेद भी किये गये हैं । 

लौकिकी भक्ति --नाना प्रकार के लौकिक साधनो से सिद्ध होती है जो गो- 
घृत, रत्नादिको के उपहार तथा नृत्य आदि के प्रयोग से सम्पन्न होती हे । 

वैदिको भक्ति--वेद के मन्त्रो द्वारा हविष्य आदि की आहुति से जो क्रिया 
सम्पन्न की जाती है वह बैदिकी भक्ति के नाम से पुकारी जाती है। 

आध्यात्मिकी सक्ति-इसमे ज्ञान का भी प्रमुख सहयोग किया जाता है। 
यह दो प्रकार की होती है--( क ) साख्या तथा (ख) यौगिकी । सांख्या भक्ति 
भे रुद्र के स्वरूप का चिन्तन किया जाता है । यौगिकी भक्ति मे भगवान्‌ रुद्र का 
ध्यान ही पराभवति कहलाता है । 

शिव की उपासना मे dat के साधनो का भी प्रयोग वतलाया जाता है। 
कोल, कवेच, भगला, सहखनाम आदि को विशिष्टता से समन्वित तान्त्रिकी 
पूजा का विधान मध्ययुगीय पुराणो का निजी वैशिष्ट्य है। ऊपर दिखलाया 
गया है कि arg जैसे प्राचीन शैवपुराण मे वैदिकी पद्धति ही पूर्णतया ग्राह्य है। 
मध्ययुगो मे तात्रिक पूजा का प्रचलन प्रचुर मात्रा मे होने लगा जिसका प्रमाव 
पुराणप्रोक्त पूजा-विधान पर भी विशेष रूप से उपलब्ध होता है। 


reo Se] 


(३) 
गणपति 
१, आध्यात्मिक रहस्य 


गणपतितत्त्व निरूपण करने के पहले ही गणेश के वैदिकत्व के विषय में 
सामान्य चर्चा कर देना आवश्यक प्रतीत होता है। यह तो सर्वमान्य सिद्धान्त 
माना जाता है कि ऐतिहासिक दृष्टि से विकास सिद्धान्त के अनुसार प्रायः सब 
पौराणिक देवताओ का goed वेद मे मिलता है । धीरे-धीरे ये विकास को 
प्राप्त होकर कुछ नवीन रूप में दृष्टिगोचर होते है। इनका नाम वेदों मे 
गणेश न होकर ब्रह्मुणस्पत्ति' हे । जो वेद में 'ब्रह्मणस्पति' के नाम से अनेक 
सुक्तों मे अभिहित किये गये है, उन्ही देवता का नाम पीछे पुराणों मे गणेश? 
मिलता है । ऋग्वेद के द्वितीय मण्डल का यह सुप्रसिद्ध मन्त्र गणपति की ही 
स्तुति में है-- 
“गणानां त्वा गणपत हवामहे 
कवि कवीनामुपमश्रवस्तमम्‌ | 
ज्येष्टराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आ 
नः श्रुणवन्नुतिभिः सीद सादनम्‌ ॥” 
इसमे आप 'ब्रह्मणस्पति' कहे गये हैं। ब्रह्मन्‌ शब्द का अर्थ वाकू--वाणी-- 
है। अतः ब्रह्मणस्पति का अर्थ वाकृपति---वाचस्पति--वाणी का स्वामी हुआ । 
'चृहदारण्यक उपनिषद? में ब्रह्मुणस्पति का यही अर्थ प्रदर्शित किया गया है-- 
“एष उ एव ब्रह्माणस्पतिर्वाग्‌ वे ब्रह्म, तस्या एष पतिस्तस्मादु प्रह्मणस्पति: 
वाग्वे वृहृती तस्या एष पतिस्तस्मादु बृहस्पति: ॥” 
'ज्येष्ठराज' शब्द जो पीछे गणपति के लिए प्रयुक्त किया गया मिलता है, 
यही का है । इसका अर्धे है सव से ज्येष्ठ--सब से पहले उत्पन्न होनेवाले 
देवताओं के राजा--गासनकर्ता | इद्र तो केवल देवो के अधिपतिमात्र हैं, परन्तु 
इन्द्र के भी प्रेरक होने से आप, का नाम ज्येष्ठराज है। इस, मन्त्र से गृत्समद 
ऋषि देवगणो के अधिपति, क्रान्तदर्शी--अतीत अनागत के भी. द्रष्टा--कवियो 
के कचि, अनुपमेय कोतिसम्पन्न; ज्येप्ठराज्‌ ब्रह्मणस्पति का आवाहन, करते हैं और 
उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे आवाहन सन्त्र को सुनते हुए आप अपनी रक्षा 
के साथ हमारे गृह मे आकर निवास कीजिये । यह पुरा का पुरा सुक्त ब्रह्मण-, 
स्पति गणपति--की प्रशंसा मे है । अन्य सुक्त में भी आपकी स्तुति मिलती 


३१ Jo वि० 


४८२ पुरीण-विमर्श 


है । अतः गणेशजी को ब्रह्मणस्पति के रूप में वैदिक देवता होने में तनिक भी 
सन्देह नही । और भी एक वात है--गणेश के जिस विशिष्ट रूप का वर्णन 
पुराणों में उपलब्ध होता है उसका आभास वैदिक घटनाओं में स्पष्ट रीति से 
मिलता है। मिश्तलिखित मच्यो मे गणपति को गहाहस्ती', “एकदन्त', वक्र" 
ges’ तथा 'दस्ती' कहा गया हैन 
आतून इन्द्र क्षुमत्तं चित्रं ग्रामं संगृभाय | 
महाहस्ती दक्षिणेन ॥ 
एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि | 
तन्नो 'दन्ती' प्रचोदयात्‌ ॥ 
'गणपतितत्वरत्नम्‌' म गणपति के वैदिक wed का यच्छा वर्णन 
मिलता हे । 
गणपति शब्द का अर्थ है--गणों का पति! इसी यर्थ में गणों के 
ईश होने से इन्हे गणेश भी कहते है । यहां गण' शब्द का अयं जानना आवत 
एयक है । गण समूह इस समूहचाचक गण्‌ घालु से 'गण' शब्द चना है । अतः 
इसका सामान्यार्थं समूह्‌-समुदाय होता हे । परन्तु, वहाँ पर इसका अर्थ देव- 
तायो का गण, Agata अहकारादि तरवो का समुदाय तया सगुणःनिगुंण 
ब्रह्मगण है! थतः गणपति शब्द से यह सूचित होता है कि माप समस्त देववा- 
वृन्द के रक्षक है, महत्तत्व आदि जितने सुष्टि-तत्व हैं उनके भी आप स्वामी 
हैँ अर्थात्‌ इस जगत्‌ की उत्पत्ति इन्ही से हुई है । सगुण-निर्गुण ब्रह्मसमुदाय के 
पति होते से गणपति हो उस जगत्‌ में सबसे श्रेष्ठ तथा माननीय देवाधिदेव हैं । 
'गण' की दूसरी व्यात्या से आपका जगत्कतृंत्व और भी अधिक रूप से स्पष्ट 
प्रतीत होता हे । मनोचाणीमय सकल हृश्याहश्य विश्‍व का वाचक 'ग' अक्षर 
है तथा मनोवाणोविहीन रूप का ज्ञान 'ण' अक्षर कराता है । इस प्रकार 'गण' 
शब्द के द्वारा जितना मनोवाणीसमन्वित तथा तद्विरहित जगत्‌ है सबका ज्ञान 
हमे होता है । उसके पति--ईश होने के कारण हमारे आराव्प गणेश सवेतो- 
महान्‌ देव हैं । 'गण' शब्द की यह cate 'मौद्गल पुराण” मे इस प्रकार 
कथित हे-- 
“मनोवाणीमय॑ सर्व दुश्यादुश्यस्वरूपकस्‌ | 
गकारात्मकमेवं तत्‌ तत्र ब्रह्म गकारक: ॥ 
सनोवाणीविहीतं च संयोगायोगसंस्थितस्‌ | 
णकारात्मकरूपं ततु णकारस्तत्र संस्थितः |” 
गणपति का मुख हाथी के आकार का बतलाया जाता है! इसोसे उन्हे 
गजानन, गजास्य, सिन्थुरानन आदि नामो से अभिहित किया जाता हे | इस 


दशम परिच्छेद : गणपति देवता ४८२ 


विचित्र रूप के लिए पुराण मे समुचित कथानक भी वर्णित है । परन्तु, इस रूप 
के हारा जिस अव्यक्त भावना को व्यक्त रूप दिया गया है वह नितान्त मनोरम 
है । यणपति के अन्तनिहित गुढ आध्यात्मिक तत्व को जिस ढंग से इस STF 
द्वारा सर्वजनसंवेद्य बनाने को कल्पना की गयी है वह वास्तव म अत्यन्त सुन्दर 
है । गणपति के गाह्यरूप को समझना कया है उनके भाभ्यन्तर गुहास्थित सत्य 
रूप की पहचान करना है । उनके रहस्य जानने के लिए यह बड़ी भारी मूल्यः 
वाली कुझ्गी है । 


गणेशजी का सकल अंग एक प्रकार का नही है। मुख है गज का, परन्तु 
कण्ठ के नीचे का भाग है मनुष्य का । इनके देह मे नर तथा गाज का अनुपम 
सम्मिलन है । 'गज' किसे कहते है ? 'गज' कहते है साक्षात्‌ ब्रह्म को । समाधि 
के द्वारा योगीजव जिसके पास जाते है--जिसे प्राप्त करते हैं वह हुआ 'ग' 
( समाधिना योगिनो यत्र गच्छन्तीति गः ) तथा जिससे यह जगत्‌ उत्पन्न होता 
है वह हुआ जा ( यस्माद्‌ विम्वप्रतिविम्वतया प्रणवात्मकं जगत्‌ जायते इति 
जः ) विश्वकारण होने से वह ब्रह्म गज कहलाता है। गणेश का ऊपरी भाग 
गजाक्षति है अर्थात्‌ निर्वाधि ब्रह्म हे । ऊपरी भाग श्रेष्ठ अंश होता है--मस्तक 
देह का राजा है । अतः गणपति का यह अंश भी श्रेष्ठ है क्योकि ag निरुपाधि- 
उपाविरहित--सायामवच्छिन्त ब्रह्म का संकेतक है । नर से अभिप्राय मतुष्य-- 
जीव--सोपाचि ब्रह्मा से है । अघोभाग ऊपरी भाग की अपेक्षा निकृष्ट होता 
हे। अतः सोपाधि अर्थात्‌ मायावछिन्न चेतत्य--जीव---का छप होने से 
अधोभाग निकृष्ट हे । अथवा ‘avaafa’ महावाक्य की इष्टि से हम कहेगे 
कि गणेशजी का मस्तक ‘aq’ पदार्थ का तथा अधोभाग ‘ed’ पदार्थ का निर्देश 
करता हे । ‘a पद मायाववच्छिन्न शुद्ध चैतन्य निरुपाधि ब्रह्म का वाचक 
है अतः उसके द्योतन के लिए गजानन का उत्तमाग नितान्त उचित हुँ । 
‘ea’ पद उपाधिविशिष्ठ ब्रह्म अर्यात्‌ जीव का संकेतक हँ । अतः गजानन का 
नराकार अधोभाग उसकी अभिव्यक्ति करने मे समुचित ही है । इन दोनो 
पदार्थो का 'असि'--पदप्रतिपाद्य समन्वय ( ‘aq त्वमसि’ इस महावाक्य मे) 
गणपति मे प्रत्यक्षष्प से दिखाई पड़ता है । जिस 'ततु त्वमसि” महावाक्य के 
गर्थे का परिशीलन सतत समाधिनिष्ठ ज्ञानीजन भनेक उपायो से किया करते हैं, 
जिसकी प्राप्ति अनेक जन्मसाध्य सत्कर्मोका जाग्रत परिणाम है, उसी की प्रत्यक्ष 
अभिव्यक्ति हमारे असे सर्वसाधारण उदरम्भरि पामर जनके लिए है श्री 
गजाननजी महाराज की मंगलमूति । 'श्रीगणेशाधवंशीर्प' की आदिम श्रुति-- 


“त्वमेव प्रत्यक्षं त्वमसि” के प्रत्यक्ष पद का सकलविद्दज्जनमनोरसे अभिप्राय 


यही हूँ जो ऊपर अभिव्यक्त किया गया है। इस सिद्धान्त की पुष्टि 'गणेशपुराण' 


४८४ पुराण-विमर्श 


के अन्तगंत सुप्रसिद्ध 'गणपतिसहस्रनाम' के द्वारा होती हूँ । वहाँ गणेशजी के 
सहस्ननामों मे एक चाम है-तत्त्वंपदनिरूपितः ।! TaT— 
“तत्वानां परमं तत्त्वं तत्त्वंपदनिरूपितः | 
तारकान्तरसंस्थानस्तारकस्तारकान्तकः ॥ ९६ ॥। 
इस अभिधान के द्वारा गणपतिःस्वरूप का जो जीव-प्रह्म॑क्यप्रतिपादनपरक 
श्रुतिसम्मत तात्पर्य निरूपण किया गया हूँ उनकी सुचारु रूप से प्रतिपत्ति होती ई। 
गणेश के नामों की व्याख्या 
गणपति की मनोज्ञ मूति को आध्यात्मिकता पर जितना विचार किया 
जाता है उतनी ही उनके साक्षात्‌ परत्रह्म होने की वास्तविकता प्रकट होने 
लगती है । गणेशजी 'एक्दन्त' कहे जाते हैं। उनका दाहिना ही दांत विद्यमान 
है । पुराणो मे उनके वाये दांत के भंग होने की कथा मिलती है । अतः उन्हे 
'भग्तवामरद' कहा गया है। इस नाम के यथार्थ ज्ञान से उनके सत्यरूप का 
हमे पता चलता है । 'एक' शब्द यहाँ माया का वोघक हैं तथा 'दन्त' शब्द 
सत्ताधारक मायाचालक ब्रह्म का द्योतक sl अतः इस नाम से प्रकट हूँ कि 
गणपति साक्षात्‌ सृष्टि के लिए माया की प्रेरणा करनेवाले जगदाधार समस्त 
सत्ता के आधारभूत परम ब्रह्म के ही अभिव्यक्त रूप हैं। 'मोद्गलपुराण' से 
इसकी पुष्टि होती है-- 
“एकशब्दात्मिका माया तस्याः सर्व समुद्भवम्‌ । 
श्रान्तिदं मोहदं पूर्ण नानाखेलात्मकं किल ॥ 
दन्तः सत्ताधरस्तत्र सायाचालक उच्यते । 
विम्बेन मोहयुक्तरच स्वयं स्वानन्दगो भवेत्‌ ॥ 
माया भ्रान्तिमती प्रोक्ता सत्ता चालक उच्यते | 
तयोर्योगे गणेशोऽयमेकदन्तः प्रकीतितः ॥ 
गणेश का एक दूसरा नाम 'वक्रतुण्ड' है । इससे भी ऊपर के सिद्धान्त की 
सिद्धि होती है । यह मनोवाणीमय जगत्‌ सवंजन-साघारण है) सव के लिए 
यह सम भाव से अनुभवगम्य हे । परन्तु आत्मा इस जगत्‌ से-सतत गमनशील 
वस्तु से--सवंथा भिन्न है--एथक्‌ है--टेढ़ा हे । अतएव यहाँ ‘aw’ शब्द से 
मनोवाणीहीन अविनश्वर, अपरिवर्तनशील चैतन्यात्मक आत्मा का बोध होता 
है। वही आत्मा गणेशजी का मुख है--मस्तक है। 'तत्वमसि' के साक्षात्‌ 
स्वर्पधारी गजानन के कण्ठ के नीचे का भाग जगत्‌ है और ऊपर का अंश 
आत्मा है । मतः उन्हे “वक्रतुण्ड कहना नितान्त उपयुक्त है-- 
“कण्ठाधो मायया- युक्तो मस्तकं व्रह्मावाचकं | 
Tare तत्र विप्रेश तेनायं: वक्रतुण्डकः 11” 


दशम परिच्छेद : गणपति देवता ४८५ 


भगवानु गणेश की चार भुजाओं में चार हाथ हैं। इन भुजाओं के 
द्वारा आप भिन्नभिन्न लोकों के जीवो की रक्षा अभयदान देकर किया 
करते हैं । एक भुजा स्वगं के देवताओं की रक्षा करती हूँ तो दूसरी इस पृथ्वी 
तल के मातवों की, तीसरी असुरो की तथा चौथी नागों की । इन भ्रुजाओं में 
आपने भक्तो के कल्याण के लिए चार चीजें धारण कर रखी हैं-पाश, अङ्कुश 
रद और वर । पाश मोहमय है । उसे अपने भक्तों के मोह हराने के लिए ले 
रखा हैं । अङ्कुश का काम नियन्त्रण करना हँ । अतः वह उस व्यापार के लिए 
उपयुक्त हैँ । दन्त दुष्टनाशकारक gl अतः वह सव शत्रुम का विनाश 
करनेवाला है । वर भवतों के मनोरथो को पूर्ण करनेवाले ब्रह्म का रूप हुं । 
अतः गणेशजी ने सकल मानवो के कल्यणसाघन तथा विघ्नविनाशन के लिएं 
अपने चारों हाथो में इन विभिन्न वस्तुओ को घारण कर रखा हैँ । मादि मे 
जगत्‌ के स्॒ष्ठा तथा अन्तकाल मे सव विश्व को अपने उदर मे वास कराने-- 
प्रतिष्ठित कराने--वाले जगन्नियन्ता गणेश का 'लस्वोदर' होना उपयुक्त ही हुँ । 

गणेश “शूर्पकणं' हुँ-उनके कान सूप की तरह है। इस नाम से भी आपके 
उच्च परमात्मस्वरूप का परिचय हमे होता हैँ। जब तक घान Was साथ 
मिला रहता हूँ वह वेकाम होता हँ, मैला वचा रहता Ft सूप से फटकते ही 
असली रूप का पता चलता हैं, धान भुसे से अलग होकर चमकते लगता है--- 
शुद्ध रूप को पा लेता हे । उसी प्रकार ब्रह्म जीवरूप मे माया के साथ मिलकर 
मलावरण से इतना आच्छन्न हो गया हे कि उसका असली प्रकाशमय रूप 
बिल्कुल विस्मृत हो गया है--मालिन्य या तम का पटल इतना मोटा हो गया 
है कि चैतन्य का आभास भी नही हो रहा है। ऐसी अवस्था मे सद्गुरु के मुख 
से निकला हुआ गणेश नाम सनुष्यो के कर्णकुहर मे प्रवेश कर हृद्गत होकर 
सुप की तरह पाप-पुण्य को अलग कर देता है--शुर्पकर्ण की उपासना माया को 
विल्कुल हटाकर चैतन्यात्मक ब्रह्म की प्राप्ति कराती है । अतः आपके 'शूपंकर्ण? 
नाम की सार्थकता स्पष्टख्य से प्रतिपादित होती है-- 

“शूर्पकर्णं समाश्चित्य त्यक्त्वा मलविकारकस्‌ | 
TAI नरजातिस्थो भवेत्तेन तथा स्मृतः ॥” 

गणेशजी 'मूषक्वाहन'--“मूषकघ्वज' हैं उनका वाहन मूषक है! मूषक 
किस तत्व को द्योतित करता है, इस विषय में वेभत्य इष्टियोचर होता है। 
मूषक का काम वस्तु को कुतर डालना है। जो वस्तु सामने रखी जाय उसके 
अंग-प्रत्यंग का ag विश्लेषण कर देता है । इस कार्य से वह मीमांसा करने के 
उपयुक्त वस्तुस्वरूपविश्लेषणकारिणी बुद्धि का प्रतिनिधि प्रतीत हो रहा हैं। 
गणेशजी बुद्धि के देवता है । अत; जिस तार्किक gfe के द्वारा वस्तुतत्त्व का 


४८६ पुराण-विमर्श 


परिचय प्राप्त किया जाता है तथा उसके शार तथा असार अंश का पृथवकरण 
किया जाता है, जिसके द्वारा वस्तु के अन्तस्तल तक प्रचेश किया जाता है 
उसका गजानन का वाहन बनना अत्यन्त औचित्यपूर्ण gi दूसरी दिशा ने 
विचार करने पर 'मूपक' ईएवर तस्व का द्योतक भासमान होता है । ईएवर 
अन्तर्यामी है, सव प्राणियों के हृदय मे निवास करता है । सब प्राणियों के हारा 
प्रस्तुत किये गये भोगो का बह भोग करता है परन्तु अहंकार फे कारण मोहगुक्त 
प्राणी इसे नहीं जानता । वह तो अपने ही को भोक्ता समझता है। परन्तु 
वस्तुस्थिति ऐसी नही है । प्राणियों का प्रेरक अन्तर्यामी gama मे निवास 
करनेवाला ईश्वर ही वास्तव में सब भोगो का भोक्ता हे । इस अवस्था मे 
भूषक की कार्यपद्धति उस पर खूब घटतो है । मूषक भी घर के भीतर पैठकर 
चीजें मूसा करता है, परन्तु घर के मालिक को इसकी तनिक भी खबर नही 
होती । इसलिए मुपक के रूप मे ईश्वर फी ओर संकेत है। पुराणों मे गणेश की 
सेवा करने के लिए ईश्वर का मूपकरूप बन जाने की कथा भी मिलती है । उस 
परप्रह्म के सेवार्थ ईश्वर के वाहनरूप स्वीकार करने की कथा आध्यात्मिक दृष्टि 
से भी उपयुक्त है-- 
“ईश्वर: सवंभोक्ता च चोरवत्तत्र संस्थितः | 
तदेवं मूपकः प्रोक्तो मनुजानां प्रचालक: | 
मायया गृढरूप; स भोगान्‌ भुङक्ते ही चोरवत्‌ 1” 
अतः गणपति चिन्मय हैं, आनन्दमय हैं, ब्रह्ममय है, सच्चिदानन्दरूप हँ । 
उन्ही से इस जगत्‌ की उत्पत्ति होती है, उन्ही के कारण इसकी स्थिति है 
और अन्त मे उन्ही भे इस विश्व का लय हो जाता हँ । ऐसे परमात्मा का सकल 
कार्य फे आरम्भ मे स्मरण तथा पुजन करना अनुरूप ही है । एक बात और 
भी । गणेश की मूर्ति साक्षात्‌ ‘a’ सी पतीत होती हुँ। भूति पर हृष्टिपात 
करने से भी इनकी प्रतीति नही होती, प्रत्युत णास्त्रो मे भी गणेशजी उ>कारा- 
त्मक माने गये ह । लिखा है 4 शिव-पार्वती दोनों चित्रलिखित प्रणव (२७) 
पर ध्यान से अपनी इष्टि लगाकर देख रहे थे । अकस्मात्‌ कार की भित्ति को 
तोडकर साक्षात गजानन प्रकट हो गये । इसे देख शिव पार्वती अत्यन्त प्रसन्न 
हुए । इस पौराणिक कथा की सूचना-- 
“प्र त इन्द्र पूर्व्पाणि प्रतूनं वीर्या वोचं प्रथमा कृतानि | 
सतीतमन्युरश्रथायौ अद्रि सुवेदनामकृणोत्रह्वणे गास्‌ ॥" 
मन्त्र मे वतलायी गयी हुँ । प्रणय सब श्रुतियों के आदि मे भावित माना 
जाता ह । प्रणवश्छन्दसामिव ।' अत; उ#कारात्मक होने फे कारण गणपति 
का सच देवताओं से पहले पूजा पाना'उचित ही है गणेश के शिवपुत्र होने के 


दशम परिच्छेद : गणपति देवता ४७ 


विषय मे भी एक पौराणिक कथा मिलती है। साक्षात्‌ भगवानु श्रीकृष्ण ने 
mee की तपस्या से प्रसन्न होकर उनके घर अवतार छिया था ऐसी कथा 
मिलती है । अत; गणपति के परब्रह्म सच्चिटानन्दस्वरूप होने भे तनिक भी 
सन्देह नही हं । 
२. भोतिक रूप 

गणपति फे आध्यात्मिक रहस्य का उद्घाटन ऊपर किया गया है। अब 
उनके आधिभौतिक स्वरूप का वर्णन यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। गणपति 
के विषय मे अनेक पुराणो में उल्लेख पाये जाते हैं । पुराणेतर सामग्री भी कम 
नही है । इन सब साधनों के आधार पर गणपति के भौतिक रूप का वर्णन भली 
भाँति किया जा सकता है । एक पाश्चात्य महिला श्रीमती ए० गेट्टी ने गणेश 
पर एक बड़ी सुन्दर तथा रोचक पुस्तक लिखी ह, जो सन्‌ १९३६ में 'आवस* 
फोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस” से प्रकाशित हुई है । भारतीय दृष्टि से इसमे अनेक चुटियाँ 
हैं पर तब भी यह पुस्तक पठनीय है । गणेश की पूजा का प्रचार भारत के 
कोने-कोने मे तो हैँ ही, साथ ही साथ बृहत्तर भारत--जावा, सुमात्रा, वाली, 
चीन, जापान आदि देशो--मे भी इसके प्रचलित होते के प्रचुर प्रमाण उपलब्ध 
होते है । स्थान की भिन्नता के कारण गणेश की मूतियो मे भी भिन्नता मिलती 
है। भारत मे गणेश का एक ही सिर मिलता हे, पर नेपाल मे हेरम्ब गणपति 
की मूतियों मे पाँच सिर पाये जाते है, सारत मे भी ऐसी मूतियाँ मिळती है, 
पर बहुत कम । गणेश एकदन्त है, पर दन्त की स्थिति मे भी भिन्नता दीख 
पड़ती है । विशेषकर बायो ओर दन्तवाली मृतियो को बहुलता पायी जाती है 
पर दाहिनी ओर तथा दोनो ओर दंतवाली मूर्तियां भी पायी जाती हें । गणेश 
के साधारणतया दो ही नेत्र दिखलाये जाते हैं, पर तात्रिक पुजा मे उनके तीन 
नेत्र पाये जाते है । गणेश की सूतियो से साधारणतया तिलक का विशेष विधान 
नही है, पर कही-कही चन्द्रमा इसका काम करता है। हाथो की संख्या भी 
साधारण रीति से होती है, परंतु तात्रिक पूजा मे व्यवहुत होनेवाली मूर्तियों में 
मुजाओ की संख्या भिन्त-भिन्त होती ण 
eee होती है। इन हाथों मे धारण की हुई वस्तुओं 

यों तो गणेश का पूजन प्रत्येक भार्य सन्तान का करणीय विषय है, पर 
प्राचीन काल मे गणपति का उपासक एक विशिष्ट सम्प्रदाय था जो 'गाणपत्य' 
के नाम से पुकारा जाता था । पेशवा लोग गणपति के उपासक थे । इस कारण 
आजकल भी महाराष्ट्र मे गणपति की प्रचुर उपासना पायी जाती है। 'भाणपत्य' 
सम्प्रदाय तात्रिक था, जिसमें भिन्‍न-भिन्‍त गणपति की उपासना; फल की 
भिन्नता के कारण, भिन्न-भिन्न रूप में की जाती थी। ग्राणपत्यों मे भी ६ 
भिन्न-भिन्त सम्प्रदाय थे, जिनकी उपासना-पद्धति में भिन्नता तथा विशिष्टता 


४८८ पुराण-विमर्श 


थी । वे भिन्त-भिन्न गणपतियो की पूजा किया करते थे । 'महागणपति' का 
अंग लाल तथा भ्रजाएं दस होती हुँ। 'ऊध्वं गणपति' तथा 'पिद्धूळ गणपति? 
का रंग पीला तथा gard ६ होती हैं। 'छक्ष्मी गणपति का रंग श्वेत होता 
है, भुजाएँ चार या are | “हरिद्रा गणपति' का रंग हल्दी जैसा पीला, gard 
भार तथा नेत्र तीन होते हैँ । 'उच्छिप्ट गणपति' का रंग छाल तथा भुजाएँ 
चार होती हैं। गाणपत्यो का पुजा-प्रकार रहस्यमय होता था, उसमें तांत्रिक 
प्रकार की प्रधानता होती थी । ऊपर उल्लिखित सम्प्रदायो में महागणपति, 
हरिद्रा गणपति तथा उच्छिष्ट गणपति का प्रचार विशेष खूप से व्यापक बतलाया 
जाता है । इनमे उच्छिष्ट गणपति की पूजा शाक्तो के वामाचार के ढंग को 
होती थी तथा स्वभावतः भयानक होती थी । आजकल इन सम्प्रदायो का एक 
प्रकार से अभाव-सा हो गया है । पर आज भी स्यान-स्थान पर गाणपत्य लोग 
मिळते हैं । इनका कहना है कि 'गणपति' ही सर्वप्रधान देवता है । उन्दी से 
जगत्‌ के सर्गादि कार्य सम्पन्न होते हैं। ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश इन त्रिदेवो की 
उत्पत्ति गणपति से ही होती है । अतः सर्वमान्य देवता गणपति ही हैं । 
समस्त विव्नो के सर्वथा नाश कर देने की शक्ति विनायकछपी गणेश मे 
विशेष रूप से विद्यमान है । इसीलिए गृहप्रवेश करते समय घर के दरवाजे पर 
विनायक की मूर्ति स्थापित की जाती हे। किसी नगर की रक्षाका भार भी 
विनायक की कृपा पर छोड़ दिया जाता था। इस विषय मे हमारी पवित्र पुरी 
काशी की रक्षा का प्रधान कार्य विनायक के घुपुर्द किया गया मिलता है। 
'काशीखण्ड' के अनुसार “पंचक्रोशी सहित समस्त काशो सात वृत्तो में वाँटी गयी 
है, जिनका नाम है आवरण' । सबसे बड़ा प्रथम आवरण वर्तमान पंचक्रोशी मे 
पड़ता है तथा अन्तिम आवरण विश्वनाथजी के मंदिर की परिधि मे सीमित 
@ । प्रत्येक आवरण मे रक्षक रूप से ८ विनायको को स्थान दिया गया है । 
इस प्रकार समस्त भावरणो को रक्षा के निमित्त ५६ विनायको की स्थिति मानी 
गयी है । प्रथम आवरण के आठ विनायक हैं-अकं विनायक ( लोलाके कुण्ड 
के पास ), दुर्ये विनायक, भीमचण्ड विनायक, देहली विनायक, उद्दण्ड विनायक, 
पाशपाणि विनायक, खर्व विनायक तथा सिद्धि विनायक ( मणिक्णिका घाट 
पर ) । अर्थात्‌ लोलाक कुण्ड के पास के गंगा तट से लेकर समस्त प वफ्रोशी को 
होते हुए मणिर्काणका घाट तक काशी का प्रथम आवरण है। अन्तिम आवरण 
विश्वनाथ मंदिर के आसपास है, जिसमे मोद, प्रमोद, सुमुख, दुर्मुख, गणनाथ, ज्ञान, 
हार तथा अविमुक्त विनायक है । काशी के चारो ओर इन आवरणो की कल्पना 
नितांत महत्त्वपुर्ण है । पर इन विनायको के अतिरिक्त अन्य गणपतियो की भी 
स्थिति तथा मान्यता है--यथा दुग्ध, दधि, शकरा, मधु तथा घृत विनायक 
(पंचगंगा के पास दुधविनायक महल्ले मे), साक्षी विनायक तथा वक्रतुण्ड विनायक 


दशम परिच्छेद : गणपति देवता ४८९. 


( जो बड़े गणेश के नाम से विख्यात हैं) । हमारा विश्वास है कि इस विश्व- 
नाथ-तगरी मे जितने विनायको की स्थिति है उतनी अन्य नगरी मे नहीं है । 
इन छप्पन विनायको के नाम तथा स्थान के वर्णन के लिए वाराणसी area 
तथा 'काशीयात्रा' का अवलोकन करना चाहिए । 
बौद्धधर्म के गणेश 

वैदिक धमं के गणपति का माहात्म्य तो है ही, पर वौद्धधमं मे भी इनकी 
महिमा कम नही है । महायान के तांत्रिक सम्प्रदायों ने विनायक की कल्पना 
को ग्रहण कर उसे महत्त्वपुर्ण स्थान प्रदान किया ह । बुद्ध का एक नाम 
'विनायक' भी है । पिछली शताव्दियो मे बुद्ध की कल्पना विनायक रूप से 
मिळती है तया 'वजूवातु' और “गर्भवातु” के रूप मे भी विनायक की पूजा का 
विपुल प्रचार दृष्टिगत होता हैं । नेपाल में बौद्धधमे के साथ-साथ गणपति की 
पुजा भी चलती हे । वहाँ से खोतान, चीनी तुकिध्ताच तथा तिब्बत मे भो 
गणेश की उपासना का प्रचार हुआ । इन देशो मे विनायक की नृत्यशालिनी 
मृति ( नृत्य गणपति ) का प्रचुर प्रचार है। हेरम्व विनायक के नाम से भी 
इनकी स्थिति नेपाळ मे है। हेरम्व की बड़ी विशेषता यह है कि उनके पाँच 
मुख होते है तथा मूषक के स्थान पर सिह हो उनका वाहन है। इन पाँच 
मुखो का क्रम भी वड़ा विलक्षण रहता है। कभी चारो दिशाओं मे चार मुख 
होते है और ऊपर बीच मे एक मुख । कभी तीन ही मुख एक पक्ति में और 
एक के ऊपर एक रूप से दो मुख होते हैं। तिब्बत मे प्रत्येक मठ के अधिरक्षक 
देवता के रूप में गणपति की पूजा आज भी प्रचलित है। हिन्दू लोगो ने भारत 
के बाहर भी अपने उपनिवेश बनाये थे, इसका पता इतिहास दे रहा है। जहाँ 
ये लोग धमंप्रचारक के रूप मे या व्यापारी के रूप में बस गये, वहाँ ये अपने 
साथ भारत से अपनी सभ्यता भी लेते गये, अपने देवता तथा उनकी भारतीय 
पद्धति को अपने साथ ले जाना नही भुले । फलतः गणपति की मृति विध्वराज 
के रूप में बृहत्तर भारत के समग्र देशो में आज भी पायी जाती है। इन देशो 


मे गणपति के नाम भी भिन्त-भिन्न हैं । गेट्टी ने इत नामी की तालिका अपने 

ग्रस्य मे दी है। गणपति का तमिल मे नाम हे पिल्लैयर', भोट भाषा मे 'सोग्द- 
दाग', वर्मी मे 'महा-पियेन्ने', मंगोलियन मे 'त्वोतखारून arma’, कम्बोडियन 
मे 'प्राह केनीज', चीनी भाषा मे _कुआन-शी-तिएन”, जापानी मे काञ्ची-तेन'। 
भारत के समीपस्थ उपनिवेश वर्मा तथा श्याम मे गणपति का प्रवेश बहुत पहले 
हंशा । इन देशो मे गणेश की कांसे की वनी मूतियाँ बड़ी लोकप्रिय हँ । 
कस्वोडिया ( कम्वोज--हिदचीन ) 


nay मे गणपति की मूतियों मे स्थानीय ख्मेर कला 
के कारण विशेष परिवर्तन पाया जाता है 


el चतुर्मुख म्रूतियाँ यही मिलती a 
ओर अधिकतर ये बड़े होने की मुद्रा में दिखछायी जाती है। जावा मे rg 


४९० पुराण-विमशां 


घर्म का प्रवेश प्राचीनकाछ मे ही हो गया था । पंचम शताब्दी मे चीनी यात्री 
फाहियान को जावा मे ब्राह्मण तथा वौद्ध श्रवण मिळे थे । जावा में गणपति के 
स्वतन्त्र मन्दिर नही मिलते, पर शिवमन्दिर मे ही इनकी मूर्तियाँ पायी जाती 
है । इन मूर्तियों की एक विशेषता है कि शिव के समान गणेशको भी 
मुण्डमाळ पहनने का सौभाग्य प्राप्त हो गया है । वोनिओ तथा वालीद्वीप मे 
भी गणपति का विशेष प्रचार है । 

चीन तथा जापान में गणेश का प्रवेश पाता आपाततः आश्चर्यजनक माचा 
जा सकता है, पर विचार करने पर यह प्रवेश स्वाभाविक प्रतीत होने लगता है। 
महायान वौद्धधर्म के प्रवेश के साथ गणपति ने भी इन देशो में प्रवेश पा fear 
चीन मे गणेश का प्रवेश या तो चीनी तुकिस्तान या नेपाल--तिन्वत के रास्ते 
से हुआ होगा । चीन मे गणेश की मूरति दो नाम तथा दो रूप से विख्यात है-- 
'विनायक' ( वोद्धसम्मत मूरति) तथा 'काद्धी-तेन' (गणेश की युगल सूति) । 
काङ्को-तेन भूति बड़ी विलक्षण है । वह इन पूरवी प्रदेशो की अपनी खास कल्पना 
का परिणाम है । चन देश के तान्त्रिक dread ने विनायक का ग्रहण बड़ी 
जल्दी कर लिया तथा अपने देवताओ मे इन्हे वड़ा आसन दिया । विनायक 
बोद्धिसत्त्व अवलोकितेश्वर के ही प्रतिरूप माने जाते है । वचत्र घातु की कल्पना 
मे विनायक का विशेष प्रभाव है । नवमी शताब्दी के बाद जापान मे गजानन 
जी विराजने लगे कोवो-दाइशी नामक विद्वानु ने चीनदेशीय वौद्धाचार्यो से 
दीक्षा लेकर विनायक का जापान मे प्रवेश कराया और स्थानीय प्रसिद्ध शिगोन 
सम्प्रदाय ने इन्हे अपना लिया । शिंगोन मत तान्त्रिक मत है। अत; उसने 
रहस्यमयी कांगी-तेन मृतियो का विशेष प्रचार किया । यह गजानन की युगल 
मृति है, जिसमे दोनो मूर्तियों की पीठ एक साथ लगी हुई तथा मुंह दो दिशाओं 
की ओर है । जापानी वौद्ध इन मूतियो को रहस्यमय तथा शक्ति और शक्तिमान्‌ 
की एकता का प्रतिपादक बतलाते हैं । सुदूर अमरीका मे भी लम्बोदर की मूर्ति 
मिली है । आकृति वही लम्बा तुन्दिल शरीर, उपर हाथी का इधर-उधर 
दोलायमान शुण्डादण्ड | इन मूतियो का दिवान चम्मनलाल ने “हिन्दू अमरीका' 
नामक अपनी पुस्तक मे उल्लेख किया है । इन मूर्तियों की कल्पना से प्रतीत 
होता है कि भारतीयो ने कभी अमरीका मे भी अपने उपनिवेश वसाये थे । 

इस प्रकार गणेशजी की पूजा उत्तरी मगोलिया से लेकर दक्षिणी बालीतक 
तथा भारत से लेकर अमरीका तक कम या अधिक अंश मे भिन्न-भिन्न शताब्दियों 


मे प्रचलित थी। मंगल के अवसर पर गणपति का पूजन करनेवाले कितने 
हिन्दू इस ऐतिहासिक तथ्य से परिचित हैं तथा भारतीय सभ्यता के प्रचार मे 
गणपति-पूजा के महत्त्व को स्वीकार करते हैं ? 


STI Tl 


(४) 
feat की सतिया 
पुराणों का प्रभाव मूतिशाद्ञ पर विशेष ख्य से पड़ा है । तथ्य तो यह है 
कि देवी-देवताओं को मूर्तियाँ पुराणी के आधार पर ही निर्मित की जाती है । 
मूत्तिकल्पना मे स्वच्छन्दता का राज्य नही है, प्रत्युत अमृत भावना को व्यक्त 
रुप देने के लिए ही मूर्तियों की कल्पना की गयी है। वैदिक काल मे सूत के 
अस्तित्व के विषय में अनेक विद्वान्‌ संशयालु है। अधिकांश faery पौराणिक 
काल मे--पुराणों की अभ्युन्तति के समय मे--मूतियो का उदय मानते है । यहाँ 
केबल पश्चदेवो की मूर्तियों का संक्षिप्त विवरण दिया जाता है। इस देवपञ्चक 
मे विष्णु, शिव, गणेश, ब्रह्मा तथा सुर्यं की गणना की जाती है । 
विष्णु 
[चदेव के रूप मे ही नही, अपितु fata के रूप मे भी विष्णु महत्त्वपूर्ण 
हँ । त्रिविक्रम के रूप मे विष्णु की साच्यता वैदिक हे । किन्तु सम्प्रदायविशेष 
के देवतारूप मे विष्णु-पूजा का विशेष प्रचार इस्वी सन्‌ के कुछ पुद से ही है । 
विष्णु की व्युत्पत्ति और महत्त्व की विवेचना विष्णुपुराण मे इस प्रकार 
की गयी है-- 
यस्माढ्विष्टमिदं विश्वं यस्य शक्तया महात्मनः 
तस्मात्‌ स प्रोच्यते विष्णविशोर्धातोः प्रवेशनात्‌ ॥ 
--विष्णुपु० ३।१।४५ 
विष्णुपुराण मे विष्णु को सुष्टि, स्थिति और संहार का कारण भी कहा 
गया हे-- 
ृष्टिस्थित्यन्तकरणी ब्रह्म-विष्णु शिवात्मिकाम्‌ । 
स सज्ञा याति भगवान्‌ एक एव जनार्दनः ॥ 
स्रष्टा सृजति चात्मानं विष्णुः पाल्यं च पाति च । 
उपसंहियेत चान्ते संहर्ता च स्वयं प्रभुः॥ 
विष्णुपु० १२६६-६७ 
विप्णु के अनेक नाम और गुण हँ । विष्णु तथा उनके विविध रूपों के 
विकास का आघार इच्छा, भूति, क्रिया तथा षडगुण (ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल 
वीयं और तेजस्‌) है 1 इन्ही तत्त्वो के आधार पर चौबीस विष्णुओ की कल्पना 


४९२ पुराण-विमशं 


की गयी । विविध पुराणो मे चौबीस विष्णुथों का क्रम और आयुधविधान 
भिन्न-भिन्न कहा गया है। अग्निपुराण ( अ० ४८ ) की तालिका अपेक्षाकृत 
शुद्ध है । इसमे चौवीस विष्णुओ की नामावली इस प्रकार है-- 

१. वासुदेव, २. केशव, ३. नारायण, ४, माघव, ५. पुरुषोत्तम, ६. अधो- 
क्षज, ७, संकर्षण; ८, गोविन्द, ६. विष्णु, १०. मधुसुदन, ११, अच्युत, १२. 
उपेन्द्र, १३, प्रद्युम्न, १४. त्रिविक्रम, १५. नरसिंह, १६. जनार्दन, १७. वामन, 
१८. श्रीधर, १९ अनिरुद्ध, २० हृषीकेश, २१ पद्मनाभ, २२. दामोदर, २३. 
हरि, २४. इष्ण । इन चतुविशति विष्णुओ के विभाजन का आधार विष्णु के 
आयुधो ( शंख, चक्र, गदा, पद्म ) के विभिन्न क्रम हैं ।* 

कुषाणकाल से ही विष्णु के अवतारों के स्वरूप का दर्शन होने लगता है। 
दशावतार की मूर्तिर्या बंगाल मे विष्णुपटट पर बनती थी तथा दशावतार का 
अडून संयुक्त रूप मे विष्णुमन्दिरो के द्वार पर ही प्रदर्शित होता रहा है॥ 
पृथक्‌-पृथक्‌ अवतारो के आधार पर पृथकू-एथक मूर्तियां भी उपलब्ध हुई हैं। 
उपलब्ध मूतियो के आधार पर यह कहा जा सकता है कि दशावतारो में बराह, 
वामन और gfag की प्रतिमाएँ बहुप्रचलित रही । उदयगिरि की विशाल वराह 
मृति बड़ी ही विशिष्ट है । यह प्रतिमा गुप्तकालीन है । 

सामान्यतया अवतारी की संख्या दस ही है जिनमे मत्स्य, कूर्म, नुसिह, 
वराह, वामन, भार्गवराम, UA, बलराम, बुद्ध और कल्कि की गणना होती 
है । ग्रन्थभेद से पुराणो की संख्या बढ़ती-घटती भी रही हे । परिणामतः कभी- 
कभी मवतारो की संख्या १६, २२ या २३ तथा ३९ तकं गितायी गयी है ।* 

विष्णु की स्थिर मृतियो को वेखानस-आगम तथा पञ्चरात्र संहिताओ मे 
“ध्रुव वेट' कहा गया है । ‘sta’ भूतियो की कोटि मे ३६ विष्णुओ की गणना 
होती है । इनको चार विभागो में afer गया है जिन्हे योग, भोग, बीर और 
आभिचारिक कहा गया है । इस बर्गीकरण का आधार उपासना की विशिष्ट 
भावना और इच्छा है । पुनः इनका विभाजन स्थानक, आसन और शयन मूतियो 
के आधार पर भी किया गया है । इनमे बारह-वारह मूतियो की गणना होती 
है । कई आगमो में विण्णुमूतियों का विभाजन उत्तम, मध्यम और अधम वर्गी- 
करण के आधार पर भी किया गया है। शयनमूति की कोटि मे भी शेषशायी 
विष्णु की प्रतिमा विशिष्ट हे । विष्णु के इस रूप का प्रदर्शन देवगढ मे बड़ा ही 
विशिष्ट है । 

मुजाथओो और मुखो की संख्या के आधार पर मध्यकाल मे चार विशिष्ट 
विष्णु-सूतियो की कल्पना की गयी । इन मूतियो को चतुर्मुख विष्णु कह सकते 


१. रूपमण्डन ( सं० बलराम श्रीवास्तव ), To ५०-५३ | 
२. वनर्जी--डेवलेपमेण्ट आफ हिन्दू इकानोग्राफी, Jo 280-83 | 


दशम परिच्छेद $ शिव की मूर्तियाँ ४६३ 


& । भुजाओं की संख्या में अन्तर होता है । इस प्रकार चतुमुंख विष्णु की चार 
विशिष्ट प्रतिमाएँ वैकुण्ठ, अनन्त, त्रैलोक्यमोहन और विश्वरूप के नाम से 
जानी जाती हैं जिनके भुजाओं की संख्या क्रमश; ५, १२, १६ और २० होती 
हुँ। विष्णु के चार मुख नर, नारासिह, स्त्रीमुख और वराह मुख होते है । अग्नि- 
पुराण ( अ० ४६ ) में इन विशिष्ट रूपों की अच्छी चर्चा है । 


शिव 


पूजा तथा देवालयो मे स्थापित करने की दृष्टि से शिवछिगो को जो महत्ता 
प्राप्त है वह शिव-मू्तियों को नही । शिवार्यासो के आधार पर कल्पित अनेक 
अनुग्रह, संहार भौर दक्षिणा मूर्तियों की कल्पना पुराणकारो द्वारा हुई है । इनमे 
अधिकांश शैव मन्दिरों के भित्ति पर अलंकरण के रूप मे या स्वतंत्र मूर्तियों के 
रूप में प्रर्दाशत fae है । 


शिर्वालगो मे गुडडीमहल का मुखलिग इतिहास और कला की हृष्टि से बड़ा 
ही महत्त्वपूर्ण है । पुराणो मे विशेषकर अग्नि और मत्स्य मे विविध प्रकार के 
शिवलिगो की अच्छी विवेचना है । शिवलिगो के शिरोविधान तथा ब्रह्मा, विष्णु 
भौर शिव भागो की विभाजनन्प्रक्रिया छिगपुराण ( अ० ६६) मौर मत्स्य- 
पुराण ( अ० २६२१-१२ ) मे अच्छी प्रकार बतायी गयी है। मत्स्यपुराण मे 
रिङ्ग-पीठिका का भी विधान बताया गया है ( मत्स्यपुराण २६१।१८-१९ ) 
शिव की एकादश मूतियाँ ( एकादश रुद्र के रूप मे ) बड़ी प्रसिद्ध हँ । 
*रूपमण्डन? जैसे मध्यकालीन शिल्पशास्रीय ग्रन्यो मे एकादश रुद्र के आधार पर 
द्वादश शिव की कल्पना की गयी हैं, जिनमे सद्योजात, वामदेव, अघोर, तत्पुरुष, 
ईश, मृत्युञ्जय, किरणाक्ष, श्रीकण्ठ, अहिवृंधून्य, विरूपाक्ष, बहुरूपी सदाशिव, 
और त्र्यम्वक के नाम आते हैं। इनमे हाथो की संख्या तथा भायुधो का बड़ा 
विभेद है* । एकादश रद्र या दादश शिव का आधार. पञ्चमुख शिव प्रतीत होता 
विष्णुधर्मोत्तर के अनुसार शिव के पाँच मुख सद्योजात, वामदेव, अघोर, 
तत्पुरुष और ईशान हैं । 
सद्योजातं बामदेवमघोरं च महाभुजम्‌ । 
तथा तत्पुरुषं ज्ञेयमीशानं पञ्चमं सुखस्‌ ॥ 
¬-विण्णुधर्मोत्तरपुराण ३४५1१ 


इन पाँच मुखो का रूपकस्व भी विष्णुघर्मोत्तर पुराण ( ४४८।३।३ ) मे 
स्पष्ट है (* 


१. विशेष विवरण के लिए द्रष्टव्य रूपमण्डन ए, ६१-६३, 
२. वही पृ. ६१. 


४६४ पुराण-विमर्श 


पुराणो में शिव-मूर्तियों का जो प्रसंग है, उसके आधार पर यह प्रतीत है 
कि शिव की मूर्तियों का दो प्रसिद्ध वर्ग था । एक घोर और दूसरा अधोर। 
अघोर या शान्त शिव मूतियो मे चन्दणेखर,उमासहित, आालिद्गन-चन्द्रशेखर, 
वृषवाहन, सुखासन, उमामहेएवर, सोमस्कन्द आदि की गणना की जा सकती 
है । ऐसी ही कुछ मूर्तियां घोर वर, की है । भैरव; अघोर, रुद्र पशुपति, वीरभद्र, 
विरूपाक्ष और कंकाल शिव के घोर रूप हूँ किन्तु, इनके मूल मे कोई पौराणिक 
ख्यात नही है। ये मूतियाँ शिव के संहारक तखोकी व्यास्था मात्र करती हैं। 
किन्तु घोर या उम्र वर्ग मे गजासुर वध, त्रिपुरासुरवध, अन्चकासुर वध, जालन्धर 
वघ आदि की पौराणिक ख्यातो का प्रदर्शन करने वाली मूतियाँ माती है । इसी 
वर्ग मे यमरि, कालारि, शरभेश भूति आदि भी आती है । इलौरा और 
एलिफण्टा की गुफाओ मे त्रिपूरान्तक और बन्वकासुर वध का अच्छा प्रदर्शन 
है । गजाधुर संहार की एक अच्छी प्रतिमा दरमुरम मे मिली है । 


शिव की कुछ युम्म मूर्तियां जैसे अर्घतारीशवर और हरिहर की बड़ी ही 
लोकप्रिय रही है । इन मुतियो के माध्यम से दंन के गूढतम तथ्यो की सरल 
विवेचना की गयी है । नारदपुराण (ao ६।४४-४१५ ) मे हरिहर रूप की 
अच्छी विवेचना हे। हरिहर का सबसे अच्छा मूतिकरण वादामी मे तथा भढ- 
नारीश्वर का सबसे सुन्दर aga इलौरा मे किया गया है । 


गणेश 


भारतीय धर्म और उपासना मे गणेश की बड़ी महत्ता है । आयुध-भेद से 
गणेश के कई नाम और रूप पुराणो मे वणित है । पंचमहादेवो मे गणेश का 
सम्मान है तथा गाणपत्य सम्प्रदाय के लिए तो ये आदिदेव के रूप मे मान्य है । 
Ato जी० भण्डारकर महोदय के अनुसार गाणपत्य सम्प्रदाय और गणेश 
की पूजा परम्परा बहुत प्राचीन नही हैं। ये गणेश की परम्परा गुप्तोत्तरकालीन 
मानते है । किन्तु तथ्य ऐसा नहीं हे । बिनायक पुजा की परम्परा महाभारत, 
से भी प्रमाणित है (नलोपाख्यान, वनपर्व) उस समय सार्थवाहो द्वारा विनायक 
की पूजा विघ्न-विनाशन के रूप मे होती थी और थे सिद्धि के प्रदाता माने 
जाते थे । श्री गोपीनाथ राव महोदय ने गणेशोत्पत्तिसे सम्वन्धित पौराणिक 
ख्यातो का अच्छा संकलन किया है! । गणपति मूतिशाल्जीय विवेचना के अनुसार 
यक्ष परम्परा से विशेष सम्बद्ध प्रतीत होते है। आरम्भ मे गणेश की द्विभुज 


१.एलिमेण्टस आफ हिन्दू आइकोनोग्राफी भाग १. खण्ड १. To ३५-४५. 


दशंम परिच्छेद : गणेश की मूर्तियाँ RY 


प्रतिमाओं का ही प्रचलन था । बृहत्संहिता मे गणेश की प्रतिमा के सम्वन्ध मे 
निम्नलिखित पंक्ति मिलती है 
प्रमथाधियो गजमुखः प्रलम्बजठर: कुठारधारी स्यात्‌ | 
एकविषाणो बिञ्रन्मूलक-कंडं os "” ४ ॥६ 
इस आधार पर कहा जा सकता है कि प्रारम्भ मे गणेश के सूति-विधानीय 
तत्त्व ये हैं--- 
१. गजमुख | 
२. प्रलम्ब जठर । 
३, एकदंत । 
४. द्विभुज ( एक हाथ मे दाँत और gat भे मूलक ) । 
प्राप्त भूतियों मे अमरावती से प्राप्त गणेश की प्रतिमा सबसे प्राचीन 
( दूसरी शती ईस्वी ) प्रतीत होती है । इसी से ही कुछ समय के बाद की बनी 
मथुरा से भी एक गणेश की सूति मिली है । यह प्रतिमा तथा भूमरा से मिली 
गणेश की प्रतिमाएँ द्विभुज है । गणेश की चतुभुंज प्रतिमा सवसे पहले भुमरा 
( गुप्तकालीन ) से मिली है । पुराणों मे गणेश की प्रतिमा का जो विधान है, 
उसमें चतुर्भुज गणेश की ही चर्चा है। उदाहरणार्थ, मत्स्यपुराण मे गणेश का 
वर्णन इस प्रकार हूँ-- 
स्वदन्तं दक्षिणकरे उत्पलं च तथापरे | 
लड्डुकं परशुं चेव वामतः परिकल्पयेत्‌ ॥ 
“मत्स्य, २५६।५३ I 
गुप्तकाल तक को किसी भी उपलब्ध प्रतिमा मे गणेश का याहन मूषक 
नही दिखाया गया है । न इसकी चर्चा किसी पौराणिक मूतिर्नवघान ही मे है । 
पूर्व मध्यकालीन और मध्यकालीन प्रतिमाओ मे मुषक भी प्रदर्शित है । इस 
प्रकार म्रुषकयुक्त गणेश की प्रथम sta प्रतिमा उड़ीसा मे मिली है । इसी प्रकार 
उड़ीसा से ही गणेश की कुछ अष्टयुज प्रतिमाएँ भी मिली है। गणेश के मूति- 
विधान के अन्य तत्त्वो के रूप मे त्रिनेत्र, व्याळन्यज्ञोपवीत भी महत्त्वपूर्ण है । 
गणेश की कतिपय सूत नृत्यमुद्राओ मे भी है । 


A AGT npr 


१. वृहत्संहिता की यह पंक्ति क्षेपक प्रतीत होती है । बैनर्जी-डेवलेपमेण्ट 
आफ हिन्दू आइकनोग्राफी, To २५७ | ' 


(५) 
ब्रह्मा या ब्रह्मदेव 


पुराण मे जिस देव को हम ब्रह्मा या ब्रह्मदेव के नाम से पुकारते है बह 
वेदो मे 'प्रजापति' के नाम से अभिहित किये गये है। प्रजनन तथा जीवित 
प्राणियों के रक्षकरूप मे प्रजापति का अथवंवेद मे प्राय; आवाहन किया गया 
है । ऋग्वेद के एक सूक्त ( १०।१२१ ) मे प्रजापति की प्रख्पाति भाकाश और 
` पृथ्वी, जल तथा समस्त जीवित प्राणियों के ख्रष्टा के रूप मे की गयी है | इनका 
“प्रजापति! ताम साथेक है अर्थात्‌ उत्पन्न होनेवाले समग्र जीवो के वे पति माते 
गये हैं । वे सव गतिशील तथा श्वास Baars प्राणियों के राजा है; देवो मे 
श्रेष्ठ है । इनके विधानो का पालन समग्र प्राणी ही नही, प्रत्युत देवगण भी करते 
हु । इन्होने ही आकाश और पृथ्वी को स्थापित किया; ये ही अन्तरिक्ष के सब 
स्थानों मे व्याप्त हैं; ये समस्त विश्व और समस्त प्राणियों को अपनी भुजाभों 
से आलिड्भन करते हे । ऋग्वेद के इस वर्णन से प्रजापति की देवो मे प्रमुखता 
की स्पष्ट अभिव्यक्ति होती है, ऋग्वेद मे प्रजापति का प्रामुख्यद्योतक निदेश 
एक ही वार हुआ है, परन्तु aad और वाजसनेयी संहिता मे साधारणत और 
ब्राह्मणो मे नियमतः ये ही सर्वप्रमुख देव के रूप मे स्वीकृत किये गये हैं। यह 
देवो के पिता है ( शतपथ ११।१।६।१४ ) । इसी ब्राह्मण के कथनानुसार सृष्टि 
के आरम्भ मे अकेले इन्ही का अस्तित्व था ( शतपथ २।२।४।१ ) । प्रजापति का 
यही वेदप्रतिपाद्च स्वरूपं है । 

मंत्रायणी संहिता ( ४।२।१२ ) मे प्रजापति को अपनी पुत्री उषस्‌ पर 
आसक्त होते की कथा मिळती है जो ब्राह्मणो मे अनेक स्थानो पर दुहरायी गयी 
है ( ऐतरेय ato ३।३३, शतपथ १।७।४।१, alam ato ८।२।१० ) । इस कथा 
का संकेत तो ऋग्वेद के मन्त्रो मे भी माना जाता है। ऋग्वेद (१०।१२१) के इस 
सुक्त के प्रथम चव मन्त्रो मे किसी अज्ञात देवता के विषय मे प्रश्नवाचक “कृ 
शब्द का प्रयोग किया गया है ( wed देवाय हविषा विधेम ) । दसवें मन्त्र मे 
इन सव प्रश्नों का एक ही उत्तर दिया गया है कि 'प्रजापति' ही इन सव निर्दिष्ट 
कार्यो का सम्पादन करता है । इस मन्त्र का पश्चाद्वर्ती साहित्य पर इतना 
प्रभाव पढ़ा कि 'प्रजापति' की 'क' एक उपाधि हो हो गयी मीर 'क' सर्वोच्च 
देवता का वाचक वना दिया । 'हिरण्यगर्भ' नाम से भो बही संकेतित होता है-- 

हिरण्यगर्भः समवर्तताग्र 
भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌ । 
स दाधार पृथिवीं दयामुतेमां 
कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥ 


दशम परिच्छेद : ब्रह्मा की मू्तियाँ vs 


“प्रजापति? को ही पुराणों में ‘aa’ के रूप मे स्वीकार किया गया है | 
प्रजापति के सम्वन्ध की समस्त गाथाएं ब्रह्मा के ऊपर आरोपित की गयी है । 
फलतः प्रजापति और उनकी दुहिता की कथा पुराणो मे ब्रह्मा के विषय में 
उल्लिखित की गयी है । क्षीरसागर मे शेषशायी नारायण के नाभिकमल के ऊपर 
ब्रह्मा का जन्म स्वतः होता है। इसलिए वे 'स्वयंभू” नाम से अभिहित किये 
गये है । आकाशवाणी के द्वारा प्रेरित जिये जाने पर उन्होने उप्र तपस्या हजारो 
वर्षो तक की जिसके फलस्वरूप उन्होने इस ब्रह्माण्ड की सृष्टि की। सृष्टिका कार्य 
ब्रह्मदेव का अपना विशिष्ट कार्य है। सरस्वती उनकी पत्नी हैं तथा हंस उनका 
वाहन है। हिरण्यकशिपु ने अपने वरदान के अवसर पर ब्रह्माजी कीजो 
प्रशस्त स्तुति की है ( ७।३।२६-३४ ) उसमें ब्रह्माजी का स्वरूप चारायण 
के सरृश ही चित्रित किया गया है । वे ज्ञानस्वरूप, परमेश्वर, अजन्मा, महान्‌ 
और सम्पूर्ण जीवो के जीवनदाता अन्तरात्मा माने गये हैं ( ७।३।३१ ) । कार्य- 
कारण, चल और अचल ऐसी कोई भी वस्तु नही है जो ब्रह्मा से भिन्न हो । 
समस्त विद्या और कलाएं आपके रूप है। आप न्रिगुणमयौ माया से अतीत 
स्वयं ब्रह्म हं । यह स्वर्णमय ब्रह्माण्ड आपके गर्भे मे स्थित रहता है। आप 
इसे अपने मे से प्रकट करते हे-- 

त्वत्तः परं नापरमप्यनेजद्‌ 
ऐजच्च किञ्चित्‌ व्यतिरिक्तमस्ति | 
विद्या: कलास्ते तनवश्च सर्वा 
हिरण्यगर्भोऽसि वृहत्‌ Faye: ॥ --भाग० ७।३।३२ 
इस पद्य से ब्रह्मा के स्वरूप का यतु-किस्चितु परिचय प्राप्त होता है । 
ब्रह्मा को प्रतिमा 

त्रिदेव मे ब्रह्मा प्रथम हैं । किन्तु ‘ada’ की कल्पना में ब्रह्मा का महत्त्व 
और स्थान विष्णु, सूर्य, शिव और गणेश की अपेक्षा गौण है। इनकी महत्ता 
गणेश से भी कम है । इस प्रकार के दृष्टिकोण का प्रभाव इनकी उपासना पर 
भी पड़ा । इस देव के आधार पर भारत मे कोई सम्प्रदाय खेड़ा न हो सका । 
वैसे पौराणिक मान्यता में भी ब्रह्मा सृष्टि के acer वने रहे। ब्रह्मा के मन्दिर 
भी कम ही वने और अकेले ब्रह्मा की पूजा केवल वैदिक ब्राह्मणों ( विप्रान बिदुर 
ब्राह्मणैः ) के हारा ही विधिसम्मत कही गयी, । ब्रह्मा की यह दुर्दशा पुराणों 
के अनुसार ( जिनमे ‘fogiga’ प्रसंग आया है ) इनकी विष्णु की प्रतिद्वन्द्रिता 
के कारण हुई । विविध पुराणो में ब्रह्मा को गोण पद दिया है तथा विष्णु की 
महत्ता प्रदर्शित करने के लिए उन्हे विष्णु की नाभि से उत्पन्न कमळ पर आसीन 


१, वनर्जी To ५१२-५१३ । 
३२ Jo वि" 


४९८ पुरांण-विमशं 


दिखाया गया है । इस कथानक से यह मान्यता प्रमाणित होती है कि ब्रह्मा स्वयं 
विष्णु से उत्पन्न है । मार्कण्डेयपुराण में मधु, Gen का जो प्रसंग है; वह 
मुख्यतया विष्णु की महत्ता और ब्रह्मा की विपन्नता सिद्ध करने के लिए ag 
ब्रह्मा के स्वरूप पर विचार वृहृत्संहिता (५७४१ ) में किया गया है। 
पुराणों मे ब्रह्मा के प्रतिभारवरुप की चर्चा है । मत्स्यपुराण का विवरण इस 
प्रकार है :— : हि 

ब्रह्मा कमण्डलुधरः कर्तव्यः स ada: | 

हंसारूढः ववचित्कायं: क्वचिच्च कमलासनः ॥ 

वर्णतः पद्मगर्भाभश्चतुर्वाहः शुभेक्षणः | 

कमण्डलू वामकरे सुवं हस्ते तु दक्षिणे ॥ 

वामे दण्डधरं तद्वत्‌ स्तुवञ्चापि प्रदर्शयेत्‌ | 

मुनिभिर्देवगन्धर्वेः स्तूयमानं समन्ततः॥ 

कुर्वाणमिव लोकांस्त्रीन्‌ शुक्लाम्वरधर' विभुम्‌ । 

मृगचमंघर्वापि दिव्ययज्ञोपवीतिनम्‌ ॥ 

आज्यस्थाली न्यसेत्पार्श्वे वेदांश्च च तुर: पनः | 

वामपार्श्वेऽस्य सावित्री दक्षिणे च सरस्वती ॥ 

अग्रे च त्रषयस्त्ठत्कार्य्याः पेतामहेपदे | 
-मत्स्य० २५९।४०=४४ 
ब्रह्मा की सबसे प्राचीन मूर्ति गन्धार की बोद्धःकला मे मिलती है । यह 
ब्रह्मा का अंकन बुद्ध के जन्म-प्रसंग मे हे । जैन मूतिविधान मे ब्रह्मा का प्रदर्शन 
जैन तीर्थंकर शीतलनाथ के रूप मे या दिक्पाल के रूप में होता है। प्रारम्भ 
मे ब्रह्मा की द्विमुख और द्विवाहु प्रतिमा बनती थी। wag भी नही प्रदर्शित 
किया जाता था । चतुर्मुख और चतुर्वाहु की परम्परा मूतिविधान मे बाद में 
चली । मथुरा से मिली चतुमूख ब्रह्मा की एक प्रतिमा विचित्र है । इस प्रतिमा 
मे ब्रह्मा के तीन मुख एक पक्ति मे भौर चौथा मुख बीच वाले मुख के ऊपर 
है 1* ag प्रतिमा फुषाणकालीन है । यही से गुप्तकालीन ब्रह्मा ही एक प्रतिमा 
मिली है जो स्थानक है । इस प्रतिमा मे केवळ तीन ही मुख ओर दो भुजाएँ 
हुं । बीच वाले मुख मे शमश्रु भी प्रर्दाशत है । मध्यकाल में ब्रह्मा की प्रतिमाएं, 
जो सामान्यतया मत्स्यपुराण की मुति-विधानीय परम्परा का पालन करती हैं, 
आवरणदेवता के रूप में बहुशः प्रचलित रही | मध्यकालीन ब्रह्मा की प्रतिमाओ 
मे ब्रह्मा या तो 'ललितासन' में दिखाये गये है या विश्वपद् पर 'ललिताक्षेप' 


Y a 


ढंग म 48 प्रदशित किये गये है । 


१. बनर्जी To ५१७ 


(६) 
सूयं 
सुर्ये हिन्दुओं के पंचदेवों में एक हैं 1९ ऋग्वेद मे सूर्ये को जगत्‌ की आत्मा 
कहा गया है :— 
सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च | 
--कक १११५१ 
वैदिक साहित्य में सुर्यं का विशद वर्णन है और वेदिक स्यातों के आधार 
पर ही पुराणो में विशेषकर भविष्य, अग्नि और मत्स्य मे सूर्ये-संबंघी परम्पराओं 
का विकास हुआ है । सूर्योपनिषत्‌ में सूर्य को ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र का ही रूप 
माना गया है :-- 
एष ब्रह्मा च विष्णुश्च रुद्र एप हि भास्करः | 
-सुर्योपनिषव्‌^ go ५५ 
वैसे तो द्वादशादित्य की गणना शतपथ ब्राह्मण में भी है किन्तु पुराणों में 
इ्वादशादित्य की संख्या और नामावली अपेक्षाकृत सुनिश्चित हो गयी थी 13 
इनके नाम क्रमशः घातू, मित्र, अर्यमन्‌, रुद्र, वरुण, सूर्य, भाग, विवश्वन्‌, पुषन्‌, 
सविता, त्वष्टा और विष्णु मिलते हैं। मित्र, अर्यमन्‌ के नाम से सुर्य की पुजा 
ईरानियों मे भी प्रचलित थी । 
सुर्य-सम्वन्धी कई पौराणिक आख्यातो का मूल वैदिक है । सूये की उपासना 
का इतिहास भी वेदिक है । उत्तर-्वंदिक साहित्य और रामायण-महाभारत 
मे भी सूर्य की उपासना की aga: चर्चा है gears के पू से ही सूर्य के 
उपासकों का एक सम्प्रदाय उठ खड़ा हुआ था, जो सौर नाम से प्रसिद्ध था । 
सौर सम्प्रदाय के उपासक उपास्य देव के प्रति अनन्य आस्था के कारण सूयं को 
आदि-देव के रूप में मानने लगे । भौगोलिक दृष्टि से भी भारत में सूर्योपासना 
व्यापक रही । मुलतान, मथुरा, कोणाक, कश्मीर, उज्जयिनी, मोघेर 
( गुजरात में ) आदि सूर्योपासकों के प्रसिद्ध केन्द्र थे। राजवंशो मे भी 
कतिपय राजा सूर्य-भक्त थे । मैत्रक राजवंश और पृष्पभूति के कई राजा “परम 
आदित्य भक्त' के रूप में माने जाते थे । 


१. भारतीय प्रतीक विद्या go १६२. 
२. सूर्योपनिषत्‌ अभी अप्रकाशित है; प्रतीक विद्या १६३. 
३. डेवलपमेण्ड ऑफ हिन्दू आइकेचाग्राफी, Fo ४२८-२९, 


५०० पुराण-विमशं 


सूर्योपासना का आरम्भिक स्वरूप प्रतीकात्मक था । सूर्ये का प्रतीकत्व चक्रे, 
कमल आदि से व्यक्त किया जाता था। इन प्रतीकों को विधिवत्‌ मूरति की ही 
तरह प्रतिष्ठित किया जाता था, जैसा कि पश्चाल के मित्र राजाओं फे सिक्कों 
से पत्ता चलता है । मूते रूप मे सूर्य की प्रतिमा का प्रथम प्रमाण बोध गया की 
कला मे है । यहाँ सूर्य एक-चक्ररथ पर आएढ छै । इस रथ भे चार अव जुते 
है । उपा और प्रस्यूपा सूर्ये के दोनो वगळ मे एडी हैं। अंधकारल्पी दैत्य भी 
प्रदशित है । वौद्धो मे भी सूर्योपासना होती थी । भागा की वौद्ध गुफा मे सूर्य 
की प्रतिमा बोध-गया की परस्परा मे ही बनी दै. । इन दोनों प्रतिमाओ का 
काल ईसा पूर्व की प्रथम शती है। वोद्धो की ही तरह जन गुफा मे भी सूर्य की 
प्रतिमा मिली है । खंडगिरि ( उड़ीसा ) के अनन्त गुफा में सूय की जो प्रतिमा 
है (दूसरी शती ईसवी ) ag भी भाजा भोर वोधगया की ही परम्परा मे है। 
चार अश्वो से युक्त एकचक्र wares सर्य को प्रतिमा मिली हे । गंधार से 
प्राप्त aa प्रतिमा की एक विशेषता यह भी हे कि सूर्य के चरण को जूतों से 
युक्त बनाया गया हे । इस परम्परा का परिपालन मयुरा की सूयं मूर्तियों में भी 
किया गया है। मथुरा मे बनी सूय प्रतिमाओ को उदीच्पवेक्ष मे बनाया गथा 
है । वृहत्संहिता मे उदोच्यवेश या शैली मे सूर्य प्रतिमा के निर्माण का विधान 
इस प्रकार है :-- 
नाशाळळाटजङ्भोरुगण्डवक्षांसि चोन्ततानि रवेः। 
कुर्य्यादुदीच्यवेशं गूढं पादादुरो यावत्‌ ॥ 
बिभ्राणः स्वकररुहे वाहुभ्यां TES मुकुटधारी | 
कुण्डलभूषितवदनः प्रलम्बहारो वियद्गवृत्तः ॥ 
कमलोदरद्यतिमुखः कञ्चुकगुक्तः स्मितप्रसन्नमुखः | 
रत्नोज्ज्वलप्रभामण्डलशच कर्त्तः शुभकरोऽकः ॥ 
--वुहुत्संहिता ५७।४६-४५ 
पुराणो मे सूर्य की प्रतिमा का जो विधान वर्णित हे उसमे रथ की भी 


चर्चा है । उदीच्य-वेश मे cares qa की प्रतिमा का विधान मत्स्यपुराण मे 
इस प्रकार है :-- 


रथस्थं कारयेदेवं पद्महस्तं सुलोचनम्‌ | 
सक्षाश्वश्चंकचक्रञ्च रथं तस्य प्रकल्पयेत्‌ ॥ 
मुकुटेन विचित्रेण पद्मगभं-समप्रभम्‌ । 
चानाभरणभूषाभ्यां भुजाभ्यां धृतपुष्करस्‌ ॥ 
स्कन्धस्थे पृष्करे ते तु लीलयेव धुते सदा। 
चोळकच्छञ्चवपुषं क्वचिच्चित्रेषु दर्शयेत्‌ । 
वस्त्रयुग्मसमोपेतं चरणौ तेजसा वृतौ ॥--मत्स्य २६०।१-४ 


दशम परिच्छेद : सूर्य देवता ५०१ 


ऊपर निर्दिष्ट इलोको में से अन्तिम श्लोक उदीच्यवेश का पूरा परिचायक 
हुँ । यह उदीच्यवेश शकों के द्वारा समाहत सुर्य का परिधान होने से इस नाम 
से पुकारा जाता है । ऐतिहासिक तथ्य है कि शको के उपास्य देव सूर्य ड भगवान्‌ 
चे--इसका परिचय पुराणो ने शकद्वीप में उपास्य देवता के प्रसंग में बहुश! 
दिया है । उत्तरदेश के निवासियों के द्वारा गृहीत होने के कारण ही यह वेष 
'उदीच्य' कहलाता है । इस वेश का परिचायक पद्य मत्स्य का पूर्वोक्त अन्तिम 
पद्य है । सूर्य की यह प्रतिमा अधिकतर खड़ी दिखलायी जाती है; रथस्थ यह 
प्रतिमा मात्रा मे कम मिळती है । उसके ऊपर रहता है चोगा ( चोल ) जो 
पूरे शरीर को ढके रहता है। पैर मे ge दिखलाये जाते हैं। कही-कहीं वूट न 
दिखलाकर तेजःपुंज के कारण नीचे का पैर दिखलाया नही जाता । शरीर के 
ऊपर जनेऊ दिखलाया जाता है जो कभी खड्ग का भ्रम उत्पन्न करता है! यह 
वेश शकराजाओ का विशिष्ट राजसी वेष था जिसका विशद निदर्शन मथुरा 
संग्रहालय के कनिष्क की मूर्ति है। 

गुप्तपूवंकालीन सूर्य प्रतिमाएँ थोडी है। मथुरा केन्द्र मे ही प्रमुख रूप से 
qa की प्रतिमाएँ बनती थी । यहाँ सूर्य प्रायः स्थानक प्रदर्शित हुए है । गुप्त- 
कालीन प्रतिमा मे ईरानी प्रभाव कम था, विल्कुल ही नही है 1 निदायतपुर, 
कुमारपुर ( राजशाही बंगाल ) और भूमरा की गुप्तकालीन सूर्य प्रतिमाएं शैली, 
भावविन्यास और आकृति मे भारतीय है। भुमरा की प्रतिमा मे सूर्य नहीं 
प्रदर्शित है । किन्तु यह वेश तथा अन्य विशेषताओं मे कुषाणकालीन मथुरा की 
मूतिपरम्परा को प्रदर्शित करती है। दंडी और पिंगल भी दिखाये गये है जो 
ईरानी वेष मे हँ सूर्य के मुख्य आयुध कमल ( दोनो हाथो मे ) ही विशेषतया 
प्रदर्शित हें 1 कभी-कभी ga दोनों हाथो से अपने गले मे पहनी माला को ही 
पकड़े रहते है । 

मध्यकालीन सूर्य की उपलब्ध प्रतिमा दो प्रकार की हैं । एक तो स्थानक 
सूर्य की प्रतिमाएं ओर दूसरी पद्मस्थ प्रतिमाएँ । खिचिद्ध से मिली सूर्य की 
एक प्रतिमा ऊषा और प्रत्यूषा के अतिरिक्त अन्य अनेक सूर्य-पत्तियों से युक्त है 
यथा रात्री, निक्षुभा, छाया, सुवचसा भौर महाश्वेता । वद्धाल, बिहार से 
मिली अनेक सूर्येप्रतिमाए किरीट और प्रभावली से भी युक्त है। 

पश्चिम भारत और दक्षिण भारत से मिली सूर्य-प्रतिमाओं मे 'उदीच्य- 
वेशीय' प्रभाव नही परिलक्षित होता । सुय के पैरो मे न तो पदत्राण या वूट ही 
होता है और न सप्त अश या सारथी अरुण ही प्रदर्शित हुए है। कोट भी 
नही धारण करते और न उनके साथ उनके प्रतिहार ही दिखाये जाते हैं । 


"”*००५०१०- 


(ख) 
पुराणों का दार्शनिक तत्त्व 


पुराणों के दार्शनिक तत्त्वो का विवेचन भी बड़ी सुन्दरता से प्रस्तुत किया 
गया है । भारतीय संस्कृति में आचार तथा विचार का वड़ा ही घनिष्ठ सम्बन्ध 
है । आचार के द्वारा कार्यरूप में परिणत किये चिना विचार का कुछ भी महत्त्व 
नही है और इसी प्रकार विचार की भित्ति और आघार के अभाव मे आचार 
की स्थापना भी निराधार और निरवलम्व होती है । पुराण मे जनता के लिए 
अनुकरणीय और प्रतिदिन जीवन मे संग्रहणीय सदाचार का विशद विवरण 
है । वह अपने आधार के रूप मे विचार को चाहता है। इसलिए पुराणो ने 
विचार का भी विश्लेषण अपनी दृष्टि से किया है 1 पुराणगत दार्शनिक तथ्यो के 
विवरण के निमित्त तो एक स्वतन्त्र ग्रन्थ की ही आवश्यकता है, परन्तु यहाँ 
स्थानाभाव से सामान्य वाते ही दी जायेगी ! 

पुराण नाना रूपो मे भासमान जगत्‌ के मूळ मे एक सर्वशक्तिसम्पन्न तत्त्व 
की सत्ता स्वीकार करता है जिसकी सत्ता से यह विश्व स्थिति-सम्पन्न 2 । उस 
परमतत्व के विभिन्न नाम है । वही है विष्णु ( विष्णुपुराण तथा नारदीय मे ), 
वही है शिव ( वायु, कूर्मं तथा शिवपुराण में ) वही है शक्ति ( देवीभागवत 
तथा देवीपुराण मे) मौर वही है श्रीकृष्ण ( श्रीमद्भागवत तथा ब्रह्मवैवर्त मे ) । 
इन पुराणो ने अपने परमोपास्य तत्त्व के स्वरूप का विवेचन बड़ी रुचिरता 
तथा वैशद्य के साथ किया है। वह दोनो रूपो मे वर्तमान रहता है--निर्गुण 
तथा सगणरूप मे। परन्तु सामान्य मानव के लिए उसका सगुणरूप ही 
विशेषतः उपादेय तथा ग्रहणीय माना गया है। मूलतत्त्व के नाम मे भिन्नता 
होने पर उसके मौलिक स्वरूप में पार्थकय नही है। पुराण ज्ञान, कर्म तथा भक्ति- 
इन तीनो मार्यो का वर्णन करता है । परन्तु कलियुग के घ्राणियो के लिए उसका 
विशिष्ट आग्रह भक्ति पर ही है । उसी भक्ति का आश्रयण मानवो को अनायास 
दुःखवहुल संसार फे निस्तार तथा आनन्दपूर्ण स्थिति मे पहुँचने के लिए एक- 
मात्र सुगम साधन बतलाया गया! इसी तत्त्व का प्रतिपादन प्रति-पुराण मे 
प्रायः समान है, परन्तु श्रीमद्भागवत ने, जो पुराणो भे मूघंन्य स्थान धारण 
करता है, इस भक्तितत्त्व का बड़ा ही सर्वाङ्गीण विश्लेषण sega किया है जो 
सव पुराणो मे सर्वथा मान्य है। भागवत का एकादश स्कन्ध का अपर नाम 
उद्धवगीता है जहाँ भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने उद्धवजी को भागवत तत्त्वो का उपदेश 
बड़ी ही सुन्दर शेली मे दिया है। भक्ति के साथ योग का भी सामझ्स्य 


दशम परिच्छेद : पौराणिक दर्शन ५०३ 


पुराणों में अभीप्सित है । शैवपुराणो मे वह पाशुपतयोग के नाम से अभिहित 
है, तो वैष्णवपुराणो मे वह भागवतयोग की संज्ञा से प्रतिपादित हे । 

यहाँ श्रीमद्भागवत के आधार पर दार्शनिक तत्त्वों का एक सामान्य 
विवेचन प्रस्तुत किया जा रहा है। 

पुराण-साहित्य मे 'श्रीमद्भागवत' अपनी दार्शनिकता तथा व्यापक घामि- 
कता के कारण नितांत प्रख्यात है । दशम स्कन्ध तो इसका हृदय माना जाता 
है; क्योकि इस स्कन्ध मे भगवान्‌ श्रीकृष्ण के कमनीय चरित्र का gare चित्रण 
है। इस स्कन्ध के उत्तराघं के ८७वे अध्याय में श्रुतियों के द्वारा श्रीकृष्ण की 
प्रशस्त स्तुति का वर्णन है, जो वेदस्तुति के नाम से अभिहित किया जाता है । 
इस स्तुति के अनुशीलन से हम भागवत के दार्शनिक दृष्टिबिन्दु को समझने में 
कृतकार्यं हो सकते हैं । इतना ही नही, हम यह भी जान सकते है कि आज से 
लगभग डेढ हजार वर्ष पूर्व श्रृतियों के तात्पर्यं की दिशा किस भोर थी । उसके 
मंत्रो के भीतर किस आध्यात्मिक तत्त्व की उपलब्धि मानी जाती थी । वेदार्थ 
का चिन्तन भारतीय मनीवियो के आध्यात्मिक मनन का एक विशेष विषय रहा 
हे । भागवत के रचयिता के विचार से वेद का दार्शनिक aca कया था, इसे 
भी भली भांति समभने मे हमे इस स्तुति के स्वाध्याय से पुर्ण सहायता मिल 
सकतं। है । इसी महत्त्व से प्रेरित होकर इस सारगभित स्तुति के सिद्धान्तों का 
एक सामान्य दिग्दर्शन यहाँ कराया जा रहा है। 

भागवत एक गम्भीर विचार का पुराण है । उसके तत्वज्ञान की सीमासा 
एक दुरूह व्यापार है । इसीलिए, यहाँ 'वेदस्तुति' के भीतर विद्यमान आध्या- 
त्मिक विचारो का वर्णन किया जा रहा है, जो भागवत के अनुसार जीवन-दर्शंन 


कहा जा सकता हे । विद्यावता भागवते परीक्षा-यह लोकोक्ति भागवत के 
रहस्यमय रूप को प्रकट करती है । 


साध्य तत्त्व 


साध्य तत्त्व के अन्तगंत ब्रह्म का विचार प्रस्तुत किया गया है। भगवान 
मकरण हैं । वे चिन्तन, कमं आदि के साधनभूत मन, बुद्धि तथा इन्द्रिय आदि 
करणो से सवंथा रहित है। फिर भी, समस्त अन्तःकरण और बाह्य करणों की 
शक्तियो से सबंदा सम्पन्न है ( अखिलकारकशक्तिधरः ) । वे स्वयं प्रकाश है 
और इसीलिए कोई काम करने के लिए उन्हे इन्द्रियो की सहायता की तनिक 
भी आवश्यकता नही है । वे इस विशाल ब्रह्माण्ड के अधिपति-स्थानीय है, जिनके 
आदेशो का पालन करते हुए ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देव अपने कार्यों मे प्रवृत्त 
होते है ( श्लोक २८ ) । भगवान्‌ नित्यमुक्त स्वभाववाले है । वे माया से अतीत 
हैं, परन्तु जब वे ईक्षण-मात्र से अर्थात्‌ संकल्पमात्र से माया के साथ क्रीडा 


५०४ पुराण-विमशेँ 


किया करते है, तब जीवों के सूक्ष्म शरीर तथा उनके सुप्त कमं-संस्कार जग जाते है 
और जीवों की सृष्टि होती है । उनमे समत्व गुण की विशिष्टता है, फलत; 
उनके fou न कोई अपना है और न कोई पराया । कार्य-कारण-रूप प्रपंच के 
अभाव होने से वे ara दृष्टि से शून्य के समान प्रतीत होते हैं ( वियत 
इवापदस्य शून्यतुलां दघतः ); परन्तु उस दृष्टि के भी अधिष्ठान होने के कारण 
वे परम सत्यरूप है ( श्लोक २९ )। भगवानु इस विश्व के नियामक हैं | 
नियमन करना उनका महत्त्वपूर्ण कार्य है। उन्ही कै नियमन में संचालित यह 
विश्व अपने उद्देश्य की ओर अग्रसर होता हुआ अबाध गति से आगे चलता 
जाता है। वे समदर्शी है । उनके उपासको की दो श्रेणियाँ है । कुछ परिछिन्न 
दृष्टि वाले उपासक उनके व्यक्त रूप की उपासना मे आसक्त रहते है; तो 
अपरिच्छिन्त इष्टि वाळे उपासक उनके निराकार, एकरस रूप के चिन्तन मे 
लीन रहते है' । इन दोनों मे वे किसी प्रकार का अन्तर भथवा भेद-भाव नहीं 
मानते, प्रत्युत समान इष्टि से उनकी सेवा तथा उपासना को चरितार्थं करते 
हैं। अपने प्राण, मन तथा इद्धियो को वश मे रखकर दृढ योगाभ्यास के द्वारा 
अपने हृदय मे उपासना करनेवाले योगियो को जो गति प्राप्त होती है, वही 
गति मिलती हैं उन प्राणियों को भी, जो उनसे सर्वदा वैरभाव रखते है। इन 
दोनों के ऊपर भगवान्‌ सदा-सवंदा एक प्रकार ही अपनी दया की दृष्टि किया 
करते है ( शलोक २३ ) 1 

इस जगत्‌ की सृष्टि बतलानेवाले अनेक दार्शनिक सम्प्रदाय अपने मत की 
शिक्षा देते हँ । कोई असत्‌ से जगत्‌ की उत्पत्ति मानते है ( वैशेषिक); कोई 
सत्‌-छप दुःखो के नाश को मोक्ष मानते है ( नैयायिक = सतो मृतिमु ); कुछ 
लोग जीवो मे भेद बतलाते हैं ( साख्य = आत्मनि ये च भिदाम्‌ ); तो कुछ 
लोग कर्म के द्वारा प्राप्त होनेवाले लोक और परलोक-रूप व्यवहार को सत्य 
मानते हैं ( मीमांसक = विपणमृतमु ) | परन्तु, ये सब बातें भ्रममुलक हैं तथा 
आरोप के द्वारा ही ऐसा मत प्रचलित है। भगवानु "अवबोध <a’, अर्थात्‌ 
शान स्वरूप है । Gea: उनमे किसो प्रकार भेद-भाव की कल्पना न्याय्य 
नही है ( श्लोक २५ ) । 

भगवान्‌ का शासन अखण्ड रूप भे इस विश्‍व के सब प्राणियों पर, देवता- 
दानव तथा पशु-मानव के ऊपर समभाव से वत्तंमान है। भगवान्‌ स्वयं 
इन्द्रियो से रहित हैं, परन्तु समस्त जीवो की इन्द्रियो के वे ही प्रवर्तक है। 
मनुष्य अपने कल्याण के लिए देवताओ को बलि दिया करते हैं और उपासना 
के समय नाना प्रकार के पदार्थ समापित करते है, परन्तु देवता लोग उस 
बलि को भगवान्‌ को ही समित कर देते है। इस विषय मे भागवत चक्र 


दशम परिच्छेद : पौराणिक दर्शन | ५०५ 


वर्ती तथा सामन्त नरेश की उपमा देता है । जिस प्रकार सामन्त नरेश प्रजाओं 
के द्वारा प्राप्त बलि ( मालगुजारी ) को चक्रवर्ती राजा को समापित कर देते 
हैं, उसी प्रकार देवता लोग भी मनुष्यों द्वारा प्रदत्त वस्तुओं को भगवान्‌ को 
समपित करते है। सारांश यह है कि भगवान्‌ ही इस विश्व का परम ऐश्वर्य- 
सम्पन्न सम्राट हैं, जिनके शासन में रहकर देव और मानव अपने कार्यों के 
सम्पादन मे लगे हुए हैं ( श्लोक २५ ) । भगवान्‌ अनन्त हैं, उनके अन्त का 
पता नही । जिस प्रकार वायु मे धूल के नन्हे-नन्हे कण उड़ते रहते है, उसी 
प्रकार उत्तरोत्तर दशगुण अधिक पृथिवी आदि सात आवरणो के साथ समस्त 
्रह्माण्डसमूह कालचक्र के संग एक सांथ घृमता रहता हैं। सव श्रुतियाँ तात्पयं- 
वृत्ति से भगवान्‌ के वर्णन मे ही चरितार्थ होती हैं, अर्थात्‌ श्तयो के द्वारा 
गम्य तथा बोध्य भगवान्‌ ही है । इसी का तात्पर्य गीता के इस पद्यांश में है-- 
'वेदैश्च सर्वेरहमेव वेद्यो वेदान्तङ्गत्‌ वेदविदेव चाहम्‌ । 


जगत्‌ 


जगत्‌ के विषय मे वेदस्तुति का स्पष्ट मत है कि त्रिगूणात्मक जगत्‌ मन की 
कल्पनामात्र है । वस्तुतः सत्य नही है। केवल यही नही, प्रत्युत परमात्मा और 
जगत्‌ से पृथक्‌ प्रतीत होनेवाला पुरुष भी कल्पनामात्र है । सत्य अधिष्ठान पर 
आश्रित रहने के कारण ही यह जगत्‌ सत्य-सा प्रतीत होता है। यह जगत्‌ 
आत्मा मे ही कल्पित है ( स्वकृतं) तथा आत्मा से ही व्याप्त है ( अनुप्रविष्टं ) 
और इसीलिए आत्मज्ञानी लोग इसे आत्मरूप मानते है तथा उसी रूप से 
( सुवणं की तरह ) इसका व्यवहार करते हँ । सुवर्ण से बने हुए गहने भी तो 
अन्ततोगत्वा सोना ही है । अतएव, इस रूप को जाननेवाले पुरुष इसे छोड़ते 
नही । जगत्‌ की भी ठीक यही दशा है ( श्लोक २६ )। 
जगतु की अवास्तविकता सिद्ध करने के लिए एक अन्य हेतु का उपन्यास 
किया गया है । यह जगतु उत्पत्ति से पहले नही था और प्रलय के बाद भी नही 
रहेगा । इससे यह सिद्ध होता है कि मध्य मे भी यह असत्‌ रूप ही है । श्रतियो 
मे दिये गये उदाहरण इस तथ्यहीनता को स्पष्ट बतला रहे हैं। जिस प्रकार 
मिट्टी में घडा, लोहे मे शस्र और सोने मे कुण्डल आदि नाममात्र है, वास्तव 
मे तो मिट्टी, लोहा और सोना ही है, उसो प्रकार परमात्मा मे णत जगत्‌ 
नाममात्र है, पा तथा मन की कल्पना है । मूर्ख ही इसे सत्य मानता 
ae अधिष्ठान को सत्यता से ही आघेय की सत्यता प्रतीत होती है, 
न यदिदमग्र भास न भविष्यदतो निधनात्‌ 
अनुमितमन्तरा त्वयि विभाति मृषैकरसे | 


५०६ पुराण-विमर्श 


अत उपमीयते द्रविण-जाति-विकल्पपथे- 
वितथमनो-विलासमृत्तमित्यवयन्त्यवुधा: ॥ 


--+एश्लोक ३७ 


भगवान्‌ के ईक्षणमात्र से माया gea होती है और वह विचित्र कर्मो के 

फळ देने के लिए जगत्‌ की सृष्टि करती है । फलतः; सृष्टि मे जो विचित्रता तथा 
विषयता दृष्टिगोचर होती है, वह कर्मो की विषमता फे कारण ही है। जीव 
ताना प्रकार के कर्मो का सम्पादन करता है और उन कर्मफलों को भोगने के 
लिए उसे इस सृष्टि के भीतर आना पड़ता है। फलतः, जगत्‌ के जीवो की 
वर्तमान दशा उन्ही के पूर्व कर्मो के फल से जन्य है । सुछि-वैषम्य कर्म-वेषम्य- 
जन्य है। भगवान्‌ तो परम कारुणिक, एकरस और समहक है। उसमे 


किसी प्रकार के वैषम्य की कल्पना एकदम निराधार तथा अप्रामाणिक है 
( लोक २६ ` । 


प्रलय 


जिस समय भगवान्‌ सब सृष्टि को समेटकर सो जाते है, उस समय ऐसा 
कोई भी साधन नही रह जाता, जिससे उनके साथ सोया हुआ जीव उन्हें 
जान सके । प्रलयकाल मे सत्‌ नही रहता, अर्थात्‌ आकाश आदि स्थुल जगत्‌ 
का अभाव होता है और न असत्‌ ही रहता है, अर्थात्‌ Agata आदि सूक्ष्म 
तस्व भी उस समय नही रहता । इन दोनो के योग से चने हुए न शरीर ही 
होते हैं और न क्षण, मुहुर्तं आदि काळ के अञ्ग ही रहते हैं उस दशा मे कुछ 
भी नही रहता । फलतः उस दशा मे वर्तमान भगवान्‌ के रूप को जानने 


के साधन का अभाव होने से हम उन्हे किसी प्रकार भी नही जान सकते 
( शलोक २४) । 


जीव 


जीव के स्वरूप के विषय मे भी यहाँ खुब विवेचन किया गया मिलता 
है । भगवान्‌ शासक हे तथा जीव उनके द्वारा शासित । भगवानु नियामक है 
ओर जीव उनके द्वारा नियस्प । यह तभी सम्भव है, जव जीव भगवान्‌ से 
उत्पन्न तथा भगवान्‌ की अपेक्षा न्यून हो । जीव भगवान्‌ से उत्पन्न होता है, 
इस कथन का अर्थ क्या है? इसका अथं यह नही है कि भगवान्‌ परिणाम के 
द्वारा जीव बनाते है । प्रकृति और पुरुष दोनो अजन्मा हैं। प्रकृति मे पुरुष और 
पुरुष मे प्रकृति के संयोग के कारण ही जीवो के नाना रूप तथा गुण रख 
दिये जाते हैं--जल बुद्बुद के समान । जल ( उपादान ) तथा वायु ( निमित्त 
कारण ) के संयोग से जिस प्रकार ‘gage’ नामक पदार्थ बनता है, जो स्वयं 


दशम परिच्छेद : पौराणिक दर्शन Yo 


कोई स्वतन्त्र पदार्थ नही होता, उसी प्रकार प्रकृति तथा पुरुष के अध्याय से 
जीवो का नानात्व गुण तथा रूप कल्पित किया गया है। अन्त में जिस प्रकार 
समुद्र में नदियाँ समा जाती है तथा मधु में समस्त फूलो के रस समा जाते हैं 
उसी प्रकार सब जीव उपाधि-रहित होकर भगवान्‌ मे समा जते हैं। 
तात्पय यह है कि जीवों की भिन्नता और उनका gas अस्तित्व भगवाम्‌ के 
हारा नियन्त्रित है। जीव को पृथक्‌, स्वतन्त्र और वास्तविक मानना अज्ञान 
के ही कारण है। जीव के स्वरूप का प्रतिपादक यह महत्त्वपूर्ण श्लोक इस 
प्रकार है 
न घटत उद्भवः प्रक्ृतिपुरुपयोरजयो- 
रुभययुजा भवन्त्यसृभृतो जलवुद्वुदबत्‌ | 
त्वयि त इमे ततो विविधनामगृणेः परमे 
सरित इवाणंवे मधुनि छिल्युरशेषरसाः॥ 
ला शलोक ३१ ) 
जीव तथा ईश में वस्तुतः ऐक्य ही वर्तमान है, परन्तु संसार-दशा मे 
दोनो मे भेद है। जीव मायावद्ध है अर्थात्‌ माया के पाश मे सर्वदा बद्ध रहता 
है । इसके विपरीत ईश मायामुक्त होते हैं। जीव होता है भपेतभगः, ऐश्वर्य से 
हीन; परन्तु ईश होते हैं आत्तभगः ऐश्वर्य से सम्पन्न । जीव माया से अत्रिद्या- 
युक्त होता है, इसलिए देह और इन्द्रिय आदि का सेवन करता है; उन्ही को 
अपना CAST मानता है और आनन्दादि गुणो से तिरोहित होने पर संसार को 
प्राप्त करता हे । अतः, जीव के लिए कर्मकाण्ड की आवश्यकता होती है, परन्तु 
भगवान्‌ माया को उसी प्रकार छोड देते है तथा उसका भभिमान नही करते, 
जिस प्रकार सपं अपने केचुल को छोड़ देता है और उसका अभिमान नही 
रखता । भगवान्‌ नित्यसिद्ध ज्ञान तथा अनन्त ऐश्वर्य से युक्त, अणिमा आदि 
भाठों सिद्धियो से सम्पन्न होने के कारण पूजित है। इस प्रकार वस्तुतः aga 
होने पर भी संसारदशा मे ga भासता है ( श्लोक ३८ ) । जीव असंख्य, परन्तु 
नित्य नही हैं । वे भगवान्‌ के हारा शासित होते है। भगवान्‌ शासक तथा 
नियामक हैं, जीव शासित तथा नियम्य । मति और वुद्धि से परे होने से उसका 
रूप अत्यन्त कठिन है ( श्लोक ३०) । 
साधन-मार्ग 


भागवत के अनुसार साध्य की प्राप्ति का सरल उपाय कौन-सा है? 
भागवत के अनुसार भगवानु को सेवा ही मानव-जीवन का चरम लक्ष्य है । 
भगवान्‌ से विमुख करनेवाली सबसे बड़ी वस्तु है--काम । यह मानव-हृदय 
को जटा के समान नाना रस्सियो से वांधे रहती है। काम की वासना को 


Yor पुराण-विमशं 


दूर करना परम आवश्यक है । फलतः, जिन यतियों ने मन, इन्द्रिय तथा प्राणों 
को अपने वश मे कर रखा है, परन्तु काम के हटाने मे समर्थ नही हैं, वे अपने 
हृदय में स्थित भगवान्‌ को नही जान सकते । उनकी दशा, भुल्ने की आदत 
रखनेवाले उस मनुष्य की तरह होती है, जो अपने ही गले मे लटकनेवाली 
मणिमाला को एकदम भूलकर बाहर खोजता चलता है । अतः, साधकों के 
लिए काम की वासना का उन्मूलन नितान्त आवश्यक है । इस शुभ कार्य में 
भागवत गुरु की उपादेयता पर जोर देता है। जिस प्रकार विना मल्लाह के चाव 
तूफान मे पडकर डूब जाती है, उसी तरह बिना गुए का साधक लक्ष्य की प्राप्ति 
न कर बीच मे ही डूब जाता हे । भागवत, भक्ति को ही सुगम साधन वतलाता 
है । भगवान्‌ की भानन्दमयी उपलब्धि के लिए ज्ञानमार्गी तो केवल भूसा कूटने- 
वाले जसे होते हैं, जिन्हे उसमें से एक दाना भी नही मिलता । मतः भागवत 
की दृष्टि मे श्रेय साधन करनेवाली भक्ति ही चरम साधन है--- 
श्रेयः aft भक्तिमुदस्य ते विभो 
क्लिश्यन्ति ये केब्रलवोधलब्धये | 
तेपामस्ये क्लेशल ए शिष्यते 
नान्यत्‌, यथा स्थूलतुषावघातिनाम्‌ ॥ 
श्रीमद्‌भागवत : भक्तिशास्त्र का सर्वस्व 
श्रीमद्भागवत संस्कृत साहित्य का एक अनुपम रत्न है। भक्तिशास्त्र का 
तो वह सर्वस्व है । यह निगम कल्पतरु का अमृतमय स्वयं गलित फल है। 
वैष्णव भाचार्यो ने प्रस्थानत्रयी के समान भागवत को भी अपना उपजीब्य 
माना है । वल्लभाचार्य भागवत को महष व्यासदेव की 'समाधिभाषा' कहते 
है अर्थात्‌ भागवत के तत्वों का वर्णन व्यास ने समाधि दशा मे अनुभुत करके 
किया है । भागवत का प्रभाव वल्लभ संप्रदाय और THA सम्प्रदाय पर बहुत 
अधिक पड़ा है । 
साध्यतत्त्त 
श्रीम:द्भागवत ada तत्व का ही प्रतिपादन स्पष्ट शब्दों मे करता 
है। श्री भगवान्‌ ने अपने तत्त्व के विषय मे ब्रह्माजी को इस प्रकार उपदेश 
दिया है :-- 
अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्‌ यत्‌ सदसत्परम्‌ | 
पश्चादहं यदेतच्च योऽवशिष्येत सौऽस्म्यहस्‌ ॥ 
“सृष्टि के पूर्वं में ही था--मैं केवल था, कोई क्रिपा न थी । उस समय सत्‌ 
अर्थात्‌ कार्यात्मक स्थूलभाव न था, भसत्‌--कारणात्मक सूक्मभाव न था । 


दशम परिच्छेद : भागवत दर्शन ५०९, 


यहाँ तक कि इनका कारणभूत प्रधान भी अन्तर्मुख होकर मुझमें लीन था । सृष्टि 
का यह प्रपञ्च मैं ही हैं और प्रलय में सब पदार्थों के छीन हो जाने पर मैं ही 
एकमात्र अवशिष्ट रहूँगा” । इससे स्पष्ट है कि भगवान्‌ निर्गुण, सगुण, जीवजगत 
सव वही है । मद्दयतत्व सत्य है । उसी एक, अद्वितीय, परमार्थ को ज्ञानी लोग 
ब्रह्म, योगीजन परमात्मा और भक्तगण भगवान्‌ के नाम से पुकारते है । वही 
सब सत्त्वगुणरूपी उपाधि से अविच्छिन्न न होकर अव्यक्त निराकार रूप से रहते 
&—aa निगुंग कहलाते है और उपाधि से अवच्छिन्न होने पर सगुण कहलाते है। 
परमायंभुत ज्ञान सत्य, विशुद्ध, एक, वाहर-भीतर भेदरहित, परिपूर्ण, अन्तर्मुख 
तथा निविकार है- बही भगवान्‌ तथा वासुदेव के शब्दो द्वारा अभिहित होता 
है । सत्त्वगुण की उपाधि से अवच्छिन्न होने पर वहाँ निर्गुण ब्रह्म प्रधानतया 
विष्णु, रुद्र, ब्रह्मा तथा पुरुष चार प्रकार का सगुण रूप धारण करता है । शुद्ध 
सत्त्वावच्छिन्न चैतन्य को विष्णु कहते है, रजोमिश्चित सत्त्वावच्छिन्न चैतन्य 
को प्रह्मा, तमोमिश्रित सस्वावछिन्न चैतन्य को रुद्र और तुल्यबळ रज-तम से 
मिश्रित सत्त्वावछिन्त को पुरुष कहते हे। जगत्‌ की स्थिति, सृष्टि तथा 
संहार व्यापार मे विष्णु, ब्रह्मा और रुद्र निमित्त कारण होते है, पुरुष उपादान 
कारण होता है । ये चारो ब्रह्म के ही सगुण रूप हें । अतः भागवत के मत में 
ब्रह्म ही अभिन्न निमित्तोपादान कारण है । 

परन्नह्म ही जगत्‌ के स्थित्यादि ब्यापार के लिए भिन्न-भसिन्त अवतार धारण 
करते हुँ । माद्यो$वतारः पुरुष) परस्य । परमेश्वर का जो अंश प्रकृति तथा 
प्रकृतिजन्य कायो का वीक्षण, नियमन, प्रवर्तन आदि करता है, माया सम्बन्ध- 
रहित हुए भी माया से युक्त रहता है सबंदा चितु-शक्ति से समन्वित रहता है, 
उसे पुरुष कहते है । इस पुरुष से भिन्न-भिन्न अवतारं का उदय होता है-- 

भूतैयंदा पञ्चभिरात्मसुष्टेः 
पुरं विराजं विरचय्य तस्मित्‌ | 
स्वांशेन विष्ट पुरुषाभिधान- 
सवाप नारायण आदिदेवः ॥ 

ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र परप्रह्म के गुणावतार है । इसी प्रकार कह्पावतार, युगावतार, 
मन्वन्तसवतार आदि का वर्णन भागवत मे विस्तार के साथ दिया गथा है । 

भगवान्‌ अरूपी होकर भी रूपवान्‌ हैं। भक्ति की अभिरुचि के अनुसार 
वे भिन्न-भिन्न रूप घारण करते है। भगवान्‌ की शक्ति का नाम साया है 
जिसका स्वरूप भगवान्‌ ने इस प्रकार बताया है--- 

ऋतेऽर्थं यत्‌ प्रतीयेत न प्रतीयेत्‌ चात्मनि । 
तद्‌ विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः ॥ 


५१० पुराण-विमशी 


वास्तव के विना भी जिसके हारा आत्मा में किसी अनिर्वचनीय बस्तु की 
प्रतीति होती है ( जैसे आकाश मे एक चन्द्रमा रहने पर भी इप्टिदोष से दो 
चन्द्रमा दीख पढ़ते ह) और जिसके द्वारा विद्यमान रहने पर भी वस्तु की 
प्रतीति नही होती ( जैसे विद्यमान भी राहु नक्षत्र मण्डल में दीख नही पड़ता ) 
वही 'माया' है । भगवान्‌ अचिन्त्यन्शक्ति समन्वित है 1 वे एक समय मे एक 
होकर भी अनेक है' । नारदजी ने द्वारकापुरी मे एक समय में ही argo को 
समस्त रानियो के महलो मे विद्यमान भिन्न कार्या मे संलग्न देखा था। यह 
उनकी अचिन्तनीय महिमा का विलास है। जीव और जगत्‌ भगवान्‌ के ही 
रूप हैं 1 


साधत तत्त्व 


इस भगवान्‌ की उत्लब्तरि का सुगम मार्ग वतलाना भागवत की विशेषता 
है । भागवत की रचना का प्रयोजन ही भक्तितत्त्व का निरूपण है । वेदार्थोप- 
बृंहित विपुलकाय महाभारत की रचना करने पर भो अतृप्त होने वाले वेदव्यास 
का हृदय भक्तिप्रधान भागवत की रचना से वितृप्त हुमा । भागवत के श्रवण 
करने से भक्ति के निष्प्राण ज्ञान वैराग्य पुत्रो मे प्राण का ही संचार नही हुमा 
प्रत्युत वे पूर्ण यौवन को प्राप्त हो गये । अतः भगवान्‌ की प्राप्ति का एकमात्र 
उपाय भक्ति ही है-- 
न साधयति मां योगो न सांख्यं धमं एव च। 
न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो यथा भाक्तर्ममोजिता ॥ 
परम भक्त प्रह्वादजी ने भक्ति की उपादेयता का वर्णन बड़े सुन्दर शब्दो मे 
किया है कि भगवान्‌ चरित्र, बहुज्ञता, दान, तप आदि से प्रसन्न नही होते, वे 
तो निर्मळ भक्ति से प्रसन्न होते हैं। भक्ति के सिवाय अन्य साधन उपहास- 
मात्र है-- 


प्रीणनाय मुकुन्दस्य न वृत्तं न वहुज्ञता | 
न दानं न तपो नेज्या न शौचं न वृत्तानि च । 
घ्रीयतेऽमर्या भवत्या हरिरन्यद्‌ विडम्बनम्‌ ॥ 


भागवत के अनुसार भक्ति ही मुक्ति-प्राप्ति मे प्रधान साधन है । ज्ञान, 
कर्म भी भक्ति के उदय होने से सार्थक होते हुँ, अतः परम्परया साधक है साक्षा- 
दर्पेण नही । कम का उपयोग वेराग्य उत्पन्न करने में है। जब तक वैराग्य की 
उत्पत्ति न हो जाय, तव तक वर्णाश्रम-विहित आचारो का निष्पादन नितान्त 
आवश्यक है। कर्मफलों को भी भगवान्‌ को समर्पण कर देना ही उनके विषदन्त 
तोड़ना है । श्रेय की मूल्रोतरूपिणी. भक्ति को छोड़कर केवल बोघ की प्राप्ति 


दंशम परिच्छेद : भागवत दर्शन ५१६ 


के लिए उद्योगशील मानों का प्रयत्त उसी प्रकार निष्फल तथा क्लेशोल्पादक 
है जिस प्रकार भुसा कुट्ने वालों का यत्न ॥ अतः भक्ति की उपादेयता मुक्ति 
विषय में श्रेष्ठ है । भक्ति दो प्रकार की मानी जाती है--साधवरूपा भक्ति, 
साध्यरूपा भक्ति । साधत भक्ति नो प्रकार की होती हे- विष्णु का श्रवण, 
कीर्तन, स्मरण, पादसेवन, अर्चन, बन्दन, दास्य, सख्य तथा आत्मनिवेदन । 
भागवत मे सत्‌ सङ्गति की महिमा का वर्णन बड़े सुन्दर शब्दो मे किया गया है । 
साव्यझ्पा या फलरूपा भक्ति प्रेममयी होती है जिसके सामने अनन्य भगवत्‌ 
पादाश्रित भक्त ब्रह्मा के पद, इन्द्रपद, चक्रवर्तीपद, लोकाधिपत्य तथा योग की 
विविध विलक्षण fafeat को कीन कहे, मोक्ष को भी नही चाहता । भगवान्‌ 
के साथ नित्य वृन्दावन मे ललित विहार की कामना करने वाळे, भगवच्चरण- 
gate भक्त शुष्क, नोरस मुक्ति को प्रयासमाव मानकर तिरस्कार करते हे-- 

न पारमेष्ठ्यं न महेन्द्रधिष्ठ्यं, न सार्वभौमं न रसाiधपत्यस्‌ | 

न योगसिद्धीरपुनर्भवं वा, मय्यपितात्मेच्छत्ति मद्विनान्यत्‌ ॥ 

भक्त का हृदय भगवान के दर्शन के लिए उसी प्रकार छटपटाया करता है 
जिस प्रकार पक्षियों के पंखरहित बच्चे माता के लिए, भूख से व्याकुळ बछडे 


दूध के लिए तथा प्रिय के विरह मे व्याकुल सुन्दरी अपने प्रियतम के लिए 
छटपटाती है--- 


अजातपक्षा इव मातरं खगाः, 
स्तन्यं यथा वत्सतराः च्ुधार्ताः | 
प्रियं प्रियेव व्युषितं विषण्णा, 
` मनोऽरविन्दाक्ष दिदुक्षते स्वास्‌ ॥ 
इस प्रेमाभक्ति की प्रतिनिधि ब्रज की गोपिकाएँ थी जिनके विमल प्रेश का 
रहस्यमय वर्णन व्यासजीने रासपञ्चाध्यायी मे किया है। इस प्रकार भक्ति- 
शाख के सववस्व भागवत से भक्ति का रसमय खोत भक्तजनों के हृदय को 
आप्यायित करता हुआ प्रवाहित हो रहा है। भागवत के श्लोकों मै एक 
विचित्र अलौकिक माधुयं है। अतः भाव तथा भाषा उभय दृष्टि से श्रीमद्भागवत 
का स्थान हिन्दुओं के घामिक साहित्य मे अनुपम हे । सर्ववेदाच्तसार भागवत 
का कथन यथार्थ है :-- 


श्रीमद्भागवतं पुराणममलं यद्‌ वैष्णवानां प्रियं, 
यस्मिन्‌ पारमहंस्यमेकससल ज्ञानं परं गोयते | 

तत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं नैष्कम्य॑माविष्क्ृतं, 
तच्छुण्वन्‌ विपठन्‌ विचारणपरो भक्त्या विमुच्येन्नरः | 


पुरांण-विमर्श ' ५११ 


भागवतो साधना 


भागवत मे किस साधनापद्धति का किस प्रकार से उल्लेख किया गया है, 
इसका ठीक-ठीक विवेचन भागवत के पारहश्वा विवेचक विद्वान्‌ ही साज़ो- 
पाडू हूप से कर सकते ई, परन्तु फिर भो इस विषय का एक छोटा-सा वर्णन 
पाठको के सामने प्रस्तुत किया जाता हे। 

हमारे देखने मे भागवती साधना का फुछ पिस्तृत वर्णन द्वितीय स्कन्ध के 
आरम्भ मे तथा तृतीय स्कन्ध के कपिळगोता वाले अव्यायो मे किया गया मिलता 
है । कपिल की माता देवहूति के सामने भी यही प्रश था फि भगवान के पाते 
का सुलभ मार्ग कौन-सा है । इसी प्रश्‍न को उन्होंने अपने पुत्र कपिलजी से किया 
जिसके उत्तर मे उन्होने अपनी माता की कल्याणन्बुद्धि से प्रेरित होकर अनेक 
ज्ञातव्य बाते वहा है। परन्तु सबसे अधिक आवश्यकता थी इसकी राजा 
परीक्षित को । उन्होने ब्राह्मण का अपमान किया था । सातवें दिन उन्हे अपना 
भौतिक पिण्ड छोड़ना था। बस, इतने ही स्त्रत्पकाल मे उन्हे अपना कल्याण- 
साधन करना था । वेचारे बड़े विकल थे, विल्कुल ata थे। उनके भाग्य से 
उन्हे उपदेश मिल गये शुकदेव जेसे ब्रह्मज्ञानी । अतः उनसे उन्होने यही प्रश्‍न 
किया--हे महराज, इतने कम समय मे क्या कल्याण त्षम्पन्न हो सकता है ? पर 
शुकदेवजी तो सच्चे साधक की खोज मे थे । उन्हे ऐसे साधक के मिलने पर 
चितान्त प्रसन्तता हुई । शुकदेवजी ने परीक्षित से कहा कि भगवान्‌ से परोक्ष 
रहकर बहुत से वर्षो से क्या लाभ है ? भगवान्‌ से विमुख रहकर दीर्घं जीवन 
पाने से भला कोई फल सिद्ध हो सकता है? भगवान के स्वरूप को जानकर 
उनकी सन्निधि मे एक क्षण भी विताना अधिक लाभदायक होता है। जीवन 
का उपयोग तो भगवच्चर्चा और भगवद्गुण कीतंन मे है। यदि न हो सके तो 
पृथ्वीतल पर दीर्घे जीवन भी भारभुत है । खट्वाज्भनामक राजपि ने इस जीवन 
की असारता को जानकर अपने सर्वस्व को छोड़कर समस्त भयो को दूर करने 
वाळे अभय हरि को प्राप्त किया । तुम्हे तो अभी सात दिन जीना है । इतने 
काल में तो बहुत कुछ कल्याणसाधन किया जा सकता है । 

इतनी पूर्वपीठिका के अनन्तर युकदेवजी ने भगवती भागीरथी के तीर पर 
सर्वस्व छोड़कर Goa वाले राजा परीक्षित से भागवती साधना का विस्तृत 
वर्णन किया । अष्टांग योग को आवश्यकता प्रायः प्रत्येक भागं मे है । इस भक्ति" 
मागे मे भी वह नितान्त आवश्यक है । उन्होने कहा कि साधक को चाहिए किं 
किसी एक आसन मे बैठने का अभ्यास करके उस आसन पर पुरा जय प्राप्त 
कर ले । अनन्तर प्राणो का पुरा आयमन करे। संसार के किसी भी पदार्थ मे 
आसक्ति न रखे । अपनी इन्द्रियो पर पूर्ण' बिजय प्राप्त कर ले। इतना हो 


दशम परिच्छेद : भागवत दर्शन ५१३ 


जाने पर साधक का मन उस अवस्था मे पहुँच जाता है, जब उसे एकाग्रता 
प्राप्त हो जाती है। अपने मत को जिस स्थान पर लगायेगा, उस 
स्थान पर वह निश्चयरूप से टिक सकेगा। अभी भगवान्‌ के स्थूल रूप का 
ध्यान करता चाहिये । भगवान्‌ के विराट्‌ रूप का ध्यान सबसे पहले करना 
चाहिये । यह जगत्‌ ही तो भगवान्‌ का रूप है । “हरिरेव जगज्जगदेव हरिहँ- 
रितो जगतो नहि भिन्नतनुः' । इस जगत्‌ के चौदहो लोको में भगवान्‌ की 
स्थिति है । पाताल भगवानु का पादमूल है, रसातल पैर का पिछला भाग है, 
महातल पैर की एड़ी है, तळातल दोनो saw हैं, मुतल जानुप्रदेश है और 
दोनो उरु वितल तथा अतल लोक है । इस प्रकार अधोलोक भगवतु-शरीर के 
अघोभाग के रूप में है । मूमितळ जघनस्थल है तथा इससे ऊर्ध्वलोक ऊपर के 
भाग हैं । सबसे ऊपर सत्यलोक या ब्रह्मलोक भगवान्‌ का मस्तक है इस जगह 
पर मागवतङार ने भगवान के दिराट्‌ खूप का वर्णन बड़े विस्तार के साथ 
किया है । जगत्‌ की जितनी चीजें हैं चे सव भगवान्‌ का कोई-न-कोई अङ्ग या 
अंश अवश्य हैं । जव यह जगत्‌ भगवानु का ही रूप ठहरा तव उसके भिन्न- 
भिन्त अंगो का भगवान्‌ के भिन्न-भिन्न भवयत्र होना उचित है । यह हुआ 
भगवान्‌ का स्थविष्ठ-स्थुलतम स्वरूप । साधक को चाहिये कि इस रूप में इस 
प्रकार अपना मन लगाये, बह अपने स्थान से किञ्चिन्माच भी चलायमान न 
हो । जव तक भगवान्‌ मे भवित उत्पन्न न हो जाय, तव तक इस स्थूळ रूप 
का ध्यान नियत रूप से साधक को अपनी नित्यक्रियाओ के अन्त मे करना 
चाहिये । कुछ लोग इसी साधना को श्रेष्ठ समझकर इसी का उपदेश देते है । 
पर अन्य आचार्ये अपने भीतर ही हुदयाकाश में भगवान्‌ के स्वल्प का 
व्यान करना उत्तम वतलाते है और वे उसी का उपदेश देते है। भासन तथा 
प्राण पर विजय प्राप्त कर लेने के अनन्तर साधक को चाहिये कि अपने हृदय 
में भगवान्‌ के स्वरूप का ध्यान करे। आरम्भ करे भगवान्‌ के पाद से और 
अन्त करे भगवान्‌ के मृदुल सघुर मुसुकान से । “पादादि यावद्धसितं गदाभृतः? 
का नियम भागवतकार वतळाते है नीचे से आरम्भ कर ऊपर के अङ्गो तक 
जाय और जव एक अङ्ग का ध्यान निश्चित हो जाय तब अगले अङ्क की ओर 
4S 1 इस प्रकार करते-करते पुरे स्वरूप का ध्यान दृढ रूप से सिद्ध हो जाता है । 
इस तरह फे ध्यान का विशद वर्णन तृतीय स्कन्ध के २५ वें अध्याय मे किया 
गया है । पहले-पहल उस रसिकशिरोमणि के पैर से ध्यान करना आरम्भ 
करे 1 भगवान्‌ के चरण-कमल कितने सुन्दर हैं ! उनमे वन्न, अंकुश, ब्वजा, 
कमल के fra बिद्यमान हैं तथा उनके मनोरम नख इतने उज्ज्वल तथा रक्त हूँ 
कि उनकी प्रभा से मनुष्यों के हृदय का अन्धकार साप-से माप दुर हो जाता हैं। 


३३ Yo वि० 


५१४ पुराण-विमर्श 


श्रीभागीरथी का उद्गम इन्ही से हुआ है। ऐसे चरणों मे चित्त को पहले लगाये। 
जब वह वहाँ स्थिर रूप से स्थित होने लगे, तब दोनों जानुओ के ध्यान मे चित्त 
को रमाये । तदनन्तर ललित पीताम्बर से शोभित होनेवाले, भोज के निधान 
भगवान्‌ की जंघाओ पर ध्यान लगाये । तदनन्तर ब्रह्माजी के उत्पत्तिस्थानभूत 
कमल की उत्पत्ति जिससे हुई, उस नाभि का ध्यान करे। इसी प्रकार वक्ष 
स्थल, वाहु, कण्ठ, कण्ठस्थ मणि, हृदय स्थित शङ्ख, चक्र, पद्म, गदा आदिका 
ध्यान करता हुआ भगवान्‌ के मुखारविन्द तक पहुँच जाय । तदनन्तर कुटिल 
कुन्तल से परिवेष्टित, उन्नत भ्र से सुशोभित, मीन की भाँति चपल नयनो पर 
अपनी चित्तवृत्ति लगाये । मनुष्यो के कल्याण के लिए अवतार घारण करनेवाले 
भगवान्‌ फे कृपा-रस से सिक्त तापत्रयनाशिनी चितवन को अपने sara का 
विषय वनाये । अन्त से भगवान्‌ के होठों पर विकसित होनेवाली मन्द मुसकाच 
में अपना चित्त लगाकर वस, वही ee धारणा से टिक जाय । वहाँ से टळे नही। 
वही अन्तिस स्थान ध्यान हुआ । पर इस स्थान पर निश्चित रूप से स्थित 
होते का प्रधावतम उपाय हुआ भक्तियोग । जब तक हृदय में भगवान्‌ के प्रति 
भक्ति का सञ्चार न होगा, तव तक जितने उपाय किये जायेगे वे सर्वथा व्यर्थ 
सिद्ध होगे arg योग भी तो विना भक्ति के छूछा ही है--नीरस ही है। 
भक्ति होने पर ही तो भक्त का प्रत्येक कार्यं भगवान्‌ की पूजा का अंग हो जाता 
है, अतः इस भक्ति का पहले होना सबसे अधिक आवश्यक है । 

अतः भागवतकार को पूर्वोक्त प्रकार की ही साधना अभीष्ट है, क्योकि ध्रुव 
आदि भक्तो के चरित मे इसी प्रकार की साधना का उपयोग किया गया मिलता 
है। श्रीकृष्ण के चरित से भी इस भागवती साधना का तसच समभा जा 
सकता है । 
( ४ ) श्रीकृष्ण ओर सुदामा 

त्रिभुवनकमनं तमाळवर्णा रविकरगौरवराम्बरं दधाते । 
बपुरळककुरावृताननाब्जं विजयसखे रतिरस्तु मेऽनवद्या ॥ 

सानन्दकन्द वृन्दा वन-चन्दर भगवान्‌ श्रीकृष्ण का पवित्र चरित्र सब भावो से 
परिपूर्णं है । जिस हृषि से उसे देखा जाय उसी से वह पुरा दीखता है, जिस 
कसौटी पर उसे कसा जाय वह पूरा उतरता है । वह वृन्दावनविहारी मुरली- 
घारी चचवारी किस रस का आश्रय नही है, किस भाव का पात्र नही है? वह 
स्नेहमूति कन्हैया प्रेम का अगाध समुद्र है, सख्य का अनन्त सागर है । 

भगवान्‌ की अवन्त लीलाओ मे सुदामा का प्रसङ्ग भी अपनी एक विचित्र 
मोहकता धारण किये हुए है । पुराचे सहपाठी सुदामा को दरिद्र-दीन दशा मे 
देख भगवान्‌ के हृदय मे करुण रस का जो प्रवाह उमड़ पड़ा, दया कीजो 


दशम परिच्छेद : सुदामा कथा ५१५ 


दरिया वहने लगी, भगवान्‌ कृष्णचन्ध के रहस्यमय चरित्र मे वह भक्तों के लिए 
परम पावन वस्तु हे--दुःखो आत्माओ को शान्ति देनेवाली यह एक मति 
अनुपम कथा है । 


सुदामा की HAT 
नुदाम! एक अत्यन्त दीन ब्राह्मण थे । वालकपन मे उसी गुरु के पास 
बिद्याव्ययन करने गये थे जहाँ भगवान्‌ श्री कृष्णचन्द्र अपने जेठे भाई बलरामजी 
के साथ शिक्षा ग्रहण करने के लिए गये थे । वहाँ श्री कृष्णचन्द्र के साथ इनका 
खूब सङ्ग रहा ! इन्होने गुरुजी की बड़ी सेवा की । गुरुपत्नी की आज्ञा से एक 
वार सुदामा कृष्णचन्द्र के साथ जंगल से लकड़ी लाने गये । जंगल मे जाना था 
कि आँधी पानी आ गया । अन्धकार इतना सवन छा गया कि अपना हाथ अपनी 
आँखो नही दीखता था । रात भर ये लोग उस अन्धेरी रात मे वन मे भटकते 
परन्तु रास्ता मिला ही नही । प्रातःकाल सदय-हृदय सान्दीपनि गुरु इन्हें 
Bra जंगल मे आये और घर लिवा ले गये । 
गुरुगृह से लौटने पर युदामा ने एक सती ब्राह्मणकव्या से विवाह किया 1 
सुदामा की पत्नी थी asi पतिब्रता तथा अनुपम साध्वी । उसे किसी वात का 
क न था, चिन्ता न थी। यदि थी तो केवल अपने पतिदेव को दरिद्रता की । 
वह जानती थी भगवानु श्री कृष्ण उसके पति के प्राचीन सखा है--गुरुकुल के 
सहाव्यायी हे । वह सुदामा जी को इसकी समय-समय पर चेतावनी भी दिया 
करती थी, परन्तु सुदामा जी इसे तनिक भी कान नही करते--कभी ध्यान 
नही देते थे । एक वार उस पतिब्रता ने सुदामा जी से बडा आग्रह किया आप 
द्वारकाजी में श्रीकृष्ण जी से मिलिये, उन्हे अपना दुःख सुनाइये । भगवान्‌ दया- 
सागर हैं, हमारा दुःख अवश्य दूर करेंगे । जरा हमारो इस दीन-हीन दशा की 
खबर अपने प्यारे TAT कृष्ण को तो देना--'या घरते न गयो कव पिय ट्टो 
तवा अर फूटी कठोती' 1 सुदामा जी केवल भाग्य को भरपेट कोसा करते थे-- 
केवल कहा करते थे कि-- 
पार्वे कहाँ ते अटारी जटा जिनको है लिखी विधि ट्टिय छानी | 
जो पे दरिद्र ललाट लिखो कहु को त्यहि मेटि सकेगो अयानी ॥ 
परन्तु इस वार उस साब्दी के सच्चे हृदय से निकली प्रार्थना काम कर 
गया । सुदामा जा द्वारकाधीश के पास जाने के लिए तैयार हो गये । उपायन 
फे तौर पर इघर-्उधर से माँगकर पत्नी ने चावल की पोटली पतिदेव के 
हवाले की । सुदामा जी पोटली को वगळ मे दवाये द्वारका के लिए रवाना हुए 
परन्तु वड़े सम्भे की वात यह हुई कि जो द्वारका सुदामा की कुटिया से कोसों 


५१६ पुराण-विमगं 


दूर थी वह सामने दीखने लगी-- उसके सुवर्ण-जठित प्रासाद आँखों को चरको” 
चौध करने लगे । झट से सुदामा जी द्वारका पहुँच गये । 
पूछते-पूछते भगवान्‌ के द्वारे पहुँचे । द्वारपाल को अपना परिचय दिया | 
भगवान्‌ के दरबार मे भला दीन-दुखी को कौन रोक सकता है ? दवारपाळ भट से 
श्रीकृष्ण के पास सुदामा जी के आगमन की सूचना नरोत्तमदासजी के शब्दों मे 
यो देने गया-- 
शीश पगा न झँगा तन में प्रभु जाने को आहि वसे केहि ग्रामा | 
घोत्ती फटी सी लटी दुपटी अरु पाँय उपानहु की नही सामा ॥ 
द्वार खडो ट्विज दुवेळ एक रहो चकि सो वसुधा अभिरामा । 
पूछत दीनदयाल को धाम बत्तावत आपनो नाम सुदामा ॥ 
भगवान्‌ ने अपने पुराने मित्र का पहचान लिया । वे स्वयं आकर महल मे 
लिवा ले गये । रत्वजटित सिंहासन पर बैठाया, अपने हाथों से उनका पाँव 
पखारा, प्राचीन विद्यार्थी-जीवन की स्मृति दिलायी और भक्ति के साथ छाये हुए 
भाभी के द्वारा अपित चावलो की एक मुट्ठी अपने मुह मे डाली, दूसरी मुट्ठी 
के समय रुक्मिणी ने उन्हे रोक दिया । सुदामा भगवान्‌ के महल मे कई दिनों 
तक सुख-पुर्वक रहे; श्रीकृष्ण ने बड़े प्रेम से उन्हे बिदा किया । सुदामा रास्ते में 
चले जाते थे और मन-हो-मन कृष्ण की वद्धमुष्टिता पर खीभते थे । जव अपने 
घर पहुँचे तो उन्हे अपनी ट्टो मड या नही दीख पडी | उसके स्थान पर एक 
विशालकाय प्रासाद खड़ा पाया । पत्नी ने पति को पहचाना, जब वे महल के 
भोतर गये तव अपना ऐश्वयं देख मुग्ध हो गये और भगवान्‌ की दानशीळता 
और भक्तवत्सलता का अवलोकन कर भवाक्‌ हो रहे । बहुत दिनो तक अपनी 
साध्वी पत्ती के साथ सुखपूर्वंक दिन बिता अन्त मे भगवाच के चिरन्तन सुखमय 
लोक मे चले गये | 
सुदामा की भक्त-मनोहरिणी कथा संक्षेप में यही है जो ऊपर दी गयी है। 
भगवान्‌ की दयालुता का यह परम सुन्दर निदर्शन है । यह कथा वास्तव मे 
सच्ची है । साथ-ही-साथ ag एक आध्यात्मिक रहस्य की ओर संकेत कर रही 
है जो विचारशील पाठको के ध्यान से थोड़े-्से मनन से स्वयं आ सकता है। 


आध्यात्मिक रहस्य 


अव पाठक जरा विचारिये कि यह सुदामा कौन है? उनको पत्नी कौन 
है? वे तन्दुळ कौन-से है? इत्यादि । यदि अन्तःप्रविष्ट होकर देखा जाय तो 
सुदामा की कथा में एक आध्यात्मिक रूपक है--भक्त और भगवान्‌ के परस्पर 


मिलन की एक मधुर कहानी है। इसी रहस्य का किंचित्‌ उद्घाटन थोड़े मे 
किया जायगा । 


4 


दशम परिच्छेद : सुदामां का अर्थ ५१७ 


‘army शब्द का अर्थ है--रस्पी, बाँधने की रस्सी। यशोदा मैया 
के द्वारा बाँचे जाने के कारण ही भगवान्‌ श्रीकृष्ण का एक नाम है 
दामोदर । इस प्रकार सुदामा” शब्द का अर्थ हुआ रस्सियो के द्वारा 

मच्छी तरह बाँधा गया पुरुष अर्थात्‌ बद्धजीव, जो सांसारिक मायापाश 
मे आकर ऐसा da गया है कि उसे अन्य किसी भी वस्तु की चिन्ता 
ही नही । सुदामा सन्दीपनि-मुनि के पास कृष्ण का सहाध्यायी है। जीव भी 
आत्मातत्त्व को प्रकाशित करने वाले ज्ञान के सद्ध होने पर उस जगदाधार. 
qua का चिरन्तन मित्र है--सखा है। दा सुपर्णा सयुजा सखाया ।' ज्ञान 
का आश्रय जब तक जीव को प्राप्त हे, तव तक वह अपने असली रूप मे है, 
ag श्रीकृष्ण का--परम्नह्म का--सखा वना हुआ है, परन्तु ज्यो ही दोनो का 
गुरुकुलवास्‌ छुट जाता है-वियोग हो जाता है, जीव संसारी बन जाता है, 
वह माया के बन्धन मे भाकर सुदामा वन जाता है। वह अपने सखा को 
बिल्कुल भूल जाता हे। सुदामा की पत्नी बड़ी साध्वी है--जीव भी सात्त्विकी 
बुद्धि के संग चिरसुखी रहता है। सात्विकी gfe जीव को बारम्बार उसके 
सच्चे मित्र की स्मृति दिलाया करती है। जोव संसार मे पड़कर सब 
को--भपने सच्चे रूप को--भूल ही जाया करता है, केवल सच्वमयी बुद्धि 
का जव-जव विकास हुआ करता है, वह जीव को अपने प्राचीन स्थान की और 
लौट जाने के लिए---उसे विरन्तन मित्र परब्रह्म की सन्निधि पाकर अपने 
समस्त बन्धनो को छुडा देने के लिए--वारम्वार याद दिलाया करती है । 
सुदामा जी सदा अपने कुटिल भाग्य को कोसा करते थे । जीव भी भाग्य का 
उलाहना देकर किसी प्रकार अपने को सन्तु किया करता है । 

आखिर सुदामा जी पत्नी के द्वारा संगृहीत चावल को लेकर द्वारका चले। 
चावल सफेद हुआ करता है । चावल से अभिप्राय यहाँ पुण्य से है । पुण्य का 
स्वय भी सात्त्विकी बुद्धि किया करती है । जीव जब जगदीश से मिलने के 
लिए जाता है तब उसे चाहिए उपायन | उपायन भी किसका ? सुकर्मो का-- 
पुण्य का । सुकमं ही सुदामा जी के तण्डुल Ei जीव जव तक उदासीन 
aor हुमा है--भकमंण्य बना हुआ है, उस जगदीश की द्वारका काले कोसो दर 
है, परन्तु ज्यों ही वह पुण्य की पोटली वगल मे दवाये सुबुद्धि की प्रेरणा से 
सच्चे भाव से उसकी खोज मे चलता है वह द्वारका सामने दीखने लगती है। 
भला वह भगवान्‌ दूर थोड़े ही हैं? दूर हैं वह अवश्य, यदि भक्त मे सच्ची 
लगन न हो; परन्तु यदि हम सच्चे स्नेह से अपने अन्तरात्मा को शुद्ध वना 
कर उसकी खोज मे निकलते है तो वह क्या दूर है' ? गरदन झकायी नही कि 


वह दीखने लगे । दिल के माइने मे है तसवीरे यार । जब कभी गरदन झूकाई 
देख ली ॥' वावा तुलसीदास जी भी कह गये है -- 


५१८ पुराण-विमर्ग 


सनमुख होय जीव मोहि जबहीं । कोटि जन्ग अध नासौ तबहीं ॥ 
जो मनुष्य किसी वस्तु से विमुख है, समीप मे होने पर भी वह चीज दूर 
है, परन्तु सम्मुख होते ही वह वस्तु सामने झलफने लगती हे । भक्तजन को 
चाहिये कि मुकर्मो की पोटली लेकर भगवान्‌ के सम्मुख हो, भगवान्‌ दूर 
नही है । 
सुदामा जी द्वारका मे पहुँच गये, द्वारपाल से कहळा भिजवावा, श्रीकृष्ण 
स्वयं पुरानी पहचान याद कर aie हुए आये। जीव तो भगवदंश ही हैं, 
ag तो उसके साथ सदा विहार करनेवाला है। उसके अन्तर्मुख होते हो भगवान 
स्वयं उसे लिवा ले जाते है । हिन्दी-कवियो ने लिखा है सुदामा की दीनन्दया 
देख श्रीकृष्ण बहुत रोये--मनो aig वहाया 1 (देखि सुदामा की दीन दशा 
करुणा करिके करुणानिधि रोये ।' परन्तु भागवत में लिखा है--- 
सख्युः प्रियस्य विप्रपेरज्धसड्भातिनिवृत्त: | 
प्रीतो व्यमुन्चदव्विढ्न्‌ नेत्राभ्यां पुष्करेमणः ॥ 
अपने प्यारे सखा को इतने दिनो के बाद मिलने से श्रीकृष्ण अत्यन्त आह्वा" 
दित हुए--सुदामा जी के अद्भस्पश से भगवान्‌ आनन्दमग्न हो गये, उनकी 
आँखो से आंसू बहने लगे । जिस प्रकार भगवान्‌ को पाएर भक्तजन परम निर्वृति 
को पाते है, उसी प्रकार भक्त के संग से भी उस थानन्दमय जगदीश के हृदय 
में आनन्द की लहरी उठने लगती है । क्या भक्त और भगवान्‌ भिन्न-भिन्न ह ? 
“तस्मिनु तज्जने भेदाभावातु' ( नारदसूत्र )। 
सुदामाजी से श्रीकृष्ण पूछते है'-- कुछ उपायन लाये हो ? भक्तजनो के द्वारा 
मपित की गयी थोड़ी भी चीज को भगवान्‌ aga बड़ी समभते है-- 
अप्वत्युपाहृत्तं भक्तेः प्रेम्णा भूर्येव मे भवेत्‌ | 
भू्यप्यभक्तोपहूतं न मे तोपाय कल्पते ॥ 
पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भवत्या प्रयच्छति । 
तदहं भक्त्युपह्ृतमश्नामि प्रयतात्मनः ॥ 
सुदामा जी लज्जित होते है' कि श्रीपति को भला ये चावल वया दूँ ? परन्तु 
भगवानु छज्जाशोल मुदामा की काँख से पोटली निकाल चावल खाने लगते 
है । जीव भी बडा लज्जित होता है कि उस जगदीश के सामने अपने सुकर्मो 
को क्या दिखलाऊं, परन्तु भगवच्चरण मे अपित थोड़ा भी कमें वड़ा महत्त्व 
रखता है। भगवान्‌ उसके कियदंश से ही भक्तजन के मनोरथ परिपूर्ण करने में 
समर्थे है सर्वस्व को स्वीकार कर समग्र त्रैलोक्य का आधिपत्य--स्वीय पद 
भी देने के लिए तैयार हो जाते है, परन्तु श्री--भगवानु की ऐश्वर्य शवित-ऐसा 
करने नही देती । अस्तु सुदामा को चाहिये क्या ? वह तो इतने से कृतकृत्य हो 


दशम परिच्छेद : सुदामा की कथा ५१९, 


गया और उसने भगवल्लोक को प्राप्त कर लिया । भक्त को भी चाहिए क्या? 
भगवान्‌ की सिचि में आकर अपने संचित कर्मो को--'पत्रं पुष्पं को--उन्हे 
ado कर दिया । सुदामा की भाँति जीव कुछ देर तक संशय मे रहता है कि 
अपित वस्तु को जगदीश ने स्वीकार किया या नही, परन्तु जव जीव अपनी 
कुठिया--भौतिक शरीर को देखता है तव उसे सर्वत्र चमकती हुई पाता है, 
जन्मन्जन्म की मलिनता घुल जाती है, वह पवित्र भवन वन जाता है, जिसमे 
वह अपनी सुबुद्धि के साथ निवास करता gar विषयों से विरक्त रह परम सौर्य 
का अनुभव करता है। भगवान्‌ की अनुकम्पा का फल देर से थोड़े ही मिलता 
है | भक्तजन सी शरीर मे उनका साक्षात्‌ अनुभव करते है । 


साधना करनेवालो को सुदामा बनना चाहिए । हम अपने-अपने तण्डुर 
लेकर भगवान्‌ के सामने चलें, वे करुणावरुणालय उसे अवश्य ग्रहण करेगे, 
हमारा दुःख दूर कर देंगे, मायापाश से हमे अवश्य छुडा देंगे, परन्तु हम यदि 
सच्चे भाव से अपनी प्रत्येक इन्द्रिय को उसी की सेवा मे लगा दें। भागवत के 
इन पद्यरत्तों को स्मरण वीजिए--- 

सा वाग्‌ यया तस्य गुणान्‌ गृणीते करी च त्तत्कमंकरी मनश्च । 

स्मरेद्‌ वसन्तं स्थिरजङ्गमेष्‌ शृणोति तत्पुण्यकथाः स कर्ण:॥ 

शिरस्तु तस्योभयलिगमानमेत्‌ तदेव यत्पश्यति तद्धि चक्षुः। 

अद्धानि विष्णोरथ तज्जनाचां पादोदकं यानि भजन्ति नित्यम्‌ ॥ 

भगवान्‌ के प्रति सर्वथा समर्पण मे ही जीव का परम कल्याण है | माधकों 
की समस्त इन्द्रियां यदि उस मंगल-मूति की आराधना मे लगा दी जाये तो 


निःसन्देह ही उनका कल्याण होगा । पुराणो के दार्शनिक सिद्धान्तो का इसी मे 
पर्यवसान है । 


( ५ ) श्रीमङ्भागवत में योगचर्या 


भागवत का योग पौराणिक योग का एक अंशमात्र है तथा योगशास्र के 
इतिहास की दृष्टि से उसका स्थान औपनिषद योग तथा पातञ्जल योग के मध्य 
के काळ मे आता है । भागवत मे भक्ति के साथ-साथ अष्टाङ्गयोग का भी प्रचुर 
वर्णेन हे । यह वर्णन दो प्रकार से किया गया मिलता है । कई स्थलो पर योग- 
साधन की क्रियाओ का अप्रत्यक्ष रूप से संकेतमात्र किया गया है । परन्तु अन्य 
स्थो पर योग का प्रत्यक्ष रूप से विशद विवेचन किया गया है। योग के 
अप्रत्यक्ष संकेत प्रायः दो प्रसङ्गो मे किये गये मिलते है । किसी बिशेष व्यक्ति 
की तपश्चर्या के वर्णन के अवसर पर योग का आश्रय लिये जाने का संकेत 
मिलता है तथा किसी महान्‌ व्यक्ति के इस भौतिक शरीर के छोड़ने का जहाँ 


५7० ' पुराण-विमर्श 


वर्णन है वहाँ भी योगमार्ग का आळम्धन फर प्राणत्याग की घटना का संक्षिप्त 
परन्तु मामिक उल्लेख उपलब्ध होता El इस प्रकार महापुरुषो के ठपश्चरण 
तथा शरीर-त्याग के दोनों अवसरों पर विशेष रूप से योग की ओर संकेत मिया 
गया मिलता है । 

पहले योग«विपय मे अप्रत्यक्ष निर्देशों की वात कही जायगी । ऐसे प्रसंग 
भागवत के प्रथम स्कन्ध मे कई बार आये हैं: । नारदजी ने अपने जीवन-चरित 
से एक ऐसे प्रसद्ध का उल्लेख किया है-- 

( १) जव ये वालक थे तव उन्हे अध्यात्मवेत्ता मुनियो के संसग मे रहने 
का सौभाग्य प्राप्त हुआ था । लडकपन मे ही उनकी माता का देहपात हो गया, 
तब नारदजी ने उत्तर दिशा मे जाकर मुनियो के मुख से सुने गये भगवान्‌ का 
साक्षात्कार करने का निश्चय किया । तव निर्जन स्थान मे उन्होने भगवान्‌ के 
चरणकमलो मे अपना मन लगाकर ध्यान धरा जिससे भगवान्‌ ने प्रसन्न होकर 
अपना दर्शन दिया । इस प्रसद्ध मे 'मनःप्रणिवान' जैसे पारिभाषिक शब्द का 
उल्लेख मिलता 3° । 

(२) नारदजी के उपदेश से व्यासजी ने भगवान्‌ की बिदिघ लीलानो के 
वर्णन करने का विचार किया । तदनुसार उन्होने सरस्वती नदी के पश्चिम 
तट पर स्थित शम्याप्रास नामक आश्रम मे आसन मारकर भवान मे अपना 
मन लगा भक्तिपूर्वक ध्यान धरा | उनका निमंल मन इतने अच्छे ढंग से समा- 
हित हुआ कि उन्होने भगवान्‌ का साक्षात्कार कर लिया । आसन तथा मनः" 
प्रणिधान का उल्लेख स्पष्ट ही है । 

(३) भीष्म पितामह के देहत्याग के अवसर पर व्यासजी ने 'ऋषि-मुत्तियो 
के अतिरिक्त पाण्डवो के साथ भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र को भी उस स्थान पर ला 
एकत्र किया है । अन्तिम अवसर पर सव लोग भीष्म को देखने को आये, 
श्रीकृष्ण भी पधारे | भीष्म सच्च पारखी थे, भावुक भक्त A) उन्होने श्रीकृष्ण 
की ललित स्तुतिं की तथा अन्त समय मे भगव,न्‌ मे मन, वचन, दृष्टिको 
वृत्तियो से अपनी आत्मा को लगाकर अन्तःश्वास लिया तथा शान्त हो गये 1९ 
इस प्रसद्ध मे भोप्म ने अपने शरीर को योगक्रिया से छोड़ा, यह वात स्पष्ट ही 
हे । अन्तिम वार श्वास को भीतर खीचकर ब्रह्मरन्ध से प्राणत्याग करना 
योग की महत्वपूर्ण क्रिया समझी जाती है। 


१. श्रोमद्धागवत १।६।१६, १७। 
२. श्रीसद्भागवत १।६।२० । २ 
३. श्रोमङ्ागवत १।७।३४ । 

४, श्रीमद्भागवत १।९।४३। 


दशम परिच्छेद : भागवत योग ५२१ 


(४) देवहूति सांख्यशास्त्रप्रवतेक कपिल मुनि की पूजनीय माता थी । 
बहुत आग्रह करने पर कपिल ने उन्हें योग की शिक्षा दी । परिणाम यह हुआ 
कि उन्होने अपना देहत्याग समाधि के द्वारा किया ।* 


(५) चतुर्थं स्कन्ध मे सती के शरीरदाह की कथा वर्णित है। अपने पिता 
दक्ष प्रजापति के द्वारा किये गये शिवजी के निरादर के कारण सती ने अपने 
शरीर को जला दिया था । Marsh 'जोग अगिन तनु जारा? लिखकर 
योगारित मे सती के भस्म होते की वात लिखकर चुप हैं, परन्तु व्यासजी ने 
एक शलोक मे उसकी समग्र योगक्रिया का यथार्थ वर्णन किया है।* इस पद्य 
की छुकदेवकृत सिद्धान्त-प्रदीप तथा विजयराघवक्कत भागवत चन्द्रिका-व्याख्या 
मे बडी मार्भिक व्याख्या की गयी है । सती ने पहले आसनजय किया--आसन 
मारकर इस प्रकार वेठ गयी कि प्राण-सश्वारजनित अज्भु-सचालन बिलकुल 
बन्द हो गया । तब प्राण और अपान का निरोध कर एकवृत्ति बना नाभिचक्र 
( मणिपुर ) मे रखा। अनन्तर नाभिचक्र से उदानवायु को उठाकर हृदय 
( अनाहत ) में ले आयी; निश्चय gfe के साथ वहाँ से भी वायु को कण्ठमार्ग 
( विशुद्धिचक्र ) से भ्रमध्य ( आज्ञाचक्र ) में ले आयी । उदान को वही टीकाक्र 
सती ने अपने अंगो मे वायु तथा अग्नि की धारणा धारण की। परिणाम 
स्पष्ट ही हुआ । शरीर एकदम जल उठा । इस वर्णन मे शरीर के विभिन्‍न 
चको तथा तद॒द्वारा वायु को ऊपर ले जाने को क्रिया का उल्लेख नितान्त 
स्पष्ट है1 


(६) नारदजी ने ध्रुव को आसन मार प्राणायाम के द्वारा प्राण, इन्द्रिय 
तथा मन के भल को दूर कर समाहित मन से भगवान्‌ के ध्यान करते का 
उपदेश दिया था १२ श्रुव ने उसी मार्ग का अवलम्बन किया तथा अल्प समय 
मे ही वह भगवान्‌ का साक्षात्कार करने मे समर्थ हुआ ।१ ध्रुव को नारद ने 
अष्ाद्भयोग का ही उपदेश दिया था, इसका पुरा पता “इत्वोचितानि' पद्य 
की भागवत-चन्द्रिका के देखने से लग सकता है। 'उचितानि कृत्वा? मे यम- 
नियम का, 'कल्पितासन: मे आसन का, “मलं व्युदस्य' मे प्राणायाम तथा 
प्रत्याहार का, “व्यायेत्‌ मे घ्यान के धारणापूर्वंक होने के कारण तथा ध्यान का 
विधान किया गया है अर्थात्‌ पुरे अशद्भयोग का उपदेश है । 


१. श्रीमद्भागवत ३।३३।२७ 

२ 43 ४।४।२५, २६ 
३. ४८४४ 

४, त VISTO 


५२२ पुराण-विमर्श 


(७ ) दधीचि ऋषि से देवताओं ने बज्र बनाने के लिए उनकी efgat 
माँगी तब लोकोपकार की उन्मत भावना से प्रेरित होकर ऋषि ते उनकी 
प्राथंता को अंगीकार किया तथा इन्द्रिय, प्राण, मन और बुद्धि का नियमन कर 
परम योग का आश्रय लिया । उस समय उन्हे खबर ही न लगी कि उनका 
शरीरपात कब हो गया 1९ 

(८) वृत्र ने भी अपनी मृत्यु के समय भगवान्‌ के चरण-कमलो मे मन 
लगाकर समाधि के द्वारा अपने प्राण छोड़े ।* 

(९) अदिति ने पयोत्रत' नामक महत्वपूर्ण ब्रत भगवान्‌ की प्रसन्नता के 
लिए किया। भगवान्‌ प्रसन्त हो गये और उन्होने अदिति के उदर से जन्म 
धारण करना स्वीकार कर लिया । महपि कश्यप को इस अदभुत घटना का 
ज्ञान समाधियोग से बिना किसी के जनाये ही हो गया ।% 

( १० ) श्रीकृष्ण के जीवनचरित मे अनेक प्रसद्ध भागवत के दशम स्कन्ध 
में वणित हैं जिनमें योग का आश्रय लेकर उन्होंने अत्यन्त आश्चर्यजनक 
अलौकिक घटनाओ को घटित किया हे । श्रीकृष्ण तो भगवान्‌ के पूर्णावतार 
ठहरे-'कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ । अतः अलौकिक घटनाओ को उत्पन्न करना 
उनकी शक्ति के एक कण का कार्य है, परन्तु इन सव अद्भुत कार्यो की उत्पत्ति 
श्रीकृष्ण ने अपने योगबल से की थी, इसका उल्लेख बारम्बार मिलता है 1 वह 
अनेक बार योगी” तथा योगियो मे श्रेष्ठ 'योगेश्वरेश्वरः' बतलाये गये हैं। 
ब्रह्मा ने ग्वालो तथा गौओ को जब पर्वत की कन्दरा में चुराकर रख छोड़ा 
था तब श्रीकृष्ण ने अपने शरीर को हो उतने ही गोपों तथा गौओ में 
परिवतित कर जो चमत्कार किया था वह योग को 'कायव्यूह' सिद्धि का 
उज्वल दृष्टान्त हे । श्रीकृष्ण ने gas दावाग्निसे गोपों की जो रक्षा की थी, 
उसमे उनका 'योगवीर्य' ही प्रधान कारण था ।* रासलीला के समय में 
वृन्दावनचद्ध श्रीकृष्ण ने जो अलौकिक लीलाएँ दिखायी उसमे उनका योगमाया 
का आश्रय लेना भी एक कारण था ।६ जव यादवो के भार से भी व्यथित इस 
भुमण्डल को श्रोकृष्ण ने भार-विहीन कर तथा जीवनदान देकर अपने लोक 
मे जाने का विचार किया, उस समय भी श्रीकृष्ण ध्यान लगाकर अपने परम 


—— ताम 


१, श्रोमद्भागवत ६।१०।१२ 


२. १7 ६११२१ 
३. 7; ५।१७।२२ 
४. १7 १०१३१९ 
क. ” १०।१९।१४ 
६. 3? १०२९] १ 


दशम परिच्छेद : योग का प्रत्यक्ष वणन ५२३ 


रमणीय शरीर को आग्नेयी योगघारणा से विना जलाये ज्यों-के-त्यो अपने शरीर 
के साथ अपने लोक में चळे गये । 'साधारण योगी अग्नि-धारण से अपने शरीर 
को भस्म कर देता हे। श्रीकृष्ण ने भी वह धारणा की अवश्य, परन्तु अपने 
शरीर को विना भस्म किये सशरीर ही अपने घाम मे चले गये? । इस प्रकार 
श्रीकृष्ण के जीवनचरित को आदि से अन्त तक व्यासजी ने योगसिद्धियों से 
परिपूर्णं प्रदर्शित किया है । 


योग का प्रत्यक्ष वर्णन 


भागवत के तीन स्कन्धो मे योग का विशेष विवरण दिया गया है— 
दूसरे स्कन्ध के अध्याय १ तथा २ में; तीसरे स्कन्ध के २५ वें तथा २८ 
वे अध्यायोंमे कपिलजी का अपनी माता देवहूति के प्रति योग का उपदेश, 
और फिर एकादश स्कन्ध के अन्याय १३ मे सनकादिको को हंसछ्पघारी 
भगवान्‌ के द्वारा योग का वर्णन, Ao १४ मे ध्यानयोग का विशद वर्णन, ao 
१५ मे अणिमा आदि अठारह विद्धियो का वर्णन, अ० १९ मे ग्रमनियमादि 
का वर्णन, Fo २८-२९ मे यथाक्रम ज्ञानयोग और भक्तियोग के साथ 
HATS AUT का 1 

योग के आठ अङ्ग हेयम, नियम, भासन, प्राणायाम, प्रत्याहार, 
वारणा, व्यान, समाधि । इनमें यस तथा नियम का संक्षिप्त वर्णन ग्यारहवे 
स्कन्ध के अध्याय १९ मे यत्किचितु मिळता है । पावञ्जल सुचो मे तो यम तथा 
नियम केवल पाँच प्रकार के ही वतळाये गये हैं, परन्तु भागवत में उनमे से 
प्रत्येक के वारह भेद माने गये है । 

यस के द्वादश भेद ---( १) अहिसा, (२) सत्य, (३) अस्तेय, 


१. संयोज्यात्मनि चात्मानं पञ्चनेत्रे न्यमीलयत्‌ ॥ 
लोकाभिरामा स्वतनुं घारणावध्यानम ङ्गम्‌ ! 
फीगधारणायास्नेय्या दग्ब्दा घामाविशत्‌ स्वकम्‌ ॥ 
~~ श्रीमद्भागवत ११।३१।५-६ ) 

२. उक्त एलोक की व्यास्या मे मान्य टीकाकारो मे भी मतभेद दिखायी 
पड़ता हे । श्रीधर स्वामी के “भदष्व्या' पदच्छेद को मानकर वीर-राधव 
विजयध्वज, जीव गोस्वामी आदि सब टीकाकारो ने एक समान ही अर्थ किया 
है, परन्तु निम्बाकंमतानुयायी श्रीशुकदेव ने अपने सिद्धान्त-प्रदीप मे “दरूवा 
पदच्छेद कर “स्ववियोगाधिना सन्तापयित्वा' अर्थ कर विद्युत्‌ के अदृश्य होने की 
तरह भगवत्तनु के अन्तर्धान होने की बात लिखी है । 

३. श्रीमद्भागवत ११।१९।३३ 


५२४ पुराण-विमशं 


(४) असंग, (५) ही, ( ६ ) असंचय, ( ७ ) आस्तिक्य, ( ८) ब्रह्मचर्य, 
( ९ ) मौन, ( १० ) eet ( ११) क्षमा, (१२) अभय । 

नियम फे द्वादश भेद *--( १) शौच--बाह्य, ( २) आभ्यन्तर, (३) 
जप, ( ४) तप, ( ५) होम, ( ६) श्रद्धा, ( ७) आतिथ्य, ( ५ ) भगवदचंन, 
( ९ ) तीर्थाटन, ( १० ) पराथंचेष्टा, ( ११ ) सन्तोष, ( १२ ) आचायंसेवन । 

इन यमो मे अहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्यं तथा अपरिग्रह ( भागवत का 
gor 'असंचय' ) पातञ्जल दर्शन मे भी है, शेष सात चये है। नियमों में उसी 
भांति शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वरप्रणिधान ( भागवत का आठवां 
'भगवदचे न ) पातञ्जल दर्शन मे भी है, शेष नये हैं। 

आसन--यह योग का तीसरा अंग है । शुद्ध, पवित्र तया एकांत स्थान मे 
आसन लगाना चाहिए । जहाँ कही हल्ला नही हो, निर्जेनता के कारण शान्ति 
विराजती हो, tar ही स्थान आसन लगाने फे लिए चुनना चाहिए । आसन 
'चलाजिनकुशोत्तर' होना चाहिए । इसका 'कल्पितासन' शब्द के हारा भागवत 
मे स्थान-स्थान पर संकेत है । योग मे भनेक आसन बतळाये गये हैं। स्वस्ति- 
कासन से बैठे तथा उस समय अपने शरीर को बिल्कुल सीधा वना रखे 

गृहात्‌ प्रब्रजितो धीरः पुण्यत्ती्थंजळाप्लुतः | 
शुचौ विविक्त आसीनो विधिवत्‌ कल्पितासने ॥ 
—( श्री मद्भाग० २।१।१६ ) 

‘at से निकला हुआ ag धीर पुरुष पुण्यतीर्थो के जल मे स्वान करे और 

शुद्ध एकान्त स्थान मे विधिपूर्वक बिछाये हुए आसन पर आसीन हो ।' 


शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य विजितासन आसनस्‌। 
तस्मिन्‌ स्वस्ति समासीन ऋजुकायः समभ्यसेत्‌ ॥ 
ला १२९५५८) 
‘gfa देश मे आसन लगाकर आसन को जीते, पीछे स्वस्तिकासन लगा 
कर सीधा शरीर करके अभ्यासकरे ।' 
इस श्लोक मे श्रीधरस्वामी के अपुसार 'स्वस्तिक' पाठ माना जाता है । 
अन्य टीकाकारो ने स्वस्ति समासोनः' पाठ माना है तथा पद्मासन अथवा 
सिद्धासन से सुखपू्वंक बैठे; ऐसा अर्थ किया है । अत; भागवत मे किसी एक 
भासन के प्रति आदर दिखाया गया नही मालूम पड़ता । स्थान-स्थान पर टीका- 
कारो के संकेत से पद्म अथवा सिद्ध आसनो की ओर निर्देश जान पड़ता है । 


१, श्रीमद्भागवत ११।१९।३४ 


दशंम परिच्छेद : भागवंत्त योग ५२५ 


पराणार्याम---प्राणों का आयाम योग का चौथा AY है। पुरक, कुम्भक 

तथा रेचक के द्वारा प्राण के मार्ग को शुद्ध करने का उपदेश दिया गया g— 
प्राणस्य गोधयेन्मार्ग पूरकुम्भकरेचकेः | 

—( ३।२८।९ ) 

प्राणायाम पुराणों मे दो प्रकार का बतलाया गया है--( १ ) अगर्भ तथा 

(२) aaa अगर्भ प्राणायाम वह है जिसमें जप तथा ध्यान के बिना ही, 

मात्रा के अनुसार, प्राणायाम किया जाय । सगर्भ प्राणायाम मे जप तथा ध्यान 

अवश्य होना चाहिए । इन दोनो मे ATG प्राणायाम श्रेष्ठ हे । अतः पुराणो ने 

उसीके करने का उपदेश दिया है। शिवपुराण की वायवीय संहिता के उत्तर 

खण्ड के अध्याय सैतीस मे इन दोनों के भेद तथा उपयोग का अच्छा वर्णन हे-- 


amet सगर्भश्च प्राणयामो द्विधा स्मृततः | 
जपं ध्यानं विनाऽगर्भः सगर्भस्तत्समन्वयातु ॥ ३३ ॥ 
प्राणायाम ATA और ATA, दो प्रकार का कहा गया है, जप और ध्यान 
के बिना जो प्राणायाम होता है वह amd है और जप-ष्यान के सहित जो है 
वह सगभं हे ।' 
अगर्भाद्‌ गर्भसंयुक्तः प्राणायामः शत्ताधिकः। 
तस्मात्सगर्भ कुवन्ति योगिनः प्राणसंयमस्‌ ॥ ३४ ॥ 
‘art से सगर्भ प्राणायाम का गुण सोगुना है। इसलिए योगो and 
प्राणायाम करते हैं ।' 
विष्णुपुराण में अगर्भ को अबोज तथा सगर्भ को सबीज ' प्राणायाम कहा 
गया है" । श्रीमद्भागवत मे भी इसी सगभं प्राणायाम का विधान वतलाया 
गया है । प्राणायाम करता जाय, साथ-ही-साथ अ-उ-मु से ग्रथित ब्रह्माक्षर 


कार की मन मे आवृत्ति करता जाय । अकार को विना भुलाये अपने श्वास 
को जीते १-- | 


अभ्यसेन्मनसा शुद्धं ae ब्रह्माक्षरं परम्‌ | 
मनो यच्छेज्जितश्वासो ब्रह्मवीजमविस्मरच्‌ ॥ 


। हि “६ श्रीमद्भाग० २।१।१७ ) 
इस तीन अक्षर वाले शुद्ध परम ब्रह्माक्षर अन्त्र का मन से जप करे । इस 
ब्रह्म बीज को बिना भुलाये श्वास को जीवकर मन को एकाग्र करे ।' 


a 


१. विष्णुपुराण पष्ठ अंश ७।४० | 
२. श्रीमद्भागवत ११ । २४। ३४1 `` 


५२६ पुराण-विमर्श 


जो योगी इस प्रकार सगर्भ प्राणायाम के अभ्यास से श्वासजय प्राप्त कर 
लेता है, उसके मन से आवरक मल-रज तथा तम--क्रा नाश उसी प्रकार 
हो जाता है, जिस प्रकार आग में तपाये लोहे से मलिनता दूर हो जाती है-- 
मनोऽचिरात्स्याद्विरजं जित्तश्वासस्य योगिनः | 
वाय्वग्निभ्यां यथा Ble ध्मातं त्यजति वे सस्‌ ॥ 
—( ३२५१०) 
ऊपर पूरक, कुम्भक तथा रेचक के क्रम से प्राणायाम करने का विवान 
बतलाया गया है, परन्तु भागवत के एकादश स्कन्ध मे “विपयंयेणापि शर्नरम्य- 
सेन्निजितेन्द्रियः ( १४। ३३) "प्रतिकूलेन वा चित्तम्‌’ ( ३। २८ | ९ ) कह 
कर इममे उलटे क्रम से प्राणायाम करने की भी विधि शास्त्रीय मानी गयी है । 
यहाँ 'विपर्ययेणापि' तथा प्रतिकूलेन? का अर्थ श्रीधरस्वामी ने दो प्रकार से 
किया है । एक ad तो यह हुआ--साधारण नियम का उलटा क्रम अर्यात्‌ 
रेचक, पूरक, कुम्भक । इसका आशय यह है कि पहले ही रेचक करे, वाद को 
कुस्भक और अन्त से पूरक 1 कुम्भक दो प्रकार का होता है--अन्तःकुस्भक- 
तथा वहिःकुम्भक । भागवत मे इन दोनो का वर्णन है तथा दोनो मे किसी 
एक के द्वारा चित्त को “थर करने का उपदेश है। दूसरा अर्थ यह बतलाया 
गया है कि वाम नाड़ीसे पूरक करे तथा दाहिनी से रेचक करे अथवा 
इसका उलटा दक्षिण नाड़ी से वायु भरकर वाम से रेचक करे । दोनो ही ag 
योगाभ्यासियो को सम्मत है । प्राणायाम को तीनो काल मे--प्रातः, मध्याह्न 
तथा सायं-करना चाहिये और हर वार दस प्राणायाम करना चाहिये । 
यदि इस नियम से प्राणायाम किया जाय तो एक मास से पूर्व ही साधक पवन 
को वश मे कर लेता हे-- 
दशकृत्वस्त्रिवणं सासादर्वाग्‌ जितानिलः ॥ 
—( श्रीमद्भा० ११।१४।३५ ) 
प्रत्याहार--इस प्रकार आसन, सद्ध तथा श्वास को जीतकर साधक 
अपनी इन्द्रियो को उनके तत्तद्विषयो से खीचे। इस कार्य मे सहायता देगा 
निश्चय बुद्धि वाला मन । मन के द्वारा निश्चय बुद्धि की सहायता से मनुष्य 
अपनी इन्द्रियो को त्रिपयो मे खोचकर उन्हें एक स्थान पर रखने का यत्त करे। 
यह हुआ प्रत्याहार । 
नियच्छे्िषयेभ्योऽक्षान्‌ मनसा बुद्धिसारथिः | 
—( श्रीमद्भाग० २।१।१८ ) 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थभ्यो मनसाक्ृष्य तन्मय: | 
बुद्ध्या सारथिना धीर: प्रणयेन्मयि सर्वतः ॥ 
—( श्रीमद्भाग० ११।१४।४२ ) 


दशम परिच्छेद : भागवत्त योग ५२७ 


घारणा--मन को एक वस्तु मे टिकाने का नाम हुआ धारणा । भागवत मे 
दो प्रकार की धारणा वतलायी गयी है । वे ही धारणाएँ अन्य पुराणो में भी 
नामभेद से वतलाथी गयी है । भगवान्‌ के दो रूप है--स्थूल तथा सुक्ष्म । इन्ही 
को विष्णुपुराण में ( १ ) मूतं अथवा विश्व” तथा (२) असूतं अथवा ‘aq’ 
रूप बतलाया गया है 1१ भगवान्‌ के इन्ही दोनो रूपो का धारणा तथा ध्यान 
करना चाहिए । अतः भागवतबिहित धारणा के दो भेद हुए-- 


(१) वेराज धारणा तथा ( २) अन्तर्याम धारणा । 


सबसे पहले भगवान्‌ के स्थूल रूप मे ही धारणा तथा ध्यान लगाये। २ स्कंध 
के पहले ही अध्याय मे भगवान्‌ के विराट्‌ रूप का सुन्दर तथा arg” वर्णन किया 
गया है । स्थूल हाने के कारण मूर्त रूप मे मत आसानी से लगाया जा सकता 
है । इस धारणा का नाम हुआ वेराज घारणा। जब यह धारणा साधक के 
हाथ मे आ जाय, तव aad रूप की धारणा करनी चाहिए । इस दुसरो 
घारणा--अन्तर्यामि घारणा का अतीव सुन्दर वर्णन भागवत के अनेक स्थलो 
पर किया गया है, यया दूसरे स्कन्ध का दूसरा अध्याय, तीसरे स्कन्ध का 
अट्टाईसर्वाँ अध्याय तथा ग्यारहवे स्कन्ध का चौढहवाँ अध्याय । इन वणंनो का 
आशय" है कि अपने शरीर के भीतर ऊध्वंतालवाले मधोमुख हृत्पुण्डरीक को 
ऊध्वंमुख, विकसित, भष्टदलवाला तथा काणिकाथुक्त ध्यान ati कणिका मे 
क्रमशः सूर्य, चन्द्रमा तथा अग्नि के मण्डल को रखे । इस अग्नि के भीतर 
आनन्दकन्द श्रोकृदावनचन्द्र वनमालावारी को मनमोहिनी मूरति का ध्यान 
धरे । भगवान्‌ के इस सुहावने रूप का जैसा वर्णन भागवत मे मिळता है dar 
अन्यत्र मिलना दुर्भ है । 

किसी वस्तुविशेष मे अनुस्यूत रूप से मन धारणा धारण करे । प्रत्यय की 
एकतानता हो, तो उसे व्यान कहते है--'तत्रेकतानता ध्यानम्‌? । भागवत मे 
ध्यान के विषय मे aga कुछ कहा गया है। सारांश यही है कि जब हृत्काणका 
मे भगवान्‌ के समग्र शरीर की धारणा निश्चल तथा ठीक हो जाय, तब प्रत्येक 
अंग का ध्यान करना चाहिए। अंगो का क्रम 'पादादि यावत्‌ हसित गदाभृतः’ 
( चरणो से लेकर हँसते हुए मुख तक ) है। इनका वर्णन तीसरे स्कन्ध के 
भट्टाईसवें अध्याय मे देखने ही योग्य है। भगवान्‌ के पैर के ध्यान से आरम्भ 


कर ऊपर बढ्ता जाय भौर अन्त मे मुख की मन्द मुसकान के ऊपर अपना 
घ्यात जमा दे-- 


Sin a ee eo 
१. विष्णुपुराण अं० ६ qo ७ | 
२. श्रीमद्भागवत ११॥१४॥३६-३७ । 


५२८ पुरींण-विमशे 


सञ्चिन्तयेत्‌ भगवतश्चरणारविन्दं 
वज्त्राङ्कशध्वजसरोरुहराञ्छनाढ्यम्‌ | 
उत्तुद्गरक्तविळसन्नखचक्रवाल- 
उ्योत्स्ताभिराहतमहद्धुदयान्धकारम्‌ ॥ 
--( ३।२५।२१ ) 
'उत्तम प्रकार से भगवान्‌ के उस चरण-कमल का ध्यान करे जो चरण- 
कमल वज्र, अंकुश, ध्वजा और कमल के चिल्लो से युक्त है तथा जिसने अपने 


ऊँचे उठे हुए झाल-लाल नखो की ज्योत्स्ना से सत्पुरुषो के हृदय के अन्धकार को 
दूर किया है ।' 


> x x 


समाधि--व्याव के वाद ही समाधि का स्थान 21 उस समय भक्तिसे 
द्रवीभूत हृदय, आनन्द से रोमांचित होकर, उत्कण्ठा से aigat की घारा मे 
नहानेवाला भगवान्‌ का भक्त अपने चित्त को ध्येय पदार्थं से उसी भाँति अलग 
कर देता है, जिस प्रकार मछली के मारे जाने पर मछुआ वडिश (काँटे) को 
अलग कर देता है--- 

'चित्तवडिशं शनकेवियुङवते' | 

इस समय fataga मन अति की तरह गुणप्रवाह से रहित होकर भगवान्‌ मैं 
लय प्राप्त कर लेता हे--ब्रह्माकार मे परिणत हो आता है ( भाग० ३1२८ 
३४-३८ ) | 

'इस प्रकार भगवान्‌ श्रोहरि मे जिसका पुणं प्रेमभाव हो गया है, जिसका 
हृदय भक्ति से द्रवीभूत हो घया है, प्रेमातन्द से जो पुलकित हो उठा है, जो 
वारंवार उत्कण्ठा से उत्पन्न हुई अश्रुधारा मे नहाता रहता है, वह उस चित्तरूप 
वडिश ( मछली पकड़ने के काँटे ) को भी पीछे धीरे-घीरे छोड़ देता हे । संसार 
का आश्रय जिसने छोड़ दिया, जो निविषय ओर पूर्ण विरक्त हो गया, वह मन 
बत्ती जल जाने पर दीपशिखा की महज्ज्योति में मिलते के समान निर्वाणपद को 
प्राप्त होता हूँ। त्रिगुण का प्रवाह जिससे हट गया, ऐसा वह पुरुष अपने सिवा 
मौर कोई व्यवधान न देखता हुआ अखण्ड आत्मस्वरूप को प्राप्त होता है। 
वह पुरुष मन की इस चरम निवृत्ति से सुख-दुःख के वाहर उस महिमा मे 
छीन हुआ करता है और आत्म-स्थिति की पराकाष्ठा को प्राप्त हुआ ऐसा पुरुष 
यद्यपि अपने आपको कर्ता नही मानता तथापि सुख-दुःख का जो मूल कारण है 
वह अपने अन्दर देखता है 1! 


ला भाग० ३।२८।३४ ) 


दम परिच्छेद : भागवत योग ५२९. 


इस योग की यह बड़ी विशेषता मालम पड़ती है कि यह अष्टाज्भयोग भक्ति 
के साथ नितान्त सम्बद्ध है। वास्तविक योगी केवल शुष्क साधक नही है, 
प्रत्युत भगवान्‌ की उत्तम भक्ति से आप्लाव्यमान हृदयघाला परम भागवत है। 
बिना भवित के लोकविहित समाधि की निष्पत्ति कथमपि नही हो सकती । 
व्यासजी ने अत्यन्त स्पप्ट शब्दो मे कहा कि योग का उद्देश्य 'कायाकल्प' नही 
है - शरीर को केवल हृढ बनाना नही है, प्रत्युत उसका प्रधान ध्येय श्रीभगवान्‌ 
मे चित्त लगाना है, भगवत्परायण होचा है 
केचिद्‌ देहमिसं धीरा: सुकल्पं वयसि स्थिरम्‌ | 
विवाय विविधोपायैरथ युञ्जन्ति सिद्धये ॥ 
नहि तव्‌ कुशलादृत्यं तदायासो ह्मपार्थकः। 
अन्तवत्त्वाच्छरीरस्य फलस्येव वनस्पतेः ॥ 
ait निषेवत्तो नित्यं कायश्चेत्‌ कल्पतामियात्‌ | 
ततच्छूदध्याच मतिमान्‌ योगमुत्सुज्य मत्परः ॥ 
न्‌ श्रीसद्भागवत ११।२५।४१-४३ ) 
श्रीमद्भागवत का योग के विषय मे यही परिनिष्ठित सिद्धान्त प्रतीत होता 
है कि योगियो के लिए जगदाधार भगवान्‌ मे भक्ति के द्वारा चित्त लगाने के 
अतिरिक्त ब्रह्मप्राप्ति का अन्य कोई उपाय नही है--- 
न युज्यमानया भवत्या भगवत्यखिलात्मनि | 
सदृशोऽस्ति शिवः पन्था योगिना ब्रह्म-सिद्धये ॥ 
—( श्रीमदूभा० ३।२५।१९ ) 
“अखिल आत्मस्वरूप भगवान्‌ मे लगी हुई भक्ति के समान "शिवः पंथाः' 
कल्याणकारी मार्ग, योगियो के लिए ब्रह्मप्राप्ति मे और कोई नही है 1? 


३४ Yo वि० 


एकादश परिच्छेद 


पुराणों का देश और काल 


पुराणो का निर्माण किस स्थल पर हुआ और कब हुआ ? यह समस्या 
पौराणिक deat के लिए एक जीती-जागती चुनौती है । साम्प्रदायिक मान्यता 
तो यह है कि महषि वेदव्यास ने प्राची सरस्वती के तीरस्थ अपने आश्रम मे 
बैठकर घ्यानस्थ होकर समग्र पुराणो का प्रणयन किया--फलतः पुराणो के देश 
मे ऐक्य के समान उनके काल मे भी ऐक्य है। परन्तु ऐतिहासिक पद्धति के 
विद्वानों को यह सिद्धान्त कथमपि रुचिकर नही है । पुराणों ने इदमित्थं रूप से 
अपने निर्माण-क्षेत्र या प्रणयनस्थल का निःसन्दिग्ध रूप से निर्देश नही किया है, 
केवल विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र पर विभिन्‍न पुराणो को आस्था है, उसे ही वे 
भारतवष मे प्रकृष्ट क्षेत्र या तीर्थ मानते हैं । इस प्रकार की आस्था गाढ परिचय” 
मूलक ही हो सकतो है । पुराण का वह रचियता उस तीर्थंविशेष या प्रान्त- 
विशेष से विशेष परिचय रखता है और इसीलिए वह उस स्थान पर इतना 
आग्रह दिखलाता है तथा इतनी श्रद्धा प्रर्दाशत करता है । इसी पद्धति से पुराण 
के देश का कुछ सकेत किया जा सकता है । नितान्त निर्णय एकदम असम्भव 
नही, तो भी दुःसम्भव अवश्य हे । इसी प्रकार की सूचनाएं एकत्र कर पुराण के 
देश का यहाँ निर्देश प्रस्तुत किया जा रहा है। 


काल का भी निर्णय एक विषम पहेली है । पुराणों की रचना का काल- 
निर्णय एक विषम समस्या है जिसका समाधान नितान्त कठिन है। इसका 
कारण अवान्तर शताब्दियो मे पुराणों का संस्कार तथा प्रतिसंस्कार माना 
जाना चाहिए । मूलभूत पुराणो मे कालान्तर मे यत्र-तत्र स्फुट श्लोक ही नही 
जोड़े गये, प्रत्युत अध्याय का अध्याय जोड़ा गया है । अनेक पुराणों में प्रति- 
संस्कार वी मात्रा ने मूळ स्वरूप को सर्वात्मना आच्छादित कर लिया है । उनके 
मूल रूप को खोज निकालना aga अधिक गस्भीर अनुशीलन चाहता है । किन्ही 
पुराणो मे तो मूल रूप की आविष्कृति सम्भावना से परे की बात हो गयी है। 
ऐसी स्थिति मे पुराणो के मूळ स्वरूप का समय निर्धारण नितान्त असम्भव नही, 
तो दुःसम्भव अवश्य है । सच तो यह है कि पुराणो के अध्यायो का ही नही, 
प्रत्युत उनमे निदिष्ट श्लोकों के भी अलग-अलग समय का निरूपण किया जाना 
चाहिए । अतएव पुराणो के आविर्भावकाल के विषय मे इदमित्थं रूप से कहना 


एकादश परिच्छेद : पुराण काल-निर्णय ५३१ 


कंठिन है। केवल तारतम्य परीक्षा के द्वारा दो पुराणों के वीच में किसी को 
इतर पुराणापेक्षया अर्वाचीन अथवा प्राचीन माना जा सकता है। 

वस्तुस्थिति ऐसी ही है । तथापि कतिपय सिद्धान्त का संक्षिप्त निर्देश यहाँ 
किया जा रहा है जो इस विवाद-विषय का कथित्‌ समाधान प्रस्तुत कर 
सकते हैं । 


कालनिर्णय के कतिपय नियामक साधन 


(क ) आवृत्त मंशवाले पुराण अनावृत्त अंशवाले पुराणो की अपेक्षा चुने 
प्राचीनतर है । इस तथ्य का कारण भी अनिर्देश्य नही है। पहले दिखलाया 
गथा है कि पुराण-संहिता का मूल परिमाण केवल चार Tea श्‍लोक ही है । 
इसका विकास काछान्तर मे अश्टादश पुराणो के रूप मे सम्पन्न हुआ । फलतः कुछ 
प्राचीनतम सामग्री (एलोकात्मक ही नही, अपितु अध्यायात्मक भी) कई पुराणो 
मे आवृत्त होती गयी है 1 इसके विपरीत अनेक पुराण किसी विशिष्ट सम्प्रदाय की 
मान्यता को अग्रसर करने के उद्देश्य से निमित हुए हैं। फलतः ये अभिनव 
रचनायें हैं जिनका क्षेत्र नितान्त सीमित है। इसलिए उनके इलोक अथवा 
अध्याय कही भी आवृत नही हुए। इस कसोटी पर कसने से विष्णुपुराण 
श्रीमद्भागवत की अपेक्षा प्राचीनतर सिद्ध होता है। विष्णुपुराण के भनेक 

व्याय या तदंश मार्कण्डेयपुराण में तथा हरिवंश मे एकाकार हैं। प्राकृत- 
वैक्कठ रूप नव सर्गो के वर्णनवाले शलोक दोनो मे एक ही है । विष्णुपुराण प्रथम 
अंश पञ्चम अध्याय चतुर्थ शलोक से आरम्भ कर २६ एलोक तक का अंश मार्कण्डेय 
झ ४७ के १४ इलो० से लेकर ३७ तक एक ही है। इसी प्रकार विष्णु" के 
इसी अध्याय के २८ श्लोक से आरम्भ कर अव्यायान्त भाग मार्कण्डेय का ४८र्वाँ 
अध्याय है जिसमे देवादि स्थावरान्त सृष्टि का विवरण है । इसके विपरीत, 
श्रीमद्भागवत का कोई भी विशिष्ट भ्रंश किसी भी पुराण मे आवृत्त नही हुमा 
हैं। इसका एक छोटा अपवाद अवश्य है। श्रीमद्भागवत के प्रथम स्कन्ध 
तृतीय अध्याय के २१ श्लोक ( ६-२६ तक ) गरुड के पूर्वार्धं के प्रथम अध्याय 
में आवृत्तया उद्धृत हैं ( गरुड १।१४--१।३४ ) यह अंश विष्णु के अवतारो 
का क्रमश; वर्णन करता है । परन्तु इससे हमारे मूल सिद्धान्त का विपर्यास 
नही होता कि विष्णुपुराण की अपेक्षा श्रीमद्भागवात अर्वाचीन है । इस तथ्य 
का पोषक एक अन्य प्रमाण भी अतुसन्वेय है । श्रीमद्भागवत वैष्णव सम्प्रदायो 
के अन्तर्गत भागवत सम्प्रदाय का अपना विशिष्ट पुराण है जिसमे तत्सम्प्रदाय 
के मान्य तथ्य बड़ी सामिकता से उद्घाटित किये गये है । विष्णुपुराण किसी 
भी सम्प्रदाय के अन्तर्भुक्त न होकर सामान्यतः चिष्णु-माहात्म्य का प्रतिपादक 


५२२ पुराण-विमर्शं 


एक महत्त्वपूर्ण पुराण है इसीलिए मध्ययुगीन समग्र वैष्णव सम्प्रदायो का 
यह उपजीव्य ग्रन्थ रहा है । जिस प्रकार श्रीवेप्णवो तथा areal ने इससे 
स्वकीय अनेक सिद्धान्तों का ग्रहण तथा संपोपण किया, उसी प्रकार गोडीय 
वेष्णवो ने भी अपने अनेक दाशनिक तच्तरो का आधार इसे ही वनाया। 
फलत; इन दोनो साक्ष्य पर दोनो पुराणो के कालनिर्णय का तारतम्य भली- 
भाति मिलाया जा सकता हे । आवृत्त अध्यायो की अधिकता होने के कारण ही 
वायु तथा ब्रह्माण्ड प्राचीच पुराणो मे गिने जाते हैं। 

( १ ) कभी-कभी किसी विशिष्ट शब्द के विकृत परिवर्तन के हेतु भी पुराणो 
का कारतारतस्य निर्णीत किया जा सकता है। एक प्रसिद्ध एप्टान्त से इसे 
समना चाहिए । आभीर जाति का वर्णन महाभारत तथा पुराणो मे अनेकत्र 
उपलब्ध होता है । महाभारत के मौशल पर्व में ७ तथा ८ ao इस विषय में 
विशेषरूपेण द्रष्टव्य हे । आभीरो का हथियार कोई धातुज शस्त्र न होकर 
लाठी तथा ढेला ही था। वे ग्राम मे ही रहते थे, पञ्चनद ( पंजाब ) के धन- 
घान्यपूणं क्षेत्र मे । गोपालन आभीरो का प्रधान व्यवसाय था । इनकी संख्या 
बहुत ही अधिक थी । फलतः श्रीकृष्ण की स्त्रियों को उसी मार्ग से लोटाते समय 
आभीरो के हाथो से अर्जून को पराजित होना पड़ा था । वेदव्यासजी के आश्रम 
पहुँचने पर उन्होने अर्जुन से हतप्रभ होने के कारण की जिज्ञासा की । इसी 
प्रसङ्ग मे एक गूढार्थं श्लोक आता है--- 

नखकेश दशा कुम्भ वारिणा कि समुक्षितः | 

आवीरजाचुगसन ब्राह्मणो वा हतस्त्वया। 

युद्धे पराजितो चाति गततश्रीरिव लक्ष्यते ॥ 
-आमौशल पर्व ५।५--६ 
किसी भी व्यक्ति को हतश्नी बनानेवाले ऊपर निर्दिष्ट सात कारणो मे से 
'आवीरजानुगमनं' अन्यतम कारण है । 'आवीरजा' का अर्थं नीलकण्ठ ने 'रज- 
स्वला' देकर छुट्टी ले ली 1 इस शब्द की पुरी व्याख्या इस प्रकार होगी 
आविर्‌ ( भूतं ) रजः यस्याः सा आवीरजाR तस्या अनुगमनं मैथुनमु । रजस्वला 
से तीन दिनो से पूर्व अनुगमन करना धर्मशास्त्र से निषिद्ध है । उसका आचरण- 

कर्ता नियमेन हतश्री होता है, इसमे तनिक भी सन्देह नही । 

विप्णुपुराण के पञ्चम अंश ( ३८ अध्याय ) मे यही प्रसंग इसी रूप मे 
माया है जहाँ मौशल पर्व के श्लोकों की छाया है तथा कही-कही व्याख्या भी 
की गयी है | ऊपर निदिष्ट श्लोक का रूप यहाँ इस प्रकार है-- 


१. 'आविर्‌-- रजः’ इत्यत्र “रो रि" इति रेफलोपे 'दूलोपे पूर्वस्य दीर्घोऽणः? 
इति सूत्रेण लोपषूर्वकस्य इकारस्य दीर्घे आवोरजेति सिध्यति । 


एकादश परिच्छेद 3 पुराण कालनिर्णय ५३३ 


अवोरजो$तुगमनं ब्रह्महत्या कृताऽथवा 
दुढाशाभङ्गदु'खीव ञ्रष्टच्छायोऽसि साम्प्रतम्‌ | 
हु विष्णु ५।३८।३७ 
दोनों शलोको को मिलाने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि विष्णुपुराण के समय 
'आवीरजा' शब्द अप्रसिद्ध होने से विस्मृतप्राय हो गया । फलतः महाभारत का 
वह शब्द 'मवीरजोऽवुगमतं' के रूप में आया जहाँ इसका अर्थ होता है--भेडों 
की धूलि का अनुगमन जो किसी प्रकार धर्मशास्त्र की दृष्टि से निषिद्ध भले ही 
हो, परन्तु मूल शब्द का विकृत रूप अवश्यमेव है । ब्रह्मपुराण के २१२ अ० में 
ठीक यही वर्णन विष्णुपुराण के समान श्लोकों मे ही है, परन्तु उक्त श्लोक का 
परिवतित रूप इस प्रकार है :-- 
अजारजोऽनुगमनं ब्रह्महत्याञ्यवा कृता 
जयाशाभद्भदुःखीव भ्रष्टच्छायोऽसि साम्प्रतस्‌ ॥ 

— Fao २१२।३७ 
विष्णुपुराण का 'मवीरजोऽनुगमनं' शब्द यहाँ लेखक को खटका और उसने 
भट से उसे बोधगम्य रूप मे परिवर्तित कर दिया--अजा श्जोइनु गसनम्‌ । 

निष्कप--इस वि शष्ट शब्द के अर्थातुसच्चान करने से स्पष्ट प्रतीत होता 
है कि कठिन मूल शब्द से बोधगम्य अर्थे निकालने के प्रयास मे लेखको ने उसे 
पुरे तौर पर बदल ही डाला है। जिन अंशों में यह श्लोक उपल्ब्ध होता है 
उनके काल के विपय मे हम कह सकते है कि मौशरुपव सबसे प्राचीन है । 


विष्णुपुराण उससे कालक्रम मे हटकर है तथा ब्रह्मपुराण तो विष्णु से भी 
अवान्तरकालीन है । 


(ग) पुराणो मे निदिष्ट चरित्रो का तुलनात्मक समीक्षण भी उनके काल- 
निर्णय का एक साधन माना जा सकता है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण के चरित की ही 
मीमासा इस विषय मे हष्टान्तलूप से ली जा सकती है। यह चरित 
मूल में तो एकाकार ही है, परन्तु घटनाओ के विन्यास से इसका क्रमविकास 
भी अनुसन्येय है। जितना कम विस्तार होगा किसी पुराण मे, बह उतना 
ही प्राचीन होगा । मान्यता यह है कि प्राचीन पुराणो मे कृष्णचरित की स्थुल 
कतिपय घटनाएँ ही उल्लिखित है और अवान्तरकाल में श्रीकृष्ण के माहात्म्य 
तथा आकपंण की अभिवृद्धि होने से उस चरित मे नयी-नयी घटनाएं जोड़कर 
उसे परिपुष्ट किया गया है । इस मान्यता को ध्यान से रखने पर उस कथा के 
वर्णनपरक पुराणो का कालनिर्णय भली भाँति किया जा सकता हे । उदाहर- 
णार्थ, विष्णुपुराण के पश्चम अंश मे श्रीकृष्ण का चरित केवल ३८ अध्यायो मे 


५३४ पुराण-विमशं 


वर्णित है । इसमे किसी प्रकार के अलंकृत परिवुंहण का उद्योग ग्रन्यकार की 
ओर से नही किया गया । रासलीला का प्रसङ्ग भी संक्षिप्त शब्दो में ही यहाँ 
किया गया है ( ५।१३।१३-६४ ) । अब हरिवंश में दिये गये श्रीकृष्णचरित 
की इससे तुलना कोजिए । हरिवंश नयी-तयी घटनाओं को जोड़कर उसे परि- 
बू'हित करता है । हल्लीसक नृत्य का वर्णन अभिनव है। फलतः यहाँ उस 
चरित का विकास स्पष्ट; लक्षित होता है। श्रीमद्भागवत मे उस चरित में 
और भी नयी-तयी वातो का समावेश लक्षित होता है। न्शिषतः गोपियो का 
प्रसद्ध, उद्धव द्वारा संदेश भेजने तथा गोपियों के समझाने का प्रसद्ध यह सब 
श्रीमद्भागवत फे श्रीकृष्ण-वर्णन का प्राण है । तथ्य यह है कि भागवत ने उस 
चरित मे विलक्षण माधुरी तथा सोन्दयं की सृष्टि की है । विष्णुपुराण मे ag 
केवल ऐतिहासिक चरित के समान ही केवल घटना प्रधान नीरस है। भागवत 
मे वह चरित घटनाप्रधान न होकर रसप्रधान हो गया है। यही उसके 
विकास की दिशा हैं। इन तीनो ग्रंथो मे अभी राधा के चरित की सुक्ष्म सूचना 
होने पर भी उसकी स्पष्ट अभिव्यक्ति नही है । यह अभिव्यक्ति ब्रह्मवँवर्त मे स्फुट" 
तर हो जाती है । यहाँ राधा का प्रभुत्व तथा माहात्म्य श्रीकृष्ण की अपेक्षा भी 
अधिक सारवान प्रतीत होता हे | इस प्रकार श्रीकृष्णचरित के विकासक्रम 
को लक्ष्य कर इन चार पुराणो का कालक्रम सिद्ध होता है--विप्णुपुराण ( रूवसे 
प्राचीन )--हरिवंश--श्रीमद्भागवत--ब्रह्म वैवते ( अवरोह क्रम से ) । फलतः 
विष्णुपुराण इस पुराण-चतुध्यी मे प्राचीनतम है तथा ब्रह्मवैवर्त नवीनतम । 
अन्य प्रख्यात चरितो के भी विकासक्रम का समीक्षण इसी प्रकार उपादेय और 
उपयोगी माना जा सकता है । 


(च ) पुराणो का अन्तरद्ध परिक्षण भी उनके समय-तिर्माण के लिए 
विशिष्ट सामग्री प्रस्तुत करता है । अनेक पुराणो ने विशेषतः विश्वकोश की 
समतावाले पुराणो ने अपनी विविध सामग्री का संकलन विभिन्न प्रामाणिक 
तत्तत्‌ शास्त्रीय ग्रंथो से किया है, कही बिना चामोल्छेख किये ही ओर कही पर 
नामोल्लेख के साथ | फलतः इन मूल ग्रन्थो के साक्ष्य पर इन पुराणो का काल- 
निर्देश सुचारु रूप से किया जा सकता है। उदाहरणाथं--मग्तिठ का काव्य” 
विवेचन ( ३३७ अ०, ३४६-३४७ अ० ) दण्डी के काव्यादशं पर अधिकतर 
आश्रित है। फलतः उस अंश को दण्डी से उत्तरकालीन होवा निश्चित है। 
गरुडपुराण ने कितने ही अध्यायो (९३-१०६ qo ) मे याज्ञवल्क्य स्मृति के 
आधार पर घर्मशासत्रीय विषयो का विवरण प्रस्तुत किया है। फलतः यह 
भाग ह्वितीय-तृतीय शती के अनन्तर का है जव याज्ञवल्क्य स्मृति का 
निर्माण हुआ । इसी प्रकार शिवपुराण में दो शिवसूत्रो का तथा-उनके ऊपर 


एकादश परिच्छेद + पुराण कालनिर्णय ५३५ 


निर्मित वातिक ग्रन्थ का नाम्ना निर्देश किया है । फलत; शिवपुराण की रचना 
शिवसूत्रो के तथा वातिक की रचना के अनन्तर हुई । शिवसुत्रो के रचयिता 
वसुगुप्त का समय ८००-८२५ Fo तथा उनके वातिककार भास्कर का समय 
८५० ई० है । इन ग्रन्थों के स्पष्ट उल्लेख से शिवपुराण नवम शती से प्राचीन 
नही हो सकता । उधर अलवरूनी ( १०३० ई० ) ने पुराणों की सूची में 
शिवपुराण को उसमें अन्यतम स्थान दिया है । इन दोनों के बीच में आविभ्ुत 
होने से शिवपुराण का समय दशम शती का अन्त मानना सर्वथा न्याय्य 
प्रतीत होता है । 

( ङ ) वहिरंग साक्ष्य के ऊपर भी पुराणो का काल-निरूपण किया जा 
सकता है। महाभारत ने वायुप्रोक्त gua’ का स्पष्ट निर्देश किया है 
( वनपवे १६१ अ०, १६ श्लो० ) तथा उसे अतीतानगत विषयों का प्रतिपादक 
भी स्वीकृत किया है । यह स्पष्टतः आजकल प्रचलित वायुपुराण का संकेत 
करता है जिसमे अतीत काल की घटनाओं के वर्णन के संग अनागत न्= 
भविष्य काल के राजादिको के वृत्त भी वणित हैं। वाणभट्ट ने हर्षचरित में 
वायुपुराण के स्वरूप का तथा लोक-प्रचलित प्रवचन का भी उल्लेख किया है। 
इससे स्पत; हर्षचरित ( सप्तम शती का पूर्वार्घ ) तथा महाभारत ( लगभग 
द्वितीय शती ) से प्राककालीन होने के कारण वायुपुराण का समय द्वितीय 
शती से पूवं ही मानना चाहिए । सप्तम शती से तो वह कथमपि पीछे नही 
लाया जा सकता) । 

घमशास्त्रीय निवच्धो मे पुराणों के वचन vasa किये गये है तत्तत्‌ 
विषय को पुष्टि मे प्रमाण देने के लिए । इससे भी उनके समय का निरूपण 
किया जा सकता है । अरव यात्री अलवरूनी ने अपने समय मे ( ११ शती का 
पूर्वार्ध ) उपलब्ध पुराणो की सूची दी है जिसमे उन पुराणो की प्राकृकालीनता 
स्वयं ही अनुमेय है । इन निवन्धकारोँ मे जयचन्द्र ( १२ शती का उत्तरां ) के 
सभापण्डित लक्ष्मीधर भट्ट का अनेक खण्डो में विभक्त 'कुत्यकल्पतस' प्राचीन 
निवन्ध माना जाता है--द्वादश शती की रचना। इसमे उद्धृत होनेवाले 
पुराणों की इससे पूर्वकालीनता स्वतः सिद्ध हो जाती है । इतना ही नही 
इन निवन्धकारों ने पुराणो के विषयो मे बड़े सुन्दर विवेचन भी किये हैं जिनसे 
उस युग की प्रवृत्ति का पुरा परिचय लगता है 1 

बल्लालसेन ने अपने प्रख्यात निवन्ध दानसागर मे पुराणों के विषय में 
वडी मार्मिक समीक्षा की है । इससे भी उनके रूप का, श्लोक परिमाण का तथा 


१. इस विषय मे विशेष द्रष्टव्य इसी ग्रन्थ के पृष्ठ १०१--१०३ जहाँ 
alge के समय का निरूपण विस्तार से किया गया है । 


५३६ पुराण-विमर्श 


रचत्ताकाल का परिचय आलोचको को मिल ही जाता है । वल्लालसेन के द्वारा 
स्पष्ट संकेतित होने से ही अप्टादश पुराणो मे श्रीमद्भागवत को ही पुराण 
मानना पड़ता है तथा देवीभागवत को उपपुराण । वःलालसेन की समीक्षा से 
पुराणो के स्वरूप का तथा उनके प्रामाण्य-अप्रामाण्य का पूरा परिचय परीक्षक 
को मिल जाता है 1 


( च ) कलिराजाओ के वृत्तवर्णत के आधार पर भी पुराणो का काल- 
निर्देश किया जा सकता है। पार्जीटर ने इस विषय का तुलनात्मक अव्ययच 
कर भविष्ण्पुराण के कलिराजाओ के वृत्त को मूलभूत तथा प्राचीनतम 
माना है । इसी का उपवृंहण कालान्तर मे मत्स्य, वायु तथा ब्रह्माण्ड के भबिष्य” 
वर्णन मे अर्थात्‌ कलियुग के शासको के विषय मे उपलब्ध होता है । विष्णु 
तथा श्रीमद्भागवत से उपळञ्च यह विवरण भविष्य के ही आधार पर है, 
परन्तु अवान्तरकालीन संक्षिप्त विवरण है । 

भविष्य मे इस ऐतिहासिक वृत्त का संकलन areata यज्ञणी के 
समय में द्वियीयशती के अन्त मे किया गया । यह विवरण कालान्तर मे अन्य 
पुराणोमे गृहीत gar, तब उसे परिवृहित करने तथा अपने काळ तक 
लाने का प्रयास किया गया । जव भविष्यपुराणीय विवरण मत्स्यपुराण मे 
गृहीत हुआ, तब उसमें २६० ईस्वी तक का वृत्त आन्ध्र वंश के अन्त तक कां 
निश्चित रूपेण जोड़ दिया । आगे वढकर वायु तथा ब्रह्माण्ड में ग्रहण के 
अवसर पर वही विवरण गुप्त साम्राज्य के आरम्भिक उदय तक, अर्थात्‌ 
३३५ ईस्वी तक बढ़ा दिया तथा संक्षिप्त रूप प्रस्तुत होने पर विष्णु तथा 
भागवत में यही विवरण गृहीत हुआ । पुराणो में कलिराजाओ के ऐतिहासिक 
वृत्त के स्वीकरण की यही सामान्य रूपरेखा है। इसे विशेष रूप से समझा जा 
सकता है । 

मत्स्यपुराणः ( २७३।१७-२६ ) में area, गर्देभिल्ल, शक, मुरुण्ड, 
यवन, स्लेच्छ, आभीर तथा किलकिलो का वर्णन मिलता है। भारतवर्ष मे 
इन विदेशीय जातियों का शासन कुषाण राज्य के व्वंस होने पर द्वितीय- 
तृतीय शती के वाद हुआ--यह तो इतिहासविदो को ज्ञात ही है । आन्त्र 
राज्य की समाप्ति २३६ ईस्वी मे हुईतव तक आण्धनरेशो का पुरा वृत्त 
मत्स्यपुराण मे गृहीत हुआ है । मत्स्य इसके आगे नही वढता । बान्ध्रनरेश का 
विश्वसनीय इतिहास प्रस्तुत करना मत्स्यपुराण की अपनी विशिष्टता हे । वायु 
तथा ब्रह्माण्ड विस्तार से तथा विष्णु और भागवत संक्षेप में ही गुप्तो के 


१. इसका परिचय पुर्णल्प से इसी ग्रन्थ के अध्याय तीन मे तथा पुष्ठ 
१२०-१२४ पर दिया गया है । 


एकादश परिच्छेद : पुराण कालनिर्णय '५३७ 


शासनक्षेत्र का वर्णन करते हैं जव वह वंश प्रयाग, साकेत ( अयोध्या ) तथा 
मगध के ऊपर शासन कर रहा था । गुप्तवंश के महाराज चन्द्रगुप्त प्रथम 
( समय, ३२० ई०--३२६ ई० ) के राज्य-विस्तार का यह संकेत करता है । 
प्रयाग की प्रशस्ति मे समुद्रगुप्त की दिगृविजय का विस्तृत विवरण है । भारत- 
वर्ष के समग्र प्रान्त गुप्तराज्य के अन्तगंत इस समय तक आ गये थे--इसका 
परिचय यहाँ मिलता है । बदि पुराण समुद्रगुप्त की इस दिगृविजय से परिचित 
होते, तो वे प्रयाग -अयोव्या-मगव तक ही गुप्तराज्य को सीमित बतलाने 
की qa नही करते । फलतः यह वर्णन ३३० ईस्वी से प्रथम, समुद्रगुप्त की 
दिग्‌ वजय से पूवं ही गुप्तों का संकेत करता हे | 

इस ऐतिहादिक वृत्त के वर्णन से समय का निर्देश किया जा सकता है-- 
(क) भविष्य का रचना काल द्वितीय शती का अन्त है; ( ख ) मत्स्यपुराण 
का निर्माण तृतीय शती के आरम्भ अथवा २३६ ईस्वी तक हो चुका था, 
(ग) चायु तथा ब्रह्माण्ड गुप्तराज्य के आरम्भ काळ तक समाप्त हो चुका था; 
। घ ) विप्णुपुराण का कलिवृत्त प्रकरण भी इसी युग का संकेत करता है; 
( इ ) श्रीमद्भागवत भी, जैसा अन्य पोषक प्रमाण से सिद्ध होता है, गुप्तकाल 
की ही रचना है! कुछ भाग पीछे के भले हो, परन्तु षष्ठ शती से पूरव यह 
समाप्त हो चुका था | 

इन निर्णायक साधको के द्वारा पुराणो का कालक्रम से विभाजन हो सकता 
है । जव हम कहते हैं कि अमुक पुराण प्राचीन है, तब हम किसी पुराण की 
अपेक्षा ही इस निर्णय पर पहुँचते है। पुराणों की तीन श्रेणियाँ हैं-- ( क ) 
प्राचीन प्रथम शती से लेकर ४०० ईस्वी तक । इसके अन्तर्गत हम वायु, 
ब्रह्माण्ड, मार्कण्डेय, मत्स्य तथा विष्णु को रखते है। मध्यकालीय--इस श्रेणी 
मे हम श्रीमद्‌भागवत, कूर्म, स्कन्द, पद्मपुराण को रखते हैं ( Yoo ई०--९०० 
ई० ) तथा ( ग ) भर्वाचीन--इस श्रेणो में हम ब्रह्मवेवतं, ब्रह्म, लिङ्ग आदि 
( ९०० ई०--१००० ई० ) को रखते हैं । यह तो हुई सामान्य विवेचना । 
अव हम प्रत्येक पुराण के देशकाल का निर्णय करने का आगे प्रयत्न कर रहे हैं । 
वायु तथा विप्णु को लेखक सवंपुराणो मे प्राचीनतम मानने के पक्ष में है । इस 
विषय मे विशिष्ट प्रमाण आगे उपन्यस्त किये गये है । 
( १ ) ब्रह्मपुराण 

ब्रह्मपुराण ही अशदश पुराणों में अग्रिम तथा प्रथम माना गया है। इसके 
देश के विचार प्रसङ्ग में यह ध्यातव्य है कि यह पुराण पृथ्वीतल मे सर्वश्रेष्ठ देश 
भारतवर्ष को मानता है तथा उस भारत में भी सर्वश्रेष्ठ तीर्थ दण्डकारण्य है! 
दण्डकारण्य के भीतर ही होकर गौतमी या गोदावरी नदी प्रवाहित होती है जो 


५३८ पुराण-विमशं 


नदियों में मुख्य है । इस नदी के तीरस्थ तीर्थो का ही सूक्ष्म विवरण पूरे १०६ 
अध्यायों मे ( प्र० ६९ अ०-१७५ अ० ) ब्रह्मपुराण करता है । इस विवरण से 
पुराणकार का दण्डकारण्य तथा विशेषतः गोदावरी-प्रदेश पर विशेष आग्रह 
दृष्टिगोचर होता है । अत; इन अध्यायों का रचना-देश निश्चित रूप से गौतमी 
(या गोदावरी ) प्रदेश ही प्रतीत होता है। एतदू-विषयक दो-तीन शलोक 
प्रमाण मे उद्धृत किये जाते है :— 
पृथिव्यां भारतं वर्ष दण्डकं तत्र पुण्यदम्‌ । 
तस्मिन्‌ क्षेत्रे कृतं कर्मं भुक्ति - मुक्तिप्रदं नृणाम्‌ ॥ १८ ॥ 
तीर्थानां गोतमी गङ्गा श्रेष्ठा मुक्तिप्रदा नृणाम्‌ | 
तत्र यज्ञेन दानेन भोगान्‌ मुक्तिमवाप्स्यति॥ १६॥ 
——aG अ० 
यह गौतमो नदी दण्डकारण्य की नदियो मे सर्वश्रेष्ठ हे-- 
श्रूयते दण्डकारण्ये सरित्‌ श्रेष्ठास्ति गौतमी | 
अद्येषाघप्रशमनी सर्वाभीष्टप्रदायिनी ॥ ६२ ॥ 
लर २९ अ० 
फलतः ब्रह्मपुराण का अत्यधिक भाग गोदावरी प्रदेश की रचना प्रतीत होता 
है, परन्तु इसका आदिम भाग (आरम्भ से लेकर ६९ अ० ) तक उत्कल 
देश मे प्रणीत जान पड़ता है, क्योंकि २८ अ० से ६९ अ० तक ४१ अध्यायों 
मे पुरुषोत्तम क्षेत्र ( जगन्नाथ क्षेत्र ) के छोटे-छोटे तीर्थो का भी माहात्म्य सर्वो- 
परि श्रेष्ठ बतलाया गया हे । ६९ ४० मे पुरुषोत्तम क्षेत्र ही समस्त तीर्थो मे 
मूघेन्य स्वीकार किया गया है। २८ अ० मे कोणादित्य ( आघुनिक नाम कोणाक) 
की महती प्रशंसा है और तत्मतिष्ठित भगवान्‌ भास्कर के स्वरूप तथा पुजा के 
विषय मे छह अध्याय ( २६ भ०-३४ भ० ) प्रयुक्त किये गये है। ६६ अ० में 
गुडिवा यात्रा के दर्शन का विशिष्ट फल दिया गया है” । 'गुडिवा' या 'गुण्डिवा' 
का शुद्ध रूप गुण्डिचा है। जगन्नाथ अपने अग्रज संकर्षण तथा भगिनी सुभद्रा 
के साथ आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को रथ के ऊपर चढकर जो यात्रा करते हैं, वही 
रथ-यात्रा गुण्डिचा? यात्रा के नाम से उत्कल मे प्रसिद्ध ot इस स्थानीय 


१. गुण्डिवामण्डपं यान्तं ये पश्यन्ति र्थे स्थितम्‌ । 
कृष्ण बलं सुभद्रां च ते यान्ति भवनं हरेः ॥ १॥ 
गुण्डिवा नाम यात्रा मे सर्वकामफलप्रदा ॥ ८ ॥ 
—Falo अ० ६६ 
२. 'गुण्डिचा' शब्द की व्युत्पत्ति के विषय मे उड्या भाषा के विद्वान्‌ भी 
एकमत नही है । बहुत से मान्य भाषाविदो की धारणा है. कि यहु शब्द भार्य 


एकादश परिच्छेद : ब्रह्म पुराण का काल ५२९ 


उडिया शब्द के प्रयोग से ग्रन्यकार का इस प्रदेश से गाढ॒ परिचय रखना स्वतः 
सिद्ध होता है । फलतः लेखक की दृष्टि मे ब्रह्मपुराण के आरस्भिक अंश की 
रचना का देश उत्कल माना जा सकता है। । 

इस पुराण में २४५ अध्याय है तथा १३७८३ शलोक ( आनन्दाश्रम 
संस्करण में ) हैं । इस पुराण मे तीथों का माहात्म्य बड़े विस्तार से वर्णित है 
और माहात्म्य प्रसंग में ही तीर्थ-सम्वन्धिनी प्राचीन कथा का भी समुल्लेख 
रुचिरता से किया गया है। sto हाजरा का कथन है कि जीमूतवाहन, 
धल्लाल्सेन तथा देवण्णभट्ट द्वारा उद्धृत ब्रह्मपुराणीय श्लोक प्रचलित 
ब्रह्मपुराण मे उपलब्ध नही होते! इस पुराण ने महाभारत के ही नही, 
sega विष्णु, वायु तथा मार्कण्डेय के अनेक अध्यायों को अक्षरशः अपने मे 
सम्मिलित कर दिया है । इसलिए यह प्रह्मपुराण मूल पुराण न होकर कालान्तर 
में विरचित प्रक्षेप-विशिष्ट पुराण है । इन प्रक्षेपो की छानवीन की जा सकती है। 
यह पुराण मुल रूप से १७५ अ० मे ही समाप्त हो जाता है जहाँ गौतमी ग्धा 
का विशद माहात्म्य अपने पर्यवसान पर पहुंच जाता Fl उसी अध्याय के 
मन्त में ( ८८-९० श्लोक ) इस पुराण के श्रवण तथा दान का माहात्म्य वागत 
है जो निश्चित रूप से पुराण के अन्त मे ही किया जाता है । फलतः १७६ Fo 
से लेकर अन्तिम २४५ म० पीछे से जोड़ा हुमा अंश है । निवन्धकारी मे इसकी 
लोकप्रियता पर्याप्त मात्रा मे उपलब्ध होती है। कल्पतरु ने कम से कम 
पन्द्रह सौ श्लोक इसके उद्वुत किये हैं जिनमे से केवळ नव शलोको का पता 
उसके सम्पादक को लग सका है। श्राद्ध के विषय मे सँकड़ों श्लोक यहाँ उद्धृत 
हैं । कल्पतरु में इसी पुराण से सवविक्षा अधिकतम श्लोक उद्घुव हैं । वायु तथा 
मत्स्य का नम्वर तो इसके वाद आता है । परन्तु इन इलोकों की प्रचलित 
पुराण मे उपलब्धि न होने से इसके वर्तमान रूप को अधिकतर प्रक्षेप-विशिष्ट 
मानना कथमपि अन्याय्य नही है । प्रचलित ब्रह्मपुराण के अनेक तीर्थविषयक 
wis ( ४६ अ० से अगिवालि अंश के) तोथंचिन्तामणि में उद्धृत है। 
इसके लेखक वाचस्पति का समय १४२५ ई०-१४९० ई० अर्थात्‌ १५वीं शती 
का उत्तरार्धे माचा जाता है । फलतः प्रचलित ब्रह्म को रचना का काल इससे पर्व 
१३ शती मानना सर्वया युक्तियुक्त प्रतीत होता है । 
(२ ) पद्मरुराण 


इसकी दो वाचनाएं विद्यमान हँ--(१) उत्तर भारतीय वाचता, (२) दक्षिण 


भारतीय वाचना । प्रथम के अनुसार यह पाँच खण्डो में विभक्त हे और दूसरी 


भाषा का न होकर कोलभीलो की माषा का कोई स्थानीय शब्द है । जगन्नाथः 


जी का वर्तमान मन्दिर १५वी शती से प्राचीन we ही न हो, परन्तु उनकी 
पूजा तो बहुत-प्राचीन है । - 


५४० पुराण-विमर्ग 


वाचना के अनुसार, जो आनन्दाश्रम संस्कृत सीरीज म तथा वॅकटेएवर प्रेस से 
प्रकाशित है, छह खण्डों मे विभक्त है--जिनके नाम हैँ--आदि, भूमि, ह्म, 
पाताळ, सृष्टि और उत्तर खण्ड । यह निएचयेन उत्तरकालीन वाचना है । पूर्वः 
कालीन वाचना बंगीय हस्तलेखों के आधार पर पाँच aver पे विभक्त दै 
सृष्टि, भूमि स्वर्ग, पाताळ तथा उत्तर एण्ड । मत्स्य तथा पद्म के सकट 
शलोक दोनों मे समान रूप से पाये जाते है । हेमाद्रि ने पद्म से लम्बे उद्धरण 
इन शलोको को अपने ग्रन्थ में दिया है, जव दूसरे निवन्घगारों ने इन्हीं एलोकां 
को मत्स्यपुराण का वचन मानकर उद्धृत किया हँ । इन दोना में से कौन 
किसका अधमण है ? मत्स्य मे घर्मणास्नोय बिषयो का प्राचुर्यं है तथा निवन्धों 
मे उसके उद्धरणों का आधिवय है । फलतः काणे महोदय की सम्मति में पद्म ही 
मत्स्य के एळोको को अपने मे उद्धृत करनेवाला अधमर्ण प्रतीत होता है। 
आनन्दाश्रम से प्रकाशित पद्मपुराण मे थव्यायो की संख्या ६२८ है तथा एलोको 
की ४८,४५२ जो नारद पुराण मे निर्दिष्ट संख्या से aga घटकर न्यून है । 
निवन्ध मे कल्पतरु ने पदापुराण से माना विययों फे श्लोक प्रामाण्य म उद्धूत 
किया दै । इस भारीनभरकम पुराण का मूल रप क्या था ? इस प्रश्न का उत्तर 
देना नितान्त कठिन हैं । विद्वानों ने इसकी अन्तर्गत कवाओ वा समोक्षण कर 
उनम अनेक को अत्यन्त प्राचोन बतलाया है । डाक्टर लूइसे का कथन है वि 
पद्मपुराणान्तर्गंत ( पाताळखण्ड में ऋप्यश्द्ध की कथा महाभारत मे उपलब्ध 
वनपर्व ( ११० क्ष ० --११२ आ० ) मे वणित उस कथा से घाचीनतर है। 
अन्य विद्वान्‌ पद्मपुराण मे वणित तीर्थयात्रा प्रकरण को महाभारत ( वनपर्व ) 
मे वगित तीर्थयात्रा प्रसंग से प्राचीनतर मानते है । 

पद्मपुराण तथा कालिदास मे परस्पर सम्बन्ध क्या था ? वंगीय हस्तलेखो 
में उपलब्ध वाचना के अनुसार पद्मपुराण के स्वर्ग खण्ड ( तृतीय खण्ड ) में 
शकुन्तला का उपाख्यान वणित है जो महाभारतीय उपास्थान से न मिलकर 
कालिदास के 'अभिज्ञानशाकुन्तल' नाटक से भपूर्वं समता रखता हे । sto विण्टर- 
नित्स तथा sto हरदत्तशर्मा इस प्रसंग में कालिदास को पद्मपुराण का अध- 
मर्ण स्वीकार करते हुँ" अर्थाव्‌ कालिदास ने यह कथावस्तु पद्मपुराणसे गृहीत 


१. इन खण्डो के विषय का संक्षेप देखिए-- 

ज्वालाप्रसाद मिथ : अप्टादश पुराणदर्पण Jo ७५-६६ डा०विण्टरनित्सः 
हिस्ट्री आव इण्डियन लिटरेचर । --प्रथस भाग पृष्ठ ५३६-५४४ | 

२. द्रष्टग्प eto हरदत्त शर्मा : पद्मपुराण एण्ड कालिदास, कलकत्ता 
१९९५ ( कलकत्ता ओरियन्टछ सीरीज, do १७ ) 1 

Sto विण्टरनित्स ५ हिस्ट्री आफ इण्डियन लिटरेचर go ५४० | 


एकादश परिच्छेद : पद्मपुरांग का काल ५४१ 


की है--यही तथ्य मानते है। इस विषय से लेखक का मन्तव्य है कि किसी 
भी पौराणिक कथानक मे नायिका के साथ उसकी संगिनी के रूप मे एक ही 
सखी का होना पर्याप्त है, दो सखियो की आवश्यकता कयो ? अतः दो सखियो 
का यहाँ होना सर्वथा अस्वाभाविक है, पुराण की शैली से सवेथा विरुद्ध तथा 
असंगत । अतः पद्मपुराण को ही इस विषय मे कालिदास का अधमण मानना 
सर्वथा न्याय्य तथा समूचित प्रतीत होता हूँ | 
इस प्रकार कालिदास के अभिज्ञानशाकुन्तल पर भाश्रित होने से स्वगंखण्ड 
का तथा सम्पूर्ण पद्मपुराण की रचना का काल पञ्चम शती से अर्वाचीन ही 
मानना उचित है 1 यह प्रचलित पद्मपुराण का निर्माण काल है । मूळ पद्मपुराण 
को इससे प्राचीन होना चाहिए । 
नागरी मे मुद्रित उत्तरखण्ड* तथा वंगीय हस्तलेखो से प्राप्त भमुद्रित वंगीय 
वाचनानुसार उत्तरखण्ड से महान्‌ पार्थकय Zi यह पार्थवय परिमाण के संग- 
साथ में निर्माणकाळ के विषय मे भी हँ । मुद्रित उत्तरवण्ड मे ३८२ अध्याय है 
और वंगीय हस्तलेखो मे केवल १७२ अध्याय Fi 'उत्तरखण्ड' स्वयं इस तथ्य 
का द्योतक हैं कि यह खण्ड मूल पुराण में पीछे से जोड़ा गया है, परन्तु कितना 
पीछे ? इसका उत्तर देना अत्यन्त कठिन Zi ala कोशवाला उत्तरखण्ड तो 
मुद्रित उत्तरखण्ड से भी अवान्तरकालीन है । यह श्रीमद्भागवत का तथा राधा 
का हो उल्लेख नही करता, प्रत्युत रामानुज सत का भी उल्लेख करता है! 
भत! यह श्री रामानुज से प्राचीन नही हो सकता । इस खण्ड मे द्रविड देश के 
एक वैष्णव राजा की कथा दी गयी है जिसने पापण्डियो अर्थात्‌ शैवो के मिथ्या 
उपदेशो के प्रभाव मे आकर अपने राज्य से विष्णुमूतियों को. फेक दिया, 
वैष्णव मन्दिरो को वन्द कर दिया और प्रजा को शैव होने के लिए बाध्य किया । 
श्री अशोक चटर्जी का कथन हूँ कि यह कुलोत्तुड् द्वितीय का संकेत करता है जो 
शैवो के प्रभाव से उग्र शैव वन गया था । उसे राजसिहासन , पाने का समय 
११३३ ईस्वी है जिससे इस खण्ड को उत्तरकालीन होना चाहिए । हितहरिवंश 
के द्वारा १५८५ ई मे प्रतिष्ठित राधावल्लभी सम्प्रदाय मे राधा का ही 
श्रामुद्य है जिसका प्रभाव उक्त लेखक इस खण्ड पर मानते है। फलत; उनकी 
दृष्टि मे यह उत्तरखण्ड १६वी शती के पश्चात्‌ की रचना है 1२ 
_ १, उत्तरखण्ड' के स्वरूप तथा विषयो के लिए द्रष्टव्य पुराणम्‌ ( भाग 
तृतीय, १९६१ ), प्रष्ठ ४७-६० } 
ना म a cay 
‘Shanda of the Padma Purana— 
Purana Bulletin ( All India Kashiraja Trust ) 


“भाग ५, एष्ठ १२२-१२६ । 


५४२ पुराण-विमशं 


( ३ ) विष्णुपुराण 

पुराण साहित्य मे विष्णुपुराण का गौरव सातिशय महनोय है। नारदीयं 
पुराण मे इसका विस्तार २४ सहस्न शलोको का वतलाया गया है, बल्लालसेन ने 
भी इसके २३ हजार एलोकोवाले सम्प्रदाय का उल्लेख किया है; विभिन्न टीका- 
कारों ने भी इसके विभिन्न एलोक-परिमाणो का स्पष्ट संकेत किया है, परन्तु यह 
आजकल छह सहस्र श्लोको का ही उपलब्ध होता है। और इसी संस्करण के 
ऊपर तीनो व्यास्याएं उपलब्ध होती हँ--श्रीधर स्वामी की, विप्णुचित्त की 
( विप्णुचित्तीय ) तथा रत्नगभं भट्टाचार्य की ( दैप्णवाकुतचन्द्रिका )। इन 
व्याख्याओ की सम्पत्ति से ही इसका माहात्म्य नही प्रकट होता, प्रत्युत वैष्णव 
मत के समधिक दार्शनिक तथ्यो से मण्डित होने से भी इसका गौरव है । छोटा 
होने पर भी विपयप्रतिपादन में महनीय है, क्योकि इसमे पुराण के पाँचो लक्षण 
बड़ी सुन्दरता से उपन्यस्त Jt इसके वक्ता पराशरजी हैं जिन्होने Aaa को 
इस पुराण का प्रवचन किया । 

ब्रह्माण्ड के सात एलोको ( ३।६८।९७-१०३ ) मे से पाँच श्लोक ( ययाति 
के तृष्णाविषयक वचन ) विष्णु ( ४।१०।२३-२७ ) मे भीवेही हैं जो ब्रह्म 
पुराण ( १२४०-४६ ) में भी मिलते है। इन सचो का मूल स्थान सभवत 
महाभारत का आदि पवे है ( ७५।४४ ) । याज्ञवल्कय ( ३६) पर मिताक्षरा 
विष्णु से लगभग १४ एलोक नारायणर्वाः के विषय मे उद्धृत करती है। 
कल्पतरु, AT तथा स्मृतिचन्द्रिका ने कई सौ श्लोकों को sua किया 21 
काव्यप्रकाश मे विष्णुपुराण के दो इलोक* उद्धृत है जिनमें किसी गोपकन्या 
द्वारा श्रीकृष्ण की गाढ़ अनुरक्ति के कारण मोक्षप्राप्ति का वर्णन है। विष्णु- 
पुराण मव्ययुगीय वैष्णव सम्प्रदायो का समभावेन उपजीव्य ग्रन्य है | श्रीरामानुज, 
श्री मध्वाचार्य तथा श्री चैतन्य ने अपने अनेक विशिष्ट मतो का आधार विष्णु" 
पुराण में निर्दिष्ट तथ्यो को बनाया है। 


बिष्णुपुराण का समय 


विष्णुपुराण के भाविर्भाव-काल के विषय मे विद्वानों में विभिन्न मत हैं, 
परन्तु कुछ ऐसे नियामक साधन हैं जिनका अवलम्वन करने से हम समय का 
निर्देश भलीभाँति कर सकते हैं--- 

(क) कृप्णकथा की दृष्टि से--भागवत तथा विष्णु की तुलना का 
परिणाम इस परिच्छेद के आरम्भ मे ही दे दिया गयाहै। दोनो मे 


१. तद्‌ प्राप्ति तथा चिन्तयन्ती० विष्णु के ५।१३।२१-२३ श्लोक हैं जो 
काव्यप्रकाश फे चतुर्थ मे रसध्वनि के उदाहरण हू। 


एकादशं परिच्छेद : विष्णुपुराण का कांल ५४३ 


पार्थकय यह है कि विष्णु जहाँ धुव, वेन, एथु, प्रह्लाद, जडभरत के चरित को 
संक्षेप मे ही विवृत करता है, वहाँ भागवत उनका विस्तार दिखलाता हे । 
कृप्णलीला के विषय मे ही यही वंशिध्य लक्ष्य है। फलत; विष्णु भागवत से 
प्राचीन है । 

( ख ) ज्योतिषविषयक तथ्यो के आधार पर भी विष्णु का समय निर्णीत 
है । विष्णु ( २।६।१६ ) में नक्षत्रो का आरम्भ कृत्तिका से करता है! और 
वराहमिहिर ( लगभग ५५० ई० ) के साक्ष्य पर हम जानते हैं कि उनसे 
प्राचीन काल मे नक्षत्रों का जो आरम्भ कृत्तिका से होता था, वह उनके समय मे 
अश्विनी से हो गया । फलतः कृत्तिकादि त्क्ष का प्रतिपादक विष्णु नियमेन 
yoo ईस्वी से प्राचीन है, इसी प्रकार राशि का भी उल्लेख विष्णु मे अनेकत्र 
है ( ३।८।२८*, २।८।३०, २८४१-४२, २।५।६२-६३ ) । ज्योतिविदों की 
मान्यता है कि सर्वप्रथम संस्कृत ग्रन्थो मे याज्ञवल्वयस्मृति में राशियों का 
समुल्लेख उपल्ब्ध है और इस ग्रन्थ का रचनाकाल है द्वितीय शती । फलतः 
विष्णुपुराण द्वितीय शती से प्राचीन नही हो सकतार । 


(ग) वाचस्पति मिश्र ( ८४१ ई० ने योगभाष्य की अपनी टीका तत्त्व- 
वैशारदी मे २३२; २।५२; २५४ मे विण्णुपुराण के श्लोको को उद्धृत किया 
है तथा ११९, १1२४, ४1१३ मे वायुपुराण के वचन उद्धृत किये हैं। 
“स्वाध्यायाद्‌ योगमासीत्‌' इस भाष्य की टीका मे वे लिखते है--'अत्रैव बैयसिकों 
गाथामुदाहरति' अर्थात्‌ वाचस्पति की दृष्टि मे व्यासभाष्य मे उद्धृत *स्वाष्यायाद्‌ 
योगमासीत' व्यास का वचन है भौर यही श्लोक विष्णुपुराण के षष्ठ अंश 
६ अ० के द्वितीय श्लोक के रूपमे मिलता है। योगभाष्य.का एक वचन 
( ३।१३-तदेतद्‌ लोक्यं आदि) न्यायभाष्य मे उपलब्ध है ( १।२।६ ) 
जिससे योगभाष्य का समय वात्स्यायन के न्यायभाष्य के समय ( द्वितीय-तृतीय 
शती ) से प्राचीनतर होना चाहिए । योगभाष्य मे वाचस्पति मिश्र के साक्ष्य 
पर उद्घुत होने के कारण विष्णुपुराण को प्रथम शती से पूर्वं मानना सवंथा 


१. कृत्तिकादिषु ag विषमेषु च यद्दिवः । 

ष्टाकंपतितं ज्ञेयं तद्‌ गाङ्ग दिग्गजोज्मितम्‌ ॥ 
विष्णु २।९।१६ । 
२, भयनस्योत्तरस्यादौ मकरं याति भास्कर्‌ः। 
ततः कुम्भं च मीनं च राशे राश्यन्तरं हिज ॥ 
विष्णु २५1२८ । 
३, प्रष्टव्य Dr, Hazara का लेख ‘The date of Vishnu purana 

( भण्डारकर पत्रिका भाग १८ ( १९३६-३७ मे )। 


५४४ पुरण-विमर्श 


उचित प्रतीत होता है । ऊपर कलियुग फे राजाओं फे बर्णन-प्रसद्ध मे विष्णु 
गुप्तों के आरम्भिक सस परिचय रखता है जब ये साकेत ( अयोध्या ), 
प्रयाग तथा मगध पर राज्य करते थे । यह निर्देश चन्द्रगुप्त प्रथम ( ३२० ई०- 
३२६६०) फे राज्यकाल में गुप्तराज्य की सीमा का थोतक माना जाता 
है । फलत; विप्णुपुराण का सगथ १०० ई०---३०० ई० तक मानना सर्वगा 
उचित प्रतीत होता है । 
( घ ) बिप्णुपुराण की प्राचीनता के विषय मे तमिल साहित्य के एक 
विशिष्ट काव्यग्रन्य से वटा ही दिव्य प्रकाश पड़ता है। मन्य का नाम हे 
णिमेखले जिसमे मणिगेसछा नामक समुद्री देवी के हारा समुद्र मे भापदुग्रस्त 
नाविको तथा पोताधिरोहियो के रक्षण की कथा वटी ही रुचिरता के साथ दी 
गयी है। ग्रन्थ का रचताकाल ईरतरी की द्वितीय शती माना जाता है। इसमे 
एक उल्लेख विष्णुपुराण के विषय मे निश्चयरपेण वर्तमान है । वेजी की सभा 
मे विभिन्न धर्मानुयायी आचार्यो के द्वारा प्रवचन तथा MBIA का उल्लेख यह 
ग्रन्थ करता है जिनमे वेदान्ती, शैववादी, प्रह्मवादी, विप्णुवादी, आजीवक, 
निग्रन्थ, सार्य, सार्य आचार्य, Galen व्यास्याता और अन्त में भूनवादी के 
द्वारा मणिमेखला के संबोधित किये जाने का उल्लेख है । उसी सन्दर्भ मे तमिल 
मे एक पंक्ति भाती ई€--कळलवणं पुराणमोदियन्‌ जिसका ad है--बिप्णु 
पुराण मे पाण्डित्य रखनेवाला व्यक्ति । इस प्रसंग मे ब्यान देने की बात यह है 
कि संगम युग में बिष्णु” शब्द का प्रयोग नही मिलता । उस देवता के निर्देश 
के लिए तिरमाळ तथा कललवण विशेषण रूप से प्रयुक्त होते ह । फलतः इस 
पंक्ति मे विष्णुपुराण का ही स्पष्ट संकेत है, भागवत, नारदीय तथा गरुठ जैसे 
वैष्णव पुराणो का तही | यह सम्मान्य मत है इस विपय के पण्डित eto रामचन्द्र 
दीक्षितर्‌ का, जिन्होने तमिल साहित्य तथा इतिहास का गंभीर अनुशीलन 
अपने एतद्विपयक ग्रन्य-स्टडीज इन तमिल लिटरेचर tus हिस्टरी-मे किया 
है । मणिमेखलं के इस उल्लेख से स्पष्ट प्रतीत होता है कि तमिल देश में उस 
समय पुराणों का प्रवचन तथा पाठ जनता के सामने उसके चरित के उत्थान 
के निमित्त किया जाता था । यह दशा द्वितीय शती ईस्वी की थी । इस समय 
विप्णुपुराण विशेषरूपेण महत्वशाठी और गौरवपूर्ण होने के कारण इस कार्य 
के लिए चुना गया था। यह इसकी लोकप्रियता का स्पष्ट संकेत है। द्वितीय शती 
मे प्रवचन के निमित्त छुने जानेवाछे पुराण का समय उस युग से कम से कम एक 
शताव्दी पूव तो होना ही चाहिए 1 इससे स्पप्ट है कि कम-से-कम प्रथम शती मे 
विष्णुपुराण की, अथवा उसके अधिकांश भाग की, निश्चयेन रचना हो चुकी थी । 
व्यास-भाप्य के साक्ष्य पर निर्धारित समय की पुष्टि इस उल्लेख से आएचयंजनक रूप 
मे हो रही है। फलत; विष्णुपुराण का समय निश्चित रूप से ईस्वी के आरम्भिक 


एकादश परिच्छेद : वायुपुराण का काळं ५४५ 


काल कम से कम हैं। लेखक की दृष्टि मे इस पुराण का रचनाकाल ईस्वी पूवे 
में होचा चाहिए--द्वितीय शती ईस्वी पूर्व: । 


( ४ ) वायुपुराण 
इस पुराण मे ११२ अध्याय हैं तथा श्लोकों की संख्या १०,९६१ है। 
ब्रह्माण्ड के समान ही यह चार पादों में विभक्त हे । ब्रह्माण्ड तथा वायु के 
ae स्थ का विवेचन पीछे किया गया है तथा इसके मूल रूप पीछे से जोड़े गये 
व्यायों का पूरा विवरण ग्रन्थ के पृष्ठ ६६, १०१ पर सप्रमाण दिया गया। 
मत्स्य के समान ही इसमे धर्मशास्त्रीय विषयों की विपुलता है। कल्पतरु ने वायु- 
पुराण के लगभग १६० उद्धरण श्राद्ध पर दिये है, लगभग ३५ मोक्ष के विषय मे, 
२२ तीर्थं पर, ७ दान, ५ ब्रह्मचारी तथा ४ गृहस्य के विषय मे। अपराक ने 
लगभग ७४ उद्धरण श्राद्ध के विषय में दिये है । स्मृतिचन्द्रिका ने भी श्राद्ध के 
विषय में लगभग २५ उद्धरण दिये हैं । इन उद्धरणो से वायुपुराण का घामिक 
विषयो पर प्रामाण्य प्रकट होता है ! 


वायु ने गुप्तराज्य के आदिम काळ की राज्य-सीमा का उल्लेख किया हूँ* । 
यह पाँच वर्षो के युग को जानता है ( ५०।१८३ ) | मेष, तुला ( ५०1१९६ ), 
सकर तथा सिंह ( ५२।४१।४२ ) को जानता है। इन उल्लेखो से इसके समय 
का निरूपण यथार्थे खूप से किया जा सकता हे । वाणभट्ट ने अपने गद्यकाव्यों 
मे--हए चरित तथा कादम्वरी मे--वायुपुराण का उल्लेख किया है। गुप्तराज्य 
का वायुपुराण कृत उल्लेख समुद्रगुप्त की दिग्विजय से पूर्वकालीन है। फलतः 
३५० Fo से लेकर ५५० ई० के वीच मे ही इसका रचनाकाल है--लगभग 
४०० ईस्वी । सप्तम शती के पुराणों मे यह अग्रगण्य माना जाता था, जैसा 
शंकराचाय के उल्लेख द्वारा स्पष्टतः पतीत होता है। प्राचीन पुराणो मे अन्य- 
तम पञ्चलक्षण का स्पष्ट परिचायक यह पुराण इतिहास तथा adore दोनो 
दृष्टियो से महत्त्वपूर्ण है । 


१. द्रष्टव्य इण्डियन हिस्टारिकळ क्वार्टडी, भाग ७, कलकत्ता, १९३१, पृष्ठ 
३७०-३७१ मे दी एज भाव दी विष्णुपुराण” शोर्षक टिप्पणी | 
२. अनुगंगं प्रयागं च साकेतं मगघांस्तथा | 
एतान्‌ जनपदान्‌ सर्वान्‌ भोक्ष्यन्ते गुप्तवंशजाः ॥ 


वायु ९९।३८३ 
३. वायुपुराण तथा निवन्ध ग्रन्यो के परस्पर सम्बन्ध के विषय से द्रष्टव्य 

Dr, Hazara—The Vayu Purana in the 

Quarterly Vol, 14 ( 1938 ) PP 331-33 9, 
३५ Jo वि० 


Indian Historica] 


५४६ , पुराण-विमर्श 


(५ ) श्रीमद्भागवत 


“भागवत! नाम से प्रख्यात दोनों पुराणों की तुलनात्मक समीक्षा पूर्व ही की 
गयी है जिसका निष्कर्ष यही है कि श्रीमद्भागवत ही अष्टादश पुराणी मे अच्य- 
तम है तथा देवीभागवत केवल उपपुराण है जो श्रीमद्भागवत से पूर्ण परिचय 
ही नही रखता, प्रत्युत अनेक तथ्यो के प्रतिपादन मे उसका अघमर्ण भी है। 
भागवत पः्चलक्षण के बृहद्रूप दश रक्षणो से समन्वित एक महनीय आध्यात्मिक 
पुराण है, जिसमे भुगोल तथा खगोल, वंश और वंशातुचरित का भी विवरण 
संक्षेप मे उपस्थित किया गया है । श्रीकृष्ण को भगवाच रूप मे चित्रित करने 
तथा उनकी ललित लीलाओ का विवरण देने मे भागवत अद्वितीय पुराण है। 
प्रस्तु प्राचीन निवन्ध ग्रन्थो मे भागवत से उदाहरण नही मिलते । काशे महो- 
दय का कथन है कि मिताक्षरा, area, कल्पतरु तथा स्मृतिचन्द्रिका जैसे प्राक्‌- 
कालीन निवन्धो ने भागवत से उद्धरण नही दिया । बल्छालसेन भागवत को 
quid: जानते हैँ, परन्तु दानविषयक शलोको के अभाव मे 'दानसागर' मे उसे 
उद्धृत नही करते । यह आश्‍चर्य की बात है कि कल्पतरु मोक्षकाण्ड मे भी 
इसका उद्धरण नही देता, जब बह विष्णुपुराण से तीन सौ के आसपास शलोको 
को VIE करता है । इसीलिए काणे महोदय इसे नवम शती से प्राचीन भावने 
के लिए उद्यत नही है । 


देश--श्रीमद्धागवत के रचना-क्षेत्र के विषय मे भी पर्याप्त मतभेद है । 
भागवत दक्षिण भारत के भौगोलिक स्थानो तथा तीर्थो से उत्तर भारतीय तीर्थो 
को अपेक्षा विशेष परिचय रखता है । भागवत ११ स्कत्ध मे ( ५।३८-४० ) 
द्रविड देश की पवित्र नदियो का--पयस्विनी, कृतमाला, ताञ्रपर्णी, कावेरी तथा 
महानदी का-- नामोल्लेख करते हुए कहता है कि कलियुग में नारायणपरायण 
जन तो कही-कही ही होगे, परन्तु द्रविड देश मे वे बहुलता से होगे ( द्रविडेषु 
च भूरिशः ) और पूर्वोक्त चदियो का जल पीनेवाले मनुज प्राय; करके वासुदेव 
के भक्त होगे । विद्वानों की धारणा है कि यह द्रविड देश के आडवारो का गूढ़ 
निर्देश है । भागवत के चतुर्थ स्कन्ध मे पुरंजच विदर्भनरेश की कन्या का अगले 
जन्म मे उसका विवाह पाड्यनरेश मल्यघ्वज के साथ हुआ तथा उससे 
सात पुत्र द्रविड राजा हुए ( ४।२८।२६-३० ) । ऋषभदेव की जीवन- 
लीला का पर्यवसान कर्नाटक देश मे हुआ जहाँ का राजा उनका भक्त हो गया। 
उनके सात पुत्रो मे से अन्यतम 'द्रुमिल' द्रविड का प्राचीन रूप साना गया है। 
द्रविड देश के राजा सत्यव्रत जव कृतमाला ( द्रविडदेशीय नदी ) से स्तान कर 
रहे थे तव उनकी भंजुलि मे मरस्य का प्रादुर्भाव gar (भाग० ५।२४।१२-१३)। 
जास्ववती के पुत्रो मे द्रविड' नामक पुत्र का उल्लेख केवल भागवत मे ही है 


~ 


एकादश परिच्छेद : भागवत ५४७ 


( १०।६१।१२ ), हरिवंश मे नही । बलराम जी की तीर्थयात्रा में दक्षिण भारत 
के तीर्थो का विशेष उल्लेख मिलता है ( भाग० १०।७९।१३ )। इन सब 
भौगोलिक उल्लेखों के साक्ष्य पर इतना तो स्पष्ट है कि भागवतकार दक्षिण 
भारत से सामान्यतः और उसमें भी तमिळ प्रान्त से विशेषतः अधिक परिचय 
रखते हँ । गोपीगीत मे तमिल gee से साम्य को वात कहो जाती है, परन्तु 
वही तथ्य राजस्थानी भाषा की कविता मे भी व्यापक होने से पुवं कथन पर 
श्रद्धा नही रखी जा सकती* । 

काळ -श्रीमद्भागवत का भी कालनिदेश इसी बहिरङ्ग साक्ष्य पर निर्णीत 
है । हेमाद्रि यादव नरेश महादेव ( १२६०-१२७१ go ) तया रामचन्द्र 
( १२७१ ई०-१३०९ ई० ) के वर्मामात्य तथा वोपदेव के आश्रयदाता थे | 
इन्होने अपने ग्रन्य “नतुर्वर्गचिन्दामणि' के श्रतखण्ड' मे भागवत के ‘eae 
दविजवन्धूर्ना' वाळा श्लोक उद्धृत किया है । 

इत सत के संस्थापक मानन्दतीथं ( मध्वाचार्य, जन्म ११९९ ई० ) ने 
'भागवततात्पर्येनि्णंय' मे श्रोमद्भागवत के मूळ तात्पर्ये का निर्देश किया है 
तथा इसे पंचम वेद माना है। आचार्ये रामानुज ( जन्मकाल १०१७ Go ) ने 
अपने 'वेदान्ततत्त्वसार” मे भागवत की वेदस्तुति ( १०८७ ) से तथा एकादश 
स्कन्ध से कतिपय श्लोको को उद्धृत झिया है जिससे भागवत का तत्युवंवतित्व 
सिद्ध हे । श्वीशकराचार्य ने प्रवोधसुधाकर” मे अनेक पद्य भागवत की छाया पर 
तिवद्ध किये हे । इनके गुरु गोविन्द भगवत्पाद के गुरु गौडपादाचार्य ने अपने 
“वःदीकरण-व्याल्यान' मे भागवत से 'जगृहे पौरुषं way’ ( भाग० १।३।१ ) 
शलोक उद्धत किया हे । 'उत्तरगीता के भाष्य में उन्होने 'भागवत' का नाम 
निर्देश करके यह प्रख्यात पद्य yaya किया है-- 

तदुक्तं भागवते-- 

aged भक्तिमुदस्यते विभो 
क्लिब्यन्ति ये केवरू-बोध-लब्धये | 
तेषामसौ क्लेशल एव रिष्यते 
चान्यद्‌, यथा स्थूलतुषावघा(तनास्‌ !। 

१. REST teen इण्डियन हिस्टारिकळ बबाटरली सन्‌ १९३२, ACCA भाग तथा 
१६५१ के अंक कलकत्ता से प्रकाशित । 

२ स्त्रोशूद-द्विजवन्धूनां त्रयी न श्रुतिगोचरा । 

कर्मश्रेयसि मूढार्ना श्रेय एवं भवेदिह । 
इति भारतमाख्यानं कृपया मुनिना कुतम्‌ ॥ 
f 


“भागवत 213 


५४८ पुराण-विमर्श 


यह एलोक दशम enn के agar प्रसिद्ध cafe १४ ao का चतुर्थ 
पद्य है! 

इस प्रकार वाहा साह्य फे साधार वर छ्रीगद्सागयत Tears से प्राचीन" 
तर होना चाहिए । आचाय॑ शंकर का आयिभवि काल सप्तम शती के अन्तिम 
माग मे लेखक ने विशिष्ट प्रमाणो फे आघार पर सिद जिया है" । उनके दादा 
गुरु गौटपाद का समय MIG शतक के आरम्ममे युक्तिपुक्त दे । जतएय भागवत 
ag शतक से कयमपि अर्वाचीन नही मावा जा सकता) । 


(६) नारदीयपुराण 

पुराणसाहित्य भे नारदीयपुराण तो प्रदयात है ही; उसी के साय 'बृहनार- 
दीय' नामक भी एक पुराण ३८ जध्मा्यो में विभक्त लगमग ३६०० श्णेको से 
सम्पन्न कलकत्ता से प्रकाशित दे ( एशियाठिक योसारटी ) । यह पुराणस्य पंच- 
लक्षणों ते सर्वया विरहित हे और नैष्णय मत फा प्रचारक एक साम्प्रदायिक 
पुराण है जिसे उपपुराण मानना न्यायसंगत हे । गत्तपपुराण ( ५३।२३ ) मे 
वर्णित नारदीय प्रचलित नारदीय से कोई भिम ही पुराण प्रतीत होता हे । यह 
निःसन्देह वैष्णव धमं का विशिष्ट प्रचारक नन्थ है । उसमे वैप्णवागम का ही 
उल्लेख नही है (३७।४) प्रत्युत पाश्वरात्र अनुष्ठान का भी पूर्ण aka उपलब्ध 
है ( ५३।९ ) । वौडो की बड़ी निन्दा को गयी है । एकादशी प्रत फे बनुष्ठान फा 
माहात्म्य बड़े विस्तार से प्रथावक शब्दो मे यह पुराण वर्णन करता है । यहा 
परम वैष्णव रुवमागद राजा का उल्लेए है जिन्होते अपने राज्य मे आठ वपं से 
लेकर अस्सी ad वयवाले व्यक्तियों के लिए आदेश जारी फर रखाथा कि 
इनमे जो एकादशी का ब्रत नही करेगा तो वह qsq माना जायगा । स्मृति- 
चन्द्रिका ( १२००--१२२५ ई० ) ने एकादशी प्रत के माहात्म्यन्सुचक अनेक 
श्लोकों को उद्धत किया है जिसमें पूर्वोक्त एलोक* भी हैं अपराकं ने भी इसी 
साहात्म्प के दो एलोक दिये हैं । 


१. बलदेव उपाध्याय 3 आचार्य शंकर ( प्रकाशक हिन्दुस्तानी एकेडेमी, 
प्रयाग, द्वितीय सं०, १६६३ )। 
२. द्रष्टव्य बलदेव उपाध्याय 4 भागवत सम्प्रदाय ( नागरीप्रचारिणो सभा, 
काशी, एष्ठ १५१-५३ ) । 
३, यह एलोक इस प्रकार है-- 
मष्ठवर्षाधिको मत्यों ह्यपूर्वाशीतिवत्सर। । 
यो भुइ्क्ते मामके राष्ट्रे विष्णोरहनि पापकृतु । 
स मे वष्यश्च दण्ड्यश्च निर्वास्यो विषयाद्‌ वहि। ॥ 


एकादश परिच्छेद : नारदीय का कालनिर्णय ५४९, 


नारदीयपुराण अग्नि तथा गरुड के समान समस्त विद्याओं क प्रतिपादन 
करनेवाला विश्वकोश के समान एक AST पुराण है। इन विद्याम के प्रतिपा- 
दक किसी मान्य ग्रन्थ का संक्षेप यहाँ प्रस्तुत किया गया है । दार्शनिक विषयों 
के विवरण में यह महाभारत का विशेषभावेन ऋणी है । यह विषय नारदीय- 
पुराण के पूर्वभाग ४२-४४, ४५ अव्यायो में उपलब्ध होता है (वेडुटेश्‍वर सं०) 
तथा महाभारत के शान्तिपव॑ १७५-१८५, १८७-३८८, २११-२१२ भध्यायों 
मे यही विषय इन्ही श्लोको मे मिलता है । महाभारत मे एलीको की संख्या 
४३५ है तथा नारदीय से तत्समान एलोको की संख्या ४२८ है। दोनो के तार- 
तम्य-परीक्षण से चारदीय नियत रूप से महाभारत का अधमण है* । 


नारदीय की रचना का काल अनुमेय है । नारदीय का एक पद्य (१।९।५०) 
किराताजुंनीय के एक प्रख्यात पद्य के भाव को अभिव्यक्त करता हुँ प्रायः उन्ही 
शब्दो मे-- है | 

अविवेको हि सर्वेषामापदां परमं पदस्‌ | 
र्‍ातार० १९॥५० 


सहसा विदधीत न क्रिया- 
मविवेकः परमापदां पदम्‌ । 
++किरात० २।३० 
नारदीय बौद्धो की तीब्र आलोचना करता है और वौद्ध-मन्दिर मे प्रविष्ट 


होनेवाळे ब्राह्मण के लिए Gast प्रायश्चित्त करने पर निष्कृति नही होती है--- 
ऐसा प्रतिपादित करता है* । 


स्मृतिचन्द्रिका मे उद्धृत यह नारदीय वचन मुद्रित पुराण मे इस 
प्रकार है-- 
यो न कुर्याद्‌ वचो मेऽद्य get विष्णुगतिपदम्‌ | 
स मे दण्ड्यश्च वध्यश्च निर्वास्यो विषयाद्‌ भुवम्‌ ॥ 


( उत्तरखण्ड २३।४१ ) 
१, इस परीक्षण के लिए द्रष्टव्य वेडेकर महोदय का सुचिन्तित लेख ‘The 
Identical Philosophical Texts in the Narada Purana and the 
Mahabharata : Their contents and significance, 
“पुराण ( पञ्चम खण्ड १६६३ ) पृष्ठ २५०-३०४ 
२, वौद्धालयं विशेद्‌ यस्तु महापद्यपि बै हिज: । 
न तस्य निष्ट्तिद्टष्टा प्रायश्चित्तशतैरपि ॥ 


५५० पुराण-विमर्श 


बोद्धो के प्रति यह आलोचना का भाव सप्तम शती के घामिक वातावरण 
का स्पष्ट द्योतक है जव कुमारिलभट्ट ने अपने मीमांसा ग्रन्थो के द्वारा बौद्धो के 
मत का प्रवल खण्डन कर उनकी तीब्र निन्दा को । लेखक की हृष्टि में यह पुराण 
इस प्रकार भारवि (ag शती ) तथा कुमारिल ( सप्तम शती ) से अवान्तर- 
कालीन होना चाहिए । फलतः ७०० ई०-६०० Fo के बीच मे इसका रचनाः 
काल मानना सर्वथा उपयुक्त होगा । 
(७) मार्कण्डेयपुराण 

पुराणो में मार्कण्डेयपुराण अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है। इसका 
प्रधान कारण है कि इसके भीतर १३ अध्यायों मे (५१ अ०-९२ ao \ देवो 
माहात्म्य का प्रतिपादक वड़ा ही महनीय अंश है जिसमें देवी फे त्रिविध रूप-- 
महाकाली, महालक्ष्मी तथा महासरस्वती के चरित का वर्णन बड़े विस्तार से 
किया गया है । इस विश्रुत आख्यान के भतिरिक्त मन्वन्तरो का विस्तृत विवरण 
इस पुराण का वैशिष्ट्य माना जा सकता है । भौत्तम मनु का वर्णन ६९ अ०- 
७३ Ho, तामस का ७४ Ao, रेवत का ७५ Ao, चाक्षुष का ७६ Fo, वैवस्वत 
का ७७ अ०-७९ Fo तथा सार्वाण का 5० अ०-९३ ao तक है और देवी- 
माहात्म्य या सप्तशती सार्वाण मन्वन्तर के वर्णनावसर पर प्रकट किया गया 
है । इसमे पुराण के पश्चलक्षण का विवरण प्रायः उपलव्ध होता है । पीछे दिख- 
लाया गया है कि मार्कण्डेय ( ४७ अ० ) सूष्टि-वर्णन के लिए बिप्णुपुराण का 
अघमर्णे है । इस पुराण मे वेदिक इष्टियो के महत्त्व की भी विशिष्ट सुचना है । 
उत्तम ने मित्रवृन्दा नामक इष्टि हारा अपनी परित्यक्ता पत्नी को पाताल लोक 
से प्राप्त किया तथा सरस्वती इछि फे हारा उस नागकच्या के गूंगेपन को दूर 
किया जो इनकी पत्ती के साथ रहने से पिता द्वारा अभिशप्त होने से गुंगी बन 
गयी थी । सारस्वत सुक्तो के जप होने के कारण से यह इष्टि इस नाम से 
पुकारी जाती हे | मार्कण्डेयपुराण का आरम्भ तो सहाभारत सम्बन्धी चार 
प्रश्‍नो के समाधान के लिए होता हे । मार्क० मे ब्रत, तीर्थ या शान्ति के विषय 
मे इलोक नही हैं, परन्तु आश्रमधर्म, राजवमं, श्राद्ध, नरक, कर्मविपाक, सदा- 
चार, योग (दत्तात्रेय द्वारा अलक को उपदिष्ट) के विवरण देने मे विशेष आग्रह 
₹ष्टिगोचर होता है । इस पुराण मे विद्वानों ने विश्लेषण से तीन स्तरों को खोज 
निकाला है--( १ ) अध्याय १-४२ जहाँ पक्षी वक्ता के रूप मे कहे गये हैं, 
(२) ४३ अ० से लेकर अन्त ठक जिसमे मार्कण्डेय और उनके शिष्य क्रौष्टुकि 
का संवाद वणित है, ( ३ ) सप्तशती (ao ८१-६३ qo) इसी खण्ड के 


बौद्धाः पाखण्डिनः प्रोक्ता यतो वेदविनिन्दकाः ॥ 
नारदीय पूर्वार्ध, १५५०-५२ 


एकादश परिच्छेद : अग्निपुराण का काळ ५५१ 


भीतर एक स्वतन्त्र अंश मानी जाती है। ये तीनों आपस में असम्वद्ध होने पर 
भी एकत्र सन्निवि हैं । 


निवन्वकारों ते इस पुराण से अनेक उद्धरण प्रस्तुत किये है। कल्पतरु 
ने मोक्ष के प्रसंग मे इस पुराण से लगभग १२० श्लोक योग-विषय में उद्धृत 
किये हैं जो प्रचलित पुराण में मिलते हैं। अपराक ने ८५ उद्धरण दिये हैं 
जिनमें से ४२ योग के विषय में तथा अन्य दानादि के विषय में हैं। माके० का 
uy अ० मे (ब्रह्माण्ड के समान ही) कथन है कि सह्य पर्वत के उत्तर भाग में 
गोदावरी के समीप का देश जगत्‌ में सर्वाधिक मनोरम है--छेखक की हृष्टि मे 
इस पुराण के उद्गम स्थल के विषय में यह संकेत माना जा सकता हे । यह 
पुराण प्राचीन पुराणो में अन्यतम माना जाता है और विषय-प्रतिपादन को 
दृष्टि से पर्याप्त रूप से नवीन तथ्यों का विवरण प्रस्तुत करता है। इसे गुप्त 
काल की रचना मानने में किसी प्रकार की विभ्रपत्ति नही है । जोधपुर से उप- 
लब्ध दधिमती माता के शिलालेख मे 'र्वमंगलमाङ्भल्ये' ( सप्तमशती का 
प्रव्यात श्लोक ) श्लोक उद्धत है। इसका समय २८९ दिया गया है जिसे 
भंडारकर गुप्त संवत्‌ मानते हैं (= ६०८ ई० ), परन्तु मिराशी इसे ही तद्भिन्न 
भाटिक संवत्‌ का निर्देश मानकर इसका समय ८१३ fo मानते है' । जो 
कुछ भी हो, यह पुराण ६०० Go से प्राचीनतर है और ४००-५०० Fo के 
वीच माना जाना चाहिए | देवी के तीन चरितो का वर्णन देवी भागवत में भी 
आता है ( ५ स्कन्ध, ३२ अ० )। इन दोनों की तुलनात्मक समीक्षा से यही 
प्रतीत होता है कि मार्क का देवीमाहात्म्य ( सप्तशती ) देवीभागवत के 


एतद्‌-विपयक विवरण से निःसन्देह प्राचीन है। देवीभागवत का विवरण 
शप्तशती के ऊपर विक्षेषर्पेण आघृत है* । 


(८) अग्निपुराण 


वर्तमान 'अस्निपुराण' विभिन्न शताब्दियो मे प्राचीन ग्रन्यो से सार संगृहीत 
कर निमित हुआ है और यही कारण है कि निवन्ध ग्रन्थो मे उद्धृत इसके वचन 
यहाँ उपलब्ध नही होते । डा० हाजरा के पास ‘afar’ का हस्तलेख 
विद्यमान है जिसमे निवस्थकारो के अग्निपुराणीय वचन शतशः उपलब्ध 
होते है और इसी कारण वे उसे ही प्राचीन अग्निपुराण मानते हें । प्रचलित 


१. Reem मिराशी का लेख A lower limit for the date of the 
Devi-mahatmya { Purana Vol 1, no 4 pp. 181-186 ) 


२. इत दोनों की तुलना के निमित्त देखि 
_जनवरी १९६३), ४० ६०-११३। 


+ 


ए--पुराणम्‌ ( भाग ५, सं० १, 


५५२ पुराण-विमर्ण 


अग्नि पाश्वराघो के द्वारा प्रतिसंस्कृत, dora पूजार्चा का माहात्म्यबोधक 
पुराण है जो विशेष प्राचीन तथा मौलिक पुराण नही है । 

इस पुराण के विषय मे ज्ञातव्य हे कि लोक-शिक्षण के लिए उपयोगी 
विद्याओ का संग्रह प्रस्तुत करनेवाला ग्रन्थ है जिसे हम आजकल की भाषा 
से “पौराणिक विश्वकोप' के अभिधान से पुकार सकते है। उद्देश्य यही है 
समस्त विद्याओं का संग्रह प्रस्तुत करना । इस उद्देश्य मे ग्रन्य पूर्णतया सफल 
हुआ है, क्योकि उसने तत्तत्‌ शाखविषयक प्रौढ ग्रन्यौ से सामग्री संकलित कर 
सचमुच इसे विशेष उपयोगी बनाया है । धर्मशास्त्रीय विषयो के संकलत 
के साथ ही साथ वैज्ञानिक बिषयो का संग्रह भी बड़ा मामिक है । ऐसे विषयो 
मे है--आयुर्वेद, अश्वायुवेंद, गजागुर्वेद, वृक्षायुर्वेद ( २५२ ao ), गोचिकित्सा, 
रत्नपरीक्षा ( २४६ ao), धनुविद्या ( २४९ अ०-२१२ ao ) वास्तुविद्या 
( ४० Fo, ६३-६४ Ao, १०५-१०६ ao ), प्रतिमालक्षण (४९-५५ अ०), 
राजधर्म, काव्यविवेचन ( ३३७ qo, ३३३-३४७ अ० ) आदि आदि wel 
विद्याओ के विवरण से अग्निपुराण के निर्माण काल का परिचय दिया जा सकता 
है । भर्निपुराण भोजराज के सरस्वतीकण्ठाभरण का प्रधान उपजीव्य ग्रन्थ 
है। फलतः इसे एकादश शती से प्राचीन होना चाहिए। उधर अस्निपुराण 
का अपना उपजीव्य ग्रन्थ है दण्डी का काव्यादर्श (सप्तम शती) । फलतः सप्तम 
शती से प्राकूकालीनता इस पुराण की स्वीकार नही की जा सकती। 
अतः अग्निपुराण का रचनाकाल सप्तमननवम शती के मध्य से कभी मानना 
सर्वथा समीचीन होगा | 

सुल अग्निपुराण बह्लिपुराण नाम से भी प्रख्यात था । स्कन्दपुराण के 
शिवरहस्य खण्ड का कथन है कि अग्नि की महिमा का प्रतिपादन अग्निपुराण 
का लक्ष्य है--यह वैशिष्ट्य प्रचलित अग्तिपुराणो मे न मिलकर वह्लिपुराण में 
ही उपलब्ध होता है जिससे इसकी मौलिकता सिद्ध होती है। यह प्राचीन 
पुराण है जिसकी रचना का काल चतुर्थ शती से अर्वाचीन नही माना जाता । 
अग्निपुराण मे fafaa तान्त्रिक अतुष्ठानो मे कतिपय विशिष्ट अनुष्ठान ayia में 


ही उपलब्ध तथा प्रचलित है 1 इसलिए इसका उद्धव स्थान बज्भाल का पश्चिमी 
भाग प्रतीत होता है 1% 


१. विशेष के लिए द्रष्टव्य डा० हाजरा के निवन्च-- 

( क ) Discovery of the genuine Agneya Purana (G.0.1. 
University of Baroda, Vol ७, No 4) 

(ख) Studies of the Genuine Agneya Purana alias 
Vahni-Purana (Our Heritage Vol 1-1) 


एकादश परिच्छेद : भविष्यपुराण 43 


( ९ ) भविष्यपुराण 
भविष्यप्राण का रूप इतना बदलता रहा तथा इतने तग्रे-नये अंश उसमे 
जुटते रहे कि waar मूल स्वरूप आज इन प्रतिसंस्कारो के कारण विलकुछ 
अज्ञेय है। पण्डित ज्वालाप्रसाद मिश्र ने इसके चार विभिन्न हस्तलेखो का 
निर्देश किया है जो आपस मे नितान्त भिन्न है । वेकटेशवर से प्रकाशित भविष्य 
में इतनी नवीन वाते जोड़ी गयी हैं कि इन प्रक्षेपो की इयत्ता नही । इसकी 
अनुक्रमणी वारदीय (१1१०० Fo ) में, मत्स्य ( शश३०-३१ ) मे तथा 
अग्ति ( २७२१२ ) में उपलब्ध होती है जो प्रचलित पुराणस्थ विषयों से मेल 
नही खाती । तथ्य तो यह है कि आपस्तम्व के द्वारा vera होने से इसकी 
प्राचीनता निःसन्दिग्ध है, परन्तु इसके वाम के द्वारा प्रलोभित होकर लेखकों ने 
अपनी कल्पना का उपयोग कर इसका परिव हण खूव ही किया है । इसके चार पवं 
हैं--ब्राह्म, मध्यम, प्रतिसर्ग तथा उत्तर | वायुपुराण भविष्य का निर्देश करता है । 
यान्‌ सर्वान्‌ कीर्तयिष्यामि भविष्ये पठितान्‌ तृपात्‌ | 
तेभ्यः परेत्र ये चान्ये उत्पत्स्यन्ते महीक्षितः ॥ 

—( ९९॥२६७) 
परन्तु यह निर्देश प्राचीत भविष्य के विषय मे है, प्रचलित भविष्य के विषय 
में नही। वराहपुराण ने भी भविष्य का दो वार उल्लेख किया है जिसमे 
यास्व के द्वारा इसके प्रतिसंस्कार की, तथा सूर्यदेव की मूति-स्थापना की चर्चा 
हे । वल्लाल सेन ने भविष्योत्तर को प्रामाणिक च होने से बिलकुल ही तिरस्कृत 
कर दिया हे । अपराक लगभग १६० पद्य इसके उद्धृत करते है । अलवरूनी 
के द्वारा उद्धत होने से प्रचलित भविष्य का समय दशम शती मानना कथमपि 
असङ्गत न होगा । 

( १० ) ब्रह्मवैवतंपुराण 
प्रचलित ब्रह्मवैवर्त को हम प्राचीन पुराण मानने के लिए तैयार नही है। 
इसका एक विशिष्ट कारण है । 
(क) मत्स्य के अनुसार यह राजस पुराण है जिसमे ब्रह्मा की स्तुति की 
Ta है 1१ स्कन्दपुराणीय 'शिवरहस्य' खण्ड के अनुसार यह पुराण सविता 
(ग) डा० रामशंकर भट्टाचायं-अग्निपुराणस्य विषया 
१९६३ ), भूमिका भाग 1 
१. पद्मपुराण ब्रह्म Fo को निश्चित रूप से “ 
ता ब्रह्मवैवर्तं मार्कण्डेयं तधैव च । 
भविप्यं वामनं ब्राह्मं राजसानि निवोध मे ॥ 


—( आनन्दा० सं० उत्तरकाण्ड २६४।८४ ) 


नुक्रमणी ( काशी, 


राजस' मानता हे-- 


१५४ पुराण-विमशं 


(सूर्य ) का प्रतिपादक माना जाता था। मत्स्य के अनुसार इस पुराण का 
दानकर्ता ब्रह्मलोक में निवास करता है। इस प्रकार ब्रह्मलोक को ब्रह्मा के 
प्रतिपादक पुराण द्वारा उच्चतम माना जाना स्वाभाविक ही है ।* 


परन्तु प्रचलित Fo वैव० कृष्ण को परात्पर ब्रह्म मानता है और उनका 
निजी लोक गोलोक है जिसकी उपलब्धि वैष्णव भक्तो की एक परमाराव्य 
अभिलापा है । इतना ही नही, इसमे ब्रह्मा की निन्दा भी यत्रतत्र पाई जाती 
है । इसलिए हम इस निष्कर्ष पर पहुँचने से पश्चात्पद नही होते कि किसी 
समय मे ब्रह्मा-प्रतिपादक पुराण को वैष्णव लोगो ने अपने प्रभाव से अभिभृत 
कर उसे Ada: वैष्णव पुराण वना starz राधासंवलित श्रीकृष्ण ही पर- 
मात्मरूप मे यहाँ स्वीकृत है । 


( ख ) इसमे तान्त्रिक सामग्री की विपुलता पायी जाती है, विशेषतः प्रकृति 
तथा गणेशखण्ड मे । तान्त्रिक अनुष्ठान का पुराण मे संकलन अर्वाचीन काल 
की घटना है-तवम-दशम शती को । यह वैशिष्ट्य मुल पुराण मे न होकर 
उसके अत्रान्तरकालीन प्रतिसंस्कार में ही निविष्ट किया गया प्रतीत होता है। 


(ग) स्भृतिचन्द्रिका, हेमाद्रि का चनुर्वर्गचिन्तामणि, रघुनन्दन का स्पृति- 
तत्त्व आदि निवन्थो मे तत्तत्‌ लेखको ने ब्र" Go से विपुल वचनो को उद्धृत 
किया है। वचनो की संख्या १५०० पंक्तियों के आसपास है, परन्तु प्रचलित 
qo दै० मे केवल ३० पंक्तियाँ ही इनमे से प्राप्य हँ--यह स्पष्टतः सुचित करता 
है कि प्रचलित ब्र० Go मुळ पुराण नही है । 


१. मत्स्य के अनुसार “राजस” पुराण मे ब्रह्मा की ही स्तुति प्राधान्येन 
निविट रहती है--'राजसेपु च माहात्म्यमधिकं ब्रह्मणो विदुः (मत्स्य ५३।२८)। 
इन्ही दोनो वावयो की एकवाक्यता करने पर ब्र० Fo ब्रह्मा का प्रतिपादक 
पुराण मूलतः प्रतीत होता है । इस तथ्य का समर्थन इस वात से भी होता है 
कि qo Go पुराण का दाता ब्रह्मलोक मे पूजित होता है-- 


पुराणं ब्रह्मवैवत॑ यो दद्यान्माघमासि च । 
पौणंमास्या गुभदिने ब्रह्मलोके महीयते ॥ 

“(मत्स्य ५३।३५ ) 
स्कन्दपुराण ( ७।१।२।५३ ) में भी यही श्लोक उपलब्ध हे । फलत; पुराणों 
की दृष्टि के मूल qo वै० ब्रह्मदेव की स्तुति तया माहात्म्य का प्रतिपादक पुराण 
निश्चिठ होता है। परन्तु प्रचलित qo Go में यह वैशिष्ट्य उपलब्ध नही 


होता । 


एकादश परिच्छेद : ब्रह्मवेवर्तपुराण का काळ ५५५ 


(a) कलकत्ते के एशियाटिक सोसाइटी के संग्रह मे देवनागरी में लिखित 
दो हस्तलेख ( सं० ३८२० तथा ३८२१ ) है जो पुष्पिका में “आदि aaa वर्ते- 
पुराण! नाम से निर्दिष्ट है। इनकी एक विशिश्ता तो यह है कि ये खण्डो में 
विभक्त नही हैं, प्रत्युत समग्र ग्रंथ एक ही सूत्र मे निवद्ध है। दूसरे इनमें श्लोकी 
की संख्याएँ प्रचलित ब्र० वैव० से न्यून है। यह आदि ब्र qo प्रचलित 
एतत्पराण से निश्चयरूपेण प्राचीनतर है तथा उस नारदीयपुराण के अतुक्रमणी- 
प्रतिपादक अंश से भी प्राचोन है, क्योकि नारदीय चार खण्डो में विभक्त प्रचन 
लित qo do से ही परिचय रखता है। नारदीय के अनुसार यहाँ एलोकों की 
dear १८ aga होनी चाहिए, जव आज इसमे २२ हजार , वंगवासी सं० ) 
तथा २५ हजार ( वेकटेश्वर सं० ) उपलब्ध Fi इससे स्पष्ट हे कि नारदीय 
की अनुक्रमणी-रचना के अनन्तर भी इसमें तीन हजार से लेकर पाँच हजार 
तक इलोक जीड़े गये हैं । 

frond यह है कि चार खण्डो मे विभक्त प्रचलित qo do सूल प्राचीन 
पुराण नही हे, प्रत्युत अवान्तर विपयो तथा श्लोकों से समन्वित मध्ययुगीय 
पुराण है। ब्रह्मा को महिमा प्रतिपादक मूल ब्र० do का यह प्रतिसंस्कृत वैष्णव 
रूप हे जहाँ कृष्ण की अपेक्षा राधा की हो महिमा सर्वातिशायिनी है । 

इस पुराण के उद्गमरथळ का निर्देश ग्रंथ की अन्तरंग परीक्षा से किया जा 
सकता है । यह पुराण वंगाळ के रीति-रस्मो, विश्वासो तथा भाचार-व्यवहारो 
से विशेष रूपेण परिचय रखता है तया उनका वर्णन करता है । ब्रह्मखण्ड के 
दशम अध्याय मे संकर जातियो को उत्पत्ति का विशिष्ट प्रसंग आता है । यहाँ 
tag जाति का निर्देश है ( १०।१२० ) जो मुसलमानो को ही निर्देश करता 


है। उसके अनन्तर यह एलोक भो अपने उद्गम प्रदेश की स्पष्ट सूचना 
देता है— 


म्झेच्छात्‌ कुविन्दकन्याया जोला जातिर्वेभूच ह। ( १०१२१ ) 
जोळा ( 'जुलाहा शब्द का वंगीय eq) म्लेच्छ ( अर्थात्‌ मुसलमान ) से 
कुविन्द ( चुनकार ) की कन्या मे उत्पन्न हुआ अर्थात वह मुसलमान ही जात्या 
है। यह वद्धाल को स्पष्ट मान्यता तथा इढ विश्वास है । अश्वितीकुमार के 
वीयं से विप्रकन्या मे विद्य' की उत्पत्ति होती है । ( १०।१२३ )-यह भी बंगाल 
की ही मान्यता है जहाँ da जाति इसोलिए प्राह्मणो से कुछ न्युन सामाजिक 
प्रतिष्ठा म मानी जाती है । इतना हो नही, बंगाल के लोकप्रचलित देवी-देवता 
की यहाँ पूजा-अर्चा का विशेष विधान है । ऐसी देवियों मे पष्ठी, मंगलचण्डी 
तथा मनसा देवीका विशिष्ट स्थान है । पष्ठी देवी की उत्पत्ति प्रकृति- 


or > tr 7 
खण्ड के ४३ अध्याय में, मंगलचण्डी की ४४ अ० मे तथा भनसा {= नाग 


५५८ पुराण-विमशं 


पुराण योगभाष्य से भले प्रकार से परिचय रखता है । लिद्धपुराण का समय 
इस प्रकार अष्टम-ववम शती मानना सवंथा युक्तियुक्त है । 


(१२) वराहपुराण 


यह समग्रतया वैष्णव पुराण है। इसमें २१७ अध्याय और ९,६५४ 
शलोक है, यद्यप कतिपय अध्यायो मे पुरा गद्य (८१-८३ ao, 5६-८७ Fo 
तथा ७४ अ० ) ही हे । कतिपय ब्यायो मे गद्य पद्य का मिश्रण है | घमंशास्त्र 
के विपुल विषयो का विवरण यहाँ प्रस्तुत है जैसे व्रत, तोथं, दान, प्रतिमा 
तथा तत्पूजा, आशौच, श्राद्ध आदि । कल्पतरू ने इस पुराण से बड़ो संख्या 
मे श्लोको को vega किया है । १५० शलोक ब्रत के विषय मे तथा ४० शलोक 
श्राद्ध के विषय मे उदधृत हैं। ब्रह्मपुराण ( २२०।४४-४७ ) ने 'वाराहूवचन' 

हकर इस पुराण के दो एठोको को उद्धृत किया है । वराहवुराण से भविष्य- 

पुराण निश्चय रूप से प्राचीन हे, क्योकि बराह ( १७७ Ho ३४ श्लोक तथा 
५१ gata) ने भविष्य मे दो व्रवतो को उद्धृत Paar हे जिसमें दुधरा संकेत 
बड़ा महत्व रखता है-- 

भविष्यत्‌-पुराणमिति स्यातं कृत्वा पुननेवम्‌ । 

साम्बः सूर्य-प्रतिष्ठां च कारयमास तत्ववित्‌ ॥ 
जिसमे साम्ब के द्वारा सूर्यं के नवीन मन्दिर की स्थापना का उल्लेख 
मिलता है । वराहपुराण मे तोन विशिष्ट स्थानो पर सूर्यं मन्दिर की स्थिति 
निदिऽ्ट हं--यमुना के दक्षिण मे, चीच में कालप्रिय मे ( कालपी, उत्तरप्रदेश 
मे कानपुर के पास ) तथा पश्चिम मे मूलस्थान ( सुल्तान) मे। भविष्य में 
भी इसी प्रकार के सूर्य के तीव विशिष्ट मन्दिरो का उल्लेख मिलता है। बराह- 
पुराण मे नचिकेता की कथा विस्तार से दी गयी है जिसका वर्ण पूर्वं ही किया 
गया हे ( द्रष्टव्य पृष्ठ १५४ ) । 

वराहपुराण वैष्णवता से आमुल भालुप्त है--इसका परिचय रामानुजीय 
श्रीवैण्णवमत के तथ्यो का विशद प्रतिपादन वंशद्य से प्रदान करता है। 
नारायण की आदिदेव रूप मे प्रतिष्ठा, ज्ञान-कर्म का समुच्चय, सृष्टिप्रकार, 
भुवनकोश का प्रकार, श्राद्धानुण्ठान-प्रक्रिया, श्राद्ध-वज्ये पदार्थ, प्रति द्वादशी 
को विष्णुपूजन की प्रक्रिया, नाना धातुओ से भागवत प्रतिमा का निर्माण तथा 
उनके प्रतिष्ठापन-भाराधन के प्रकार, पाञ्चरात्र का प्रामाण्य--वराहपुराण 
मे वणित ये समग्र विषय रामानुज सम्प्रदाय मे स्वीकृत किये गये है। दोनो 
के सिद्धान्तो मे विपुल साम्य का सद्भाव निश्चयेन आदर्शंजनक है 1% 


१, इस समता के लिए द्रष्टव्य 'श्रीवराहपुराणं धीरामानुजसम्प्रदायश्च' 
शीपंक सुचिन्तित सस्कृत लेख-पुराणम्‌, चतुर्थ वर्ष (१९६२), पुष्ठ ३ ६०-३८३ 1 


एकादश परिच्छेद : स्कन्दपुराण Rae” 


इस पुराण की रचना का काल नवम-दशम शती में मानना कथमपि अनुः 
चित नहीं होगा । 


( १३ ) स्कन्दपुराण 
यह्‌ पुराणो में सबसे बृहत्काय पुराण है । श्लोको की संख्या ८१ हजार 

मानी गयी है । दो प्रकार के संस्करण है--खण्डात्मक तथा संहितात्मक, जिनका 
उल्लेख पूर्व किया गया है । यद्यपि यह पुराण 'स्कन्द' नाम से प्रख्यात है, परंतु 
स्कन्द का विशिष्ट सम्बन्ध इसके साथ नही मिलता । पद्मपुराण ५।५६।२ मे 
स्कन्दपुराण का उल्लेख मिलता है. । स्कन्दपुराण के प्रथम खण्ड मे किरात के 
शलोक की छाया मिलती है ( सहसा विदधीत न क्रिपामु श्लोक की )। काशी- 
खण्ड के २४ Fo से वाणभट की शैली का अनुकरण करते हुए बड़ी सुन्दर परि- 
संख्या तथा श्लेष दिये गये है । दो-तीन उदाहरण ही पर्याप्त होगे--- 

विभ्रमो यत्र arta न विद्वत्सु च कहिचितु । 

qa: कुटिलगामिन्यो त यत्र विषये प्रजा: ॥ ६ ॥ 

वाणेपु गुणविद्लेषो बन्धोक्ति: पुस्तके दृढा । 

स्तेहत्याग: सदेवास्ति यत्र पाशुपते जने ॥ १९ | 

यत्र क्षपणका एव दृव्यन्ते मलधारिण: | 

प्रायो मधूक्रता एव यत्र चञ्चरवृत्तयः॥ २०॥ 

भौगोलिक क्षेत्रो का विस्तृत तथा विशद विवरण प्रस्तुत करना स्कन्द के 

विविध खण्डो का वेशिष्ट्य हे । इसके चतुर्थ खण्ड--काशीखण्ड--में काशीस्थ 
शिवलिङ्गो का दिशाओ के चिर्देशधुर्वक विवरण पढ्ने से आज भी उन St 
की स्थिति का पता लगाया जा सकता है। भवन्तीखण्ड में नमंदा नदी के 
तीरस्थ तीर्थो का एक विराट विवरण घामिक भोर भौगोलिक उभय प्रकार का 
महत्त्व रखता हे । इसी खण्ड के अन्तगंत रेवाखण्ड मे सत्यनारायण की प्रख्यात 
कथा है जिसके स्वरूप का विवेचन ऊपर किया गया हे । 


प्राचीन fara ग्रन्थों मे स्कन्द के वचन उद्धृत मिलते हैं। मिताक्षरा 
( ata रभूति २२२६० ) ने वेश्या के पद के विषय में इस पुराण को उद्घत 
किया हे । कृत्यकल्पतरू ने इस पुराण के चहुसंख्यक वचन उद्धृत किये है । काणे 
महोदय का कथन है कि कल्पतरु ने ब्रत के विषय में तो केवल १५ ऽलोक 
उद्धृत किये है, परन्तु तीर्थे के विषय में ९२, दान के विषय में ४४, नियत 
काल के विषय सें ६३, राजघमं के बारे मे १८ शलोक उद्धत किये हैं। दान- 
सागर ने दान के विषय में ४८ श्लोक दिये है । स्कन्द के विशाल खेप पर ध्यान 
देने से कहना पड़ता है कि घर्मशात्लीय निवन्धों मे इससे उद्धरण परिमाण मे 


५६० पुराण-विमर्श 


कम ही है । इस पुराण मे वेद सम्वन्धी सामग्री' पर्याप्तर्पेण विस्तृत है जौ 
इसके रचयिता के अलौकिक वेदिक deca का संकेत करती हूँ । 


यह इतना विस्तृत तथा विशाल हूँ कि इसमे प्रक्षिप्त अंशों को जोड़ने के 
लिए पर्याप्त अवसर है । अत; समय का यथार्थ निरूपण असम्भव ही हूँ । ठा? 
हरप्रसाद शास्त्री को नेपाल दरवार SAAT मे इस पुराण का एक हस्तलेख 
मिला है जिसका लेखन सप्तम शती की शैली मे किया गया है ।* सब प्रमाणों 
को एकत्र कर यह कहना अनुचित न होगा कि इसकी रचना सप्तम शती के 
पूर्वकालीन और नवम शती से उत्तरकालीन नही हो सकती । दोनो के चीच मे 
सस्भवतः यह प्रणीत हुआ । 


( १४ ) वामनपुराण 

यह स्वल्पाकारवाले पुराणो मे अन्यतम हैं। इसमें ९५ अध्याय है । इसने 
अपने १२वे' अध्याय में भिन्न पदार्थों मे श्रेष्ठ वरतुओं की जो वणंना की हैं 
उससे इस पुराण के उदय-स्थान का परिचय मिलता है। यह कुरुक्षेत्र मण्डल मे 
उत्पन्न हुआ था--ऐसा मानना सवंथा उचित हे, क्योंकि क्षेत्रों तथा तीर्थो मे 
यह क्रमशः कुरुजाडुल तथा एथूदक को सर्वश्रेष्ठ मानता है और दोनों वस्तुएं 
कुरुक्षेत्र मे विद्यमान है-- 


AAT यद्दत्‌ कुरुजाङ्गलं वरं | 

तीर्थेषु तद्ठतु प्रवरं पृथूदकस्‌ ।॥। 
१२।४५ 
वामन अवतार का प्रतिपादक होने के कारण यह मूल रूप मे वैष्णबपुराण 
है; परन्तु किसी समय में यह शव खूप में परिणत कर दिया गया और आज 
इसका यही प्रचलित छप हे । फलतः शिव-पार्वती का चरित्र यहाँ विस्तृत रूप 
से वाणत हूँ । पार्वती की घोर तपश्चर्या, बटुरूपधारी शिव से वार्तालाप, शिव 
से विवाह आदि विपय यहाँ अलंकृत शैली में वागत हे । वामन अपने वर्णनो में 
आलंकारिक चमत्कृति से मण्डित ह और इसके ऊपर कालिदास का, विशेषत! 
विषयसास्प के कारण कुमारसम्भव का प्रभाव विशद रूप से अभिव्यक्त होता 
है । राजा वही जो प्रकृति का रंजन करता हँ। कालिदास के राजा प्रकृति- 


१. इसके संक्षिप्त प्रतिपादन के निमित्त त्रष्ठव्य sto रामशंकर भट्टाचार्य ; 
इतिहास-पुराण ar अनुशोळन ( पृष्ठ २३८-२४६ ) । 
२. Catalogue of Nepal Palm-leaf Mss, पृष्ठ ५२ | 


एकादश परिच्छेद : वामनपुराण ५६१ 


रञ्जनात्‌' का ही भाव रखता है।* उमा का नामकरण इसलिए हुआ कि 
उनकी माता ने उन्हे तपस्या करने से निपेव किया ( उ+मा )--यह भी 


कालिंदास' की' प्रख्यात उक्ति का संक्रेत है । ९ 


कालिदास के कुमारसम्भव का वामनपुराण के ऊपर प्रभाव वड़ा दी विस्तृत, 
गम्भीर तथा मौलिक है । पार्वती तथा वटु का संवाद वामनपुराण मे कुमार- 
सम्भव में उपस्थित संवाद से अक्षरशः मेल खाता है--अर्थ में ही नहीं, प्रत्युत 
शब्द मे भी । अनेकत्र छन्द भो समान ही प्रयुक्त है ।२ एक-दो दृष्टान्त पर्याप्त 


होगे-- 
वामन 
कथं कर: पल्लवकोमलस्ते 
समेष्यते शार्वकरं ससपेम्‌ ॥ 
—५१।६३ 


पुरन्ध्रुयो हि परन्धीणा 

गति धमंस्य वै विदुः ॥ 
—4२।१३ 

जामित्रगुणसंयुक्तां 

तिथि पुण्यां सुमञ्धलाम्‌ ॥ 
— २।६० 


१. ततो राजेति श्दोऽस्य एयिव्या रञ्जनादमूत्‌ १ 


तुलना कीजिए 


राजा प्रकृतिरञ्जनात्‌ । 
राजा प्रजारक्षत -Faq र्ण} 
परन्तपो नाम यथार्थनामा ॥ 


२. तपसो वारयामास उमेत्येवाब्नवीचत्र सा । 


तुलना कीजिए-- 


कुमारसम्भव 
अवस्तुनिर्वन्धपरे कथं नु ते 
करोऽयमामुक्तविवाहकौतुकः । 
करेण शम्भो वंलयीकृताहिना 
सहिष्यते तत्‌ घ्रथमावलम्वनम्‌॥ 


— ६६ 
प्रायेणेवंविधे काये 


पुरन्धोणां प्रगल्भता ॥ 


६1३२ 
तियौ तु जमित्रगुणान्वितायामु ॥ 


Fut? 


वामन ४७।९४ 


'-*रघु० ४।१२; 


र ६२१ 


ना" वामन ४७1२४ 


उमेति मात्रा तपसो निविद्धा 
पईचादुमार्यां सुमुखो जगाम ॥ 


३. विशेष साम्य फे इशान्तों के लिए द्रष्टव्य 1 
पुराणमु ('रामचगर दुर्ग, वाराणसी ) 


३६ पु० वि० 


—FATTo VRE 


ad ४, TE १८६-१९२ 


५६२ पुराण-विमर्श 


fa होने पर भी वैष्णव मत के साथ किसी प्रकार के विरोध या संघर्ष की 
भावना नही है । वर्णन सर्वत्र उदार, व्यापक तथा मौलिक है । कालिदास के 
काव्य द्वारा प्रचुरता से प्रभावित होने के कारण इसकी रचना का काल कालिः 
दासोत्तर युग है, अर्थात्‌ ६०० ई०--६०० Fo के वीच वामनपुराण का 
आविर्भाव मानना उचित है । 


वामनपुराण के अध्यायो के विषय मे हस्तलेखों का सादय बढी विभिन्नता 
प्रस्तुत करता है। नारदपुराण मे चित विपयानुक्रमणी के आधार 
पर वामन के दो खण्ड वतलाये गये है--पुर्वाधं तथा उत्तराचे | वेकटेश्वर से 
प्रकाशित सं० मे पूर्वार्थे का विषय तो यथार्थतः मिल जाता है, परन्तु उसमे 
उत्तरार्ध का सवंथा अभाव हे । उत्तरार्ध मे माहेश्वरी, भगवती, गौरी तथा 
गणेशवरी नामक चार संहिताओ का चार aaa श्लोको मे अस्तित्व च तो 
मुद्रित प्रति मे है और न उसके नाना हस्तलेखो मे ही । मुद्रित प्रति ६ सहल 
एलोको की है ( वास्तव संख्या ५८१४ eto ) जो ९५ भब्यायो मे विभक्त है। 


काशीराज निधि के निर्देश मे सम्पादितहस्तलेखो का परीक्षण चार प्रकारो 
का द्योतक हे--(१) देवनागरी हस्तलेखो के साध्य पर ८३ तथा ८४ अध्यायो 
को सम्मिलित करने पर ९४ Ao है; (२) तेलुगु हस्तलेखो मे केवल ८६ ao ही 
हं । पाँच अध्याय ( जिनमे कतिपय तीर्थ तथा चार विष्णुस्तो्र हुँ) बिल्कुल 
छोड़ दिये गये हँ; (३) शारदा हस्तलेख मे ८५ अ० केवल वर्तमान है; (४) 
अड्यार तथा श्यद्धेरी के हस्तलेखो मे अव्यायो की संख्या सवसे कम केवल ६७ 
ही है । इस प्रकार अव्यायो की ast विभिन्नता होने से वामन के मूल रूप का 
निर्णय करना कठिन हैं नारदीय के अनुसार दश aga श्लोको का परिमाण तो 
कथमपि सम्पन्न तही होता! (त्रिविक्रम चरित्राढ्यं दशसाहखसंख्यकम्‌ ) न मुद्रित 
प्रति मे, और न हस्तलेखौं मे भी । 


( १५) कूर्मपुराण 

इसके दो खण्ड हुँ--पूर्वार्घे ( ५३ अध्याय ) तथा उत्तरार्धं (४६ अध्याय) । 
आजकल यह पाशुपत मत का विशेष रूप से वर्णन करता है, परन्तु डा० हाजरा 
की मान्यता है कि यह प्रथमतः पाञ्चरात्र मत का प्रतिपादक पुराण था। 
ईश्वर के विषय मे इसका कथन है कि बह एक है ( उत्तराधं ११।११२।१५ ), 
परन्तु उसने अपने को विभक्त किया दो रुपो मे--नारायण और ब्रह्मा रूप 
मे ( १।९।४० ) अथवा विष्णु और शिवरूप मे ( १।२।९५ ) अथवा तीन 


१. Rue श्री आनन्दस्वरूप गुप्त का लेख On the adhyayas of the 
Vamana Purana—( Vol ४. 1963, pp. 360-366 ) 


एकादेश परिच्छेद : कूर्मपुराण ५६३. 


रूप में ( ११०७७ ) ब्रह्मा, विष्णु और हर के रूप में । महेश्वर की शक्ति 
का भी विशिष्ट वर्णन मिलता है ( पूर्वार्ध १२ अ० )। यह शक्ति चार प्रकार 
की मानी गयी है--शान्ति, विद्या, प्रतिष्ठा तथा निवृत्ति । ये ही तन्त्रशास्र में 
'कला' के नाम से संकेतित की जाती है । इन्ही के कारण परमेश्वर 'चतुव्यूह' 
कहा जाता है--ठीक पाखरात्रो के समान (पूर्वार्धं १२१२ ) । इसी अध्याय 
मे हिमालय-कृत देवी का सहस्रनाम भी वर्णित है । इसके उत्तरार्धं मे दो 
गीताएँ हुँ-ईश्वरगीता ( अ० १-११) इ5मे शेवदर्शन-विषयक तत्वों का 
विवेचन है जिसमे ( ११ अ० मे) पाशुपतयोग का विशद भोर महत्त्वपूर्ण 
विवरण है; व्यासगीता ( १२ अ०-३४ अ० ) मे वर्णाश्रम के घर्मो 
का तथा सदाचार का विशद प्रतिपादन है । भोजन के प्रकार का वर्णन 
आधुनिकता से सवलित है । कुर्मपुराण की प्राह्मी संहिता के ही स्वरूप का 
यह विवेचन है, अन्य संहिताएं तो भाज erase नही होती । परन्तु नारदीय 
पुराण में इन तीनो -मागवती, सौरी और केष्णवी-संहिताओ के भी विषय 


का संक्षेप दिया गया है जिससे उनका स्वरूप भली-भॉति समभा जा 
सकता है 1 


निवन्धग्रन्थो मे कूर्म के उद्धरण अधिक नही मिलते । पद्मपुराण के पाताल 


खण्ड मे ( १०२।४१-४२ ) मे कूर्मपुराण का नाम उल्लिखित है तथा एक 
शलोक भी उद्धुत किया गया है-- 


कौर्मे समस्तपापानां नाशनं शिवभक्तिदम्‌ | 
इदं पद्यं च गुश्नाव पुराणज्ञेन भाषित्तस्‌ ॥ 
Feel मद्यपः स्तेनस्तथैव गुरुतल्पगः | 
कोर्स पुराणं ada मुच्यते पातकात्ततः ॥ ' 
कल्पतरु ने श्राद्ध के विषय मे दो श्लोकों को उद्धृत किया है (go ११९ ) 
तथा अपराक ने कूर्म के तीन पद्य दिये है और ये तीनो उपवास के विषय मे 
है। स्मृतिचर्द्रिका ने एक सौ वचन gd से उद्धृत किये है जिनमे से लगभग 
६४ एलोक आह्लिक के विषय मे है । 


पाशुपत मत का प्राधान्य होते से यह पुराण षष्ठ-सप्तम शती की रचना 


है जव पाशुपत मत का उत्तर भारत मे, विशेषतः राजपुताना और मथुरा 
मण्डल मे, प्राधान्य था । 


( १६ ) मत्स्यपुराण 


सत्स्यपुसण पुराण-साहित्य मे अपना एक विशिष्ट स्थान रखता हे प्राची- 
नता की इष्टि से तथा वण्यंविषय की व्यापकता की दृष्टि से, इसीलिए वामन- 


५६४ पुराण-विमशं 


पुराण मत्स्य को पुराणो मे सर्वश्रेप्ठ अंगीकार करता है ( पुरारोपु तथैव 
मात्स्यम्‌ ) । इसके देश तथा कॉल के निर्णय मे अनेक मत हुँ । प्रथमतः मत्स्य 
के उत्पत्तिस्थल का विचार कीजिए । 


( १ ) देशविचार 


सबसे विचित्र मत है पार्जीटर का जो भान्श्रप्रदेश को इसका उदयस्थल 
मानते है। उनकी धारणा है कि मत्स्य मे कलिवंश का वर्णन areata 
यज्ञश्री के राज्यकाल मे द्वितीय शती के अन्त मे जोड़ा गया । परन्तु ग्रन्थ की 
अन्तरङ्ग परीक्षा इस सत की संपुष्टि नही करती । मत्स्यपुराण के अनुशीलन 
से नमँदा नदी की असामान्य प्रतिष्ठा तथा कीति को गाथा अभिव्यक्त 
होती है ४-- 


(क) प्रलय के समय नाशन होनेवाली वस्तुओ मे नमंदा नदी यहाँ 
अन्यतम मानी गयी हे-- 


एकः स्थास्यसि देवेषु दग्धेष्वपि परन्तप । 
सोमसूर्यावहं ब्रह्मा चतुर्जोकसमस्वित्तः ॥ 
नमदा च नदी पुण्या मार्कण्डेयो महानृषिः | 
भवो वेदाः पुराणाश्च विद्याभिः सर्वतो वृतस्‌ ॥ 

“मत्स्य २।१२-१४। 
मत्स्य का यह वचन मनु से देवों को दग्ध हो जाने पर बचनेवाले 
पदार्थो की सूची देता है जिसमे पुण्यनदी नमंदा का उल्लेख है। सामान्यतः 
गंगा पुण्यतमा नदी होने से प्रलयकाल मे अपनी स्थिति अक्षुण्ण बनाये रहती 
है--यह वर्णन आश्चर्य नही पकट करता; परन्तु नमदा नदी को प्रल्य में 
लुप्त न होने का सकेत ग्रन्थकार का विशेष पक्षपात इस नदी की बोर प्रकट 
कर रहा है। 


( ख) ader का माहात्म्य ९ अध्यायो मे ( १८६-१९५ ao ) बड़े 
विस्तार से दिया गया है । मत्स्यपुराण का लेखक नर्मदा नदी के तीरस्थ छोटे- 
छोटे स्थानो से भी अपना परिचय अभिव्यक्त करता हे जो किसी दूरस्थ तथा 
उस स्थान से अपरिचित sen के लिए नितान्त असम्भव होता । एक 
पूरे अध्याय ( १८८ अ० ) भे नर्मदा और कावेरी का संगम वर्णित है । 
यह कावेरी दक्षिण भारत की वह प्रसिद्ध नदी नही है, प्रत्युत मध्यभारत में 
ओकारेश्वर के समीप नमंदा से संगत होनेवाली एक क्षुद्र नदी-हँ। यह संगम 
गङ्कान्यसुना के समान अत्यन्त पवित्र तथा सचे; स्वगंप्रापफ बतलाया 


एकादश परिच्छेद : मत्स्यपुराण ५६५ 


गया है ।* नभंदा तटवर्ती छोटे-छोटे स्थानों से भी यह पुराण परिचित है । यथा 
'दक्षाइवमेध' का उल्देख ( १९२२१) मिलता है, जो भडोच में एक पवित्र 
घाट है; भारभूति (१९३1१८ ) एक छोटा तीर्थ है जो नमंदाके उत्तरी 
तट पर भडाच से आठ मील दूर 'भाइभूत' के नाम से भाज विख्यात है। 
इसी प्रकार कोटितीर्थं की स्थिति इसी नाम से है । इन छोटे-छोटे तीर्थो 
का वर्णन ग्रन्यकार के नमँदा प्रदेश से एकदम गाढ तथा घनिष्ठ परिचय का 
द्योतक है । 


इन प्रमाणो के आधार पर मत्स्यपुराण का रचना-क्षेत्र नमंदा प्रदेश 
मानना नितान्त उपयुक्त तथा प्रामाणिक है 13 


(२) कालविचार 

मत्स्यपुराण में धर्मशास्त्रीय विषयों का बाहुल्य है । इस पुराण ने भतुस्पृति 
तथा याज्ञवल्क्य स्मृति से भी अनेक इलोको को आत्मसात्‌ कर लिया है । शिव 
तथा विष्णु--इन दोनों देवों के बीच मत्स्य संतुलित वर्णन करता है। विष्णु 
तथा शिव दोनों के अवतारो का att समान भाव से बहुसंख्यक इलोको मे 
करता हे । काणे महोदय ने निवन्धो मे उद्धृत मत्स्य के श्लोको का विवरण 
दिया है ( हिस्ट्री आफ धमंशास्त्र, ५ खण्ड, २ भाग, ४० ८९९ ) । मत्स्यपुराण 
का एक संक्षेप भी स्वल्प मत्स्यपुराण के नामसे विख्यात है जिसका कुछ 
नमूना 'पुराणम्‌' मे प्रकाशित ( खण्ड ४, १९६३ ) है । मत्स्यपुराण में प्राचीन 
बैदिक तथा संस्कृत साहित्य के अनेक ग्रन्थ तथा ग्रन्थकारो का निर्देश मिलता 
हे जिनके विषय मे हमारी जानकारों aga हो कम है ॥* कालिदास के 
विक्रमोवंशीय नाटक तथा मत्स्य के उर्वशी उपाख्यान ( २४ अध्याय ) में 
आश्चयंजनक साम्य है 1 दोनों मे घटनाचक्र की समानता सचमुच आशचयें- 
कारिणी है। यह निर्णय करना कठिन है कि कौन किसका अधमर्ण है? कालिदास 
मत्स्य का अथवा मत्स्य कालिदास का ? मत्स्य प्राचीन पुराणों में अन्यतम 


१. गद्धायमुनयोमंव्ये यत्‌ फलं प्राप्तुयान्नरः । 
कावेरीसङ्गमे स्नात्वा तत्‌ फलं तस्य जायते ॥ 
१८८।१९ 
२. विशेष के लिए द्रष्टव्य 5, 6. Kantawala : Home of the 
Matsya Purana in Purana ( Vol III. no. I Jan, 1961 ) 
pp. 115--119, 


हे, द्रथ्वय Dr, Raghawan $ Gleanings from the Matsya 
Purana ( Purana, Vol I PP, 80-88 ) 


५६६ पुराण-विमर्भ 


है । प्रक्षेपविहीन सर्वथा सुरक्षित पुराणो में से मत्स्य का स्थान निःसन्देह 
उन्नत है--यह लेखक की हृढ मान्यता है । इसका आविर्भावकाळ २०० ई० 
से लेकर ४०० ई० के बीच मानना चाहिए । उक्त मअघमणंता का निर्णय 
कालिदास के आविर्भावकाल के ऊपर आशित हूँ। यदि कालिदास गुप्त युग मे 
उत्पन्न हुए, तो निश्चित रूप से उन्होंने मत्स्यपुराण से अपने उक्त नाटक की 
कथावस्तु को संगृहीत किया । अतः मत्स्य go के वे ही अवमणं हैं। वर्तमान 
लेखक इससे विपरीत मत रखता हे । 
( १७ ) गरुडपुराण 

गरुडपुराण अग्निपुराण के समान ही समस्त उपादेय विद्याभो का संग्रह 
प्रस्तुत करता है और इसलिए इसे हम “पौराणिक विश्वकोश? की संज्ञा से 
पुकार सकते हैं । इस पुराण के दो खण्ड है--( १ ) पूर्वखण्ड ( २२९ अब्याय ) 
तथा (२) उत्तर खण्ड (३५ अ० )। प्रे ग्रन्थ की अध्यायसंस्या २६४ 
है । उत्तर खण्ड 'प्रेतकल्प' के नाम से प्रस्यात है और मरणोत्तर प्रेत की गतिः 
विधि, कर्म जन्य स्थानप्राप्ति आदि यावत्‌ प्रेतसम्वन्धी विषयो का यहाँ संकलन 
है । पूर्वखण्ड मे नाना विद्यासम्त्रन्वी विवरण कही संक्षेप में और कही विस्तार 
मे दिये गये है । अपने स्वरूप के अनुसार यह पुराण महाभारत, रामायण तथा 
हरिवंश आदि मान्य ग्रन्थो का सार प्रस्तुत करता है । 

धर्मशास्त्रीय विषयो का यहाँ विवरण यथेच्छ मात्रा मे है । यहाँ वर्णवे का 

१ विवरण (९३ अ०-१०६ ४० पर्यन्त ) याज्ञवल्क्यस्मृति पर भाधृत है । इसमें 
याज्ञ के राजधम और व्यवहार प्रकरण संकलित नही हैं। स्मृति के भनेक 
वचन faq पाठान्तर के साथ यहाँ संकलित किये गये है। कलियुग मे विशेष 
उपादेय ( कलौ पाराशरस्मृतिः ) पराशर स्मृति का भी सार १०७ अ० में दिया 
गया है केवल ३८१ शलोको मे । नारदपुराण की सुची मे यह अंश कथित नही 
हुआ है जिससे प्रतीत होता है कि यह अंश पोछे जोड़ा गया है । गरुडपुराण 
"4 १४६ अ०-१६७ अ० ) ज्वर, रक्तपित्त, भतिसार आदि रोगो के निदान का 

वर्णन करता है तथा १६८ अ०-१७२ अ० तक चिकित्सा का भी विवरण 
देता हूँ । 

विचारणीय है कि गरुड किस आयुर्वेद ग्रन्थ का सारसंकलन कर रहा है? 
वाग्भट की 'बशाद्धहृदयसंहिता” से ही गरुडपुराण ने पूर्वोक्त अध्यायो की सामग्री 


संकलित की है \ दोनो मे इतनी अधिक अक्षरशः समता हे कि गरुड की 
सघमणता के विषय में सन्देह नही किया जा सकता। गरुड ने इतना ही 


एकादश परिच्छेद: गरुडपुराण ५६७ 


किया है कि कही मूल ग्रंथ के एक अध्याय को दो-तीन अध्यायों में 
विभक्त कर दिया है | उदाहरणार्थ- 


गरुड--परिच्छेद वाग्भट 

१५२ 
= अध्याय 

१५३ रै 
१५४ \ = 
१५५ शे 
१५६ 
१५७ = for ५ 
१५८ 
१५६ = ae 


तिव्बती मे “अष्टाद्धहृदय-संहिता' का अनुवाद मिलता है जिससे वाग्भट 
द्वितीय का समय अम तथा नवम शती के मध्य से माना जाता है । इसका 
अनुसरण करनेवाले गरुडपुराण का भी यही समय होना चाहिए । अतः यह 
नवम शती से पूर्वकालीन नही हो सकता । गरुडपुराण का उल्लेख 'ताक्ष्यं- 
पुराण! के नाम से वल्लालसेत ने दानसागर” मे किया हुँ । अलबरूती ने इसका 
नामोल्लेख किया हे तथा भोजराज ने अपने ।युक्तिकल्पतर मे गरुड० से 
शलोक उद्घु । किये हें 1 फलतः यह पुराण १००० ईस्वी के उत्तरकालीन 
नही हो सकता। मथ्म-नवम शती में गरुड का निर्माण मानना अप्रासङ्भिक 
नही होगा * । 


गरुडपुराण मे १०८ अ० से लेकर ११५ अ० तक सामान्य व्यावहारिक 
नीति और विशिष्ट राजनीति के विषय में श्लोक संगृहीत किये गये हैं । यह 
अंश कही 'नीतिसार' के नाम से और कही बृहस्पति! संहिता के नाम से 
निदिष्ट किया गया है । इस अंश के मूल का अन्वेषण sto लुड्विक स्टर्नवाख 
नामक अमेरिकन विद्वान्‌ ने बड़े परिश्रम और अनुसन्धान से किया हे । उनके 
अनुशीलन का निष्कर्ष यह है कि यह वृहत्पतिसंहिता “चाणक्य राजनीति- 
शास्त्र' नामक ग्न्य मे समुल्लिसित चाणक्य नीतिवाक्यो के साथ एकाकार है। 
` संहिता के श्लोको की संख्या ३९० है । इनमें से ३३४ श्लोक चाणक्य राजनीति- 
शास्त्र के एलोको के साथ समता रखते है; ११ श्लोक चाणक्य के द्वारा 


१. द्रव्य इण्डियन हिस्टारिकल क्‍्वाटंरलो, कलकत्ता, जिल्द ६, १९३०, 
To ५५३-५६० । 


५६८ पु राण-विमर्श 


प्रणीत अन्य ग्रन्थों मे मिलते है और ५ एलोक अन्य संस्कृत ग्रन्यो में उपलब्ध 
हैं । इस प्रकार बृहस्पतिसंहिता” के केवल ३६ शलोक ही ऐसे हैं जिन्हे हम 
गरुहपुराणकार की निजी रचना मान सकते Fl एक बात और भी ध्यातव्य 
है । इनमे से ३१ श्लोक ऐसे भी है जो चाणक्य के ग्रन्थो मे तथा इतर पुराणों 
मे भी उपलब्ध होते है। “चाणक्य राजनीतिशास्त्र” aya मौर्ये के विश्रुत 
मन्त्री चाणक्य की ही निःसन्दिग्ध रचना हे--यह कथन विश्वास-योग्य 
नही है । तथ्य यह है कि इधर-उधर विकीर्ण नीतिविषयक इलोक राजनीति 
मे अलौकिक पाटव के कारण सम्मान्य चाणक्य की रचना के रूप मे 
कल्पित कर लिये गये है और ऐसे ही इलोकों का संग्रह ग्रन्थ है चाणक्य- 
राजनीतिशास्त्र | 


हम निश्चितरूपेण जानते है कि यह चाणक्य-राजनीतिशास्त्र तिब्बती 
तंजूर मे तिब्बती भिक्खु 'रिन-वेन-जोन-पो” के हारा ager कर संगृहीत 
'किया गया हे । इस भिक्खु का जन्म ९५४ go में हुआ था जिससे इस तथ्य पर 
हम पहुँच सकते हैं कि कम से कम दशम शती मे यह ग्रन्य संगृहीत हुआ था । 
उस युग में यह नितान्त प्रख्यात था तथा समाहृत था। इसीलिए 'गरुडपुराण' 
मे इसे संग्रहीत करने की आवश्यकता प्रतीत हुई । चाणक्प्र के चाम से प्रख्यात 
अनेक नीतिवाक्य केवल पुराणो मे ही उपलब्ध नही होते, प्रत्युत बृहत्तर भारत 
के साहित्य मे भी--जावा, वरमा, तिव्वत, सिहल आदि देशों के पाली साहित्य 
में भो--यह सुरक्षित मिलता है । यह चाणक्यनीति की व्यावहारिकता, अनु- 
भवप्रवणता तथा सावंभोम प्रभाव का विस्पष्ट निदर्शन हे । फलत; गरुडपुराड 
की इस बृहस्पतिसंहिता' की रचना नवम शती से भी प्राचीन साननी चाहिए । 
तिब्बत मे जाने तथा वहाँ अनूदित किये जाने के लिए यदि एक शताब्दी का 
समय हम माने तो चाणक्य राजनीतिशास्त्र' का संकलन-काल अशम शती मे 
साना जा सकता है और गरुडपुराण मे उसका संग्रह उस युग से थोड़ा हटकर 
होना चाहिए नवम शती के आसपास, । डा० हाजरा ने गरुडपुराण के 
उद्भव स्थान को मिथिला में माना हँ * । 


१. Sto स्टेनंवाख ने 'वृहस्पतिसंहिता' के समस्त एलोको की तारतम्य 
परीक्षा “चाणबयराजनीतिशास्त्र' की मुद्रित और हस्तलिखित प्रतियो के पद्यौं 
के साथ बड़े परिश्रम से की है । इसके लिए द्रष्टव्य उक्त लेखक का एतद्विषयक 
निवन्ध ‘Canakya’s Aphorisms in Puranas ««पुराणम्‌ (खण्ड ६; स०१, 
MATT, १९६४), पृष्ठ ११३-१४६ ! 


२. पुराण ( चतुर्थ खण्ड ), To ३५४-३५५। 


एकादश परिच्छेद : ब्रह्माण्ड पुराण ५६९, 


( १८ ) ब्रह्माण्ड पुराण 

पुराणों में यही अन्तिम पुराण है । वायु के समान इसके चार विभाग है 
जो तत्समान ही नाम धारण करते हैं। इनमे सचसे बड़ा भाग हे तृतीय 
पाद जिसके आरभ्भ मे are का विषय वड़े ही साद्धोपादध :खूप मे, 
मुख्य तथा अवान्तर प्रभेदों के साथ वणित हे ( ९-२० Ao तथा , ८७६ 
श्लोको में ) । इसके अनन्तर परशुराम की कथा भी वड़े वैशद्य-के साथ यहाँ 
-्रतिपादित.है ( २१-४७ अ० तथा १५५० इलोको A) । पुराणकार परशुराम 
तथा कातवीर्य हैहय-के संघर्ष को बड़ा महत्त्व देता है और उसने इस कथा के 
विस्तार के निमित्त लगभग डेढ़ हजार श्लोको का उपयोग किया है। तदनन्तर 
राजा सगर की-तथा राजा भगीरथ द्वारा गंगा के आनयन की कथा दी गयी 
है ( ४८-५७ Ho ) । सूर्य तथा चन्द्रवंश के राजाओं का विवरण ५९ ao से 
दिया गया है । निवन्ध-ग्रंथो मे ब्रह्माण्ड के श्लोक मिळते है। मिताक्षरा मे 
केवळ एक इलोक मिलता है, अपराकं मे ७५ ( जिनमे से ४६ श्राद्ध के विषय 
मे हैं ) , स्मृतिचन्द्रिका मे ५०, परन्तु कल्पतरु में इनकी अपेक्षा कम इलोक ही 
उद्धृत है--१६ श्राद्ध के विषय मे और १६ मोक्ष के विषय मे। यह पुराण 
शब्दो की निरुक्तियाँ देने मे बडी अभिरुचि रखता है। एक-दो निरुक्तियाँ यहाँ 
तीचे दी जाती है-- 


देश--*सह्य पवत के उत्तर मे प्रवाहित होनेवाली गोदावरी नदीवाला 
प्रदेश भारतवर्ष मे समधिक रमणीय तथा मनोरम बतलाया गया है जिससे 
अनुमान होता हे कि ब्रह्माण्ड के निर्माण का यही विशिष्ट देश था । 


ब्रह्माण्ड निश्चयेन परशुराम की महिमा तथा गौरव का प्रतिपादन असा- 
धारण ढङ्क से करता है । परशुराम का सम्बन्ध भारतवर्ष के पश्चिमी तटवर्ती 
सह्याद्रि प्रदेश से है । परशुरामजी प्रथमतः महेन्द्र पर्वत ( गंजम जिले मे पुरवी 
घाट की आरम्भिक पहाड़ी ) पर तपश्चर्या करते थे । समग्र पृथ्वी को दान मे 
दे डालने पर उन्हे अपने लिए भूमि खोजने की जरूरत पड़ी । उन्होने समुद्र से 
वह भुमि माँगी जो सह्याद्रि तथा अरबसागर के मध्य मे संकरी जमीन है। 


i teens re weenie 


१. सह्यस्य चोचरान्तेपु यत्र गोदावरी नदी । 
पृथिव्यामपि कृत्स्नायां स प्रदेशो मनोरम; ॥ 
तत्र Madd नाम पुर रामेण निर्मितम्‌ । 
--न्नह्माण्ड २।१६।४३--४४ 
गोवर्धन के लिए द्रष्टव्य काणे 3 हिस्ट्री आव oars, भाग. ४, 
Zo ७१०, टि० १६१८। 


५७० ___ पुराण-विमर्श 


वही कोकण है जो चित्पावन ब्राह्मणों का मुल स्थल हे । इस प्रकार परशुराम 
से विक्षेषभावेन सम्बद्ध होने से ब्रह्माण्ड पुराण का उदयस्थल सह्याद्रि तथा गोदा- 
वरी प्रदेश मे होता सर्वथा सुसंगत है | 


काल--वायु के साथ ब्रह्माण्ड की समधिक समता दोनो के किसी एक मूल 
की कल्पना को अग्रसर करती है। डा० किरफेल ने अपने ग्रन्थ की भूमिका मे 
इन दोनों पुराणो के साम्य रखनेवाले अध्यायों का विक्षेप रूप से विश्लेषण 
किया है । इन दोनो पुराणो के पार्थक्य का युग चतुर्थं शती के आसपास माना 
गया है । अर्थात्‌ अनुमानतः ४०० ईस्वी के आसपास ब्रह्माण्ड ने अपना यह 
विशिष्ट वैयक्तिक रूप ग्रहण किया । प्रचलित पुराण का समय अन्तरंग परीक्षण 
के आधार पर निश्चित किया गया हे । परशुराम का चरित्र यहाँ २८ अध्यायो 
मे वड़े मनोरंजक विस्तार के साथ निवद्ध किया गया है जिसकी तुलना महा" 
भारत में निदिष्ट तच्चरित से की जा सकती हैं। वह परिवृहण निश्चित 
रूप से महाभारत ( ३०० ईस्वी के आसपास ) से उत्तरकालीन है। ब्रह्माण्ड 
राजनीति सम्बन्धी पारिभाषिक शढ्दो का विशेष प्रयोग करता है जिसमे 'महा- 
राजाधिराज' पदवी महत्त्व की है । पवंतो मे सर्वश्रेष्ठ हिमाल्यकी उपमा 
“महाराजाधिराज? के साथ दी गयी है ( हृप्ट्वा जनैरासाद्यो महाराजाधिराज- 
वत्‌ ।--ब्रह्माण्ड ३।२२।२८ ) । इस शब्द का प्रयोग उपाधि के रूप मे गुप्त 
नरेशो ने किया जिनके करद राजा सामन्त नाम से गुप्तो के अभिलेखो मे 
व्यवहृत है । यह पुराण कान्यकुठज के भूप का निर्देश करता है ( ३।४१।३२ ) 
जो निश्चय रूप से गुप्त नरेशो के उत्तरकालीन मौखरि राजा का सूचक माना 
जा सकता हे । कालिदास के काव्यो का तथा उनकी वेदर्भी रीतिका प्रभाव 
इस पुराण के वर्णनो पर है । इन सव उपकरणों का सम्मिलित निष्कर्ष यह है 
कि ब्रह्माण्ड की रचना गुप्तोत्तर युग मे अर्थात्‌ ६०० ईस्वी मे मानना कथमपि 
इतिहास-विएद्ध नही है । ६०० ई०--९०० ई० तक तीन शताब्दियो मे इसके 
प्रतिसंस्कार का समय न्यायतः माना जा सकता हैर । 


भागवत की टीकाएं 
टोकासंपत्ति की दृष्टि से भी भागवत पुराण-साहित्य मे अग्रगण्य है । 
भागवत इतना सारगभित तथा प्रमेय-बहुल है कि व्याख्यानो के प्रसाद से ही 


१. द्रश्‍व्य Date of the Brahmanda Puana by 5. N. Roy 
(Purana, Vol V no 2, July 1963 ) pp. —305-319 


दशम परिच्छेद : भागवत टीकाएँ ५७१ 


उसके गम्भीर ad में मनुष्य प्रवेश पा सकता है । “विद्यावतां भागवते परीक्षा' 
कोई निराधार आभाणक नही हे । समस्त वेद का सारभूत, ब्रह्म तथा आत्मा 
की एकता-रूप अद्वितीय वस्तु इसका प्रतिपाद्य हे और यह उसी में प्रतिष्ठित है । 
कैवल्य-मुक्ति ही इसमें निर्माण का एकमात्र प्रयोजन है । इसी के गम्भीर अर्थको 
सुवोध बनाने के निमित्त अत्यन्त प्राचीन काल से इससे अपर टीकाग्रन्थों की 
रचना होती चली आ रही है । इनमेसे मुख्य टीकाओं का विवरण यहाँ प्रस्तुत 
किया जा रहा है । विभिन्न वैष्णव सम्प्रदाय के आचार्यो ने अपने मत के अनु- 
कूल इसपर प्रामाणिक टीकाएँ लिखी हैं और अपने मत को भागवतमूलक दिख- 
लाने का उद्योग किया है । 
( १ ) श्रीधरस्वामी--भावार्थदीपिका 
श्रीधर स्वामी की टीका उपलब्ध टीकाओ मे सर्वश्रेष्ठ तथा सर्वप्राचीन प्रतीत 

होती है। टीका के मंगल श्लोक से जान पड़ता है कि ये तृसिह भगवान्‌ के 
उपासक थे । इनकी टीका के विषय मे यह प्रसिद्ध है-- 

व्यासो वेत्ति शुको वेत्ति राजा वेत्ति न वेत्ति वा । 

art: सकलं वेत्ति श्रीनृसिह-त्रसादतः॥ 

भागवत का सर्म व्गासजी तथा उनके पुत्र शुकदेवजी जानते है। राजा 

परीक्षित के ज्ञान मे सन्देह है कि वे जानते है कि नही । परन्तु ऐसे गम्भीर अथे 
को भी श्रीधर स्वामी भगवान्‌ gag की कृपा से भली भाँति जानते Ft चैतन्य 
को श्रीधर टीका मे इतनी आस्था थी कि वे कहा करते थे कि जिस प्रकार 
स्वामी की प्रतिकूळा भार्या पतित्रता नही हो सकती, उसी प्रकार स्वामी का 
प्रतिकूल व्यक्ति भागवत का मम समझ ही नही सकता । श्रीधर शंकराचार्य के 
भद्देतानुयायी हैं, परन्तु भिन्न मत होने पर भी चैतन्य सम्प्रदाय का आदर 
इसके महत्त्व तथा प्रामाण्य का Tale परिचायक है । इसीलिए यह टीका सर्वा- 
पेक्षा अधिक लोकप्रिय है । इस टीका की उत्कृष्टता के विषय में नाभादासजी ने 
अपते भक्तमाळ मे एक प्राचीन आख्यान का निदेश किया है । श्रीधर के गुरु का 
नाम परमानन्द था जिनकी आज्ञा से काशी मे रहकर ही इन्होने भागवत की 
टीका लिखी । टीका की परीक्षा के निमित्त यह ग्रन्थ विन्टुमाघवजी की सूति के 
सामने रख दिया गया । एक प्रहर के वाद पट खोलने पर लोगों ने आइचर्यभरे 
लोचनो से देखा कि माघवजी ने इस व्याख्या-ग्रन्य को अन्य ग्रन्थों के ऊपर 
रखकर उत्क्श्तासूचक अपनी मुहर लगा दी थी । तव से इसकी ख्याति समस्त 
भारतवर्ष मे हो गयी । बाभादासजी के शब्दों से-- 

तीन काण्ड एकत्व सानि कोउ अज्ञ बखानत । 

कर्मठ ज्ञानी ऐचि अर्थं को अनरथ बानत | 


५७२ पुराण-विमश 


'परमहंससंहिता' विदित टीका विसतारथौ । 
षट्‌ शास्त्रनि अविरुद्ध वेद-सम्मतहि विचारथौ | 
'परमानंद' प्रसाद तें माधौ सुकर सुधार दियो । 
श्रीधर श्री भागोत मै परम धरम निरने कियौ ॥ 
—( छप्पय ४४० ) 
श्रीधर ने इस ग्रन्थ मे वेदान्त के प्रसिद्ध आचार्य चितूसुखाचारय की टीका 
का निर्देश किया है । राधारमणदास गोस्वामी ते दीपनी तामक व्याख्या श्रीधरी 
पर लिखकर उसे सुबोध बनाया है । 

श्रीधर स्वासी के समय का यथार्थ निरूपण भागवत के टीकाकारो के पोर्वा- 
पर्य जानने के लिए नितान्त आवश्यक है । 

(क) श्रीधर ने चित्सुखाचाय के द्वारा विरचित भागवतव्यास्या का अनु- 
सरण अपनी टीका में किया है । चित्सुख का समय १२२० ई०-१२८४ ई० के 
वीच स्वीकृत किया जाता है। फलतः १२०० ई० इनके काल की पूर्वे अवधि 
मानी जा सकती है। 

( ख ) श्रीधर ने वोपदेव का संकेत तथा उल्लेख अपनी भागवत टीका मे 
किया है और इनके भागचतप्रणेतृत्व का खण्डन भी किया है! फलतः ये १३०० 
ई० से पूर्ववर्ती नही हो सकते । 

(ग) श्रीधर के कतिपय पद्यो को नामनिर्देशपुरःसर श्रीरूपगोस्वामी ने 
अपने सुक्तिसंग्रह 'पद्यावली' मे उद्धृत किया हे । फलतः श्रीधर १६वी शती से 
पूर्ववर्ती है । 

( घ ) श्रीधर ने विष्णुपुराण पर जो “स्वप्रकाश' नामक व्याख्या लिखी है, 
उसके उपलब्ध हस्तलेखों मे प्राचीनतम हस्तलेख का समय १५११ ईस्वी है । 
फलतः १५०० ई० श्रीधर के समय की उत्तर अवधि है । 

( इ ) विष्णुपुरी ने अपनो 'भिक्तिरत्नावळी' की स्वरचित व्याख्या 'कान्ति- 
माला” मे श्रीधरस्वामी के भागवततात्पर्यं को पूर्णतया स्वीकृत किया हे । 
इसका उल्लेख ग्रन्थ के अन्त मे उन्होने स्वयं किया है ।* इस ग्रन्थ का प्रणयन 
काल १५५५ शक सवत्‌ (८ १६३३ ई० ) B21 फलतः श्रीधर का समय 

१६०० ई० से पूर्ववर्ती होना चाहिए | 


१. अत्र श्रीघरसत्तमोक्तिलिखने भ्यूनाधिकं यस्वभूत्‌ । 
ततु क्षन्तुं सुधियोऽहंत स्वरचनालुब्धस्य मे चापलम्‌ ॥ 
--भक्तिरत्वावली १३।१४ 
२. ग्रंथ के अन्त में ( १३।१६ ) यह तिथि दी गयी है-- 
महायज्ञ-शर-प्राण-शशाद्धर्गाणते शके । 
फाल्गुने शुक्लपक्षस्य द्वितीयायां सुमंगरे ॥ 


ऐकांदश परिच्छेद : भागवत टीकाएँ ५७२३ 
इस प्रकार श्रीधर स्वामी का समय वोपदेव तथा विष्णुपुरी के बीचे में 
कही होना चाहिये । पूर्वोक्त निःसंदिग्ध प्रमाणों के साक्ष्य पर इनका आविर्भाव 
काल १३००--१६५० ई० अर्थात्‌ १४वी शती का मध्यभाग मानना सवथा 
उचित है | हि त 
विशिष्टाटवैत-टीकाए 
(२) सुदर्शन सूरि-शुकपक्षीया 
श्रीरामानुज के श्रीभाष्य पर 'श्रुतप्रकाशिका' के रचयिता सुदर्शन सूरि 
विशिष्टाद्वैत मत के विशिष्ट आचार्य हैं। इनका समय १४ श० ईस्वी था । 
सुनते हें कि दिल्ली के वादशाह अलाउद्दीन के सेनापति ने जब १३६७ Fo 
श्रीरंगम्‌ पर आक्रमण किया था तव उस युद्ध मे ये मारे गये थे । इनकी टीका 
परिमाण में स्वल्प होने पर भी भावध्रकाशन में गम्भीर है । 
(३) वीरराघव-भागवत-चंद्रिका 
वीरराघव की यह टीका पूर्वं टीका की अपेक्षा अधिक विस्तृत है। ये 
सुदर्शन सुरि के ही अनुयायी हे । समय १४ शतक माचा जाता हे । रामानुज 
के मतानुसार भागवत के रहस्यों की जानकारी के लिए यह टीका अनुपम है । 
ये वत्सगोत्री श्रीशैलगुरु के पुत्र थे, इसका उल्लेख इन्होने स्वयं किया है । 
हेतमत टोका 
(४) विजयध्वज-पदरत्वावली 
द्वैत मत के प्रतिष्ठापक श्रीमध्वाचायं ने भागवत के रहस्यो के उद्धाटनार्थ, 
'भागवततात्पर्यनिर्णय नामक ग्रन्थ लिखा था, परन्तु यह वस्तुतः व्याख्या 
नहीं है । इस मत के अनुकूल प्रसिद्ध टीकाकार हैं विजयध्वज, जिन्होंने अपनी 
वदरत्तावली' मे भागवत की द्वेतपरक व्याख्या लिखी है । अपनी टीका के 
आरम्भ में इन्होने आनन्दतीर्थ ( मध्वाचार्य ) तथा विजयतीर्थ के ग्रन्थ के आधार 
पर अपने टीकानिर्माण की वात लिखी है । भनंदतीथ काँ ती पूर्वोक्त ग्न्य 
प्रसिद्ध ही है, परन्तु विजयतीर्थे के भागवेत-विषयक ग्रन्थ का पता नहीं चलता । 
पदरत्वावली सुबोध तथा प्रामाणिक है.1 
वल्लभेमत टीका 
(५) वल्लेभाचार्य-सुबोधिनी 
आचार्य वल्लभ चे Yaled मत के अनुसार अपनी प्रसिद्ध टीका सुबोधिनी 
लिखी है । यह समग्र भागवत के ऊपर उपलब्ध नही होती 1 आरस्म के कतिपय 
१. आनन्दतोर्थे-विजयतीर्था प्रणस्य मस्करि-वर-वन्यो । 
तयोः कति स्फुटमुपेजीव्य प्रवच्मि भागवतं पुराणम्‌ ॥--टीका का आरंभ 


५७४ पुराण-विमशे 


स्कन्धों के अतिरिक्त यह संपूर्ण दशम स्कंध के ऊपर है । सुवोधिनी बड़ी ही 
गम्भीर तथा विवेचनात्मक व्याख्या है 1 वल्लभाचायं ने भागवत के स्कंघो का 
नयी दृष्टि से विभाग कर उसमे नया ad ढूंढ निकाला है । वे कहते हैं कि भगवान्‌ 
विष्णु का स्पष्ट आदेश पाकर हो उन्होने इस टीका का निर्माण किया । इनके 
संप्रदाय मे गिरिधर महाराज ने भी भागवत पर टीका लिखी है जिसमे स्कंधो 
के ही विषय का नही, प्रत्युत उनके अध्यायो के विषय का भी बड़ा ही सुक्ष्म 
विभाजन प्रस्तुत किया गया है । भागवत के आध्यात्मिक अथ समझने मे इससे 
बडी सहायता मिलती है । अन्य टीकाएँ भी छोटी-मोटी यहाँ उपलब्ध होती हैं। 
निम्बाकं सत टीका 

(६) शुकदेवा चा्य-सिद्धांतप्रदीप 

आचार्य निम्बार्क की लिखी भागवत की कोई व्याख्या नही मिलती । उनके 
मतानुयायी शुकदेवाचार्य ने भागवत को यह नयी टीका लिखकर अपने सिद्धान्तो 
का प्रकाशन किया हे । टोका के आरम्भ मे इन्होने अपने प्राचीन आचार्य श्रीहंस 
भगवान्‌, सनत्कुमार, देवापि नारद तथा निम्वार्काचार्यं को नमस्कार किया है । 
ag टीका तो पूरी भागवत पर है, परन्तु इस मत के अन्य आचार्यो ने भी दशम 
सकध के रासलीला आदि प्रसंगो की वडी सरस व्याख्या प्रस्तुत को है । 

चैतन्य संप्रदाय 
(७) सनातन गोस्वासी-बुहद्‌ वेष्णवतोषिणी 
श्रीचैतन्य श्रीधर स्वामी की टीका को अपने मत के लिए भी प्रामाणिक 

मानते थे, परन्तु उनके अनुयायी गोस्वामियो ने भागवत पर अनेक टीकाओ का 
निर्माण किया है जिनमे सनातन गोस्वामी की यह टीका प्राचीनतर तथा अधिक 
प्रामाणिक मानी जाती है। यह केवल दशम स्कन्ध पर ही है । 
(८) जीव गोस्वामी-क्रमसंदभे 

जीव गोस्वामी की यह टीका समस्त भागवत के ऊपर है । व्याख्यान की 
दृष्टि से बड़ी ही प्रामाणिक तथा तलस्पशिनी हे जीव गोस्वामी भागवत के 
अनुपम मार्मिक विद्वान्‌ थे और इस पुराण के गूढ़ अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए 
उन्होने षट्‌ संदर्भ नामक ६ संदर्भो की पथक्‌ रचना की है । यह क्रमसँदभै एक 
प्रकार उनका सप्तम संदर्भे है। अपने पितृव्य रूप और सनातन की आज्ञा से निमित 
होने के कारण इन्होने इस ग्रन्थ को “रूपसनातनानुशासनभारतीगर्भ' कहा है? । 


१. क्रमसदर्भ की पुष्पिका इस प्रकार हे--श्रीलूपसनातनानुशासनभारतीगर्भ 
सप्चसन्दर्भात्मक-धीभागवत-सन्दर्भे प्रथमस्कन्धस्य क्रमसन्दर्भः समाप्तः । 


एकादश परिच्छेद : भागवत टीकाएँ ५७५ 


(९) विश्वनाथ चक्रवर्ती-सारार्थदशिनी 

विश्‍वनाथ चक्रवर्ती चैतन्य संप्रदाय के मान्य आचार्य थे । उन्होने ही 
भागवत की यह सुबोध टीका निबद्ध को है जो श्रीधर स्वामी, प्रभ्रचंतन्य तथा 
उनके गुरु के व्याख्यानो का सार संकलन करने के कारण 'सारार्थदशिनी' नाम 
से विख्यात है ।१ यह टीका है तो छब्वक्षर परन्तु श्लोको के मर्म समझने मे 
नितात कृतकार्य है । 


इन टीकाकारो के अतिरिक्त भागवत को अन्य मान्य व्याख्यताओ ने भी 
अपने व्यार्यान-ग्रन्थों से सज्जित किया हं । जीव गोस्वामी ने अपने 'तत्त्व- 
संदर्भ’ ( पृष्ठ ६७ ) मे हनुमद्भाष्य, वासनाभाष्य, सम्बन्धोक्ति, विद्वत्कामघेनु, 
तत्त्वदीपिका, भावार्थदीपिका, परमहंसप्रिया तथा शुकहुदय नामक व्याख्या ग्रन्थों 
का स्पष्ट निर्देश किया है जिनमे भावार्थदीपिका के अतिरिक्त अन्य ग्रन्थ अप्रसिद्ध 
हैं । इनके अतिरिक्त श्री गद्चासहाय विद्यावाचस्पति की 'अन्वितार्थप्रकाशिका,” 
'वंशीषरी,' 'चूणिका' आदि दूसरी टीकाएँ भी उपलब्ध हे । 


श्रीहरि-हरिभक्तिरसायनत 


श्रीहरि एक महनीय कवि तथा भक्त हो गये । ये गोदावरी तट निवासी 
सदाचारी काश्यपगोत्री ब्राह्मण थे । इस टाका का रचना काल है १७४९ शक है। 
यह दशम स्कन्ध के पूर्वार्घ पर ही है और है स्वयं पद्यात्मक टीका है । कुल ४९ 
अध्याय है और विविध छन्दो मे लगभग ५ हजार श्लोक है । श्रीहरि का 
कहना है कि भगवान्‌ का प्रसाद ग्रहण कर ही वे इस ग्रन्थ की रचना मे प्रवृत्त 
हुए । यह साक्षात्‌ टीका न होकर प्रभावशाली मौलिक ग्रन्थ है जिनमे भागवती 
लीला का कोमल पदावली मे ललित विन्यास है । इनकी प्रतिभा के प्रकाशक ये 
पद्य पर्याप्त होगे s— 


१ श्रीधरस्वामिनां श्रीमत्प्रभूणा श्रीमुखाद्‌ गुरोः । 
` व्याख्यासु सरम्रहणादियं सारार्थदशिनी । | 
-ण्टीका की पुष्पिका । 

२. पूर्वोक्त टीकाओ मे बृहद्‌ वेष्णवतोषिणी को छोड़कर अन्य आठ 
टीकाओ का एकत्र प्रकाशन श्रीनित्यस्वरूप ब्रह्मचारी ने वृन्दावन से सं० १९४८ 
मे किया था 1 भागवत का यह सुन्दर संस्करण अब नितान्त दुलंभ है। 
हरिभक्ति-रसायन काशी से कभी निकला था । आज यह भी दुलंभ हे । अन्य 
टीकाएँ व्यंकटेश्वर प्रेस मे छपी है और प्राप्य है । 


५७६ पुराण-विमर्श 


अगाधे जळेऽस्याः कथं वाम्बुकेलि- 

dal विधेयेति शक्ाँ प्रमाष्ट्स । 
क्वचिज्जानुदघ्ना ववचितन्नाभिदष्ता 

क्वचित्‌ कण्ठदघ्ना च सा कि तदासीत्‌ ॥ 

बालकृष्ण भक्तों के चरणरज को मुख मे डालकर भक्तवत्सलता प्रकट कर 
रहे है— 

मय्येव सर्वापितभावना ये 

मान्या हि ते मे त्विति किन्नु वाच्यम्‌ । 


मुख्यं तदीयाडिघ्र रजोऽपि मे स्या- 
दित्यच्युत्ोऽधात्‌ स्फुटमात्तरेणुः ॥ 
(२) 
देवी-सागवत की टीका 


देवो भागवत के टीकाकार नीलकण्ठ अपने को शेव बतलाते है। 
इस टीका के अन्तिम शलोको मे उन्होंने अपना परिचय सामान्य रूप से दिया 
है । इनका वंशवृक्ष इस प्रकार है ४-7 
मयूरेश्वर ( जिन्होने शिव की विशेष उपासना के द्वारा अपने कुल के लिए 
[ ` शब’ उपाधि प्राप्त की ) 
नीलकण्ठ 
| 
wa (Mawel; इनकी उपाधि कविराजराजिमुकुट उल्लि” 
| खित है ) 


नौलकण्ठ 
नोलकण्ठ ते अपने दो गुएओ का उल्लेख किया है जिनके नाम काशीनाय 


तथा धोधर थे । रत्तजी नामक किसी व्यक्ति का भी इन्होने निर्देश किया हे 
जिसकी प्रेरणा से इन्होने देवीभागवत की यह व्याख्या लिखी । ये महाराष्ट्र देश 
के निवासी थे, क्योकि अपनी टीका ( ८ स्क०, २४ अ०; २४-२७ श्लो० ) में 
इन्होने मराठी भाषा के अनेक शब्दों का निर्देश किया है । अपने समय का स्पष्ट 
निर्देश तो इन्होने नही किया है, परन्तु उल्लिखित ग्रंथ तथा ग्रंथकारो के आधार 
पर इनके समय का पता मिल जाता है। देवीभागवत मे उल्लिखित है-- 
( १) मन्त्रमहोदघि ( महीधर की, Xo का० १४८९ Fo ), ( २ ) गुप्तवती 
ढोका ( भास्करराय को, To का० १७४१ ई० ) तथा नागोजी भट्ट ( १७- 
१८ शती ) इन संकेतो के साक्ष्य पर तीलकण्ठ का समय १८ शती के मध्यंभागे 
से पुवेवर्ती नही माना जा सकता । 


एकादश परिच्छेद : कूमपुराण ५७७ 


ये शैव नीलकण्ठ महाभारत के टीकाकार विश्रुत नीलकण्ठ चतुधंर से 
नितान्त भिन्न है । दोनों का कुल ही fara न था, प्रत्युत आविर्भाव काल भी 
पृथक्‌ था । महाभारत के टीकाकार का समय १७ शती का उत्तराध॑ है 
(१६५० ई०-१७०० Fo के आसपास) और इस शेव नीलकण्ठ का समय इससें 
लगभग पचास-साठ साल पीछे है । ब्रह्मासुत्रों पर श्रीकण्ठभाष्य के प्रणेता नील- 
कण्ठ भी शैव मतानुयायी थे, क्योकि उन्होने उस भाष्य में शैव सस्प्रदाय के अनु- 
सार ही भाष्य-रचना की हे । फलतः ये शेव नीलकण्ठ उनके नामधारी इन 
दोनो व्यक्तियों से भिन्न पृथक्‌ व्यक्ति है । 

देवीभागवत की टीका इनका fama yas) इसमे इनके अन्य ग्रंथ का 
संकेत मिलता है :-- 

( १) सप्तशत्यङ्भषट्क व्याख्यान जिसमे सप्तशती के धहायक अपागभूत 
षट्‌ ग्रन्थी का व्याख्यान है। 

( २) शक्तितस्वविमाशिनी । 

( ३ ) केनोपनिषद्‌ की टीका चन्द्रिका नामक । 

( ४ ) कामकला-रहस्य की व्याख्या | 

( ५ ) देवीगीता की टोका । 

( ६) देवीभागवत-स्थिति अथवा केवल भागवत-स्थिति जिसके देवीभाग 
बत के प्रामाण्य तथा पुराणत्व का विवेचन किया गया है। नीलकण्ठ ने यहाँ 
श्रीमद्भागवत की अपेक्षा देवीभागवत को ही भागवत पुराण सिद्ध किया है । 

(७) कात्यायनोतन्त्र की “मन्त्रव्याख्यानप्रकाशिक्रा' नामक टीका । 

(८ ) वृहदारण्यक Sto की टोका । 

( ९ ) देवीभागवत टीका ( तिलकनाम्नी ) । यह ग्रन्थ दो संस्करणों मे 
प्रकाशित है ; वम्बई से १८६७ Fo मे तया कलकत्ते से तीन खण्डो मे १८८७ ई० 
मे । यही टीका नीलकण्ठ के प्रौढ पाण्डित्य की द्योतिका व्याख्या है। यही टीका 
अब तक प्रकाशित है तथा यही उनकी अन्तिम रचना प्रतीत होती है जिसमे 
उनके इतर ग्रन्थों का संकेत उपलब्ध होता है । 

टीका का पहस्व--नीलकण्ठ तन्त्रशास्न के प्रौढ पण्डित तथा श्रद्धालु अनु- 
यायी है। इस टीका मे उन्होने शक्तिको ब्रह्मरूपिणी सिद्ध किया है। अनेक 
तान्त्रिक विधिविधानो का भी निर्देश तथा उनके प्रामाण्य पर विचार किया al 
विभिन्न तन्त्रो के विशिष्ट मतो का स्थान-स्थान पर निर्देश मिलता हे । टीका- 


१, द्रव्य मेरा इतिहास ग्रन्य ‘dena साहित्य का इतिहास” ( सप्तम सं० y 
१९६५; काशी ) पृष्ठ ९१ । 
३७ पुर विर 


५७८ पुराण-विमर्श 


कार की दृष्टि से नीलकण्ठ मे विवेवशक्ति वर्तमान है । उनका कथन है कि देवीः 
भागवत के द्राविड तथा गौड सम्प्रदाय से दो पाठ मिळ्ते है जिनमे उन्होने गौड 
सम्प्रदाय को स्वीकार कर टीका छिखी है । इसीलिए उन्होने तृतीय स्वन्ध के 
द्वितीय अ० के आदिम १० श्लोको की व्यारया नही लिखी है, यद्यपि ये श्लोक 
द्राविड सम्प्रदाय मे मिलते है । इसी प्रकार बैप्णवतन्त्रस्थ आठ अब्यायों (१२ 
६-१२।१४ ) को प्रक्षिप्त मानकर टीका नही लिसी । नीडकण्ठ अपने को देवी- 
भागवत के प्रथम टोकाकार मानते है । इसकी दो टीकाओ का उल्लेस हस्तलेखों 
में मिलता है, यद्यपि उनके समय का पता नही चलता ।* 


(३) 
विष्णुपुराण की टीकाएँ 
टीका सम्पत्ति की दृष्टि से श्रीमद्भागवत के अनन्तर विष्णुपुराण का ही 
महत्त्व है । इसकी भी अनेक टीकाएँ उल्लिखित तथा उपलब्ध हैँ जिनके नाम 
इस प्रकार हैं-- 
( १) चित्सुग्व मुनि की टीका ( जिसका निर्देश श्ीषरस्वामी ने अपनी 
टीका मे किया है ) । 
( २) जगन्नाथ पाठक--स्वभावार्थदीपिका । 
(३) वृसिहभट्ट कृता व्यास्या । 
( ४ ) रत्नगर्भ--वैष्णवाकूतचन्द्रिका ( प्रकाशित ) । 
( ५) विष्णुचित्त कृता व्याख्या विप्णुचित्ती ( प्र० ) । 
( ६ ) श्रीधरस्वामी--आत्मप्रकाश या स्वप्रकाश नामक व्यास्यान (प्र०) ! 
( ७) सूर्यकर मिश्र रचित व्याख्या ? ( रत्नगर्भ द्वारा उद्धृत ) 
इन टीकाओ मे से सबसे अधिक प्रख्यात है (१) श्रीघरस्वामो का व्यास्यान । 
श्रीधरस्वामी की भागवत टीका का विवरण पहले दिया गया है। उनका 
समय १३००-१३५० ई० प्रमाणो के आधार पर ऊपर निर्णीत है। श्रीधर के 
समय विष्णुपुराण को टीकाएं दोषपूर्ण थी, कुछ तो अत्यन्त सक्षिप्त थी भौर 
कुछ अत्यन्त विस्तृत थी । फलत, श्रीधर ने मध्यमागं का अनुसरण अपनी 
व्यास्या मे किया हे, जो इसी कारण 'मध्यमा' कही गयी है-- 
श्रीमद्विष्णुपुराणस्य व्याख्या स्वल्पातिविस्तरास्‌ । 
प्राचामालोक्य तद्व्याख्या मध्यमेयं विधीयते ॥ 
न्य -ण्भारम्भ का तृतीय शलोक । 


५ : a -  भाग० १६ (१६४०) 


_ एकादश परिच्छेद : विष्णुपुराण की टीकाएँ ५७९, 


श्रीधर इस पद्य मे किसी टीका की ओर संकेत कर रहे है, यह कहन! कठिन 
है । चित्सुख योगी की व्याख्या का उल्लेख उन्होंने स्वयं हो किया हे और उसे 
ही अपनी व्याख्या का मार्गप्रदर्शक भी माना है ( आरम्भ का प्रथम ३ रोक ) ! 
उन्होने अपनी टीका को 'विण्णुपुराणसारविवृति' कहा है जिससे टंकाके 
स्वरूप का पर्याप्त निदर्शन हो जाता है । ये भगवान्‌ नृतिह के उपासक थे। 
इसके गुरु का नाम परातन्द या परमानन्द था संख्रतश्षीपरमाचन्दनुहरिः 
श्रीधरो यतिः ) । भागवत की श्रीघरी के समान ag टीका भी यही काशी मे 
बिन्दुमाधवजी के मन्दिर के समीप ही कही लिखी गयी, इसका संकेत टीका के 
आरम्भिक पद्य मे उपलब्ध है-- 

श्रीबिन्दुमाधवं वन्दे परमानन्दविग्रहस्‌ । 
वाचं विश्वेश्वर गङ्गां पराशरमुखान्‌ मुनीन्‌ ॥ 

(२) विष्णुचित्त--श्री वैष्णवमतानुयायी प्रतीत होते है । इनकी व्याख्या 
श्रीघरी के साथ बेकटेशवर प्रेस से प्रकाशित है । 

( ३) रत्तगर्भे- वैष्णवाकूतचर्द्रिका-- 

इस टीका का प्रकाशन गोपाळ नारायण ने मुस्बई से १८२४ शक मे पत्रा- 
त्मक रूप मे किया है। ग्रन्थ के अन्त मे दिये गये पद्यो से इनके विषय मे 
सामान्य वातो का ही पता चलता है। इनके गुरु कोई विद्यावाचस्पति थे 
जिनके वचनो की दीपावली से सन्देहरूपी अन्धकार के दूर करने की घटना का 
उल्लेख इन्होने किया है । चन्द्राकर मिश्र के पुत्र रतिनाथ मिश्र किसी राजा के 
सलाहकार थे ( क्षोणीन्द्रमन्त्रकृत्‌ ) । इन्ही के पुत्र सुर्यद्धूर मिश्र ( जो राजा के 
मन्त्री थे ) की प्रार्थना पर इन्होने इस व्याख्या की रचना की है । यह व्याख्या 
श्रीधरी से अधिक विस्तृत तथा वह्लुथेप्रकाशिका है । इस टीका का अनुशीलन 
वैष्णव तत्त्वो का भी निःसन्देह प्रकाशक होगा --ऐसी आशा इस व्याख्या के 
अभिधान से भी की जा सकती है। डा० काडफ़ोवट ने सूर्याकर मिश्र को भी 
व्याख्याकार माना हैं, परन्तु तथ्य इससे विपरीत है। सूर्याकर की प्रार्थना पर 
ही स व्याख्या का प्रणयन हुआ ( सूर्याकरेण नुपमन्त्रिवरेण यत्नातु संप्राथितो 
बिहितवानहमस्य टीकाम्‌ ) । 


sian परिच्छेद 
पुराण की भाषा ओर शेली 


( क ) पुराणों को भाषा 


अपने प्रतिपाद्य विषय का यथार्थ निरूपण शब्द के माव्यम हारा करना ही 
ग्रन्थकार का उद्देश्य होता है। अभीष्ट विषय का प्रतिपादन जिस भाषा में 
और जिस शैळी मे करने से लेखक के भावों की अभिव्यक्ति होती है ag उसी 
भाषा और उसी शैली को अपनाता है--अपने विचारो के प्रकटीकरण के निमित्त 
उसी माध्यम का आश्रयण करता है । यही कारण है कि दर्शेन ग्रंथों के सूत्र, 
भाष्य तथा व्याख्या लिखनेवाले ग्रन्यकारों की भाषा दार्शनिक विषयों के समु- 
चित वर्णन के अनुरूप ही उदात्त तथा शास्त्रीय होती हे । कोमल विषयो के 
विन्यासार्थ कबि की भाषा स्वभावतः रससमन्वित तथा माधुर्यमण्डित होती 
हे । पुराण की भाषा का इसी प्रकार अपना विशिष्ट क्षेत्र है। पुराण शब्दप्रधान 
वेदो से तथा शब्द-अर्थ को गौण मानकर अभिव्यञ्चन शैली को मुख्यता मानने- 
वाले काव्यो से भिन्न तथा gus होता है। पुराण अथंप्रधान होता है अर्थात 
अभीष्ट अथ को प्रकट करने पर ही पुराण का विशेष आग्रह है। इसके निमित्त 
न वह शब्द का प्राधाच्य मानता है, और न रस का; प्रत्युत येन-केन-प्रकारेण 
अर्थे के प्रकाशन पर ही पुराण का समग्र बल है। वह न तो प्रभुसस्सित वेद 
के समान होता है, न कान्तासस्मिततयोपदेशभाजन काव्य के ही सदृश होता 
है, प्रत्युत इन दोनो से विलक्षण वह सुहृत्सस्मित वाक्य होता है। जिस प्रकार 
कोई सुहुद्‌ अपने मित्र की हितचिन्तना से प्रेरित होकर उसे कथा-कहानियो के 
द्वारा अपने वक्तव्य को हृदयगम कराता है, इतिहास-पुराण भी उसी ढंग से 
अपना कार्य करता TL कथनन्प्रकार के ऊपर ही आग्रह और आस्था 
रखनेवाले काव्य से विपरीत, पुराण फ़थन-विषय के ऊपर ही अपना समग्र 
आग्रह रखता हे । 

काव्य और इतिहास का परस्पर भेद बतलाते समय पाश्चात्य आलोचको 
की बातें यहाँ ध्यातव्य हैं। यूचानी आलोचक अरस्तू का कथन है कि कवि भोर 
ऐतिहासिक का पार्थवय केवल पद्य या गद्य से लिखने के कारण नही है । मुख्य 
अन्तर यही है कि इतिहास कहता है कि क्या हुआ ? काव्य कहता है कि कया 
हो सकता है? काव्य इस प्रकार इतिहास की अपेक्षा विशेषेण तत्वप्रधान भौर 


द्वादश परिच्छेद : पुराणों की भाषा ५८ 


उदात्ततर वस्तु है, क्योकि काव्य प्रकट करता है सार्वभौम और सार्वजनीन को, 
इतिहास प्रकाश करता है विशेष तथा एककालिक को । 

पुराण केवल इतिहास न होकर उससे अधिक वस्तु है । तथापि इतिहास 
के विषय मे ऊपर जो मत प्रकट किया गया हे, वह पुराण के विषय मे भी 
किख्वितु परिवर्तन के साथ समझना चाहिए । इस प्रकार काव्य से पार्थक्य 
रखने के कारण पुराण की वर्णन शैली और भाषा में काव्यगत शैली और भाषा 
से विभिन्नता होना स्वाभाविक है। 

पुराण का विशिष्ट रूप किसी वस्तु के वर्णनमात्र से सिद्ध होता है। 
प्राचीन कथानको का वणन करना तथा उनके माध्यम से श्रोताओं के चित्त को 
पापात्मक प्रवृत्तिसे हटाकर पुण्यात्मक प्रवृत्ति को ओर अग्रसर करना पुराण का 
मुख्य तात्पर्यं है। पुराण का लक्ष्य जन-साघारण के चित्त का आवर्जन कर धमं 
को ओर प्रवृत्त कराना है। पुराण इसीलिए सरल-सुवोध भाषा का प्रयोग 
अपनाता है । पुराण की संस्कृत भाषा सुबोध, व्यावहारिक, चुस्त तथा अल्पा- 
क्षरो मे स्वतात्पर्य को प्रकट करती है । वह विशेष पल्लवन का आश्रयण नही 
करतो; अपनी धामिक प्रवृत्ति को लक्ष्य में रखकर ही उसका सव शब्द-व्यापार 
प्रवृत्त होता है । पुराण के साहित्यिक रूप के वैशिष्ट्य आँकते समय इस मूळ- 
भूत तथ्य को भुलाया नही जा सकता कि पुराण अनुरञ्जन के साथ शिक्षण 
करता है । वह पाप-पुण्य मे विशिष्ट फल को दिखलाकर एक से वर्जन और 
दूसरे के ग्रहण के लिए उपदेश देता है, परन्तु वेद के समान वह आदेश 
नही देता । 


इसी के अनुरूप उसकी भाषा होती है। पुराणो की भाषा व्यावहारिक होती 
है । फलतः वह पाणिनीय व्याकरण के बन्धन कोभक्षरशः स्वीकार नही करती । 
पुराण-भाषा की तुलना उस पुण्यसलिला भागीरथी के साथ की जा सकती है 
जो अपने मूल प्रवाह पर आग्रह रखती हुई भी इतस्ततः आतेवाली जळ- 
घाराओ का तिरस्कार नही करती; प्रत्युत वह उन्हें भी अपने मे सम्मिलित कर 
गन्तव्य स्थान तक पहुँचा देती है । पौराणिक देववाणी की भी यही विशिष्टता 


१. The poet and the historian differ not by writing in 
verse or prose, true the difference is that one 181885 what 
has happened, the other what may happen, Poetry is there- 
fore a more philosophical and a higher thing than history, 
for poetry tends to express the universal, history the 
particular, —Poetics IX, 2, 3, 


५८२ पुराण-विमर्ण 


है । वह भवने को पाणिनीय व्याकरण की गाढ खद्धुला मे बाँधना पसन्द नही 
करती, प्रत्युत कुछ उन्मुक्त होकर तद्‌-भिन्न शब्दों तथा शब्दरूपों को भी ग्रहण 
करने में संकोच नही करती । इसलिए पुराण की भाषा में अपाणिनीय प्रयोग 
बहुलता से उपलब्ध होते हैं। इन्हे आर्ष प्रयोग मानने का टीकाकारों का भागह 
है । महृवि पाणिनि ने 'सम्बुद्धौ शाकलस्येतावनार्पे' ( पा० १।१।१६ ) आदि 
सुत्रो मे 'अनापं' शब्द का प्रयोग वेद से भिन्न ग्रन्थो के लिए किया है। फलत; 
‘arg’ पद का प्रयोग वेद की भाषा फे निमित्त मानना ही पाणिनि की समाति 
प्रतीत होती है । पुराण मे आपं त्रयोगौ की भी सत्ता है जो वेदिक व्याकरण के 
सर्वथा अनुकूल है । यथा भागवत मे “भस्मनि gan’ के स्वान पर 'भस्मनु gay’ 
( १॥१५॥२१ >, 'प्रतिहर्तुम्‌ के स्थान पर 'प्रतिहतवे (३।५।४७) तथा diag 
( १।१।१) अर 'अभिघीर्माह' ( ५1३॥२) आदि प्रयोग निश्चयरूपेण वैदिक 
प्रक्रिया से सुसंगत मापं प्रयोग है । इनके अतिरिक्त बहुत से प्रयोग पाली तथा 
प्राकृत से मिलते हैं । 


पुराणो मे बहुत से अपाणिनीय प्रयोग मिळते हुँ जो छन्द के ages से ही 
उस रूप मे प्रयुक्त 81 पाणिनीय व्याकरण-सम्मत प्रयोग किये जाने पर छन्द 
का सवंथा भंग तथा परिहार हो जाता है! काव्यशिक्षा का तो कपनटकि 
“अपि मापं ad कुर्यात्‌ छन्दोभङ्च न कारयेत्‌’ । फलतः इस शिक्षा का पुनिर्वाह 
करने के लिए ही पुराणो ने अपने को छन्दोभंग से बचाने के लिए ऐसे पदो का 
प्रयोग किया हे । एक और तथ्य भो व्यातव्य है । पुराणों की रचना का उद्देश्य 
ही है जन-सामान्य के हृदय तक धघमंशास्त्रीय विषयो फो पहुँचाना । उनके 
समभने लायक भाषा का ही प्रयोग पुराणो मे न्याय्य ह । जन-साधारण की 
भाषा पिछले युगो मे छोकभापा--पाठी तथा प्राकृत थी । Gea: उस भाषा 
का अभाव पुराणो की भाषा पर पड़ना सुतरा तेवगिक हे । sto पार्जीटर ने ऐसे 
ही प्रयोगो को देख कर कहा हे कि पुराण मुलतः प्राकृत में ही fad गये थे 
जिसका संस्कृतीकरण ब्राह्मणो ने पीछे कर दिया, परन्तु स्थान-स्थान पर मूल 
प्राकृत रूपो का सर्वथा परिहार नही हो सका । इस मत का वहुशः प्रामाणिक 
खण्डन हो चुका है जिसे यहाँ दुहराने की जरूरत नही ।* 


१, पार्ज टर के मत के लिए द्रष्टव्य उनका ग्रन्थ 'ऐनशियेण्ट इण्डियन 
हिस्टारिकल ट्रेंडीशन” पृ० १--१४। इसके खण्डन के निमित्त देखिए जरनल 
आफ रायल एशियाटिक सोसाइटी, लण्डन; १६१४, Fo १०२८-३० पर डा० 
कीथ तथा Sto याकोवी के मत । Sto पुसालकर ने भी इसका खण्डन किया 
है-- स्टडीज इन दी एपिक्स एण्ड दी पुराणज' go २६-४० | 


वादश परिच्छेद : पुराणों की भाषा ५८३ 


सन्धिसम्बन्धी अपाणिनीय प्रयोग 
(अ) विवृत्ति 


[ पाणिनि ने प्रगृह्म-संज्ञक स्थछों में तथा लोप स्थानों में सन्धि का अभाव 
स्वीकार किया है । पुराणों में छन्दोभंगभिया अन्यत्र भी ऐसे प्रयोग हैं जिन्हे 
लिपिकारो ने च, तु, हि आदि निपातों का प्रयोग कर या पाठभेद से संशोधित 
कर दिया है। | 

(१) पुरुषं पुरुपसूक्तेन उपतस्थे समाहितः । 

¬ भाग० १०।१।२० 
(२) पूर्ववद्‌ गुरुऋत्विगृभ्यः | --( मत्स्य ६०।६ ) 
( ३ ) पुरतो यढासहस्य अमोघस्य । --( वामन के कोशों में ) 
पुरतो यढुसिहस्य ह्यमोघस्य ॥ 
—( वामन, ९५४८ ) 
रूप में संशोधित किया गया है । 


( ४) कुण्डिनं न प्रवेक्ष्यामि अहत्वा | —( ब्रह्म १९९।९ ) 
(५) पुष्करे तु अज दुष्ट्वा । —( पद्म ५।२६।२४१ ) 
( at) द्विः सन्धि 


( एक सन्धि हो जाने पर पुनः शास्त्रीय निपेध होने पर भी सन्धि करना 
पुराणो में बहुशः उपलब्ध होता है । यह छन्दोभंग-भिया ही है) 1 

( १ ) विप्रोऽवीत्याप्नुयातू प्रज्ञां राजन्योदधिमेखलास्‌ । 

27 भाग० १२।१२।६४ ) 

( राजन्यः + उदधि=राजन्य + उदधि=राजन्योदधि ) 
( २ ) तस्याग्रतो नृपः स्तायात्‌। 
—( अग्नि १८५।१३ ) 

( तस्याग्रतः = तस्याः दिव्याः) अग्रतः । विसर्ग लोप होने पर पुनः सन्धि ) 
( ३) सर्वानन्तफलाः प्रोक्ताः । 


लान मत्स्य ७४४) 
(सर्वा: अनन्तफलाः=घर्वा +- अनन्त-सर्वानन्त ) 
सुबन्त में अपाणिनीय प्रयोग 
( १ ) पर्येता दुष्ट मय्येव विशन्त्यो मद्विभूतयः । 
-( सप्तशती ) 


( इन अन्तिम पदो को 'पश्य' का कार्म होना चाहिए । ये द्वितीया में न 
होकर प्रथमा मे प्रयुक्त हैँ । इनपर प्राकृत की छाया है ) 


yoy पुराण-विमशं 


(२) गावो बहुगुणा ददुः । 
—( भाग० ३।३।२६ ) 
( यहाँ ‘ag: के लिए ‘are’ का प्रयोग द्वितीथा मे होना चाहिए ) 1 
(३) निःशेपान्‌ शूटरराज्ञस्तु तदा स तु करिष्यति । 
—( मत्स्य ४७२४७ ) 
( “राजाहः सखिभ्यशच्‌’ से समासान्त म टच्‌ प्रत्यय होने पर 'शूद्रराजान्‌' 
होना चाहिए) । 
(४ ) आयान्तं चण्डिका दृष्ट्वा तत्‌ सैन्यमतिभीपणम्‌ । 
—( सप्तशती पाद) 
( ‘aa’ नपुंसक है । फलतः विशेषण को पृंलिंग मेन होकर “आयात! 
नपुंसक लिंग मे होना चाहिए ) । 
( ५ ) भतंव्या रक्षितव्या च भार्या हि पतिना सदा । 
ला मार्क० २१४६८) 
( पत्या” के स्थान पर पतिना 'हरिणा? के समान । “पतिः समास एवं! 
सूत्र का व्यत्यय यहाँ हे । पुराणो मे पति” का रूप 'हरि! के ही समान प्रयुक्त 
होता है)! 
( ६) तथैव भर्तारमृते भार्या धर्मादिसाधते । 
—( मार्क० २१।७१ ) 
( ऋते योगे पंचमी के स्थान पर द्वितीया का प्रयोग ) 
(७) चित्रःत्तोरतिप्रीतियेथा दारे प्रजावति । 
—( भाग० ६।१४।३८ ) 
( “दार” शब्द नित्य वहुवचन होता है । अतएव 'दारेप्र' होना चाहिए। ) 


पदव्यत्मय 
पदो का व्यत्यय aga दृष्टिगोचर होता हे पुराणो मे । पाणिनि के द्वारा 
परस्मैपद मे निदिष्ट घातुओ का आत्मनेपद हो जाता है, तो कही आत्मनेपद का 
परस्मपद होता है ! 
(१) न याचत्तोऽदात्‌ समयेन दायम्‌ | 
a ( भाग० ३।१।८ ) 
याच्‌ घातु प्रयोग मे आत्मनेपदी हे । अतः 'याचमानस्य' उचित है। 
भागवत मे याच्‌ का विशुद्ध प्रयोग भी मिलता है--- 
पुनश्च याचमानाय जातरूपमदाद्‌ प्रभुः । 
—( भाग० १।१७।३६ ) 


द्वादश परिच्छेद : पुराणों की भाषा , पट 


दविषद तवागः 
(२) (तितिक्षतो इष जवात: | --[ भाग० ३1१११ ) 
तिसिक्षतः-तितिक्षमाणस्य । 'गूप्‌-तिच्‌-किद्भ्यः aq’ से नित्य सत्‌ 
मौर आत्मनेपद | 
(३) तान्‌ वदस्वानुपू््येण छिन्थि न: सवसंशयान । 
--( भाग० ३1१०२ ) 
( 'वद' परस्मैपदी घातु है । अतः 'वदस्व' नही ) 
(४) तन्तः पराणुद विभो कदमले मार्चसं महत्‌ । 
हि —( भाग० ३।७।७ ) 
( नुद्‌ आत्मनेपदी घातु है जिसका यथार्थ प्रयोग भाग० ३।७।१८ q= 
ताँ चापि युष्मच्चरणसेवयाऽहं पराणुदे ) । 
(५) एवं युक्तकृतस्तस्य देवं चावेक्षतस्तदा | 
—( साग० ३।१२।५१ ) 
'अवेक्षते” आत्मनेषदी है । अवेक्षते केलिवनं प्रविष्ट: क्रमेलकः कण्टक- 
जालमेव ( विक्रमांकचरित )। यहाँ आत्मनेपद के स्थान पर परस्मेपद का 
प्रयोग }। 
(६ ) तदा वेकुण्ठधिपणात्‌ तयोनिपतमानयोः | 
—( भाग० २१६३४) 
( 'निपतदोः' परस्मैपद के स्थान पर आत्मनेपद ) । 
(७) अन्वेषन्तप्रतिस्थो लोकानटति कंटकः । 
—( भाग० ३।१५।२३ ) 
( आत्मनेपद 'अच्वेपणमाण' के स्थान पर परस्मंपद का प्रयोग ) । 
(८) कुतोऽन्यथा स्याद्‌ रमतः स्व आत्मतः । 
—( भाग० ५१९४५ ) 
: Ny घातु नित्य आत्मनेपदी हे अतः 'रममाणस्य' होगा शानच्‌ से; शतृ 
नही )। 
तिङन्त-कृदन्त सम्वन्धी अपाणिनीय प्रयोग 


[ पाणिनि के अनुसार भूतकाल सूचक लिङ्‌ तथा BE छकार बनाने के लिए 
स्वरादि घातुओ से पहिले ‘ate’ का तया व्यञ्जनादि घातुओं से पूर्व ‘ae’ का 
थागम होता हे । इस सर्वमान्य प्रसिद्ध नियमे का व्यत्यय पुराणो मे बहुशः 
मिलता है ! इसी प्रकार पुवंकालिक क्रिया बनाने के लिए मुख्य प्रत्यय 'कत्वा? 
ही है, परन्तु उपसर्गपूर्वक घातु के लिए त्यप्‌ प्रत्यय होता है "समासेऽन पर्वे 
कृत्वो ल्यप्‌' ( पा० ७।१।३७ ) सूत्र के अनुसार । परन्तु पुराणों ने इस नियम 


५८६ पुराण-विमर्श 


का भी व्यत्यय विया है जिससे कही केवल घातु से ल्यप्‌ प्रत्यय और कही सोप- 
aia घातु से भी Tear प्रत्यय ही उपलब्ध होता है। सम्भव है यहाँ वैदिक 
व्याकरण का अनुगमन किया गया है, परन्तु पाणिनि का व्यत्यय तो स्पष्ट 
ही है। ] 
( १ ) घण्टास्वनेन तन्नादमम्विका चोपवृहयत्‌ | 
—( सप्तशती ५।९ ) 
( यहाँ 'उपब्‌ हयत्‌' मे भूतकालिक ‘ae’ प्रत्यय का अभाव है । ) 
जनमेजयादीच्‌ चतृरस्तस्यामुत्पादयत्‌ सुत्तान्‌। 
—( भाग० २।१६।२ ) 
यहाँ 'उत्पादयत्‌' मे अड़ागम का अभाव है । उदपादयत्‌ यथार्थतः होना 
चाहिए 1 
(२) स्तोत्रमुदीरयत्‌ । — ( वामन go ) 
( ‘उदीरयत्‌’ मे आडागम का अभाव है । 
(३) प्रेक्षयित्वा भुवो गोल पल्यै यावान्‌ स्वसंस्थया । 
—( भाग? ३।२३।४३ ) 
( ‘Seq’ के स्थान पर त्वा का प्रयोग ) 
(४) वंशं कुरोर्वशदवाग्निनिहंत 
संरोहयित्वा भव-भावनो हरि: ॥ ला भाग० ११०।२ 
( सोपसगंक धातु से ल्यप्‌ के स्थान पर त्वा का प्रयोग। ) 
(५) निवेशयित्वा निज-राज्य ईश्वरो 
युधिषिरं प्रीतमना बभूव हू ॥ 
—( भाग० १1१०२) 
( 'निवेश्य' के स्थान पर 'निवेशयित्वा' का प्रयोग 1 दोनों का प्रयोग एकत्र 
इसकी लोकप्रियता का सूचक है। ) 
(६ ) एवं संचिन्त्य भगवान्‌ स्वराज्ये स्थाप्य धमंजस्‌ । 
—( भाग० ३।३।१६ ) 
( 'स्थापथति’ निरुपसगंक घातु होने मे उससे ल्यप्‌ का प्रयोग अपाणिनीय 
है । स्थापयित्वा” ही पाणिनि-सम्मत निदृष्ट प्रयोग हे । ) 
(७) ततः शुक्लाम्वरैः शूर्प वेष्टय संपूजयेत्‌ फलैः ॥ 
—( मत्स्य ५१1१८ ) 


(८) तदोद्धारमयं गृह्य प्रतोदं । 
—( मत्स्य १३३५७ ) 


द्वादश परिच्छेद : पुराणों की शैली ५८७ 


( ९ ) पूज्य देवं चतुर्मुखः । 
—( वामन ४९।३७ ) 
(१० ) सेव्य पाँश्‌ प्रयत्नेन । 
3 —( वाभन ४५२२) 
( इन पद्यांशो मे छन्दोभंग की भीति से निरुपसर्गक घातुओ से ल्यप्‌ का 
प्रयोग किया गया है जो सवेथा अपाणिनीय है । जहाँ यह भीति विद्यमान नही 
है, वहाँ ‘ear’ का समुचित प्रयोग किया गया है। ) 
निष्कषं--ऊपर कतिपय अपाणिनीय* प्रयोगो के उदाहरण भागवत से ही 
विशेषत; दिये गये हे । ऐसे पदो का प्रयोग केवल पद्यो मे ही किया गया है 
जहाँ छन्द के रूप की अभीर रक्षा करना ही प्रधान कारण है। पुराणो के गद्य 
भाग मे वे ही पद पाणिनीय रूप मे उपन्यस्त है। यथा 'उत्सादयित्वा क्षत्रं तु! 
(वायु ३॥३८० ) पद्य मे प्रयुक्त 'उत्सादित्वा” उत्साद्याखिल क्षत्रजातिम्‌' 
( विप्णु० ४।२४।६२ ) के गद्यभाग मे 'उत्साद्य' रूप पे प्रयुक्त है जो विशुद्ध 
पाणिनीय है। कही कही प्राकृत व्याकरण का भी प्रभाव लक्षित होता है। 
लिपिकारो तथा संशोधको ने कही-कही इन प्रयोगो को पाणिनिरोत्या शुद्ध कर 
दिया है जिसकी कोई आवश्यकता न थी । व्यावहारिक संस्कृत के प्रयोग करने 
वारे पुराणो के लिए इन अपाणिनीय प्रयोगो की सत्ता भूषण ही है, दूषण नही। 
व्यावहारिक-शब्दौघान्‌ पुराणानि प्रयुञ्जते | 
अपाणिचीयप्रयोगास्तु भूषणं न तृ दूषणस्‌ ॥ 
( ख ) पुराणों की शेली 
पुराण की भाषा बड़ी ही सुबोध तथा शेली अत्यन्त हृदयग्राहिणी है । 
पुराण का मुख्य उद्देश्य जनता के हृदय तक वैदिक तरवो को पहुँचाना है । 
वेद के दुरधिगम होने के हेतु ही पुराण का प्रणयन किया गया था । फलतः 
पुराण को मुखाधिगम होना--सुखूर्वक अपने अर्थ के प्रतिपादन करने की 
योग्यता रखना--नितान्त आवश्यक है । पुराण मे अल्ड्रार का विन्यास भी 
इसी मूल तात्पर्य को लक्ष्य मे रखकर ही किया गया है । यहाँ भळड्कार काव्य- 
गत शब्द के शोभाधायक न होकर काव्यगत अर्थ के ही भुषणाधायक है । लेखक 
का अभिप्राय इतना ही है कि उसके द्वारा प्रतिपादित अर्थ बड़ी सरलता से, 
अनायास रूप मे पाठको के हृदय तक पहुँच जाय । इसके लिए आवश्यक है कि 
उपमाएँ घरेल हो अर्थातु लोक-सामान्य मे चहुशः अनुभूत तथ्य के ऊपर ही वे 
आधारित हो । जिस प्रकार काव्य की उपमा शास्त्रीय विषयो पर प्रायः aq. 


१, अन्य अपाणिनीय प्रयोगों के लिए द्रष्टव्य पुराण पत्रिका । 
—( भाग ४ वर्ष १७६३, पृष्ठ २७७-२९७ ) 


५८८ पुराण-विमशं 


लम्बित होने मे ही अपना गौरव वोध करती है, उस प्रकार की अवस्था पौरा- 
णिक उपमा की नही है। पुराण का लेखक अपने दिन-प्रतिदिन के जीवन में, 
अपने आसपास के क्षेत्र मे जो कुछ अपनी इन्द्रियो से अनुभव करता है, उसी 
को पौराणिक तथ्यों के विशदीकारण के लिए प्रयुक्त करता है । इसका फल 
निःसन्देह बड़ा ही मनोरम होता हे। पुराण के श्रोता तथा पाठक होते हैं 
सामान्य जन--वह जन जिन्हें हम पामर जन, अशिक्षित जन, असभ्य जन भी 
कह सकते हैं । उनके ज्ञान का क्षेत्र बड़ा ही संकीर्णं और सीमित होता है । वे 
उन्ही उपमाओ तथा दृष्टान्तो को समक सकते हैं जो उनके दॅनन्दिन के अनुभव 
के दायरे के भीतर आती हो यही कारण हे कि पुराण अपने मूळ स्वरूप के 
अनुसार ही इन्ही उपमाओं और दृ्ान्तों को प्रयोग मे राता है जो सामान्य 
जनजीवन से सम्वन्ध रखती हैं, जो नित्यप्रति जीवन के अनुभव के भीतर भाती 
हैं तथा जिन्हे समझने मे सामान्य जन को विशेष कलेश उठाना नही पड़ता । 
इन तथ्यो को हृदयंगम करने के लिए कतिपय उदाहरण यहाँ दिये जा रहे हैं-- 
(१) संसार अनित्य है । प्राणी यहाँ जनमते है, कुछ दिनो तक अपना 
कार्य करते हैं और फिर मरकर चले जाते हैं। फलतः एक प्राणी का दूसरे 
प्राणी के साथ मिलन क्षणिक है-भस्थायी हे । इस सिद्धान्त को समझाने के 
लिए पद्मपुराण बटोही का उदाहरण प्रस्तुत करता है । मार्ग पर चलने वाला 
वटोही पेड़ की छाया मे कुछ देर तक विश्राम करता है मौर पश्चात्‌ उसे छोड़ 
कर आगे वढ जाता है। उस पेड़ की छाया का स्याल ही उसके दिमाग से 
हट जाता है। यह उपमा कितनी हृदयंगम तथा मर्मस्पर्शी है । देनन्दिन की 
सच्ची घटना के ऊपर आश्रित है £-- 
यथा हि पथिक: कश्चिच्छायामाश्चत्य तिष्ठति | 
विश्रम्य च पुनर्गच्छेद्‌ तद्वद्‌ भूत-समागमः ॥ 
पथ्य ५।१८।३३८ 
एक दूसरी उपमा बड़ी मोहिनी है जो इसी तत्त्व का प्रतिपादन करती है। 
वर्षाकाल का दृश्य है । नदी के वेग से वाळू एक स्थान पर इकठठा हो याता है 
और फिर उस वेग की गति बदल जाने पर वही वाल वहां से हट जाता है। 
नदी तट का यह दृश्य प्रतिदिन हमारे सामने उपस्थित होकर इस तथ्य का 
प्रतिपादन करता है कि काल से ही प्राणी संयुक्त होते है और काल से ही 
वियुक्त होते है 1 काल ही कारण है इन समग्र व्यापारो का-- 
यथा प्रयान्ति संयान्ति ख्रोतोवेगेन बालुकाः | 
संयुज्यन्ते वियुज्यन्ते तथा कालेन देहिनः ॥ 
--भाग० ६।१५।३ 


द्वाद परिच्छेद : काव्यशोभां ५८९, 


(२) ae में विलम्ब करता घोरतर अपराध है। जीवन के स्थायी होने 
पर बिलम्ब घर्म के आचरण मे किया भी जा सकता है। परन्तु उसके अस्थायी 
होने से तो विलस्व करना महान्‌ अपराध है । जीवन निर्भर है श्वास के ऊपर 
और वह साँस भी एक क्षण के भीतर सैकड़ों वार आती है और सैकड़ों बार 
जातो है। ऐसी चपल वस्तु के ऊपर आश्रित जीवन की चपलता की बात 
है क्या ? श्वास का यह दृष्टान्त कितना समीपस्थ तथा आवजेक है। विषय की 
पुष्टि मे इससे अधिक आवक दृष्टान्त कौन हो सकता है :-- 


श्वास एव चपल: क्षणमध्ये 
यो गतागत-शत्तानि विधत्ते। 
जोवितेऽपि तदधीन-चेतसा 
कः समाचरति धर्मंविलम्बस्‌ ॥ 
== पद्म ४।९५।४६ 

( ३) संसार मे वास्तविक सुख कहाँ ? यहाँ तो दुःखो की ही परम्परा 
सतत प्रवाहित होती हे, परन्तु एक दुःख के वीतते जव दूसरा दुःख भाता है. 
जो मात्रा मे पूर्व दुःख से किसी प्रकार न्यून नही होता, तव मनुष्य सुख का 
अनुभव करता हे । इस विषय मे उदाहरण हे बोझा ढोने वाले का । वह एक 
कण्वे से अपने बोझ को हटाकर जव दूसरे कन्धे पर रखता हे, तब वह सम” 
कता हे कि मुझे विश्वाम मिला, परन्तु वस्तुतः कोई अन्तर नही हुआ दोनो 
स्थितियों मे सांसारिक सुख का बोझ ढोनेवाळे मातवो को भी ठीक यही दशा 
है । कितना हूदथग्राही हे यह उदाहरण एक दु:ख दूसरे दुःख से शान्त होता है 
इसे सिद्ध करने मे :--- 

स्कन्धात्‌ स्कन्धे नयन्‌ भारं विश्नामं मन्यते यथा | 
तद्वत्‌ सर्वमिदं लोके दुःखं दुःखेन शाम्यति ॥ 

(४ ) कर्म के फल को समझाने के लिए, किसान से बढकर कौन अच्छा 
उदाहरण हो सकता है । कृषि-प्रधान भारतवर्ष मे कृषक हमारा चिर परिचित 
HUST जो वह चोता है वही काठता है। कर्म का सिद्धान्त इसी घरेलू 
तथ्य पर मञ्जित है :--- 

कृषिकारो यथा देवि ! क्षेत्रे वीजं सुसंस्थितः 
aga तु वपत्येव तादृशं फलमश्नुते ॥ 
पद्म २।७।९ 
| (५) चीच के व्यवहार के लिए पद्मपुराण की यह उपमा कितनी सुसंगत 
हं। वह नीच प्रायः दुःसह होता है जो किसी दुसरे से धन पाकर ad बन 


५९० पुराण-विमर्श 


जाता है । घन की ही तो वास्तविक गर्मी होती टे । निघंत तो हमेशा सुस्त, 
ठंडा और जड़ होता है । इस तथ्य पर आपको विश्वास न हो तो सूरज और 
are के परस्पर व्यवहार को देखिए | सूर्य की गर्मी मे तपने से ही शीतळ 
वाळू मे गर्मी आ जाती हे । परन्तु ऐसे सन्तप्त वालू का ताप सूयं के ताप से 
कही बढकर होता है । कितना सच्चा है यह तथ्य और कितना हृदयंगम है यह 
दृष्टान्त । सूर्य की गर्मी तो सही जा सकती है, परन्तु बाळू की गर्मी तो राही को 
तड़पा डालती है :-7 

अन्यस्माल्‌ लव्धोष्मा नीचः प्रायेण दुःसहो भवत्ति। 

रविरपि न तपति तादुग्‌ यादुक्‌ तपत्ति वालुकानिकर: ॥ 

—4T ६।५।१४ 

( ६) अपना ही निजी घनिप्ठ मित्र जव कट पहुँचाता है तो इसको 
शिकायत किससे की जाय ? पति का व्यवहार पत्नी के लिए असह्य हो जाय 
अथवा विपरीत इससे पत्तो का आचरण पति के लिए वडेशमय संकट उत्तच्त 
कर दे, तो इसको शिकायत कोन किसके पास करे? इस घरेलू ara को 
समझ ने के लिए श्रीमद्भागवत ने जीभ और दातो का उदाहरण दिया है। 
अपनी ही जीभ--सदा साथ रहने वाली जीभ--जव दातो से अपने को काट 
खाती है, उस समय उत्पन्न वेदना के लिए Pea पर क्रोध किया जाय ? जीभ 
भी अपनी और दाँत भो अपने । फिर शिकायत किसकी की जाय ? बड़ा ही 
सुन्दर शान्त है श¬ 

जिह्वा यदा स्व दति स्वदद्भिः 
तद्टेदनायें कतमाय कुप्येत्‌ ? 

( ६ ) किसी का चित्त किसी अन्य के प्रति प्रथमतः असूया ( दूसरों के गुणो 
मे दोप का आविष्करण ) से आविप्टथा । अव यदि सम्पत्तिका आगमन 
उसके पास हो जाय, तो उसकी चित्तवृत्ति का अनुमान लगाया जा सकता है। 
इसके लिए नारदीयपुराण मे एक बड़ी समीचीन उपमा प्रयुक्त की गयी है-- 
भुसे की आग को हवा का मिलना । जिस प्रकार हवा के चलने से Ys की 
आग जो पहिले घीरेन्धीरे सुलग रही थी अचानक घधक उठती है उसी प्रकार 
मनुष्य की घृणा भी पहिले से अधिक उद्दीप्त हो जाती है। गाँव का रहने वाला 
इस उपमा के औचित्य को बड़ी जल्दी समझ सकता है। इसके लिए अन्य 
उपमा उतनी क्रियाशील नही हो सकती :-- 

असूयाविष्टे मनसि यदि सम्पत्‌ प्रवर्तते | 
तुषार्गिि वायुसंयोगमिव जानीहि सुब्रत ॥ 
—नारदीयपुराण १।७।१७ 


द्वादश परिच्छेद : काव्यशोभा ५९,१ 


(७) काय की अनित्यता के विषय मे पुराणों में एक युक्ति दी गयी है जो 
नितान्त हृदयंगम है । वह युक्ति यह है कि प्रातःकाल संस्कृत अन्न ( तयार 
भोजन ) सायंकाल होते-होते नष्ट हो जाता है-सड़ जाता है और खराब हो 
जाता है । उसी अन्त से तो यह शरीर पुष्ट हुआ है। तब इस शरीर मे नित्यता 
कैसी ? जिस उपकरण से यह पुष्ट होकर बढ़ता है, वही इस प्रकार नाशशीळ 
है--एक दिन भी टिकते वाला नही, तव इस शरीर के विषय मे नित्यता की 
आशा करना दुराशा नही तो और कया है ? 

यत्‌ प्रातः संस्कृतं चान्नं सायं तच्च विनश्यत्ति। 
तदोयरससम्पुष्टे काये का नाम नित्यत्ता॥ 
--भागवत माहात्म्य, ५।६१ 


(८ ) लौकिक निरीक्षण का दृष्टान्त पुराणो मे बड़ा ही सुन्दर मिलता 
है । संसार के विषयो को जितनी गम्भीर अनुभूति होती है उसका परिणाम भी 
उतना ही सावभौम तथा सार्वकालिक होता है । ज्ञान हढ होने पर ही सफल 
होता है । शिथिल ज्ञान को मुर्दा ही समझना चाहिए । श्रुत-शास्त्र के श्रवण- 
की सफलता उसके सावधानता से कार्यरूप मे परिणत करने से होती है। 
प्रमाद से युक्त होने से श्रुत नष्ट हो जाता है । वही दशा होती है मन्त्र की 
और जप की । सन्देहयुक्त होने से कोई भी मन्त्र फल नही देता और चित्त के 
व्यग्र होने पर जप से कोई लाभ नही होता । इस वर्णन की यथार्थता का 
प्रत्येक विज्ञ पुरुष साक्षी हैः--- 


अदुढं च हतं ज्ञानं प्रमादेन हत श्रुतम्‌ | 
सन्दिग्धो हि हतो मन्त्रो व्यग्रचित्तो हतो जपः॥ 


तत्रैव, ७३ शलोक । 
आध्यात्मिक उपमाएं 


विष्णुपुराण तथा उसी का अनुकरण कर भागवत ने वर्षा तथा शरद के 
वर्णन में आध्यात्मिक उपमाओ का प्रयोग किया है जो अपने साहित्यिक सौन्दर्य 
तथा गम्भीर दार्शनिक चितन के निमित्त संस्कृत साहित्य मे ager हैं--अनुपम 
हँ । वस्तु-तत्त्व को हृदयंगम कराने के उद्देश्य से पुराण ने ऐसी कमनीय उपमा 
प्रयुक्त की हँ । विष्णुपुराण के पंचम अश के षष्ठ अध्याय मे ३६ इलो ०-४२ 
इलो ० तक वर्षा के वर्णन मे ये उपमाएं पायी जाती है 1 इसी प्रकार इसी अंश के 
दशम अध्याय के आदिम १५ श्लोको मे शरदु-वर्णन के अवसर पर इनका 
प्रयोग तथा आकर्षण दर्शनीय है। श्रीमद्भागवत के दशम स्कन्ध के बीसवे 
अध्याय मे वर्षा तथा शरतु का एकत्र वर्णन विष्णु. की अपेक्षा परि- 


५९२ पुराण-विमर्श 


वु'हितरूप से उपलब्ध होता है जहाँ भागवतकार ने विष्णुपुराण से स्फूति 
और प्रेरणा ग्रहण कर ऐसी आध्यात्मिक उपमाएँ विन्यस्त की हैं! भागवत 
का ही अनुसरण कर गोस्वामी तुलसीदास ने अपने रामचरितमानस? के 
किष्किन्धा काण्ड मे इन्ही का अक्षरशः अनुवाद कही प्रस्तुत किया है और कही 
कुछ नवीनता भी प्रदर्शित की है। कतिपय उदाहरण इस विषय के प्रस्तुत 


किये जाते है :-- 
(१) च बवन्धाम्वरे स्थर्यं विद्यदत्यन्तचश्चला | 
मैत्रीव प्रवरे पुंसि दुर्जनेन प्रयोजिता ॥ 
विष्णु ५।६।४२ 
दाभिनि दमक रह न घन मांही 
खल की प्रीति यथा थिर नाहीं--रामचरितमानस 
भागवत में विजुली की क्षणिक चमकने की उपमा क्षणिक चित्त कामिनियों 
के पुरुषो के प्रति किये जाने वाले व्यवहार से दी गयी हे-- 
लोकवन्धुषु मेघेषु विद्युतश्चलसौहूदाः | 
स्थैर्यं न चक्रुः कामिन्यः पुरुषेपु गुणिष्विव ॥ 
~ भाग० १०।२०।१७ 
( २) वर्षाकाल मे नदियों का जल पुरा भर जाने से उन्मार्ग से होकर 
बहने लगता है जैसे नयी लक्ष्मी को पाकर दृष्ट पुरुषों का चित्त sage हो 
उठता है t— 
ऊहुरुत्मागं-वाहीनि निम्नगाम्भांसि सवतः | 
मनांसि दुविनीतानां प्राप्य लक्ष्मी नवामिव ॥ 


“-विष्णु ५६1३८ 
छद्र नदी भरि चली त्तोराई। 
जस्‌ ARE धन खल इतराई ॥ 
“-रा० मा० Jo २६६ 
( ३ ) जोरो से पानी पडने से जल की प्रबल धारा से सेतु टूट गये है जैसे 
पाखण्डियो के असद्वाद से--बौद्धो और नास्तिको के निन्दा वचनों से --कलियुग 
मे वेदमागं टूट जाते है :-7 
` जलोघैनिरभिद्यन्त सेतवो वर्पतीइवरे । 
पाखण्डिनामसद-वादेवेंदमार्गा: कलो यथा ॥ 
“भोग० १०।२०।२३ 


१. द्रष्टव्य रामचरितमानस ( काशीराज do ) किष्किन्वाकाण्ड १४-१७ 
दोहा तक, पुष्ठ २९९-३०१ 


द्वादश परिच्छेद : काव्यशोभां ५९३ 


(४ ) वर्षा में घास मनमाने तौर से बढकर रास्ता रोक देती है, यात्रियों 
की जिसमे मार्गो की सत्ता के विषय मे सन्देह उत्पन्न होता है। इसके लिए 
उपमान दिया है जैसे द्विजो के द्वारा अभ्यास न की गयी कालहत श्रुतियाँ $-- 

मार्गा बभूवुः सन्दिग्धास्तृणेश्छन्ना असंस्कृताः । 
नाभ्यस्यमानाः श्तयो fest: कालहता इव ॥ 
-भाग० १०।२०।१६ 
तुलसीदास ने पूर्वोक्त श्लोको का भाव लेकर यह दोहा लिखा है-- 
हरित्त भूमि तृन संकुल समुक्ति परहि नहि पंथ | 
जिमि पापंडवाद तें गुप्त होहि सद्ग्रंथ॥ 
( ५ ) अव शरतुकाल के वर्णन की ओर घ्याच दीजिए । 
शनके: शनकेस्तीरं तत्यजुश्च जलाशयाः | 
समत्वं क्षेत्र-पुत्रादि रूढमुच्चेयेथा बुवा: ॥ 

( जिस प्रकार क्षेत्र और पुत्रादिको मे बढ़ी हुई ममता को विवेकी जन 
शन:-शने: त्याग देते हैं, Fa ही जलाशयो का जळ घीरे-घीरे अपने तटो को 
छोड्ने लगा । ) 

(६) जळ को वरा देने पर उज्ज्वल मुति धारण करनेवाले मेघों की 
तुलना उन विज्ञानी जनो के साथ को गयी है जो ममता छोड़कर अपने घर 
का त्याग कर देते हें ;-- 

उत्सृज्य जळ-सवेस्वं विमलाः सित्तमूतंयः | 
तत्यजुझ्चास्बर मेघा गृहं विज्ञानिनो यथा ॥ 
+-विष्णु० ५।१०।४ 
सवस्वं जलदा हित्वा विरेजुः शृश्रवर्चसः । 
यथा त्यक्तेषणाः शान्ता मुनयो मुक्त-किल्विषाः ॥ 
ज्ग्भाग० १०।२०।३% 

( ७) पानी सुखने पर मछली अत्यन्त पीडित हो उठती है । इसकी उपमा 
दी गयो है उन गृहस्य पुरषो से जो पुत्र-क्षेत्र आदि मे लगी ममता से सन्ताप 
पाते हैं-- 

अवापुस्तापमत्यर्थं शफर्यः पल्वलोदके । 

पुत्रक्षेत्रादिसक्तेन ममत्वेन यथा गृही ॥ 
विष्णु ५।१०।२ 

गाधवारिचरास्तापमविन्दन्‌ शरदकंजम्‌ । 

यथा दरिद्रः कृपणः कुटुम्ब्यजितेन्द्रिय: ॥ 
भाग १०।२०।३८ 


३८ qo विर 


५०४ पुराण-विमदां 


जलसंकोच विकल भइ मीना | 
अवुघ कुटुम्वी जिमि धन होना ॥ 
--रामचरितमानस 
रूपकाश्रित वर्णन 


पुराणो मे रूपक अलंकार का आश्रय लेकर बड़ा ही साङ्गोपाङ्ग वर्णन 
मिलता है किसी विशिष्ट वस्तु का । यह वर्णन इतना विस्तृत तथा विशद है 
कि वह विशिष्ट पदार्थ वर्णन के समकाल ही मानसनेत्रो के सामने उपस्थित हो 
जाता है । ऐसे प्रसग मे “संसार? के स्वरूप का वर्णन बडे विस्तार से किया 
गया है । कभी वह समुद्र के साथ और कभी वह अटवी के साथ रूपक-विधया 
संतुलित कर वणित ह । भवसागर का यह रूप ब्रह्मपुराण मे ( २६।१९-२१ ) 
बडी स्पष्टता से वणित है :-- 
कष्टे$स्मिनु दु.खबहुले निःसारे भवसागरे | 
रागग्राहाकुले Us विपयोदक-सप्लवे ॥ 
इन्द्रियावर्तकलिले दृष्टोमिशत-संकुले | 
मोहपङ्काविले दुर्गे लोभगम्भीरदुस्तरे ॥ 
निमज्जञ्जगदालोक्य'निरालम्वमचेतनम्‌ । 
ब्रह्म २६1१९-२१ 
भवाटवी का वड़ा विशद वर्णन भागवत के पंचम स्कन्घ के १३ तथा 
१४ अध्यायो मे दिया गया हे । १३वें अध्याय मे अटवी का आरोप संसार के 
ऊपर परम्परित रूपक के द्वारा किया गया है ate इस रूपक की विशद 
व्याख्या, जिसमे रूपक के अंग-प्रत्यंग का स्पष्टीकरण किया गया है, अगले 
१४ अ० मे दी गयी है। ये दोनो अध्याय काव्य की दृष्टि से भी नितान्त मञ्जुल 
मनोहर है । दृष्टान्त की दृष्टि से एक-दो शलोक यहाँ उद्धुत किये जाते है-- 


अदृश्यझिल्लीस्वनकणंशूल 
उलूकवाग्मिव्यंथितान्त रात्मा । 
अपुण्य-वृक्षान्‌ श्रयते क्षुधादितो 
मरीचितोयान्यभिधावति क्वचित्‌ ॥ ५॥ 
द्रमेषु रंस्यन्‌ सुतदारवत्सलो 
व्यवायदीनो विवशः स्ववन्धने | 
क्वचित्‌ प्रमादाद्‌ गिरिकन्दरे पतत्‌ 
वल्ली गृहीत्वा गजभीत आस्थितः ॥ १८ ॥ 
साग० ५।१३ 


द्वादश परिच्छेद : प्राण और कालिदास ५९५ 


वाग्धेन्‌ का रूपक भी इसी प्रकार पुराणो मे उपन्यस्त है। वागू अर्थात्‌ 
वेदत्रयी का Ager मे उपन्यास वृहदारण्यक ( ५1५) मे मूलतः किया गया 
है । इसी का उपवंहण मार्कण्डेयपुराण ( २९1६-११ ) मे और स्कन्दपुराण के 
घर्मारण्य खण्ड ( ६।५-१० में किया गया है । दोनो स्थानो मे एक ही कल्पना 
है । अवश्य ही उपवृहण के अवसर पर कई नयी बातों का उपन्यास धर्मारण्य- 
वाले रूपक मे किया गया है ।* 
यज्ञवराहू के वर्णन मे इस रूपकमयी शैली का प्रयोग पुराणकार ने विभिन्न 
पुराणों में किया है । वराह अवतार धारण कर नारायण ने Fal का उद्दार 
किया, एथिवी को पाताल से उठाकर स्वस्थान पर प्रतिष्ठित किया जिससे 
मानवो की लोकयात्रा का साधन सम्पन्त हुआ । इस अवसर पर वराह यज्ञ के 
रूप मे प्रतिष्ठित किया गया है । यह वर्णन मत्स्य ( २४८।६७-७४ ), वायु 
(६1१६-२३), ब्रह्माण्ड (प्रक्रिया पाद ५।९-२३), ब्रह्मपुराण (२१३।३३-३७), 
पद्म ( सृष्टि खण्ड १६।४५-६१ ) मे सात समान श्लोको में पाया जाता है जो 
हरिवंश मे भी उपलब्ध होते हैं ( १।४१।२९-३५, ३।३४।३४-४१ )। इन 
श्लोको को विष्णु सहस्रनाम के शाङ्करभाष्य मे ‘aay’ शब्द की व्याख्या के 
अवसर ( शलोक ११७ ) पर उद्धृत किया गया है ।- विष्णुपुराण ( प्रथम अंश, 
४1३२-३५ तथा भागवत ( ३।१३।३५-३८ ) मे भी यह रूपक उपलब्ध होता 
है, परन्तु पूर्वोक्त श्लोको को परम्परा से इन श्लोको की परस्परा भिन्त है । इन 
शलोको मे यज्ञ-वराह का बडा ही विशद तथा गम्भीरार्थ प्रतिपादक स्वरूप 
अभिव्यक्ति पा रहा हे 1९ 
हु इसी प्रकार अघमेद्रुम का वड़ा ही परम्परित रूपक उपलब्ध होता है पद्म- 
पुराण मे ( २।११।१६-२२ ) । 
पुराणों मे कालिदास तथा वाणभट्ट की रचनाओ का भी प्रभाव प्रभूत मात्रा 
मे दृष्टिगोचर होता है । पद्मपुराण मे अभिज्ञान शाकुन्तल के कथानक का प्रभाव 
तद्वाणत शाकुन्तलोपाख्याच पर विशेष रूप से पडा है, इसका उल्लेख पुवे 
परिच्छेद मे किया गया है। कुमारसम्भव का प्रभाव शिव-पार्वती के कथानक 
के पौराणिक वर्णनो पर, जो पञ्चम शती के अनन्तर की रचनाएं है, निःसन्दिग्ध 


१. दोनों की तुलना के लिए द्रष्टव्य श्री रामशंकर भट्टाचायं--इतिहास- 
पुराण का अनुशीलन, Fs ४६-४८ | 

२. इस रूपक की विशद व्याख्या के लिए द्रष्टव्य डा० वासुदेवशरण अग्रः 
वाल का एतद्विषयक विस्तृत निवन्ध (पुराणम्‌, खण्ड ५, सं० २, जुलाई १९ ६३), 
पुष्ठ १९९-२३६ )। 


५९६ पुराण-विमदां 


रूप से पड़ा है। शिवपुराण ( ८००-९०० ईस्वी ) मे वणित तत्कथानक के 
ऊपर कुमारसम्भव के शलोको की स्पष्ट प्रतिच्छाया इष्टिगोचर होती है । 

रुद्रसंहिता के पार्वती खण्ड के २२ ao से लेकर ३३ अ० तक पार्वती की 
तपस्या, जटिल के साथ संवाद, सराप का आगमन तथा उनके उद्योग से शिव 
द्वारा विवाह की स्वीकृति आदि विषय बड़े विस्तार तथा ayaa afta है। 
इन अध्यायो के इलोको पर कुमारसम्भत्र का शब्दतः और अर्थतः दोनों प्रकार 
का प्रभाव स्पष्टतः अङ्कित है । दोनो स्थानो के तुलनात्मक अध्ययन से इस 
प्रभाव की अभिव्यक्ति स्पप्ट शब्दो मे होने लगती हैं। कालिदास की चुभती 
उक्तियाँ यहाँ निःसन्देह गृहीत कर ली गयी हैं । इस विषय के प्रमापक कतिपय 
इप्टान्त ही पर्याप्त होगे-- 

उमा का नामकरण-- 


तपोनिपिड़ा तपसे वनं गन्तुं च मेनया। 
हेतुना तेन सोमेति नाम प्राप शिवा तदा ॥ 
--रुद्रसंहिता, पार्बती खण्ड, २२।२१ । 
अपर्णा का नामहेतु=- 
आहारे त्यक्तपर्णाऽभूत्‌ यस्माद्‌ हिमवतः सुता | 
तेन देवैरपर्णेति कथितो नामतः शिवा॥ 
वही, श्लोक ४६ | 
सुखी का उत्तर-- 
हित्वेन्द्रप्रमुखान देवान्‌ हरि ब्रह्माणमेव च | 
पत्ति पिनाकपाणि वे प्राप्तुमिच्छति पार्वती ॥ ३७ ॥ 
इयं सखी मदीया वे वृक्षानारोपयत्‌ पुरा । 
तेपु सर्वपु संजातं फळपुष्पादिकं द्विज ॥ ३८॥ 


२ x > 


मनोरथः कुतस्तस्या न फलिष्यति तापस i ४. ॥ 
नाबही, २६ Hot 
ब्रह्मचारी द्वारा दोनो के वेषस्य का प्रकाश-- 
वेणी शिरसि ते देव्या: सपिणीव विभासिता ' 
जटाजूट शिवस्येव प्रसिद्धि परिचक्षते ॥ २६ ॥ 
चन्दनं च त्वदीयाङ्भे चिताभस्म शिवस्य च । 
कव दुकूलं त्वदीयं वे शाङ्कुरं क्व गजाजिनस्‌ ॥ २७ ॥ 


~ 


द्वादश परिच्छेद : पुराण और कालिदास ५०७ 


यदि द्रव्यं भवेत्‌ तस्य कथं स स्यात्‌ दिगम्बरः । 

वाहनं च बलीवर्द: सामग्री तस्य कापि न ॥ ३१॥ 

वरेषु ये गुणाः प्रोक्ता नारीणां सुखदायकाः । 

तन्मध्ये हि विरूपाक्षे न एकोऽपि गुणः स्मृत्तः ॥ ३२॥ 
बही, २७ Ho 


शिव हारा पावती का स्वीकरण !-- 


अद्य प्रभृति ते दासस्तपोभिः क्रीत एव च। 
क्रीतोऽस्मि तव सौन्दर्यात्‌ क्षणमेकं युगायते ॥ ४४॥ 


२ > १६ 


सर्वः श्रमो विनष्टो$भूत्‌ सत्यास्तु मुनिसत्तमः | 
फले जाते श्रमः पूर्वो जन्तोर्ताशमवाप्नुयातु ॥ ५० ॥ 
वही २८ अफ 


इन पद्यो पर कालिदासीय पद्यो को इतनी स्पष्ट छाया है कि कुमारसम्भव 
का सामान्य विद्यार्थी भी मूल श्लोको का संकेत अनायासेन समझ सकता है। 
उसे बतलाने की यहाँ आवश्यकता नही । कालिदास के पद्यो का ऊपर सरल 
विवरण ( पाराफ्रेज ) कर दिया गया है । 


ब्रह्मपुराण मे शिव-पावंती के विवाहका बड़ा ही कमनीय वर्णन किया गया 
है। विशेष वात यह हे कि यहाँ अध्याय ३६ मे पार्वती का स्वयंवर बड़े समा- 
रोह के साथ वणित है और उसी प्रकार शिव-पार्वती का विवाह भी इसी 
अध्याय मे- वणित है। इस अवसर पर छहो wae अपने प्राकृतिक वैभव के 
साथ उपस्थित होती है । इन षट्‌ ऋतुओं का बड़ा ही चमत्कारी तथा साहि- 
त्यिक वर्णन पुराणकार की प्रतिभा से सम्पन्न उपलब्ध होता है ( श्लोक ७० से 
लेकर १२४ एलो० तक ) इन पद्यो मे काव्यगत समस्त सौन्दर्य उपस्थित है । 
इन ५४ पद्यो का यह समुच्चय ऋतुकाब्य की समस्त शोभा से मण्डित और 
दिव्य आधोद से प्रफुल्लित एक महनीय लघु काव्य ही है । 


खियों की मोहकता के विषय मे यह पुराण ( १५२ अ० ) बड़ी रुचिर 
भाषा का प्रयोग कर कह रहा है :-— 
तावद्‌ घेरय-निधिज्ञानी मतिमान्‌ विजितेन्द्रिय: । 
यावन्त कसिन्ती-नेत्र-वागुराभिनिबध्यते ॥ ६॥ 
विशेषत्तो रहःसंस्थां कामिनीमायतेक्षणास्‌ । 
विलोक्य न मतो याति कस्य कामेषु वश्यताम्‌ ॥ ७॥ 


५९८ पुराण-विमशं 


वाणभट्ट अपनी परिसंख्याओं के लिए संस्कृत काव्यजगत्‌ मे नितान्त विश्रुत 
है । श्लेपविहीन परिसंख्या मे भी चमत्काराधान कम नही होता, परन्तु श्लेप 
का पूट पाकर परिसंख्या चमक उठती है। काशीखण्ड के राज्यवर्णन के 
अवसर पर २४ अध्याय मे बड़ी सुन्दर परिसंस्याएँ प्रयुक्त है ठीक वाणभट्ट 
की शैली पर, जिनके ऊपर कादम्बरी की sata परिसंस्याओ की अमिट छाप 
पड़ी है । रस विषय के दो-चार उदाहरण ही पूर्वोक्त तथ्य की पुष्टि के निमित्त 
यहाँ दिये जाते हैं ४-- 

विश्रमो यत्र नारीपु न विद्वत्सु च कहिचित्‌ | 

नद्यः कुटिलगामिन्यो न यत्र विषये प्रजाः 11 ९॥ 
तमो-युक्ताः क्षपा यत्र वहुलेपु, न मानवा: | 
रजोजुपः स्त्रियो यत्र, न धर्मवहुला नराः ॥ १०॥ 

[ यहाँ प्रथम पद्य मे विश्रम ( विलास तथा विशेष भ्रम ) तथा 'कुटिल' 
( tater भौतिक अर्थ मे तथा कुमार्ग अन्यत्र ) शब्द fuse है। दूसरे पद्य मे 
भी तमस्‌ तथा रजस्‌ शब्द शिल हैँ जिसके दोनो नर्थ सरल हुँ। agug तथा 
घमंबहुला पदों Wage’ दो विभिन्न अर्थो का प्रतिपादक है--( क ) कृष्ण पक्षो 
मे तथा ( ख ) घर्म के आधिक्य से सम्पन्न । | 

धनेरनन्धो यत्रास्ति मनो, नेव च भोजनम्‌ | 
अनयः स्यन्दनं ATA च वे राजपूरुपः॥ ११॥ 

[ आशय है--जहाँ मन घनो के पाने पर भी अन्धा नही है। गर्व मानव को 
अन्धा चना देता है, परन्तु वहाँ घन प्राप्ति होने पर भी किसी का मन अभिमान 
से अन्धा नही था । अनन्वता मन से ही थो, भोजन मे नही 1 इस पक्ष मे शब्द 
का अर्थ होगा--भात से रहित अर्थात्‌ भोजन में भात विद्यमान था । जहाँ रथ 
ही अनयस्‌' ( अन्‌ + अयस्‌ = लोहा ) लोहा से विहीन था, वहाँ के राजकं” 
चारी ‘aay’ ( नीतिविहीन ) नही थे । इस छोटे से aged मे कितना गम्भीर 
तात्पर्य भरा हुआ है । श्लेष प्रमन्न-गम्भीर हे । परन्तु काव्यगत दोष भी सुक्षमे- 
क्षिकया इण्टिगोचर होता है । भोजन के साथ 'अचन्धः' का प्रयोग अन्धस्‌? 
शब्द के सकारान्त होने के कारण नितान्त उचित हैँ, परन्तु मनः के साथ 
सम्बद्ध होने के लिए ‘aad’ होना चाहिए 'अन्घः' शब्द के अकारान्त होने के 
कारण | अतः 'अनन्धः' शव्द का प्रयोग अनुचित है व्याकरणरीत्या | 

इभा एव प्रमत्ता वे ag वीच्योर्जलाशये । 
दान-हानिगंजेष्वेव द्रुमेष्वेव हि कण्टकाः॥ १७.॥ 
जनेष्वेव हि विहारा हि न कस्यचिदुर:स्थली । 
वाणेपु गुण-विइलेषो बन्धोक्तिः पुस्तके दृढा ॥ १८ ॥ 


हादश परिच्छेद : पुराण और बाणभट्ट ५९९, 


यत्र क्षपणका एव दृव्यन्ते मलधारिणः । 
प्रायो मधव्रता एव यत्र चञ्चलवत्तयः ॥ २१॥ 
वही, २४ Ho 


शलेष की प्रसन्त-गम्भीरता दर्शनीय है । सभंग एलेष में ही प्रायः काठिन्य 
का प्रादुर्भाव होता है, अभंग श्लेष मे काठिन्य स्वल्प रहता है । ऊपर के पद्य मे 
अभंग श्लेष की ही शोभा विलसित होती है । फलत; ये पद्य काव्यदृष्ट्या 
अत्यन्त रुचिर तथा मावजंक हैं। 


वर्णन में पुराणकार की प्रतिभा खिलती है। कथा का विवरण देने मे 
सुबोध शैली अपनायी गयी है । कथा के विविध विस्तार क्रम से प्रवाहित होते 
रहते है । पुराणो मे पदार्थो के वर्णन भी बड़े सुन्दर, आलद्घारिक तथा चम- 
त्कारी है। काशो के उद्यान का वणंन इस विषय मे हृष्टान्तरूप से उपस्थित 
किया जा सकता है। काशी के उद्यान अपनी सुषमा के लिए चिरकाळ से 
प्राचीनो मे विख्यात थे । ऐसा होना उचित ही है। काशी का नाम ही जो 
आनन्द-कानन ठहरा | फलतः आनन्दःकाचन के उद्यानो की चारता पुराणों की 
प्रतिभा का विषय है । २१ शलोको मे निवद्ध यह उद्यानशोभा-वर्णन मत्स्य- 
पुराण मे ( १७६ Ao २२-२४ इलो०) तथा लिद्भपुराण में (पुर्वार्ध ` 
९२।१२-३३) एक ही रूप मे उपलब्ध होता है। बिषय के अनुरूप छन्दो का भी 
यहाँ चुनाव किया गया है । महत्वपूर्ण होने से यह पद्यावली परिच्छेद के अन्त 
परिशिष्ट रूप से उद्धृत है । यहाँ दो-चार दृष्टान्त ही पर्याप्त होगे ३-- 
क्वचिच्च चक्राह्न रवोपनादितं 
विच्च कादम्बकदम्वकर्युतस्‌ | 
क्वचिच्च कारण्डव-नाद-नादितं 
क्वचिच्च मत्तालिकुलाकुलीकृतस्‌ ॥ २७ ॥ 

निविडनिचुलनीलं॑ नीलकण्ठाभिरामं । 

मदमुदित्त-विहङ्गव्रात-तादाभिरामम्‌ ॥ 

कुसुमित्त-तरुशाखा-लीनमत्तद्विरेकं । 

नवकिसलयशोभाशोभितप्रान्तशाखम्‌ ॥ ३१ ॥ 

शब्दों के नोंक-क्ोंक के कारण यह वर्णन नितान्त सुभग तथा चित्रोत्पादक 

हे । इसे पढते समय प्रतीत होता है कि यह किसी कमनीय काव्य का रसमय 


अंश है । इसे पुराण का अंश होने का आभास भी नही होता, परन्तु है यह 
पुराण काःहोी'अँश | 


६०० 


पुराण-विमर्श 


पौराणिक सुक्तियां 

पुराण मे सुभापितों तथा सूक्तियों बा विशद गरितत्व है 1 इन सूक्तियाँ मे 
दीर्घकाल के अनुभव से जायमान परिणत उपदेश दिये गये हैं, जो नीतिशास्त्र 
के समान नीरस न होकर सरस-सुवोध हैं और इसीलिए वे श्रोता के हृदय पर 
गहरी चोट करते है और उरो रुचिरता स प्रभावित करते ह । इस विषय में 
कतिपय सुभाषित यहाँ दिये जाते हूँ :--- 


(क) आशा 


(१) 


(ख) 
( 


आगायाङ्चेव ये दासास्ते दासाः सवंलोकस्य 
आना येपां दारी तेपां दासायते लोकः ॥ 
नारदीय, पूर्वावं, ११।१४१ 
आना भङ्गकरी पुसामजेया रति-सन्निभा | 
तस्मादाशां त्यजेत्‌ प्राज्ञो यदीच्छेच्छाइवतं सुखम्‌ ॥ 
वही, ३५1२४ 
आगाभिभुूता ये मर्त्या महामोहा मदोद्धताः । 
अवमानादिकं दुःख न जान्ति कदाप्यहो ॥ 


वहो, ३५।२७ 
सुजन 
२) जडोऽपि याति पूज्यत्वं सत्सञ्चाज्जगतीतले । 
कलामात्रोऽपि शीतांशुः शम्भुना स्वीकृतो यथा ॥ 
वही, ८८ 


सुजनो न याति वर॑ परहितवृद्धि विनाशकालेऽपि । 
छेदेऽपि चन्दनतरुः सुरभयति मुखं कुठारस्य ॥ 
“वही, २७३४ 
सत्सङ्ग: परमो ब्रह्मन्न लभ्येताकृतात्मनाम्‌ | 
यदि छभ्येत, विज्ञेयं पण्यं जन्मान्तराजितम्‌ ॥ 
वही, ४1३५ 
संगमः खलु साधूनामुभयेषा च संमत्तः। 
यत्‌-संभापणसं प्रन्नः सर्वेषा वितनोति दास्‌ ॥ 
= भाग० ४२२1१९ 


(३) संरोहतीपुणा विद्धं वनं परशुना हतस्‌। 


चाचा दुरुक्तं बीभत्सं न प्ररोहति वाकक्षतस्‌ ॥ 
~-वासनपुराण ५४।७ 


द्वादश परिच्छेद : पौराणिक सुक्तियाँ ६०१ 


(४) धनक्षये न मुह्यन्ति न हृष्यन्ति धनागमे | 
धीराः कार्येषु च तदा भवन्ति पुरुषोत्तमाः ॥ 


र —वही ७७1५० 
( ५) आपद्भुजगदष्टस्य मन्त्रहीनस्य सवदा | 
वृद्धवाक्यौपधान्येव कुर्वन्ति किल निविषस्‌ ॥ 
--वही EINE 
(६) आपञ्जल-निमग्नानां हियतां व्यसनोभिभिः। 
वृद्धवाक्यैविना नूनं नैवोत्तार: कथञ्चन ॥ 
वही ९५।५३ 


(७) पण्डिते वापि मूर्खे बा दरिद्रे वा श्रियान्विते | 
दुवृत्ते वा सुवृत्ते वा मृत्योः सर्वत्र तुल्यत्ता ॥ 
नारदीय १।७।५९ 
(८) जीवतः ।पतरौ यस्य मातुरङ्कुगतो यथा । 
पष्टिहायनवर्षोऽपि द्विहायनवच्चरेतु ॥ 
शान्ति 
(९) यस्य भार्या विरूपाक्षी कश्मला कलहप्रिया | 
उत्तरोत्तरवादास्या सा जरा न जरा जरा॥ 
| गरुड १०८।२३ 
( १०) अध्वा जरा देहवतां पर्वतानां जलं जरा। 
असम्भोगश्च नारीणां वस्त्राणामातपो जरा ॥ 
वही १०८।२४ 
(११) यदि न स्याद्‌ गृहे माता पत्नी वा पतिदेवता । 
व्यङ्ग रथ इव प्राज्ञः को नामासीत दीनवत्‌ ॥ 
भागवत ४1२६1१५ 
(१२) मन्दस्य मन्दप्रज्ञस्य वयो मन्दायृषश्च वै। 
निद्रया हियते नक्तं दिवा च व्यर्थकर्मभिः ॥ 
वही १।१६।९ 
(१३) कि प्रमत्तस्य बहुभिः परोक्षैहायनेरिह। 
वरां मुहुर्तं विदितं घटेत श्रेयसे यतः॥ 
नित्य “वही २।१।१२ 
( १४) श्रृण्वतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितम्‌ । 
कालेन नातिदीर्घेण भगवान्‌. विशते: हृदि ॥ 
वही २।५।४ 


६०२ पुराण-विमर्श 


( १५) यश्च मूढतमो लोके यश्च बुद्ध; परं गतः | 
तावुभौ सुखमेधेते किश्यन्यन्तरितो जन: ॥ १५ ॥ 


नाही ३।७।१७ 
( १६) गुणाधिकान्मुढं लिप्सेदनुक्रोशं गुणाधमात्‌ | 
मैत्री समानादन्विच्छेन्न तापैरनुभूयते ॥ 
“-वही ४५1३४ 
( १७) यावद्‌ भ्रियेत जठरं तावत्‌ स्वत्वं हि देहिनाम्‌ । 
अधिकं योऽभिमन्येत्त स स्तेनो दण्डमर्हति ॥ 
~ वही ७१४८ 
( १८ ) असन्तुष्टस्य विप्रस्य तेजो विद्या तपो यशः । 
ख्बन्तीन्द्रियलौल्येन ज्ञानं चेवावकीर्यते ॥ 
वहो ७१५१९ 


( १९) यस्त आशिष आशास्ते न स भृत्य. स वे वणिक । 
नाशासानो न वे भृत्यः स्वामिन्यानिष आत्मनः । 
न स्वामी भृत्यतः स्वाम्यमिच्छन्‌ यो राति चाझिपः ॥ 
र वही ७।१०।४-५ 
(२० ) अदुढं च हतं ज्ञानं प्रमादेन हतं श्रृत्तम । 
संदिग्धो हि हतो मन्त्रो व्यग्रचित्तो हतो जपः ॥ 
~~ भागवत माहात्म्य ५१७२ 
श्रीमद्भागवत का sees 
श्रीमद्भागवत का पुराण साहित्य मे अपना अद्वितीय स्थान है। पुराण 
का एकमात्र समुज्ञ्वल प्रतिनिधि यही श्रीमद्‌भागवत माना जाता है । इसीलिए 
पुराण के नाम लेते ही भागवत की ही भव्य मूर्ति श्रोताओ के मानस-पटळ 
के सामने झूलने लगती है। संस्कृत के वाडमय का भागवत एक अलौकिक 
रसमय प्रतिनिधि है, वाडमय के विविध प्रकारों-वेद, पुराण तथा काव्य-- 
का श्रामद्भागवत अकेले ही बोधन कराता है अर्थात्‌ यह शब्दप्रधान वेद के 
समान आज्ञा देता है; भर्थप्रधाच पुराण के सामान हित का उपदेश करता हे 
तथा रसप्रधान काव्य के समान यह रसामृत से पाठको तथा श्रोताभो को 
मुग्ध वना देता है । अतः एक होने पर भी यह त्रिवृत है--त्रिगुणो से सम्पन्न 
है । मुक्ताफल की यह भागवतस्तुति अर्थवाद नही है, तथ्यवाद हैः-- 
१. श्री जीव गोस्वामी ने अपने कथन के प्रमाण रूप मे इस पद्य को भी 
भागवत सन्दर्भ के अन्तर्गत 'तत्वसन्दर्भ' मे उद्धृत किया है । द्रष्टव्य तत्त्व- 
सन्दर्भ पृष्ठ ७४, कलकत्ता, चैतन्य सं० ४३३ मे प्रकाशित । 


4 


द्वादश परिच्छेद : भागवत्तपुराण का काव्यसौन्दयं ६०३ 


वेदः पुराणं काव्यं च प्रभुमित्रं प्रियेव च । 
बोधयन्तीति हि प्राहुस्त्रिवृद भागवतं पुनः ॥ 
इस परिच्छेद मे हम भागवत के काव्य स्वरूप से अपने पाठको को परिचित 
कराना चाहते है । रसमय काव्य के सकल लक्षण भागवत मे संपिण्डित होकर 
एकत्र विद्यमान है । इसके पद्यो मे श्रोताओ के हृदयवर्जंव की लोकातीत 
क्षमता है । त्रिविध रूप की सत्ता इसके काठिन्य का भी कारण है, परन्तु इसके 
स्तुति-अंशो मे तथा वर्णन-अंश मे विचित्र प्रतिभा का विलास है तथा अमृतमय 
शब्दों का भव्य विन्यास हे । 


श्रीमद्भागवत का काव्य-सोन्दर्य 

श्रीमद्धागवत की कविता में अद्भुत चमत्कार है जो संकडो वर्षो से सह- 
दय पाठकों को अपनी शब्दमाघुरी तथा अर्थचातुरी से हठात्‌ आकृष्ट करता 
आ रहा है । नवीन साहित्यिक परिस्थिति के उदय ने भीइस आकर्षण मे किसी 
प्रकार की न्यूनता उत्पन्न नही की है । भागवत रस तथा माधुर्यं का अगाध 
स्रोत है । नाता परिस्थितियो के परिवर्तन से उत्पन्न होने वाळे, मानवहूदय 
को उद्देलित करने चाले भावों के चित्रण में भागवत अद्वितीय काव्य है 1 इसमे 
हृदय-पक्ष का प्राधान्य होते पर भो कला-पक्ष का अभाव नहीहै। मथुरा 
तथा द्वारिका का वर्णन जितना कलात्मक है, उतना ही स्वाभाविक तथा यथार्थ 
है चाना भयानक युद्धों का चित्रण । केशी नामक असुर ने अश्‍व का विकरालहूप 
घरण कर श्रोकृष्ण को अपने कौशल का परिचय दिया है, वह वर्णन (१०1३७) 
यथार्थता के कारण पाठको के सामने झूलने लगता है। इसी प्रकार मगध- 
नरेश जरासन्ध तथा भीमसेन के प्रलयद्धर गदायुद्ध का सातिशय रोमाचकारी 
चित्रण भागवत मे फडकती भाषा मे किया गया है ( १०७२ ) । हारिका- 
पुरी के वर्णन-प्रसञ्च मे करोखो से निकलने वाले अगुरु धूप को देखकर श्याम 
मेध को भावना से वलभी-निवासी मत्त aad का यह ada कितना सुखद 
तथा मनोहर प्रतीत होता हे :— 


रत्नप्रदीपनिकर-द्युतिभिनिरस्त- 
ध्वान्तं विचित्रवलभीपु शिखण्डिनोऽङ्ग । 
नृत्यन्ति यत्र विहितागुरुधूपमक्षे- 
निर्यान्तमीक्ष्य घनवुद्धय उन्नदन्त: ॥ 
भाग० १०।६९।१२ 
उतना ही स्वाभाविक है मधुपुरी मे कृष्णचन्द्र के आगमन की वार्ता सुन- 
कर उतावली में अपनी श्श्धारमूषा को विना समाप्त कियेशही झरोखो से 


६०४ पुराण-विमश॑ 


भाँकने वाली ललित ललनाओ का ललाम वर्णन । आलोचकों की हृष्टि मे माग- 
वत का ऋतुवर्णन भी भाध्यात्मिक दृष्टि को प्रस्तुत करने के लिए नितान्त 
प्रख्यात है । दशम स्कन्ध के एक समग्र अध्याय मे प्रावृट्‌ तथा शरद ऋतु का 

हु आध्यात्मिकता-मण्डित वर्णन वस्तुतः अनुपम तथा चमत्कारी है । वर्षा की 
घाराओं से ताडित होने पर भी किचिन्मात्र न व्यथित होने वाळे पर्वतो की 
समता उच 'भगवचिष्ठ भक्तजनो के साथ दी गयी हे जो विपत्तियो के द्वारा 
ताडित होने पर भी किसी प्रकार क्षुव्ध नही होते । पवन से ऊंची उठती हुई 
तरद्धमाला से युक्त समुद्र नदियों के समागम से उसी प्रकार क्षुब्ध होता है 
जिस प्रकार कच्चे योगी का वासनापुणं चित्त विपयी के संपर्क मे पड़कर क्षुव्ध 
हो उठता हे । शरद्‌ भी उतनी ही चारुता के साथ वर्षा के अनन्तर आती है 
और अपनी रुचिरता की भव्य काकी पृथ्वी पर दिखलाती हे । रात के समय 
चन्द्रमा प्राणियों के सूर्य की किरणों से उत्पन्न ताय को दूर करता हे । विमल 
ताराओ से मण्डित मेघहीन गगनमण्डळ उसी तरह चमकता है, जिस प्रकार 
शव्द-ब्रह्म के द्वारा अर्थ का दर्शन प्राप्त कर योगियों का सात्त्विक चित्त विक- 
सित हो उठता है :— 


खमगोभत्त निर्मेघं शरद्‌ विमल-तारकम्‌ । 
सत्त्वयुक्तं यथाचित्तं शब्दब्रह्मार्थ-दर्शनम्‌ ॥ 
गोसाई तुलसीदास का सुप्रसिद्ध वर्षा तथा शरद्‌-वर्णन भागवत के इसी 
वर्णन के आधार पर है, इसे विशेषरूप से वतलाने की आवश्यकता नही । 


परन्तु भागवत का सबसे भविक मधुर तथा सुन्दर अंश है गोपियो की 
श्रीकृष्णचद्ध के प्रति ललित प्रेमलीला का रुचर चित्रण 1 गोपियां 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के चरणारविन्दों पर अपने जीवन को समर्पण करनेवाली 
भगन्तिष्ठ प्रेमिकाएँ ठहरी । उनकी संयोग तथा वियोग उभय प्रकार की भाव- 
नाओ के चित्रण मे कवि ने अपनो गहरी अनुभुति तथा गम्भीर मनोवैज्ञानिक 
भाव-विश्लेषण का पूर्ण परिचय दिया हे । ऐसे प्रसद्ध जहाँ वक्ता अपने हृदय 
की अन्तरतम गुहा मे कल्लोलित भावों की अभिव्यक्ति करता है वे 'गीत' के 
नाम से अभिहित किये गये है । इन गीतो का प्राचुर्यं दशम स्कन्ध मे उपलब्ध 
होता है । वेणु-गीत, गोपी-गीत, युगल-गीत, महिपी-गीत आदि भागवत के 
एसे छलित प्रसङ्ग है जिनमे कचि की वाणी अपनी भव्य माधुरी प्रदर्शित कर 
रसिको के हृदय मे उस मनोरम रस की सृष्टि करती हे जिसे आलोचक "भागः 
वतरस' के महनीय नाम के पुकारते है । कृष्ण के विरह मे व्याकुल महिपी-जचो 
का यह उपाळम्म कितना मीठा तथा तलस्पर्शी है ४-0 


द्वादश परिच्छेद : भागवत पुराण को काव्यसौन्दयं ६०५ 


कुररि विलपसि त्वं वीतनिद्रा न शेषे 
स्वपिति जगति रात्र्यामीञवरो गुप्तवोधः । 
वयमिव सखि कच्चित्‌ गाढनिभिन्नचेता 
नलिन-नयनहासोदार-लीलेक्षितिन ॥ 
¬ १०।९०।१५ 
हे कुररि ! संसार मे सव ओर सन्ताटा छाया हुआ है । इस समय स्वयं 
भगवान्‌ अपना अखण्ड बोध छिपाकर सो रहे है। परन्तु तुझे चीद नही? 
सखी कमलनयन भगवानु के मधुर हास्य भौर लीलाभरी उदार चितवन से तेरा 
हृदय भी हमारी ही तरह विध तो नही गया है? 
वेणुगीत (भागवत १०।२१) मे कृष्ण के मुरलीवादन के विश्वव्यापी प्रभाव 
का वर्णन इतनी सूक्ष्मता तथा इतनी मधुरता से किया गया है कि पाठक के 
हृदय मे एक अद्भुत चमत्कार उत्पन्न हा जाता है। मुरली का प्रभाव केवल 
जङ्गम प्राणियों के ही ऊपर नही है, प्रत्युत स्थावर जगत्‌ मे भी वह उतना ही 
जागरूक तथा क्रियाशील है। नदियो का वेणुगीत को आकर्षण कर यह आचरण 
जितना मधुर है, उतना ही स्वाभाविक है-- 
नद्यस्तदा तदुपधाय मुकुन्दगीत- 
माववं-छक्षित-मनोभवभरनवेगाः । 
आलिङ्गनस्थगितमूमिभुजेरमुरारे- 
Tera पादयुगलं कमलोपहाराः ॥ 

--भाग० १०।२१।१५ 
नदियाँ भी मुकुन्द के गीत को सुनकर भंवरो के द्वारा अपने हृदय मे एयास- 
सुन्दर से मिलते की dia आकांक्षा प्रकट कर रही है । उसके कारण इनका 
प्रवाह रक गया है । ये अपने तरद्धो के हाथी से उनका चरण पकड़कर कमल 
के फूलो का उपहार चढ़ा रही हे और उनका आलिङ्गन कर रहो है मानो 
उनके चरणो पर अपना हृदय ही निछावर कर रही है। 

रास-पञ्चाध्यायो--भागवत का हृदय है जिसमे व्यासजी ने कृष्ण और 
गोपियो के बीच रासलीला का ange वर्णन किया है। इसका आध्यात्मिक 
महत्त्व जितना अधिक है साहित्यिक गौरव भी उतना ही विपुल है । गोपियो ने 
कृष्ण के अन्तर्धान होने पर अपने भावो की अभिव्यक्ति जिन कोमल शब्दो मे 
की है वह नितान्त रुचिर तथा सरस हे । गोपीगीत का यह पद्य कितना सरस 
तथा सरल है-- 

तव कथामृतं तप्तजीवनं, कविभिरीडितं कल्मषापहम्‌ । 

श्रवणमगलं श्रीमदात्ततं भुवि, गृणन्ति ते भूरिदा जना: ॥ 
—१०।२१।६ 


६०६ पुराण-विमर्श 


अर्थात्‌ आपकी कथा अमृत है क्योकि वह संतप्त प्राणियों को जीवन देती है । 
ब्रह्मज्ञानियो ने भी देव-भोग्य अमृत को तुच्छ समझकर उसकी प्रशंसा की है | 
वह सब पापों को हरनेवाली है अर्थात्‌ काम्य कर्म का निरास करनेवाली है । 
श्रवणमात्र से मंगलकारिणी और अत्यन्त शान्त है । ऐसे तुम्हारे कथामृत को 
विस्तार के साथ जो पुरुष गाते हैं उन्होने पूर्व जन्म मे aga दान किये है । वे 
बड़े पुण्यात्मा हैं । 


BATT ( भाग० १०।४७।१२-२१ ) भागवत का एक मामिक हृदया- 
asin गीति काव्य- है जिसकी प्रेरणा प्राप्त कर सेकड़ो भ्रमरगीत तथा उद्धवदूत 
हिन्दी तथा संस्कृत भाषा मे निवद्ध होकर रसिको का आज भी हृदयावर्जन 
क्रते हैं । भ्रमरगीत मे केवल १० ही श्लोक हैं, परन्तु उनके भीतर गम्भीर 
रस का परिपाक काव्यरसिको के चित्त को बलात्‌ arse करता है। इसमे 
उपालम्भ की भावना हो प्रामुख्येन अभिव्यक्त की गयी है तथा श्रीकृष्ण के ऊपर 
अकृतज्ञ तथा क्षणभिन्न-सौहुद्‌ होने का गम्भीर आरोप लगाया गया है। भ्रमर- 
गीत की गम्भीर मीमासा साहित्यशाज्ीय दृष्टि से भागवत के टीकाकारो ने 
बड़ी मामिकता के साथ की है । श्रीकृष्ण के ऊपर गम्भीर आरोप के प्रसंग में 
गोपियाँ कहती E— 


मृगयुरिव कपीन्द्रं विव्यधे लव्धधर्मा 
स्त्रियमकृतविरूपां स्त्रीजितः . कामयानाम्‌ । 
बलिमपि बलिमत्त्वावेष्टयत्‌ ध्वांक्षवद्‌ यः 
तदळमसितकृत्यंः दुस्त्यजस्तत्कथार्थः ॥ 

—ATo १०।४७१७ 


[ व्याधा के धम का अनुसरण करनेवाले राम ने व्याघा के समान कपिराज 
वारी को मार ड'ला, अपनी पत्नी सीता के वश मे होकर रामने काम से 
आसक्त शूर्पणखा की नाक काटकर कुरूप बना दिया । वलि का सर्वस्व ग्रहण 
करके भी उसे पाताळ मे भेज दिया जिस प्रकार कौआ बलि खाकर बलि देने- 
वाले को अपने साथियो के साथ घेरकर परेशान किया करता है; बस, हमको - 
कृष्ण से भी क्या ? हमें तो समस्त काली वस्तुओं के साथ मित्रता से कोई 
भी प्रयोजन नही हे । तब कृष्ण के प्रति अनुरक्त तुम लोग कयो हो ? इसका उत्तर 
है कि जिसे एक वार भी चसका लग गया है, उसके लिए उसकी चर्चा छोड़ना 
वड़ा ही कठिन है। | 


यदनुचरितलीलाकर्णपीयषवि प्रट- 
सक्कददन-विघृतद्वन्द्रधर्मा विनष्टाः । 


staat परिच्छेद : कुष्णकांव्य ६०७ 


सपदि गृह-कुटुम्बं दीनमुत्सुज्य दीना 
aga इह विहङ्गा भिक्षुचर्या चरन्ति ॥ 
| —( भाग० १०४७1१८) 

[ श्रीकृष्ण कथा की इुस्त्यजता का भाष्य इस रुचिर पद्य में किया गया है। 
उनके लीलामृत का एक वू द भी जिन्होने अपने कानो से सेवन किया है, उनके 
राग-द्वेष आदि इन्दो का सर्वथा नाश हो जाता है और वे अपने दीन गृह-कुटुस्न 
को छोड़कर स्वयं अकिश्वन हो जाते हैं। चुन-चुनकर चारा चूंगतेवाली 
चिड़ियो की तरह वे भी भीख मॉगकर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। वे 
दीन दुनिया से जाते रहते हैं, परन्तु फिर भी कृष्ण की लीलाकथा नही छोड़ते । 
हमारी भी ऐसी ही दशा है । दुनिया से नाता छोड देना हमारे लिए सहज 
है, परन्तु उस श्याम सुन्दर से प्रेम का नाता हम छोड़ नही सकती । ठीक ही 
है--दुस्त्यजस्तत्कथाथ 1 ] 

इसी शब्दमाघुरी तथा भावमाधुरी के कारण भागवत शताब्दियो से भक्ति- 
प्रवण भक्तो तथा कवियों को समभावेन उत्साह, स्फूति तथा प्रेरणा देता हुआ 
चला आ रहा है। आज भी उसकी उपजीव्यता किसी भी अंश मे घटकर 
नही है । 

कृष्णभक्ति कवि का व्यं विषय हे--बालकृष्ण की माघुयंगभित ललित 
लीलाएँ। फलत; उसकी दृष्टि श्रीकृष्ण के लोकरंजक रूप के ऊपर ही टिकी रहती 
है । मानव की कोमळ रागात्मिका वृत्तियों की अभिव्यक्ति मे कृष्णभक्त कवि 
सवथा HAMA तथा समर्थ होता है । वँण्णवघरमं के उत्कृष्ट प्रभाव से भारतीय 
साहित्य, सौन्दर्य तथा माधुर्यं का उत्स है, जीवन की कोमल तथा ललित 
भावनाओ का अक्षय स्रोत है; जीवनसरिता को सरस मार्ग परः प्रवाहित करने 
वाला मानसरोवर है । हमारे साहित्य मे प्रगीत मुक्तको के प्राचुयें का रहस्य 
इसी व्यापक प्रभाव के भीतर छिपा हुआ है । वात्सल्य तथा श्गद्धार की नाता 
अभिव्यक्तियों के चारुचित्रण से हमारा साहित्य जितना सरस तथा रस-स्निग्ध 
है, उतना ही बह कोमल तथा हृदयावर्जक है । भक्त हृदय की नम्रता, सहानुभुति 
और आत्मसमपंण की भावना से कृष्ण-काव्यो की रचना का श्रेय श्रीमद्भागवत 
को देना चाहिए । 


~ 


परिशिष्ट 


काझी-उद्यान वर्णन 
प्रोत्फुल्लनानाविधगुल्मशोभितं लताप्रतानावनतं मनोहरम्‌ | 
विरूढपुष्पैः परित. प्रियङ्गुभिः सुपुष्पितैः कण्टकितैश्च केतकैः ॥२४॥ 
तमालगुल्मैनिचितं सुगन्धिभिः सर्काणकारैवंकुलेश्च सर्वशः । 
अशोक पुन्नागवरे: सुपुष्पितैिरेफमालाकुलपृष्पसञ्चयेः ॥२५॥ 
ववचितु प्रफुल्लाम्वुजरेणुरूपितैविहज्गमेव्चारुक्रलप्रणादिभि: । 
विनादितं सारसमण्डनादिभिः प्रमत्तदात्यूहर्तैऽ्च वल्गुभि: 11२६ 
क्वचिच्च चक्राह्ृरवोपनादित क्वचिच्च कादम्वकदम्वकेयुंतम्‌ | 
क्वचिच्च कारण्डवनादनादित क्वचिच्च मत्तालिकुल।कुलीक्रतम्‌ ॥२७॥ 
मदाकुछाभिस्त्वमराङ्गनाभििपेवितञ्चारु सुगन्धि पुष्पम्‌ । 
कवचितृ पुपुष्पे: सहकारवृक्षेळ॑तोपगूढेस्तिलकद्रुमेश्च ॥ २८ ॥ 
प्रगीतविद्याधरसिद्धचारणं प्रवृत्तनृत्याप्सरसाङ्भणाकुळम्‌ । 
प्रहृष्-नानाविध-पक्षिसेवितं प्रमत्तहारोतकुलोपनादितस्‌ ॥ २९ ॥ 
मुगेन्द्रनादाकुलसत्वमानसँः क्वचित्‌ क्वचित्‌ इन्ट्रकदम्वकर्मृगैः | 
प्रफुल्लनानाविधचारुपङ्कुजः सरस्तटाकेरुपशोभितं क्वचित्‌ ॥ ३० ॥ 
निविडनिचुळनीलं नीलकण्ठाभिराम 
मदमुदितविह्‌ङ्भत्रातनादाभिरामम्‌ | 
कुसुमिततरुशाखालीनमत्तद्विरेफं 
नवकिसळ्यशोभाशोभितप्रान्तशाखम्‌ ॥ ३१ ॥ 
क्वचिच्च दन्तिक्षतचारुवीरुध क्वचिल्लत।लिङ्गितचारुवृक्षकम्‌ | 
कवचिद्विळासाळसगामिवहिण निषेवितं कि पुरुपन्नजैः क्वचित्‌ ॥ ३२॥ 
पारावतध्वनिविकूजितचास्श्युद्धे रभ्रडूपेः सित्तमनोहरचारुरूपे: । 
आकी णंपुष्पनिकुरम्बावमुक्तहासैविञ्राजितँ त्रिदशदेवकुलेरनेके: ॥ ३३॥ 
फुल्लोत्पळागुरुसहस्रवितानयुक्तै- 
स्तोयावयेस्तमनुशोभितदेवमार्गम्‌ । 
मार्गान्तरागलितपुष्पविचित्रभक्ति- 
सम्वद्गुल्मविटपेविहगेरुपेतस्‌ ॥ BY 
ठ द्चाग्रेनीळपुष्पस्तवकभरनतप्रान्तशाखे रशोके- 
मंत्तालिब्रातगीतश्रुतिसुखजननेरभासितान्तर्मोज्ञेः | 
रात्रौ चन्द्रस्य भासा कुसुमित-तिळकेरेकतां सम्प्रयातं 
छायासुप्रनुद्धस्थितहरिणकुलालुप्तदर्भाङ्कुराग्रम्‌ ॥ ३५ ॥ 
हंसाचा पक्षपातप्रचलितकमलस्वच्छविस्तोणंत्तोयम्‌ | 


stem परिच्छेद : काशी-उद्यान-त्र्णन ६०९ 


तोयानां तीरजातप्रविकचकदलोवाटनृत्यन्मयूरस्‌ | 
मायूरे: पक्षचन्द्रे; क्वचिदपि पतितै रञ्जितक्ष्माप्रदेशस्‌ | 
देशे देशे विकीर्णप्रमुदित विल्सन्‌ मत्तहारीतवृक्षम्‌ ॥ ३६ ॥ 


ag: कवचिदपि सेवित्त-प्रदेश 

eed कुसुमचये: क्वचिद्विचित्रैः | 
हृष्टाभिः ववचिदपि क्रित्तराङ्गनाभिः 

क्षीवाभिः समधुरगीतवृक्षखण्डस्‌ ॥ ३७॥ 
संसृष्टः क्वचिदुपलिप्तकीणंपुष्पे- 

रावासे. परिवृतपादपं मुनीनास्‌ | 
आमूलात्‌ फलनिचितैः क्वचिद्विशाले- 

VIE: पनसमहीरुहैरुपेतम्‌ ।। ३८ ॥ 
फुल्लातिभुक्तकलतागृहसिद्धलीलं 

सिद्धाञ्जनाकनकनुपुरनादरम्यस्‌ | 
रम्यप्रियङ'गुतरुमञ्जरिसिक्तभृङ्भं 

भृङ्गावलीषु स्खलिताम्वुकदम्बपुष्पम्‌ |] ३९ ॥ 
पुष्पोत्करा निलविर्घीणतपादपाग्र 

मग्नेसरो भुवि निपातितवंशगुल्मस्‌ | 
गुल्मान्तरप्रभृतिलीनमृगीसमूहूं 

संमुह्यता तनुभूतामपवगंदातृ ॥ ४० || 
चन्द्रांगजालधवलेस्तिलकेमंनोज्ञेः 

सिन्दूरकुडःकुमकुसुम्भनिभे रशोकेः | 
चामीकराभनिचयेरथ कणिकारे: 

फुल्लारविन्दरचित सुविशालगाखे. ॥ ४१ ॥ 
क्वचिद्‌ रजतपर्णाभेः क्वचिद्विद्रुमसन्तिभे. 

क्वचित्‌ ATS: पुष्पेराचितभूतलम्‌ ॥ ४२ ॥ 

पुन्नागेषु द्विजगण-विरुतं रक्ताशोकस्तवकभरनमितस्‌ | 
रम्योपान्तं श्रमहरपवनं फुल्लाब्जेपु भ्रमरविलसितम्‌ ॥ ४२ ॥ 


सकलभुवनभर्ता लोकनाथस्तदानी- 
न्तुहितशिखरिपुत्र्या: सार्द्मिप्टेंगरोशे: | 
विविधतरुविशालं मत्तहृष्टान्यपुष्ट- 


मुपतनतरुरम्यं दर्शयामास देव्या: | ४४ Ul 
(ये श्लोक मत्स्यपुराण qo १७९ के हैं और ये ही लिद्धपुराणमे भी 
उद्धृत हैं i—qatd, ९२ अ०, १२-३२१ श्लोक ) 
२९ To वि० 


उपसंहार 


भारतीय संस्कृति तथा धम के विकाश में पुराण का कार्य बढ़ा ही महत्त्व” 
पूर्ण रहा है । पुराण का गौरव अनेक दृष्टियों से मननीय तथा माननीय है 
जिसमे धाभिक तथा ऐतिहासिक दृष्टि प्रमुख ह। भारतीय घर्म के आधार 
ग्रन्थ तो वेद ही है, परन्तु सामान्य मानवों के लिए वेद को समझना नितान्त 
दुष्कर कार्य हे । एक तो वेद की भाषा ही प्राचीनतम होने से दुरूह है और 
दूसरे उसमे प्रतिपादित तत्त्व भी कही रूपक शैली मे और कही प्रतीकात्मक 
शेली मे frag होने फे कारण sata है । थत एव घर्म तथा दर्शन के सिद्धान्तो 
को हृदयंगम करने के लिए तथा जनहृदय तक उन्हे पहुँचाने के लिए ऐसे 
साहित्य की आवश्यकता हे जो गम्भोराथंप्रतिपादक होते हुए भी रोचक हो, जो 
वेदार्थ का निरूपक होते हुए भी सरल-सुवोध हो । इसी आवश्यकता की पुति 
पुराण करता ह । इसकी भापा व्यावहारिक, सरल, सहज तथा बोधगम्य हे । शैली 
रोचक तथा आख्यानमयी है । इसी भाषा की सुवोघता तथा शैली की रुचिरता 
प्र पुराणो की लोकप्रियता आश्रित है । उस प्रकार वेदार्थे को समझने के लिए 
तथा वेदप्रतिपादित तात्पर्य के यथार्थ निरूपण के लिए पुराण का अनुशीलन 
नितान्त आवश्यक हे । इसीलिए नारदीयपुराण की यह उक्ति सुसंगत ठहरती है- 


वेदार्थादधिकं मन्ये पुराणार्थं वरानने । 

वेदा: प्रत्तछिता: सर्वे पुराणे नात्र संशयः' ॥ 
नारदीय २।२४।१७ 
वेदाथं से पुराणार्थ की महनीयता के तीन कारण जीवगोस्वामी ने अपने 
तत्त्व सन्दर्भ' के आरम्भ में प्रदर्शित किये हैं ।* वेदिक साहित्य की विशालता, 
वेदार्थं की दुरधिगमता तथा वेदार्थ के निर्णय में मुनियो का भी परस्पर-विरोघ 


१. इतिहासपुराणविचार एव श्रेयान्‌ इदानीन्तनानाम्‌ । 
वेदानां दुरूहतया मन्दवुद्धीना कलियुगीयलोकाचां 
यथार्थावधारणस्य बदतोऽशक्यत्वादित्येवकारसंगतिः । 
--तत्त्वसन्दर्भ की टीका Jo ३९ 
२, तत्र च वेद शब्दस्य सम्प्रति दुष्पारत्वातू दुरधिगमार्थत्वाच्च तदथं- 
निर्णायकाना मुनीनामपि परस्पर-विरोधाद्‌ वेदङ्पो वेदार्थनिर्णायकश्च इतिहास" 
पुराणात्मक; शब्द एव विचारणीयः ॥ 
“तत्व सन्दर्भ Fo १६ । ( कलकत्ता संस्करण ) 


द्वादंश परिच्छेद : उपसंहार ६१६ 


होते के कारण वेदार्थ के निर्णय के लिए पुराणो का महत्व स्वीकृत किया गया 
है । पुराण की वाणी मे वेद ही बोलता है, पुराण के भर्थ-निर्णय में वेदार्थ का 
ही निर्णय स्फुटित होता है । इसीलिए पुराण का धार्मिक महत्त्व आज हमारे 
लिए aga ही बिशिष्ट है । वेद ने ईश्वर की कल्पना को प्रतितिष्ठित रूप दिया 
परन्तु पुराण ने उस ईश्‍वर को जनता के हृदय तक पहुँचाया । वैदिक संहिता 
कर्मकाण्ड का प्रधान गढ़ है, उपनिपद्‌ ज्ञानकाण्ड का प्रमुख प्रतिपादक है ! इसके 
विपरीत, पुराण भक्ति का प्रतिपादक शास्त्र हे! फलतः जनता के कल्याण के 
लिए पुराण की महिमा सर्वतोभावेन ग्रहणीय है । वेद के अर्थ का उपबृहण 
पुराण करता है--इस तथ्य की पुष्टि नाना हृप्टियो से ऊपर की गयी है । स्क्रन्द- 
पुराण वेद तथा स्मृति से भी पुराण को नवीनार्थ प्रतिपादक होने से अधिक 
महत्त्व देता है-- 
यन्न दुष्टं हि वेदेपु न दुष्टं स्मृतिषु द्विजाः । 
उभयोर्यन्न दुष्टं हि तत्‌ पुराणे: प्रगीयते ॥ 

—( प्रभास खण्ड २।६२ ) 
इस प्रकार पुराण का ज्ञान विचक्षणता की कसौटी है। चारो वेदो को, 
Ge वेदागो को तथा उपनिषदो को जानने वाला व्यक्ति कभी विचक्षण नही 

माना जा सकता, यदि वह पुराण से अभिज्ञ नही होता-- 

यो वेद चतुरो वेदान्‌ साङ्गोपनिषदो हिजा: | 
पुराणं नेव जानाति न च स स्याद्‌ विचक्षण. ॥ 

| —ब्रह्माण्ड, प्रक्रि, १1१७० 
पुराण की रचना भारतीय दृष्टि से इतिहास की भावना को स्पष्ठतः प्रति- 
पादित करती है । साधारणतः घटनाओं का वर्णन ही इतिहास का मुख्य विषय 
माना जाता है; पुराण की दृष्टि इससे भिन्न है। पुराण के पश्च लक्षण का 
ata इस विषय मे गस्भीरतया मननीय हे । पुराण ही हमारे लिए सच्चे 
तथा आदर्शं इतिहास है । किसी मानव समाज का इतिहास तभी पूर्ण समझा 
जा सकता है, जव उसकी कहानी सूष्टि के आरम्भ से लेकर वर्तमान काल तक 
क्रमवद्ध रूप से दी जाय । जव तक मानवो की कथा afte के प्रारम्भ से न 
लिखी जायगी, तव तक उसे अधुरा ही समझना चाहिए । पुराण आरम्भ होता 
है सूष्टि से और अन्त होता है प्रलय से। और इन दोनो छोरों के बीच मे 
उत्पन्न होनेवाले राजाओ के वंशो तथा उनमे प्रधानभुत राजाओ के चरित्र का 
वर्णन भी करता है 1 इस प्रकार पुराण का रूप ही भारतीय दृष्टि से इतिहास का 
सच्चा रूप हे । आधुनिक faa ने इतिहासलेखन की शेली मे इस प्रणाली 
की चिरकाल से उपेक्षा कर रखी थी; परन्तु ga का विषय है कि इज्ूलैण्ड के 


६१२ पुराण-विमर्श ` 


सुप्रसिद्ध विचारक Udo जी० वेल्स ने अपने प्रख्यात ग्रन्थ "आउटळाइन माफ 
हिष्दी” मे इसी पौराणिक प्रणाली का अनुसरण किया है। उन्होने अपने इस 
प्रसिद्ध इतिहासग्रंथ मे मानवसमाज के इतिहास लिखने से ga सूष्टि के आरम्भ 
से जीवविकाश का इतिहास लिखा है । मानव-योनि प्राप्त होने से पूर्व जीव को 
कौन सा छप धारण करना पड़ा था तथा उसका क्रमिक विकाश कैसे सम्पन्न 
हुआ--इसका बड़ा ही सुन्दर वर्णन उन्होने किया है । सूष्टि के आरम्भकाल से 
मानव के विकास का विवरण देने से ही उनका इतिहास का वर्णन पूर्ण तथा 
प्रामाणिक माना गया हे। समग्र इतिहास लिखने की यही पौराणिक सच्ची 
प्रणाली है जिसके लिए हम पुराणो के चिर त्ररणी रहेगे । 

वर्णाधमघमे का पालन भारतीय संस्कृति के Gaga का एकमात्र उपाय है । 
यह भारतीय धर्म से ही चिरकाळ से अनुस्यूत नही है, प्रत्युत पूर्णतया वैज्ञानिक 
भी है । पुराणों ने इस घर्म का वड़ा ही विशद तथा स्वच्छ रूप अंकित किया 
है। इस विषय मे वे मनुस्मृति तथा महाभारत का पूर्णतया अनुसरण करते हैं । 
महाभारत मे धर्म के सूक्ष्म विवेचन से भी वे प्रभावित हैं । कलिघर्म के वर्णना- 
वसर पर वे हीन तथा HET आचार का वर्णन प्रस्तुत करते है तथा तद्विपरीत 
सदाचार का शुभ्र स्वरूप हमारे सामने रखते Fi पुराण के अनेक सिद्धान्तो मे 
इतनी आधुनिकता दृष्टिगोचर होती हे कि उनके लेखक की दिव्य दृष्टि की 
शलाघा करते हम तृप्त नही होते। उदाहरणाथ साम्यवाद का विवेचन यहाँ 
रखते है । भागवत ने साम्यवाद का जो Ys मन्तव्य एक इलोक मे सुत्ररूप से 
रख दिया है, आजकल के प्रगतिवादियो का विशाल साहित्य उसका एक 
विस्तृत भाष्यमात्र ही है। भागवत का वह महत्त्वपूर्ण शलोक यह है £-- 


यावद्‌ भ्रियेत जठरं तावत्‌ स्वत्वं हि देहिनास्‌ । 

अधिकं योऽभिमन्येत स स्तेनो दण्डमर्हति ॥ 
— ७1१४८ 
स्वत्व की मीमांसा इस पद्य मे की गयी है । जितने से उदर भर जाता है, 
बस उतने ही धन पर तो प्राणियो का स्वत्व है--अपना अधिकार है । उससे 
अधिक को जो अपना मानता है, वह चोर हे और समाज के सामने दण्ड का 
मागी हे । तात्पर्यं यह हे कि अपनी कमाई के समस्त राशि पर प्राणी का 
अधिकार मानना सरासर भूल है । जिससे ag अपनी देह की पुष्टि कर जीवित 
रहता है उतना ही तो उसका घन है, उसके अधिक तो पराया घन है । भागवत 
‘at यह एलोक अधिकार की सच्ची मौमासा करता है जो नव्य इष्टि मे भी 
भव्य प्रतीत होती है। पुराण सदाचार के सेवन के लिए आग्रह करता है। 
सदाचार सज्जनो के हारा आचरित व्यवहार--धर्म का एक साक्षात्‌ लक्षण 


द्वादश परिच्छेद : उपसंहार ६१२ 


माना गया है । सदाचार ही तो धर्म के व्यावहारिक रूप को समझने के लिए 
प्रधान Bal हे (मनु २१२) । मत्स्यपुराण के ययाति-अष्टक संवाद में 
इस विषय का बड़ा सारगभित तथा प्राणवानु विवेचन किया गया है ( ao 
३६, श्लोक ६-१२ ) । कुवाच्य बोलने की कितनी भत्संना की गयी है इस 
एलोक में--- 
वाकसायकावदता न्निष्पतन्ति 
यैराहतः शोचति रात्र्यहानि । 
परस्य नो ममंसु ते पतन्ति 
तान्‌ पण्डितो नावसुजेत्‌ परेपु ॥ 
मत्स्य» ३६११ 


फलत; सामाजिक आदश के प्रतिष्ठापन मे पुराणों का बड़ा ही महत्त्वशाली 
योगदान है । 


पुराणो के आख्यान प्रतीकात्मक है। उन आख्यानों मे किसी ऐतिहासिक 
वृत्त का भी संकेत है, परन्तु एतावन्मात्र से आख्यानो का तात्पर्यं गताथं नही 
होता । वे एक गम्भीर आध्यात्मिक रहस्य की भी अभिव्यक्ति करते है--तत्त्व 
है नितान्त निगुढ, परन्तु अभिव्यक्ति का प्रकार है नितान्त वोधगस्य । फलतः 
पौराणिक आरणानों की गहराई में जाकर उन्हे समझने की आवश्यकता है । 
एक-दो दृष्टान्तो से पूर्वोक्त कथन का समर्थन तथा पुष्टि की जाती है। दक्ष 
प्रजापति के यज्ञ का ध्वंस शिवगणो के हारा एक प्रख्यात पौराणिक आख्यान 
है ( भाग० ४।२-७ ) | दक्ष प्रजापति ने अपने विशाल यज में शत्रुता से प्रेरित 
होकर शिव को कोई भाग नही दिया जिससे क्रुद्ध होकर सती ने योगाग्नि द्वारा 
अंपने शरीर को उस यज्ञ मे हवन कर दिया । इसी का दण्ड था यज्ञ-विध्वंस 
तथा दक्ष का शिरच्छेद । इस साधारण झाख्यान के भीतर एक गुढ आध्यात्मिक 
तत्व का महनीय संकेत है । दक्ष जगत्‌ मे नवीन रचना“चातुरी का प्रतीक है । 
विज्ञात के द्वारा जो नवीन निर्माण हो रहे हैं मानव के आपातत; सौर्य के 
लिए, दक्ष ( = दक्षता ) उसी का प्रतीक है । दूसरे शब्दो मे दक्ष भौतिकवाद 
का प्रतिनिधि हैँ नयी-नयी सृष्टि के उत्पादक होने के कारण ag प्रजापति 
है । उघर शिव विश्व के समस्त सामूहिक कल्याण तथा मंगल का प्रतीक हू । 
इसी शिव से दक्ष का विरोध है। भौतिकवाद आध्यात्मिक कल्याण की उपेक्षा 
कर स्वतः स्वतन्त्र रूप से अभ्युदय चाहता हे। शिवका आग्रह है कि दक्ष को 
उसके सामने नतमस्तक होना चाहिए-~आाध्यात्मिक समण्टि-कल्याण के सामने 
भौतिकवाद को Wear चाहिए । जगत्‌ मे यह संघर्ष महान्‌ अनर्थं का कारण 
होता है। शिव से विरोध कर दक्ष रह नही सकता--समण्टिन्कल्याण की 


६१४ पुराण-विमर्श 


उपेक्षा कर भौतिकवाद जगत्‌ की सुख-समृद्धि का उत्पादक कभी हो नही 
सकता । जामाता होने से शिव का पद उदात्त है और श्वगुर होने से दक्ष का 
पद उससे न्यून है । इस मौलिक तथ्य के विरुद्ध दक्ष विद्रोह करता हे और इस 
घोर अपराध के कारण उसका सिर काटा जाता हैं और उसके यज्ञ का ( जिससे 
वह संसार का कल्याण करना चाहता हैँ) सद्यः facta किया जाता है । जब 
समप्टि-कल्याण के साथ भीतिकवाद का सामक्षस्य स्थापित होता है, तभी 
विश्व का कल्याण हँ | निष्कर्ष हू कि अनियन्त्रित भीतिकवाद आध्यात्मिकता 
को उदरस्थ करने में किसी प्रकार रुक नहीं सकता, यदि उसका मस्तक उडा 
त दिया जाय । विश्व के संतुलन मे शिव का प्राधान्य अपेक्षित हे, दक्ष का 
नही । विश्व को कल्याण के चरम लक्ष्य तक पहुंचाने में शिव का सामथ्य है, 
दक्ष का नही । शिव का वाहन है वृषभ, जो साकेतिकता की हृष्टि से aq का 
ही प्रतीक है । शिव वृषभ पर चढ़कर चलते हे--उसका तात्विक तात्पर्य है 
कि कल्याण घर्म का आश्रय लेकर ही प्रतिष्ठित होता है। घर्म का आश्रय 
छोड़ देने पर कल्याण का उदय कभी नही हो सफता। इसलिए भौतिक सुख से 
सम्पन्न होने पर भी धर्मविहीन समाज की कल्पना भारत की पुण्यमयी भूमि से 
नितान्त निराधार है-सर्वथा अनुपादेय हे । पौराणिक कथा का यही रहस्य हे । 

भारत के अध्यात्मचिन्तक हमारे मनीपी SH की चोट से प्रमाणित करते आ 
रहे है कि अर्थ की उपासना मानव-समाज को परम सौख्य की ओर कथमपि 
कदापि अग्रसर नही कर सकती--घन से भोगविलास से उत्पन्त क्षणिक आराम 
की प्राप्ति अवश्य होती है, परन्तु वास्तविक सोख्य की नही । आराम और सुख 
में अन्तर होता है । पहला है ऊपरी, तो दूसरा है भीतरी । पहला है क्षणिक 
तो दूसरा है चिरस्थायी । इस तथ्य का प्रतिपादन प्रह्वाद का पौराणिक 
चरित वैशद्येन करता है । हिरण्यकशिपु के पुत्ररूप मे प्रह्लाद का जन्म अवश्य 
होता है, परन्तु पुत्र ही पिता के सर्वेनाश का कारण वनता है। कथानक के 
अन्तरंग पर ध्यात दीजिए । 'कशिपु' वैदिक भाषा का शब्द हे जिसका अर्थ 
होता है कोमल ‘azar’ या मुलायम सेज “सत्यां क्षितो कि कशिपोः 
प्रयास/--भागवत ( २२।४ ) की इस प्रख्यात सुक्ति मे कशिपु का तात्पर्यं 
शय्या से ही है। अतः “हिंरण्यकशिपु' का गर्थे है सोने की सेजवाला प्राणी, 
भोगविलास मे आसक्त मानव, आधुनिक परिभाषा मे पूंजीपति---कीपिटलिस्ट । 
“प्रह्लाद! का स्प2 अर्थ हे--प्रकृष्ट आह्लाद, सातिशय आनन्द । धनी के घर मे 
ही प्रह्लाद जनमता हे । 'हिरण्यकशिपु के घर प्रह्लाद तही जनमेगा, तो कया 
वह दीत-हीन टूटी खाट पर सोनेवाले दरिद्र के घर पैदा होगा ? नही कभी चही। 
पर्वत से प्रह्माद गिराया जाता है, परन्तु वह मरता नही । पहाड़ो पर घूमने से 
विलासी घन-कुवेर का आनन्द कभी कम नही होता, प्रत्युत बह बढता हे । जल 


द्वादश परिच्छेद : उपसंहार ६१५ 


मे डुवाते से प्रहाद मरता नही । आज भी समुद्र की सैर सुख उपजाती है । 

परन्तु हिरण्यकशिपु तथा प्रह्लाद का संघर्ष अवश्यंभावी है । भोग की भित्ति पर, 

घन के आधार पर, वास्तव आनन्द टिक नही सकता । त्याग के संगमे ही 

आनन्द चिरस्थायी होता है । जगत्‌ के मुलभूद तच्व शक्तिमान्‌ परमेश्वर अथवा 

निखिल सामथ्यंमयी शक्ति की उपेक्षा करने से चरम सौख्य की प्राप्ति कथमपि 

नहीं होती-- 
बालस्य नेह शरणं पितरो मृसिह ! 
तातेस्य चागदमुदन्वति मज्जतो नौः॥ 
तप्तस्य ततू-प्रतिविधिर्यं इहाञ्जसेष्ट- 
स्तावद्‌ विभो तनुभृतां त्वदुपेक्षितानास्‌ ॥ 

—( भाग० ७।९।१९ ) 

भगवानु से उपेक्षित प्राणियो के लिए किसी भी रोग का प्रतीकार अकि- 

ञ्तितू-कर ही होता है । तात्पर्यं यह है कि यही विश्व मे घामिक सन्तुलन के 

प्रतिष्ठापक भगवान्‌ नरसिंह हिरण्यकशिपु को अपने नखों से विदीणं कर मार 

डालते हैं और प्रह्लाद की रक्षा करते Fi इस पौराणिक आख्यान का (जो 

सच्चा इतिहास भी है) तात्पर्यं यही है कि प्रह्लाद का अस्तित्व भगवान्‌ की 

सत्ता में--श्रद्धा मानने मे और आध्यात्मिक जीवन-यापन मे ही है, अन्यथा नही। 

पुराण भुक्ति-मुक्ति का भादर्शं मानता है । जीवन मे भुक्ति तथा जीवनो- 

परान्त मुक्ति--दोनो की प्रतिष्ठा मानव के कल्याणार्थ पुराण का सिद्धान्त हैं । 

जीवन-यापन का संतुलित मार्ग पुराण वतलाता हँ । भागवतकार ने आध्या“ 

त्मिक मार्ग की कुंजी इस छोटे से पद्य मे वतलायी है जो पुराणों का निजी 
जीवन दर्शन है । 

तत्तेऽनुकम्पां सुसमीक्षमाणो 
भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम्‌ ॥ 
हृद्‌-वाग्‌-वपुभिविदधन्नमस्ते 
जीवेत यो मुक्तिपदे स दायभाक्‌ ॥ 

—भाग० १०।१४।८ 

इस रुचिर शलोक मे मानव की आचरण संहिता के लिए तीत सोपान बत- 

छाये गये हैं :--( क ) कर्मो के फल को आसक्तिविहीन होकर भोगना; ( ख ) 

भगवान्‌ की अनुकम्पा की प्रतिक्षण प्रतीक्षा; ( ग ) हृदय से भगवान्‌ का चिन्तन; 

वाणी हारा गुणकीतँन तथा शरीर द्वारा वन्दन । इन तीनो सोपानों के अभ्यास 

से प्राणी को उसी प्रकार मुक्ति प्राप्त होती हैं, जैसे पिता की सम्पत्ति ga को 

दायभाग मे स्वतः प्राप्त हो जाती है । आशय यह है कि ऐसे जीवन विताने- 


६१६ 


पुराण विम 


वाले को मुक्ति भगवान्‌ से दायभाग में प्राप्त होती है अर्थात्‌ अवश्यमेव प्राप्त 
होती है । पुराणों की यह चरम शिक्षा हे--भगवानु मे विश्वास करते हुए 
निष्काम कमे का सम्पादन । पुराण व्यावहारिक दर्शन का उपदेश देता हँ । 
विचार तथा आचार, चिन्तन तथा व्यवहार--इन दोनो का सामञ्जस्य 
स्थापित कर जीवन विताना प्राणी का कतँब्य हू । भक्ति के साथ ज्ञान तथा 
क्म की समरसता उत्पन्त कर अपने जीवन मे उसे उतारने पर हमारा 
जीवन नितान्त सुखमय होगा--इसमे तनिक भी सन्देह नही । यही है पुराण 
के भुक्ति-मुक्ति का आदर्श और इसी मे है पौराणिकी शिक्षा का चरम 


अवसान । 


विशेषतः कलौ व्यास पुराणश्रवणादृते। 
परो घर्मो न पुंसां हि मुक्तिध्यानपरः स्मृतः॥ ३१ ॥ 
या गतिः पुण्यशीलानां यज्विनां च तेपस्विनास्‌ | 
सा गतिः सहसा तात ! पुराणश्रवणात्‌ खलु ॥ ३५॥ 
पापं संक्षीयते नित्यं धर्मश्चेब विवर्धते। 
पुराणश्रवणाञ्ज्ञानी न संसारं प्रपद्यते॥ ३७॥ 
अन्यो न दुष्टः सुखदो हि मार्गः 
पुराणमार्गो हि सदा वरिष्ठ, y 
शास्त्रं विना सर्वमिदं न भाति 
सूर्येण हीना इव जीवलोकाः ॥ ४१ ॥ 
-णशिवपुराण ( उमासंहिता, १३ अध्याय ) 
सर्वेऽत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः! 
सर्वे भद्राणि पद्यन्तु मा कञ्चिद्‌ दुःखभाग्‌ भवेत्‌ ॥ 
तथास्तु । ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः । 


— OSS 


पुराण-विमशं 


पारोशेष्ट 


परिशिष्ट १ 


पुराणों का धिषय-विवेचन 
[ पुराणो के विषयों का विवेचन दो पुराणो मे विशेष रूप से उपलब्ध होता 
है--मत्स्य ठथा नारदीय में। इसमें मत्य का विवेचन संक्षिप्त होते पर भी 
सारवान प्रतोत होता है । Sas ऊपर प्राचीनता की छाप स्पष्टतः दीखती है । 
नारदीय पुराण का वर्णन बहुत ही विस्तृत, विकीर्ण तथा तदपेक्षया अवान्तर- 


कालीन प्रतीत होता है । दोनो का यहाँ एकत्र संकलन तुलना करने के लिए 
दिया जा रहा है। | 


( के ) 
सत्स्यपुराणम्‌ ( अध्याय ५३ ) 


पुराण-संख्यावर्णनस्‌ 
मृतय ऊचुः 
पुराणसंख्यामाचक्ष्व सूत विस्तरशः क्रमात्‌ | 
दानधमंमशेषन्तु . यथावदमुपूर्वंशः ॥ १॥ 
सुत उवाच 
इदमेव पुराणेषु पुराणपुरुषस्तदा | 
यदुक्तवान्‌ स विश्वात्मा मनवे तन्निवोधत ॥ २॥ 
सत्स्य उवाच 
पुराणं GAMA प्रथमं ब्रह्मणा स्मृतम्‌ | 
अनन्तरञ्च वक्त्रेभ्यो वेदास्तस्य fafa ॥ ३॥ 
पुराणमेकमेवासीत्‌ तदा कल्पान्तरेऽनघ । 
त्रिवर्गसाधनं पुण्यं शतकोटिप्रविस्तरस्‌ ॥ ४ ॥| 
निदंग्धेष्‌ च लोकेपु वाजिरूपेण वै मया । 
अङ्गानि चतुरो वेदाः पुराणं न्यायविस्तरम्‌ ॥ ५॥ 
मीमासां धर्मशास्त्रञ्च परिगृह्य मया कृतम्‌ | 
मत्स्यरूपेण च पुनः कल्पादावुदकाणंवे ॥ ६॥ 
अशेषमेततु कथितमुदकान्तगंतेन च | 
श्रृत्वा जगाद स मुनीन्‌ प्रति देवान्‌ चतुर्मुखः ॥ ७॥ 
परवृत्तिः सर्वशास्त्राणां पुराणस्याभवत्ततः । 
कालेनाग्रहण दृष्टूवा पुराणस्य ततो TT ॥ ८॥ 
व्यासरूपमह कृत्वा संहरामि युगे युगे । 
चतुलक्ष्यप्रमाणेन द्वापरे द्वापरे सदा ॥ ९ ॥ 
तथाष्टदशधा कृत्वा भूलोकेऽस्मिन्‌ प्रकाश्यते । 
अद्यापि देवोकेऽस्मिन्‌ शतकोटिप्रबिस्तरम्‌ ॥ १० ॥ 
तदर्थोऽत्र चतुर्लक्ष सञ्ञेपेण विशेषितम्‌ | 
पुराणानि दशाष्टौ च साम्प्रतं तदिहोच्यते ॥११॥ 


६२२ 


पुराण-विमर्श 


नामतस्तानि वक्ष्यामि श्रृणुध्वं मुनिसत्तमाः। 
ब्रह्मणाभिहितं पूर्वं यावन्मात्रं गरीचये॥१२॥ 
ब्राह्मं त्रिदशसाहस्रं पुराण परकीत्यंते । 
रिखित्वा तच्च यो दद्याज्जळधेनुसमन्वितस्‌ ॥ 
वेशाखपूणिमायाञ्च ब्रह्मलोके महीयते ॥१३॥ 
एतदेव यथा पद्ममभूद्धेरण्मयं जगत्‌ । 
तद्वृत्तान्ताश्चयं तद्वत्‌ पाद्ममित्युच्यते बुधे: ॥ 

पादं तत्‌ पञ्चपञ्चाशत्‌ सह्राणीह कथ्यते ॥ १४ ॥ 
तत्‌ पुराणञ्च यो दद्यातु सुवणंकलशान्वित्तम्‌ । 

ज्येष्ठे मासि तिलेर्थुक्तमश्वमेत्रफल लभेत्‌ ॥ १५॥ 
वाराहकल्पवृत्तान्तमधिक्ृत्य पराशरः । 

यत्प्राह धर्मानखिलान्‌ तद्युक्त वेऽ्णवं विदुः ॥ १६ ॥ 
तदाषाढे च यो दद्यात्‌ घृतथेनुसमन्वित्तम्‌ । 
पोर्णमास्या विपूतात्मा स पद याति वारुणम्‌ ॥ 
त्रयोविशत्तिसाह्र तत्प्रगाण fasta ॥ १७॥ 
श्वेतकल्पप्रसङ्गेन धर्मान्‌ वायृरिहात्रवीत्‌ । 

यत्र तद्वायवीयं स्याद्‌ रुद्रमाहात्म्यस श्रुतम्‌ ॥ 
चतुविशत्‌ सहस्राणि पुराण तदिहोच्यते ॥ १८॥ 
श्रावण्यां श्रावणे मासि गुडधेनुसमन्वितम्‌ । 

यो दद्याद्‌ वृषसंयुक्तं ब्राह्मणाय कुटुम्बिने । 
शिवलोके स पूतात्मा कल्पमेकं वसेन्नरः ॥ १६ ॥ 
यत्राधिकृत्य गायत्री वण्यते धर्मविस्तरः । 
वृत्रासुरवधोपेतत तद्भागवतमुच्यते ॥ २० ॥ 
सारस्वतस्य कल्पस्य मध्ये ये स्युर्न रोत्तमाः । 

तद्‌ वृत्तान्तोद्‌भवं लोके तद्भागवतमुच्यते ॥ २१ ॥ 
लिखित्वा तच्च यो दद्याद्धेमसिहसमन्वितस्‌ । 
पौर्णमास्यां प्रौष्ठपद्या स याति परमां गतिस्‌ ॥ 
अष्टादशसहस्राण पुराणं तत्प्रचक्षते ॥ २२॥ 
यत्राह नारदो धर्मान्‌ बृहत्कल्पाश्रयाणि च । 
पर्चावशत्‌ सहस्राणि नारदीय तदुच्यते ॥ २३ ॥ 
तदिदं पञ्चदश्यान्तु दद्याद्धेनुसमन्वित्तम्‌ । 

परमा सिद्धिमाप्नोति पुनरावृत्तिदुर्लभास्‌ ॥ २४॥ 
यत्राधिकृत्य शकुनोन्‌ धर्माधर्मविचारणा । 
व्याख्याता वे सुनिप्रश्‍ने मुनिभिर्धमंचारिभिः ॥ २५ ॥ 


` परिशिष्ट 2 


मार्कण्डेयेन कथितं तत्सर्वं विस्तरेण तु | 

प्राणं नवसाहस्रं माकण्डेयमिहोच्यते ॥ २६ ॥ 
प्रतिलिख्य च यो दद्यात्‌ सौवर्णकरिसंयृतस्‌ । 
कार्तिक्यां पण्डरीकस्य यज्ञस्य फलभाग्भवेत्‌ |} २७॥ 
यत्तदीशाचकं कल्पं वृत्तान्तमधिकृत्य च | 

वशिष्ठाया ग्निना प्रोक्तंमाग्नेय तत्‌ प्रचक्षते ॥ २८॥। 
लिखित्वा तच्च यो दद्याद्धमपद्मसमान्वतम्‌ | 
मार्गशीर्ष्या विधानेन तिलघेतुसमन्वितम्‌ | 

तच्च पोडरसाहर्ूरं सवं क्रतुफल प्रदम्‌ ॥ २९ || 
यत्राधिकृत्य माहात्म्यमादत्थस्य चतुमुंख | 
अघोरकल्पवृत्तान्त प्रसङ्भेन जगत्स्थित्तिम्‌ | 

मनवे कथयामास भतग्रामस्य लक्षणम ।। ३० ॥ 
चवुर्दशसहस्राण तथा पञ्चशतानि च | 
भविष्यर्चारतप्राय भ।वष्यन्तदिहोच्यते ॥ ३१॥ 
तत्पोषे मासि यो दद्यात्‌ पौर्णमास्या विमत्सरः | 
गुडकुम्भसमायुक्तमस्निष्टोमफलं भवेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
रथन्तरस्य कल्पस्य वत्तान्तमधिक्कत्य च । 
सार्वाणर्नारदाड श्री-कृष्णमाहात्म्यमत्तमम्‌ ॥ ३३ ॥ 
यत्र व्रह्मवराहस्य चोदन्त वर्णित मुहुः । 
तदष्टादशसाहस्रं ब्रह्मवेवर्तमुच्यते ॥ ३४ ॥ 
पराणं ब्रह्मवेवर्त यो दद्यान्माघमासि च । 
पोणेमास्यां शुभदिने ब्रह्मलोके महीयते 11 ३५॥ 
यत्राग्निलिङ्खमध्यस्थ प्राह देवो महेश्वर, | 
घर्मार्थकाममोक्षार्थमाग्नेयमधिक्गृत्य च ॥ ३६।। 
कल्पान्ते लेख्ग मत्युक्त पुराणं ब्रह्मणा स्वयम्‌ । 
तदेकादशसाहस्रं फल्गुन्या यः प्रयच्छति । 
तिळधेनुसमायुक्तं स याति शिवसाम्यताम्‌ ॥ ३७॥ 
महावराहस्य पनर्माहात्म्यमधिकृत्य च। 
विष्णुनाभिहितं क्षोण्यं तद्ठाराहमिहोच्यते।। ३८ ॥ 
मानवस्य TAS A कल्परय मुनिसत्तमाः । 
चतुविशत्सह्राणि तत्पुराणमिहोच्यते॥। ३९ ॥' 
काञ्चनं गरुडं कृत्वा तिळधेनुसमन्वित्तम्‌ । 
पोणंमास्यां मधौ दद्याद्‌ ब्राह्माणाय कुटुम्बिने । 
वराहस्य प्रसादेन पदमाप्नोति वेष्णवम ॥ ४० ॥ 


"३२३ 


६२४ 


पुराण-विमर्ण 


यत्र माहेश्वरान्‌ धर्मानधिकृत्य च षण्मुखः | 

कल्पे तत ged वृत्तं चरितेरुपवृंहितम्‌ ॥ ४१॥ 
स्कन्द नाम पुराणश्च ह्योंकाशीति [निंगद्यते | 
सहस्राणि शतं चेकमिति मर्त्येपु गद्यते ॥ ४२ ॥ 
परलिख्य च यो तद्याद्धेमशूलसमन्वितम्‌ | 

शेवं पदमवाप्नोति मीने चोपगते रवौ ॥ ४३ ॥ 
त्रिविक्रमस्य वृत्तान्त मधिकृत्य चतुर्मुख. | 
त्रिवर्गमभ्यवात्तद्च वामनं परिकीतितम्‌ ॥ ४४॥ 
पुराणं दशसाहस्र कूर्मकल्पानुगं शिवम्‌ | 

यः शरद्विपुवे दद्याद्‌ वेष्णवं यात्यसौ पढम्‌ ॥ ४५॥ 
यत्र घर्मार्थकामाना मोक्षस्य च रसातले | 

माहात्म्य क यामास PASM जनार्दनः ॥ ४६ ॥ 
इन्द्रयुम्नप्रसद्धेत ऋषिभ्यः शक्रसन्निधौ | 
अष्टादगसह्राणि लक्ष्मीकल्पानुर्ष्भिकम्‌ ॥ ४७ ॥ 
यो दद्यादयने कूर्म हेमकूर्मसमन्वितम्‌ | 
गोसहस्रप्रदानस्य फलं सम्प्रा FATA. ॥ ८८ || 
श्रुतीनां यत्र कल्प(दी प्रवृत्त्यर्थं जर्नादनः | 
मत्स्यरूपेण मनवे नरसिंहोपवर्णनम्‌ ॥ ४९ ॥ 
अधिकृत्या5ब्रवीत्‌ सप्तकल्पवृत्तं मुनीश्वराः | 
तन्मात्स्यमिःत जानीध्व सहस्राणि चतुर्दश || ५० ॥ 
विषुवे हेममत्स्पेन घेत्वा चेव समन्वितम्‌ | 

यो दद्यात्‌ पृथिवी तेन दत्ता भवति चाखिला ॥ ५१ ॥ 
यदा च गारुडे कल्पे विञ्वाण्डाद्‌ गरुडोद्धवम्‌ | 
अधिकृत्या5ब्रवीत कृष्णो गारुड तदिहोच्यते 11 ५२॥ 
तदष्टादशकश्चेव सहस्राणीह पठ्यते । 

सौवर्णं हंससंथुक्तं यो ददाति पुमानिह ॥ 

स सिद्धि लभते मुख्यां शिवलोके च संस्थितिम्‌ ॥ ५३ ॥ 
ब्रह्मा ब्राह्म णमाहात्म्यमधिक्कत्यात्रवीत्त पुनः । 

तच्च द्वादशसाहस्रं ब्रह्माण्डं द्विशताधिकम्‌ ॥ ५४ ॥ 
भविष्याणाञ्च कल्पानां श्रूयते यत्र विस्तर | 

तद्‌ ब्रह्माण्डपुराणञ्च ब्रह्मणा समुदाहृतम्‌ ॥ ५५॥ 
यो दद्यात्तद्व्यतीपाते पीतोर्णायुगसंयुततम्‌ । 
राजसूयसहस्रस्य फलमाप्नोति मानवः ॥ 

हेमघेन्वा युतं तच्च ब्रह्म लोकफलप्र दम्‌ ॥ ५६॥ 


परिशिष्ट १ ६२५ 


चतुर्लक्षमिदं प्रोक्तं व्यासेनादभुतकर्मणा । 
मतूपितुर्मम पित्रा च मया तुभ्यं निवेदितस्‌ ॥ ५७॥ 
इहलोकहितार्थाय संक्षिप्तं परमषिणा । 
इदमद्यापि देवेषु शतकोटिप्रविस्तरम्‌ ॥ ५८ ॥ 


उपमेदान्‌ प्रवच्यामि लोके ये सम्प्रतिष्ठिता | 

पाद्मे पुराणे तत्रोक्तं नरसिहोपवणंतस्‌॥ 
तच्चाष्टादशसाहस्रं नार्रासहमिहोच्यते ॥ ५९ ॥ 
नन्दाया यत्र माहात्म्यं कार्तिकेयेन वण्यते । 

नन्दीपुराणं तल्लोकेरार्यातमिति कीर्त्यते ॥ ६० ॥ 

यत्र साम्बं पुरस्कृत्य भविष्येऽपि कथानकम्‌ ¦ 

प्रोच्यते तत्पूनलोकि साम्बमेतन्मुनिब्रताः7॥ ६१ ॥ 


पुरातनस्य कल्पस्य पुराणानि freer: | 
धन्यं यशस्यमायुष्यं पुराणानामनुक्रमस्‌ | 
एवमादित्यसंज्ञा च तत्रेव परिगद्यते ॥ ६२ ॥ 
अष्टादशभ्यस्तु पृथक्‌ पुराणं यत्‌ प्रदिश्यते | 
विजानीध्वं द्विजश्नेष्ठास्तदेतेभ्यो विनिर्गतम्‌ । 
पञ्चाङ्गानि पुराणेषु आख्यानकमिति स्मृतम्‌ ॥ ६३॥ 
सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च। 
वंशातुचरितञ्चेव पुराणं पञ्चरक्षणस्‌ ॥ ६४॥ 
ब्रह्मविष्ण्वकसुद्राणां माहात्म्यं भुवनस्य च | 
ससंहारप्रदानाञ्च पुराणे पञ्चवर्णके ॥ ६५॥ 
धर्मश्चार्थश्च कामश्च मोक्षर्चैवात्र कीर्त्यंते | 
सर्वेष्वपि पुराणोषु तहिरुद्ध्व॒ यत्फलम्‌ ॥ ६६॥ 
सात्त्विकेषु पुराणेषु माहात्म्यमधिकं हरेः 1 
राजसेषु च माहात्म्यमधिकं ब्रह्मणो विदुः ॥ ६७ ॥ 
तद्वदग्नेश्च माहात्म्यं तामसेषु शिवस्य च। 
संकीणेंषु सरस्वत्याः पितृणाञ्च निगद्यते ॥ ६८ ॥ 
अष्टादश पुराणानि कृत्वा सत्यवतीसुतः 
भारताख्यानमखिलञ्चक्रे तदुपबुंहित्तस | 
लक्षेणेकेन यत्‌ प्रोक्तं वेदार्थपरिवृंहितस्‌ ॥ ६९॥ 
४० पु० विर 


£ 


६२६ पुराण-विमर्श 


वाल्मीकिना तु यत्‌ प्रोक्तं रामोपाख्यानमुत्तमम्‌ । 
ब्रह्मणाभिहितं यच्च शतकोटिप्रविस्तरम्‌ ॥ ७०॥ 


आहृत्य नारदायेव तेन वाल्मीकये पुनः | 
वाल्मीकिना च लोकेषु धर्मकामार्थसाधनम्‌ ॥ 

एवं सपादाः पश्चेते लक्षा मर्त्ये प्रकीतिताः । ७१ ॥ 
पुरातनस्य कल्पस्य पुराणानि विदुवुंधा: । 

धन्य यशस्यमायुष्य पुराणानामनुक्रमम्‌ । 

यः पठेच्छणुयाद्वापि स याति परमाङ्गतिम्‌ ॥ ७२॥ 


इदं पवित्रं यशसो निधान-मिदं पितृणामतिवल्लभश्च | 
इदश्च देवेण्वमृतायितञ्च नित्यं त्विदं पापह्रश्च पुंसाम्‌ ॥ ७३॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे पुराणसंख्यावर्णनं नाम 


निपच्चाशत्तमोष्थ्यायः Ut 


(ख) 
अष्टादशपुराणानां विषयानुक्रमणिका 


( १ ) ब्रह्मपुराणम्‌ 
वेदव्पासप्रणोते महापुराणादि तत्प्रतिपाद्यविषयाश्च 

वृहन्नारदीये ४ पा० ६२ Ao उक्ता यथा-- 
ब्राह्मं पुराणं तत्रादौ सर्वलोकहिताय वे | 
व्यासेन वेदविदूषा समाख्यातं महात्मना ॥ 
qe सर्वपुराणाग्र्यं धर्मकामार्थमोक्षदम्‌ । 
नानाख्यानेतिहासाढ्यं दशसाहस्रमुच्यते ॥ 

तस्पूर्वभागे :-- 
“देवानामसुराणाञ्च यत्रोत्पत्तिः प्रकीतिता । 
प्रजापतीनाञ्च तथा दक्षादोना मुनीश्वर ! 1 
तत्तो लोकेश्वरस्यात्र सूर्यस्य परमात्मनः । 
चंशानुकीर्तनं पुण्यं महापातकनाशनम्‌ ॥ 
तत्रावतारः कथितः परमानन्दरूपिणः। 
श्रीमतो रामचन्द्रस्य चतुरव्यूहावतारिण: ॥ 
ततश्च सोमवंशस्य ai यत्र र्वाजतम्‌ १ 
कृष्णस्य जगदीशस्य चरितं कल्मषापहम्‌ ॥ 
द्वीपानाञ्चेव सिन्धूनां वर्षाणाञ्चाप्यशेषतः । 
वर्णनं यत्र पातालस्वर्गाणाञ्च प्रदृश्यते ॥ 
नरकाणां समाख्यानं सूर्यस्तु्िकथानकम्‌ । 
पार्वत्याश्च तथा जन्म विवाहश्च निगद्यते ॥ 
दक्षाख्यानं ततः प्रोक्तमेका ग्रत्तेत्रवर्णनम्‌ । 
पूर्वंभागोऽयमुदितः पुराणस्यास्य मानद |” 

बदुत्तरसागे :-— 
अस्योत्तरे विभागे तु पुरुषोत्तमवर्णनम्‌। 
विस्तरेण समाख्यातं तीर्थयात्राविधानतः ॥ 
अत्रेव कृष्णचरितं विस्तरात्‌ समुदीरितम्‌ । 
वर्णनं मम लोकस्य पितृश्राद्धविधिस्तथा ॥ 
वर्णाश्रमाणां घर्माइच कोत्तिता यत्र विस्तरात्‌ । 
विष्णुधमंयृगाख्यानं प्रलयस्य च वर्णनम्‌। 


६२८ पुराण-विमर्श 


योगानां च समाख्यानं सांख्यानाञ्चा5पि वर्णनम्‌ । 
ब्रह्मवादसमुद्देशः पुराणस्य च शंसनम्‌ ॥ 
एतद्‌ ब्रह्मप्राणन्त्‌ भागद्व्यसमाचितम्‌ । 
वर्णितं सर्वपापघ्नं सवसौस्यप्रदायकम्‌ ॥ 
तत्फलश्षुतिः — 

सुतशौनकसंवादं भुक्तिमुक्तिप्रदायकम्‌ | 
िखत्वेतत्प राणं यो वेशाख्या हेमसंयृत्तम्‌ ॥ 
जल्घेनुयुत्तञ्चापि भक्त्या दद्याद्‌ द्विजातये | 
पौराणिकाय सम्पूज्य चस्त्रभोज्यविभूषणेः ॥ 
स वसेद्‌ ब्रह्माणो लोके यावच्चन्द्राकंतारकम्‌ । 
यः पठेच्छणयाद्वाईपि ब्रह्मानुक्रमणी दविज ॥ 
सोऽपि सर्वपुराणस्य श्रोतुर्वक्तः फलं लभेत्‌ । 
म्गुणोति ०. प्राणन्त ब्राह्म सर्वं जितेन्द्रियः ॥ 
हविष्याशी च नियमात्‌ स रभेद्‌ ब्रह्मण. पदम्‌ | 
किमत्र बहुनोक्तेन यद्‌ यदिच्छति मानवः ॥ 
तत्सर्वं लभते वत्स पुराणस्यास्य कीत्त॑नात्‌ | 


( २ ) पद्मपुराणम्‌ 
तत्स्थविषयाणाम्प्रतिपादनं नारदीयपुराणे उक्त यथा-- 
प्रयमे सृष्टिखण्डे :--- 

“पुलत्स्येन तु भीष्माय सृष्ट्यादिक्रमतो द्विज । 
नानाख्यानेतिहासाथ्येयंत्रोक्तो धर्मविस्तरः ॥ 
पुष्करस्य च माहात्म्यं विस्तरेण प्रकीतितम्‌ | 
ब्रह्मयन्ञविधानञ्च वेदपाठादिलक्षणम्‌ ॥ 
दानाचा कीर्तनं यत्र वृत्तानाञ्च पृथक्‌ पृथक्‌ | 
विवाह. शेलजायाश्च तारकाख्यानकं महत्‌ ॥ 
माहात्म्यञ्च गवादीना कीतिठं सवपुण्यदम्‌ | 
कालकेयादिदत्यानां वधो यत्र पृथक्‌ पृथक्‌ || 
ग्रहाणामर्च्चनं दानं यत्र घ्रोक्त द्विजोत्तम | 
तत्सृष्टिखण्डमुद्रि्टं व्यासेन सुमहात्मना ॥ 
द्वितोये भूमिखण्डे :-- 
पितृमात्रादिपूज्यत्वे 'शिवशर्सकथा पुर: | 
सुन्नतस्य कथा WA वृत्रस्य च वधस्तथा | 


हि परिशिष्ट १ ६२९ 


पुथोर्वेणस्य चाख्यानं धर्माख्यानं ततः परस्‌ । 
पितृशुश्रूषणाख्यानं नहुषस्य कथा ततः ॥ 
ययातिचरितञ्चेव गुरुतीर्थनिूपणम्‌ । 
राज्ञा जेमिनिसंवादो बह्वाशचर्यकथायुतः ॥ 
कथा ह्यशोकसुन्दर्या हुण्डदेत्यवधाचिता | 
कामोदकाख्यानकं तत्र विहुण्डवधसंयुतस्‌ ॥ 
कुञ्जुगस्य च संवादश्च्यवनेन महात्मना | 
सिद्धाख्यानं ततः प्रोक्तं खण्डस्यास्य फलोहनम्‌ ॥ 
सूतशौनकसंवाद भूमिखण्डमिदं स्मृतम्‌ | 

तृतीये स्वर्गखण्डे :-- 


“'ब्रह्माण्डोत्पत्तिरुदिता यत्रषिभ्यश्च सौतिना | 
सभूमिलोकसंस्थानं तीर्थाख्यानं ततः परम्‌ ॥ 
नमदोत्पत्तिकथनं तत्तीर्थानां कथा पृथक्‌ । 
कुरुक्षेत्रादित्तीर्थानां कथाः पुण्याः प्रकोतिता. ॥ 
कालिन्दीपुण्यकथनं काशोमाहात्म्यवर्णनम्‌ । 
गयायाइ्चेव माहात्म्यं प्रयागस्य च पुण्यकम्‌ ॥ 
वर्णाश्नमानुरोघेन कस॑योगनिरूपणम्‌ । 
व्यासजैमिनिसंवादः पृण्यकर्मकथाचितः ॥ 
समुद्रमथनाख्यानं व्रताख्यानं ततः परम्‌ | 
ऊर््जपञ्चाहमाहात्म्यं स्तोत्रं सर्वापराधनुत्‌ ॥ 
एतत्स्वर्गाभिधं विप्र ! सर्वपातकनाशनम्‌ 1 
चतुर्थ पातालखण्डे :-- 


“रामाश्वमैघे प्रथमं राम राज्याभिषेचनम्‌ । 
अगस्त्याद्यागमश्चेव पौलस्त्यान्वयकीत्त॑नम्‌ ॥ 
मश्वमेधोपदेशश्च हयचर्या तततः परम्‌ । 
नानाराजकथाः पुण्या जगन्नाथानुवणंनम्‌ ॥ 
वुन्दावनस्य माहात्म्यं सर्वपापप्रणाशनम्‌ | 
नित्यलीलानुकथनं यत्र कृष्णावत्तारिणः ॥ 
माधवस्नानमाहात्म्ये स्तानदानाचेने फलम्‌ । 
घरावराहसंवादो यमब्राह्मणयोः कथा ॥ 
सवादो राजदूतानां कृष्णस्तोत्रनिरूपणम्‌ । 
शिवशम्भुसमायोगो दधीच्याख्यानकन्ततः ॥ 
भस्ममाहात्म्यमतुलं शिवमाहात्म्य मुत्तमम्‌ | 


६३० पुराण-विमर्श 


देवरातसुताख्यानं पुराणाञ्च प्रगंसनम्‌ ॥ 
गौतमाख्यानकं चेव शिवगीता ततः स्मता 
कल्पान्तरो रामकथा भारद्वाजाश्रमस्थितौ || 
पातालखण्डमेतद्धि श्रुण्वतां ज्ञानिनां सदा | 
सर्वपापप्रशमन सर्वाभोष्टफलप्रदम्‌ ॥ 


पञ्चमे उत्तरखण्डे .--- 
पर्वताख्यानकं पूर्वं गौर्ये प्रोक्तं शिवेन वे । 
जाळन्घरकथा पश्चात्‌ श्रीशेलाद्यनुकीतंनम्‌ ॥ 
सागरस्य कथा पुण्या ततः परमुदारिता । 
गंगाप्रयागकाशीचां गयायाश्चाधिपुण्यकम्‌ ॥ 


आम्लादिदानमाहात्म्य तन्महाद्वादशीब्रतम्‌ | 
चतुविशेकादशीनां माहात्म्यं पृथगीरितम्‌ ।। 
विष्णुधमंसमाख्यानं विष्णुनामसहस्रकम्‌ । 
कातिकव्रतमाहात्म्यं माघस्तानफलन्तत: ॥ 
जम्बुद्वीपस्य तीर्थाना माहात्म्यं पापनाशनम्‌ | 
साधुमत्याश्च माहात्म्यं नसिहोत्पत्तिवर्णनम्‌ ॥ 
देवशर्मादिकाख्यान गोतामाहात्म्यवणंने । 
भक्ताख्यानञ्च माहात्म्यं थ्रीमद्धागवत्तस्य हू ॥ 
इन्द्रप्रस्थस्य माहात्म्यं बहुतीथंकथाचितम्‌ | 
मन्त्ररत्नाभिधानञ्च त्रिपाद्भृत्यनुवणनम्‌ | 
अवतारकथा पुण्या मत्स्यादोनामतः परम्‌ ॥| 
रामनामशतं दिव्यं तन्माहात्म्यञ्च वाडव | 
परीक्षणञ्च भुगुणा श्रीविष्णोर्वेभवस्य च | 
इत्येतदुत्तरखण्डं पञ्चमं सवपुण्यदम्‌ ॥ 
तत्फलभ्रुति:-- 
पञ्चखण्डयुतं पाद्मं यः श्वूणोत्ति नरोत्तमः | 
स लभेद्वेष्णवं धाम भुवत्वा भोगानिहेप्सितान्‌ ॥ 
एतद्वै पञ्चपञ्चाशत्‌ सहस्रं पद्मसज्ज्ञकम्‌ | 
पुराण लेखयित्वा वे ज्येष्ठ्यां स्वर्णाज्यसंयुत्तम्‌ ॥ 
य: प्रदद्यात्सुमतये पुराणज्ञाय मानद | 
स याति वेष्णवं धाम सर्वदेवनमस्कृतः ॥ 
पद्मानु क्रमणीमेतां यः पठेच्छणुयात्तथा । 
सोऽपि पद्मपुराणस्य लभेच्छवणजं फलम्‌ ॥'” 


प्रिशष्ट १ ६२१ 
( ३ ) विष्णुपुराणम्‌ 


तत्प्रतिपाद्यविषयाश्च बृहन्तारदीये---६४ अव्याये उक्ता यथा-- 
श्युण वत्स प्रवक्ष्यामि पुराणं वष्णवं महत्‌ | 
त्रयोविशतिसाह्रं सर्वपातकनाशनम्‌ ॥ _ 
यत्रादिभागे निदिष्टाः षडंशाः शक्तृजेन ह्‌ | 
मेत्रेयायादिमे तत्र प॒राणस्यावत्तारिका ॥ 

तन्न प्रथयमभागस्य AAAI :--- र 
“आदिकारणसगंश्च देवादीनाञ्च सम्भवः । 
समुद्रमथानाख्यानं॑ दक्षादीना कथाचयः॥ 
ga चरितं चेव पृथोश्चरित्तमेव च । 
प्राचेतसं तथाख्यानं प्रह्मादस्य कथानकम्‌ ॥ 
पृथुराज्याधिकाराख्यः प्रथमोंऽश इतीरितः | 


प्रयसभागस्य हितोयांशे :-- 


पातालनरकाख्यानं सप्तसर्गनिरूपणम्‌ । 

सूर्यादिचारकथनं पृथगूलक्षणसंगतम्‌ ॥ 

चरितं भरतस्याथ मुक्तिमार्गनिदशंनम्‌ | 

निदाघळऋतुसंवादो ह्वितीयोंऽश उदाहृतः ॥ 
प्रयमभागस्य तृतीयांशे :-- 


'मन्वन्तरसमाख्यानं वेदव्यासावतारकम्‌ | 
नरकोद्धारकं कमं गदितञ्च ततः परम्‌ ॥ 
सगरस्यौर्वसंवादे सर्वधर्मनिरूपणम्‌ | 
श्राद्धकल्पं wifes वर्णाश्नमनिबन्धने ॥ 
सदाचारश्च कथितो मायामोहकथा ततः | 
तृतीयो5शो्यमुदितः सर्वपापप्रणाशनः ॥” 

प्रथमभागस्य चतुर्थाशे :-- 

“सुयवंशकथा पुण्या सोमवंशानुकीतनम्‌ | 
चतुर्थऽशे मुनिश्रेष्ठ नानाराजकथाचितम्‌ ॥” 

प्रथमभागस्य पञ्चमा :-- 
“कुष्णावतारसम्प्रशनो गोकुलीया कथा ततः | 
पूतनादिवधो बाल्ये कोमारेऽघादिहिसनम्‌ ॥ 
केशोरे कंसहननं माथरं चरितन्तथा | 
ततस्तु यौवने प्रोक्ता लीला द्वारवत्तीभवा ॥ 


६३२ पुराण-विमगं 


सवेदेत्यवधो यत्र विवाहाश्च पृथर्विधा: | 
यत्र स्थित्वा जगन्नाथः कृष्णो योगेश्वरेश्वरः 1 
भूभारहरण चक्रे परस्वहननादिभिः। 
अष्टावक्रीयमाख्यानं पञ्चमोंऽश इतीरितः ॥” 
प्रथमभागस्य षष्टांशे :-- 
कलिजं चरितस्प्रोकतं चातुविध्यं लयस्य च | 
ब्रह्मतानसम॒द्देश: खाण्डिकस्य निरूपितः ।। 
केशिष्वजेन चेत्येप पष्ठो$शः परिकीतितः | 
तस्य द्वितीयभागे : 
अतः परन्तु सूतेन शीनकादिभिरादरात्‌ | 
पृष्टेन चोदिताः शरवद विष्णुधर्मात्तराह्वयाः ।। 
नाना धर्मकथाः पण्या व्रतानि नियमा यमाः | 
घमशास्त्रञ्चार्थशास्त्रं वेदान्त ज्योत्तिपन्तथा (1 
वंशाख्यानम्प्रकरणात्‌ स्तोत्राणि मनवस्तथा | 
नाचा विद्याश्रयाः प्रोक्ताः सर्वेलोकोपकारकाः | 
एतद्विष्णुपराणं चे सर्वंशास्त्रार्थसंग्रहः 11” 
तत्फलभुति:-- 
“दाराहकल्पवृत्तान्तं व्यासेन कथितन्त्विह्‌ । 
यो चरः पठते भक्त्या यः STOTT च सादरम्‌ ॥ 
तावुभौ विष्णुलोकं हि ब्रजेताम्भुक्तभोगको | 
तल्लिखित्वा च यो दद्यादाषाढ्यां घृतधेनुना ॥। 
सहितं विष्णुभक्ताय पुराणार्थेविदे द्विजः । 
स याति वेण्णवं धाम विमानेनाकंवर्चेसा ॥ 
यश्च विष्णुपुराणस्य समनुक्रमणी far | 
कथयेच्छुणृयाद्ठापि स पुराणफलं लभेत्‌ ।। 


( ४ ) वायपुराणस्‌ 
“पुराणं थन्मयोवतं हि चतुर्थ वायुसंजितस्‌ । 
चतुविशत्िसाहत्रं शिवमाहात्म्यसंयूतम्‌ | 
महिमान शिवस्याह पूर्वे पाराशरः पुरा । 
अपराद्धे तु रेवाया माहात्म्यमतुळं मुने ॥ 
पुराणेषृत्तमं॑ प्राहु पुराणं वायुनोदितम्‌ | 
यस्य श्रवणमात्रेण शिवलोकमवाप्नुयात्‌ ॥ 
यथा शिवस्तथा ate पुराणं वायुनोदितम्‌ ( 
शिवभक्तिसमायोगान्नामद्ठयसमन्विततम्‌ ॥ 


परिशिष्ट १ 


चतुर्थ वायु ना Mad वायवीयर्मिति स्मृतस्‌ । 
शिवभक्तिसमायोगाच्छेवं तच्चापराख्यया ॥ 
चतुविशतिसंख्यातं सहस्राणि तु शौनक । 
चतुर्भि: पर्वभिः घ्रोवतं ॥” 


रेवा-माहात्म्यम्‌-- 


पु्वभागे-- 


“soa विप्र प्रवक्ष्यामि पुराणं वायवीयकस्‌ । 
तस्मिञ्‌ MA लभेद्धाम रुद्रस्य परमात्मनः ॥ 
चतुविशत्तिसाहृस्रै तत्‌ पुराणं प्रकीतित्तस । 
श्वेतकल्पप्रसङ्गेन घर्माण्यप्याह मारुतः । 
तद्ठायवीयमुदितं भागट्टयसमाचित्तस्‌ ॥ 


स्वर्गाद्लिक्षणं यत्र प्रोक्तं विप्र सविस्तरात्‌ | 
मन्वन्तरेषु वंशाञ्च राज्ञां ये यत्र कीतित्ता: ॥ 


गयासुरस्य हननं विस्तराद्‌ यत्र कीतितस्‌ | 
मासानां चेव माहात्म्यं माघस्योक्तं फलाधिकम्‌ । 
दानधर्म्मा राजधर्म्मा विस्तरेणोदितास्तथा ॥ 


भूमिपातालकव्योमचारिणा यत्र निणंयः । 
ब्रतादीनाञ्च पूर्वोऽयं विभाग समुदाहूतः ॥ 


तदुत्तरभागे-- 


उत्तरे तरय भागे तु नमंदातीर्थंवर्णनम्‌ | 
शिवस्य संहिताख्या वे विस्तरेण मुनाइवर ॥ 
यो देवः सर्वदेवानां sata: सनातनः | 
स तु सर्वात्मना यस्यास्तीरे तिष्ठति सन्ततम्‌ ॥ 
इदं ब्रह्मा हरिरिदं साक्षाच्चेदं परो हरः । 
इदं ब्रह्म निराकारं कैवल्यं नम्मंदाजलम्‌ ॥ 
ध्रुवं लोकहितार्थाय शिवेन स्वशरीरतः। 
शक्तिः कापि सरिद्रूपा रेवेयमवत्तारिता ॥ 
ये वसन्त्युत्तरे कूले रुद्रस्यानुचरा हि ते । 
वसन्ति याम्यतीरे ये लोकं ये यान्ति वैष्णवम्‌ ॥ 
ओद्भारेश्वरमारभ्य यावत्‌ पश्चिमसागरम्‌ ¦ 
agar: पञ्च च त्रिशन्तदीनां पापनाशनाः ॥ 
दशेंकमुत्तरे तीरे त्रयोविशति दक्षिणे। 
पञ्चृत्रिशत्तमः प्रोक्तो रेवासागरसङ्गमः ॥ 
सङ्गमे सहितान्येवं रेवातीरद्वयेऽपि च। 
चतुःशतानि तीर्थानि प्रसिद्धानि च सन्ति हि ॥ 


६३३ 


६३६ पुराण-विमर्श 


केलाशसंहितायाम्‌ :-- 

वाराणसीधाम्नि सूतकतृंकमुनीनां निकटे प्रणवार्थकथनारम्थ: । 
केलाशधाम्ति देवीकृता शिवं प्रति प्रणवार्थजिज्ञासा ! प्रणवोक्तमन्त्रदीक्षा- 
दिकथनस्‌ । प्रणवोद्धारः, विविधपूजा एव न्यासान्तरादिविधिः | 

कातिकेयं प्रति वामदेवऋपे: प्रणवस्य कृते प्रश्नः । कुमा रकतुक 
वामदेवं प्रति प्रणवोपासनाकथनस्‌ । पड्विधार्थपरिज्ञात्तम्‌ | विस्तृत्तप्रण- 
वार्थः कलातन्त्रादिविवर्णकथनस्‌ । 
सनक्कुमारसंहितायाम्‌ :-- 

नेमिवारण्ये सनत्कुसारस्यागमनस्‌ । व्यासादिभिमिलनम्‌ । शिवपूजा- 
विषये ऋषीणां प्रश्‍न: । सनत्कुमारस्य पृथ्ब्यादेः संस्थाचक्रमप्र भृतीनां ` 
कथनम्‌ । प्रकृतितः महृदादिक्रमे जगतः सृष्टिः सप्तद्दीपवर्णनञ्च । नरः 
कादिवर्णनम्‌ । ऊदध्वंलोकयोगमाहात्म्यकथनम्‌ | सविस्तरं रुद्रमाहात्म्यं, 
पंचमूतिकथनम्‌ । स्द्रकीर्त।फलम्‌ । रुद्रस्तवः । सनत्कुमारस्य 
चरित्रम्‌, परमसिद्धिश्व । शिवसवंजादिकथनस्‌ रुद्रलोकब्रह्मलोकविप्णु- 
लोकानां कथनम्‌ । रुद्रस्थानस्य सर्वश्नेष्टत्वकथनस्‌ । विभीपणमहेववर- 
संवाद: । लिङ्ग पूजा-निवनामकीर्तेनफल्छ्च । स्थानमाहात्म्यकथचम्‌ । 
ब्रह्मविष्णुमहेश्वराणां मध्ये कस्य ज्येष्ठत्वम्‌ इति व्यासप्रञ्ने सनत्कुमार- 
समुत्तरदानं दिवलिद्धमाहात्म्यादिकथनञ्च । लिद्भुस्थापनं शिवशक्त्योः 
पूजनविधिः शिवपूजाया पुष्पनिरूपणम्‌ । अनशनविधिः। शिवप्रीति- 
करः घसंस्य सक्षिप्त उपदेशः। लक्ष्मणाष्टमीब्रतकथनञ्च । 
अन्नदानमाहात्म्यं भिन्त-भिस्तदानानां प्रशंसा च । विविधधर्मकार्याणा- 
मुपदेशः | सविस्तरं नियमफलकथनम्‌। पार्वत्याः शिवस्य शिरसि चन्द्र- 
धारणे विषभक्षणविपये च प्रश्नः | भस्मप्रशंसा भस्मधारणस्य फल- 
कथनम्‌ । शिवस्य सुमशानवासहेतः ) शिवपूजायाः फलकथनम्‌ । शिव- 
विभूतिकथनम्‌ । जिवस्थाननिर्देश: | प्रणवस्योपासचा । प्रणवदेवत्ता- 
कथनम्‌ | ध्यानयोगकथनम्‌। दुर्वाससः महादेवं प्रतिः पुनर्ध्यानवर्णनम्‌ 
तदर्थं काशीवासनिदेशश्च । वायुनाडिकादिनिरूपणम्‌ । ध्यानविषेः 
प्रशंसा । प्रणवोपासनानिरूपणम्‌ । शारीरस्य सर्वेदेवमयत्वकथनम्‌ | 
नाडीविस्तारकथनम्‌ | हरपार्वंतीसंवादः काशीमाहात्म्यकथनञ्च । मधू- 
कस्योपाए्यानम्‌ | सपुत्रस्य प्रतापमुकुटराज्ञ ओंकारेशवरदर्षानम्‌ | ओंकार- 
स्तवः | नन्दीश्वरस्य तपस्या । नन्दिनं प्रति शिवस्य वरदानम्‌ । महा- 
देवस्य स्मरणम्‌ । देवानामागमनम्‌ । शिवस्यादेगेन देवाना नन्दिनः 
गाणपत्याभिषेककरणम्‌ | नन्दिनः स्तवः नन्दिविवाहरुच ) नीलकण्ठ- 
माहात्म्यं, स्तोत्रञ्च, त्रिपुरवृत्तान्तम्‌ | देवाना सुखं दुष्ट्वा महादेवस्य 


परिशिष्ट १ ६२३७ 


सन्तोषः | त्रिपुरनाशस्योद्योग: । त्रिपुरदाहः | पार्वत्याः प्रश्‍न: | शिवस्य 
ब्रह्मणश्च माहात्म्यकीत नम्‌ । पानुपतयोगः | देहस्थनाडीनां विवरणम्‌ | 
` विमलज्ञानेन ईश्वरपदप्राप्तिः । शिवस्थितिलोककथनम्‌ | 
वायवीयसं हितायाम्‌ :-- 
महादेवकृपया श्रीकृष्णस्य पुत्रछा भकथनम्‌ । वेदादिव्यवस्था | पुराण- 
संख्याकथनम्‌ । ब्रह्मणो निकटे ऋषीणां शिवतत्त्वकथनम्‌ ( ब्रह्मण 
आदेशेन नैमिषारण्ये यज्ञार्थ गमनम्‌ । नेमिषारण्ये ऋषीन्‌ प्रति वायोः 
कुशळप्रदनोक्तिः । शिवतत्त्वम्‌ मायास्वरूपकथनञ्च | शिवस्य काळरूप- 
त्वप्रकटनम्‌ | सविस्तरं काळमानकथनम्‌ । प्रकृतिसृष्टिकथनम्‌ । ब्रह्मकतृं- 
कवराहरूपे ब्रह्मणि जगद्वयवस्थापनम्‌ | शिवप्रसादाद्‌ ब्रह्मणः सृष्टि- 
करणस्‌ । 
ब्रह्मविष्णुमहेश्वराणां परस्परं वणवत्तित्वम | ब्रह्मणश्च महादेवा- 
दुत्पत्तिकथनम_ । ब्रह्माणं प्रति सृष्टिकरणार्थं सद्रस्यादेशः । प्रजावृद्धयर्थं 
ब्रह्मणः अर्धनारीस्वरप्रसादनम । रुद्रकर्तृक स्त्रियाः सृष्टिः मेथुनसृष्टिश्च । 
दक्षयज्ञकथनम_ देव्याश्च देहत्यागः | वीरभद्रनिरूपणम_1 काल्याः सृष्टि: | 
दक्षयजनाश: | वीरभद्रस्य शिवनिकटे देवानयनम, | दक्षस्य छागमुखता 
च । व्याघ्रं प्रति पार्वत्या अनुग्रहः | शिवसमीपे देव्यागसनम व्याघ्रस्य 
सोमस्ददीनामकरणञ्च । देव्या: समीपे शिवकतृंकम्‌ अर्निष्टोमात्मक- 
विश्वप्रपञ्चकथन्तस, | त्रिविधशब्दार्थकथनम । जगत्तः शब्दरूपित्वकी- 
तनम । महर्षीणां शिवशक्त्योः कीर्तनस्‌। नास्तिकताविनाशाय तयोर्जन्म । 
वायुना सविस्तरं शिवत्तत्वकथनस्‌ मुक्तथर्थं ज्ञानस्य चोपदेशः । पाशुपत्त- 
योगे भुक्तिळाभकथनम्‌ | पाशुपतब्रतकथनं भस्ममाहात्म्यकथनञ्च । दुग्ध- 
प्राप्त्यर्थमुपमन्योः महादेवस्य प्रसादेन दुग्वसमुद्रप्राप्ति: | 
उत्तरभागे-- 
श्वेतकल्पे प्रयागे मुनिगणेजिज्ञासितं sed प्रति सूतस्य वायुकथित- 
शिवमाहात्म्यकथनरूपमुत्तरस्‌ । श्रीकृष्णम्प्रति उपमन्योः पाशुपतज्ञान- 
कथनम्‌ । सुरेन्द्रादिपरीक्षा । ब्रह्माविष्णुप्रभृतिभिः शिवस्वरूपकथनस्‌ । 
श्रोपुरुषात्मक-उमामहेश्वरयोजंगत्रपञ्चकत्वकथनस्‌ | परब्रह्मापरन्रह्मणो- 
रेकत्वकथनस्‌ । महादेवस्य अप्राकृतरूपस्य प्रणवात्मकत्वकथनं प्रणव- 
स्वरूपकथनञ्च | भक्त्यादिद्वारा मानवाचा शिवप्राप्तियोग्यत्ता । ब्रह्मादि- 


देवान्‌ देवीम्भ्रति च शिवस्य वेदसा रज्ञानोपदेदाः | शिवावता रस्य कल्पयोगे-, 


श्वरस्य च कथनम्‌ शिवपञ्चाक्षरमन्त्रस्वरूपस्‌ माहात्म्यञ्च । शेवमन्त्र- 
ग्रहणस्य कथा | दीक्षा प्रयोगः | षडध्वशुद्धिप्रभूतिकथनस्‌ । शिवनाम्नः शिव- 
मन्त्रस्थ च साधनविधिः आचार्यत्वसिद्धेरभिषेकादांना सस्काराणाञ्च 


~ 


६२४ पुराण-विमशं 


पष्टितीर्थसह्राणि ष'ष्टकोटयो भुनीशवर | 
सन्ति चान्यानि रेवायास्तीरयुग्मे पदे पदे ॥ 
सहितेयं महापुण्या शिवस्य परमात्मनः । 
नम्मंदाचरितं यत्र वायुना पारेकीतितम्‌ ॥ 
~-नारदपुराण 
( ५ ) शिवपुराणम्‌ 


तत्स्थविषयाणां प्रतिपादनम्‌ 

ज्ञानसहितायाम्‌ -- 

ऋषिगणस्य प्रश्न: । ब्रह्मनारदसंवादः ज्योतिलिद्धप्रादुर्भावश्‍च | 
ओंकारप्रा दूर्भाव:, शिवस्यानुग्रहः, विष्णुकृतशिवस्ततिः 1 उभयोः कृते 
शिवस्य वरदानम्‌ । ब्रह्मणो हंसरूपधारणस्य विष्णोः वराहरूपधारणस्य 
च कारणरूपनिर्देशः, ब्रह्मादीनामुत्पत्तिकथनम्‌ । ऋष्यादीना सृष्टि: । 
भगवत्याः देहत्यागस्य संक्षेपेण वृत्तान्तकथनम्‌ शिवपूजाचिधिश्च । 
पावमानमन्त्रेः शिवपूजाविधि. । तारकोपाख्यानं, ब्रह्मा णः समोपे देवादीनां 
गमनञ्च। ब्रह्मदेवसंवाद. [शिवस्य तपोवर्णनञ्च मदनदहनम्‌ 
पार्वत्याइच प्रत्यावर्तनम्‌ । पावंत्यास्तपः । पार्वत्तीतपः समुदिश्य 
देवगणानामुपीणाञ्च शिवसन्निधाने गमनम्‌, जटिलब्राह्मणवेशे 
पार्वत्याः सकाशं शिवस्यागमनम्‌ । हरपार्वतीसंवाद. । शिवविवा 
होद्योग: । शिवविवाहयात्रा। शिवरूपदशंने मेनकायाः खेदस्तां 
प्रति भगवत्या ज्ञानोपदेशः । हरपार्वत्योविवाहः । कातिकेयस्य जन्म 
देवसेनापतित्वं तारकवधश्च एवं ब्रह्मणो वरेण त्ारकपुत्राणां त्रिपरेऽ- 
धिष्ठानम्‌ । विष्णसुष्टो मुण्डिकर्तृकदेत्यगणानाम्मोहोत्पादनम्‌ । मुण्डिन 
उपदेशेन देत्याना धर्मनाञः, दरिद्रताञ्च दुष्ट्वा विष्णुप्रभृतिदेवगणानां 
शिवस्तवः । विष्णूपदेशेन देवगणानां कोटिशिवमन्त्रजापः †शिवस्तवङ्च । 
देवमयरथारोहणे शिवकतूंकत्रिपरनाशः । देवगणानां वरळाभश्च । हरि 
कर्तुंक-लिङ्गाचंनफलकथनम्‌ । अधिकारानुसारेण देवेभ्यस्तैजसादिलिङ्गः 
दानम्‌ । शिवपृजाविधिकथततम्‌ । आह्विककर्तव्यशिवपूजाविधिः । षोडशो 
पचारेण साम्वशिवपूजा | धान्यादिभिः शिवपूजायाः फलविशेषकथनम्‌ | 
जानकीशापेन केत्तकोपृष्पेण शिवपूजाया निषेधः रामचरित्रकातंतञ्च | 
चम्पकपुष्पस्य शिवपूजार्थं राज्ञो मोहस्तदुत्पादनपूर्वंक कृतदुष्कमंब्राह्मण- 
चम्पकपुष्पयोश्च नारदस्य शाप: | गणेशचरित्रम्‌ । गणेशकतृंकशिव- 
गणानां पराजयः गिवकतुंकगणेशनि रश्छेदनञ्च। शिरश्छेदनेन देव्याः 
क्रोध: महाढेवस्य च गणपतेः प्राणदानं गाणपत्यप्रदानङच | कात्तिक- 
गणेशयोविवादः गणेशस्य जयलाभश्च ] गणेशस्य विवाहस्तच्छूत्वा 
कात्तिकस्य क्रोधः क्रौञ्चपर्वत्तमनञ्च । रुद्राक्षधारणमाहात्म्यकथनम्‌ । 


परिशिष्ट १ * ६३५ 


प्रधात्ज्योतिलिङ्गोपलिज्चाना तामस्थानकथनम्‌ । नन्दिकेशतीर्थमाहात्म्ये 
गोवत्ससंवादादि: | नन्दिकेशतीथमाहात्म्यकथनम्‌ | अत्रीश्‍वरलिद्धमाहा- 
त्म्यकथनम्‌ । ज्योतिलिंगादोना समस्तवस्तूनां ग्राह्मत्वकथनम्‌ शिवलिग- 
माहात्म्यकथनळ्च । अश्वकेश्व रवर्णनप्रसंगेऽशवकमदंनकथनम्‌ । शिवरात्रि- 
व्रतसंशयहेतुदधी चितनयानां दोषकथनम्‌ । सोमेश्वरकथा ज्योतिलिगो- 
त्पत्तिकथनञ्च । महाकालोंकारेश्वरयोरुत्पत्ति: । केदारेश्वरप्रसङ्ग: । 
भीमशङ्भूरप्रादुर्भावः । विश्वेश्वरस्य माहात्म्यम्‌ गौरी प्रांत शिवस्य 
काशीमाहात्म्यकथनम्‌ । गोपेशवरमाहात्म्यकथनम्‌ । काशीमरणान्मोक्ष- 
प्राप्तेः शङ्कानिवारणम्‌ । गौतमस्य तपस्या-ततक्षेत्रकथनञ्च । गणेशपूजन 
गौतमचरित्रज्च । गौतमप्रशसा, गंगास्थिति. कुशावर्तमाहात्म्य त्र्यम्वक- 
माहात्म्यञ्च । रावणस्य तपस्यामाहात्म्यम्‌ , वेद्यनाथस्योत्पत्तिः । 
रामेशवरमाहात्म्ये नागेशमाहात्म्यञ्च । घुस्मेश्वरम।हात्म्यञ्च, वराहरूपेण 
हिरण्याक्षवधः 5 हादचरित्रञ्च । प्रह्मादहिरण्यकशिपु प्रस्तावः । हिरण्य- 
कशिप्वधः नृसिहचरित्रक्च । नळजन्मान्तरकथा । पाण्डवगणकरतृंक- 
दुर्वाससः प्रीत्युत्पादतम्‌ । व्यासादेशेन इन्द्रकीलपवंते अर्जुनस्य तप. इन्द्र- 
समागमरच । भिल्लरूपस्य शिवस्यागमनञ्च । भिल्लवेषधारिशिवस्य 
अर्जुनेन सह युद्धम्‌ । अर्जुनस्य वरदानम्‌ । पाथिवशिवपृजाविधि: । 
विल्वेशव रमाहात्म्यम्‌ । विष्णुकर्तृकसह्रकमल'गवपूजा । शिवकृपया 
सुदर्शनचक्रळाभः । शिवसहस्रनामवर्णनम्‌ 1 विष्णुप्रभृतीन्‌ शिवस्य 
शिवरात्रित्रतकथनम्‌ । शिवरात्रिव्रतस्योद्यापनविधि: । व्याधस्येतिहास 
कथनम्‌ । अज्ञानेन कृतस्य शिवरात्रित्रतस्य प्रशंसा । शिवरात्रित्रतकरणेन 
पापिनो वेदनिघेमुक्तिः । चतुविधमुक्तिवर्णनम्‌ । शिवकतृकविष्णुप्रभृत्ती- 
तामुत्पत्तिकथनम्‌ | एकमात्रभक्तिसाधनेन शिवभक्तेलाभकथनस्‌ । 
विद्येश्वरस हितायाम्‌-- 


साध्यसाधननिरूपणस्‌ । मननादिस्वरूपवणंनस्‌ । श्रवणाद्यशक्तव्य- 
क्तीनां लिङ्गपुजतसाधनकथनस्‌ ब्रह्मविष्ण्वो: युद्धं दुष्ट्वा शिवसमीपे 
देवतानां गमनस्‌ । ज्योत्तिमंयलिद्धप्रादुर्भावस्तद्‌ दृष्ट्वा ब्रह्मविष्णोवि- 
वादशान्ति: । भेरवकतुंकब्रह्मण: शिरश्छेदनम्‌ । ब्रह्माणं प्रात शिवस्या- 
नुग्रहः | ब्रह्मविष्णुकृता शिवपूजा लिंगनिर्माणं लिंगप्रतिष्ठा । लिद्धुधुजाया: 
नियमकथनस्‌ | शिवतीर्थसेवामाहात्म्यस्‌ । विप्रादिसदाचारस्य नित्य- 
कृत्यत्ता | पञ्चमहायज्ञकथनस्‌ | दिनविशेषे देवपूजायाः कत्तव्यताकथनम्‌ | 
देशकालादिविशेपे पूजाफलकथनम्‌ | पाथिवप्रतिमापूजाविधिः। प्रणव- 
माहात्म्यम्‌ । शिवभक्तपृजाकथनस्‌ | पर्डलिंगमाहात्म्यम्‌ । वन्धनमुक्त्योः 
स्वरूपकथनम्‌ । लिंगक्रमकथनस्‌ | 


६३८ पुराण-विमर्ग 


कथनम्‌ | शैवादीनामाह्विककमंकथनस्‌ | अन्तर्याग-बहिर्याग-कथनक्रमदच । 
नानाविधानेषु हरपावंत्योः पुजाविधि:। होमकुण्डानां परिमाणादीनां 
निर्णय: । मासादिविशेषेपु नेमित्तिकशिवपूजाकथनम्‌ । काम्यशिवपूजा- 
कथनम्‌ । शिवस्तोत्रम, प्रकारान्तरेण लिद्धेपूजा च । शिवपृजाफले ब्रह्मा- 
दीना स्वीयस्वीयपदप्राप्तिः । ब्रह्मविष्ण्वोः लिज्भदर्शनम_। शिवप्रतिष्ठा 
शिवप्रोक्षणविधिइच । योगोपदेशः । मुनीनां समीपे दिवचरितपूर्वकवायोः 
रन्तर्धांनम, । यज्ञसमाप्तो ब्रह्मणो निकटे मुनीनामागमनम, । ब्रह्मण आदेशेन 
सुमेरुपवते सनत्कुमारसमीपे मुनीनामागमनम । नन्दिसमागमः । नन्दि 
कतु'कशिवकथावणंनम_ । 
घमसंहितायास्‌ : -- 

शिवमाहात्म्यनिरूपणम । उपमन्योः समीपे श्रीकृष्णस्य शिवमन्त्र 
दीक्षाग्रहणम, । स्रुदेत्यवधः । गोपीप्रभृतिरूपमहादेवेन सह अप्सरसां 
विहारः ! उषाऽनिरुद्धयोः समागमः । ब'णराज्ञो युद्धादिकथनम । काल्या- 
स्तपस्या, आडोदेत्यवृत्तान्त: । वीरकस्य नन्दिरूपेण जन्मका रणम_ शिवस्य 
कामाचारो रिद्धो-्भवकथा च। शक्रादीनां कामकिकरत्वकथनम । 
महात्मनां कालक्षोभः। विश्वामित्रप्रभृतोनां कामवदयत्ताकथनम, । 
श्रीरामस्य कामाधीनत्वकथनम, । नित्यनैमित्तिकशिवपूजाविधिः । शद्धूर- 
क्रियायोगस्तत्फलञ्च । शिवभक्तपृजा तत्फलञ्च । विविधपापकथनम 
पापफलानि च । घम्मंप्रसङ्भः । अन्नदानविधिः । जलदानमाहात्म्यम । 
पुराणपाठस्य माहात्म्यम्‌ घम्मंश्रवणमाहात्म्यञ्च | महादानकथनम, । 
सुवणंपूथिवीदानम, । कान्तारहस्तिदानम,! एकदिनस्याराधनेनेव शङ्करस्य 
` कृपा । शिवसह्रनामवणनम, धम्मोपदेशस्तुलापुरुषदानञ्च । परशुरामस्य 
तुलापुरुषदानम, । ब्रह्मणः प्रसङ्ग: । नरकादिकीत्तनम, । द्वीपादिकथनम, । 
भारतवर्षादिकथनम_ । ग्रहादोना कथा मृत्युञ्जयोद्धारर्च । मन्त्रराज- 
प्रभावकीत्तंतम_। पंचव्रह्मकथनं पंचन्रह्मविधानं च | त्तत्पुरुषविधानम । 
अघोरकत्व-वामदेवकत्व-सद्योजातकत्वादिकथनम । संसारकथा स्त्री 
स्वभावादिकथनञ्च | अरुन्धतीदेवाना संवादः । विवाहकथा । मृत्युचिह्धस्य 
आयुषः प्रमाणम_। कालजयः | छायापुरुषलक्षणम। धामिकाणा गतिरिङ्ग- 
पूजायाः कारण च | विष्णुकृतः शिवस्तवः लिङ्गपूजायाः फलञ्च 4 सृष्टि- 
कथम, | प्रजापत्िकृतसृष्टिकथनम, । पृथुराज्ञ' पूजायाः कथा । देवदान- 
वादीनां सृष्टिविस्तारः। आधिपत्यनिर्णयः । पृथृचरितवणनम, । मन्वन्त- 
रादिवर्णनम_। संज्ञाछायादीना HATA, । सूयंवशवणनम । सत्यब्रत-सगर- 
राज्ञोश्च विवरणकथनम_ पितुकल्पस्य श्राद्धस्य च कथा, पितृसप्तक- 
वर्णनम्‌, । मुनीनां जात्यन्तरप्रा्तिः । साधुसङ्भेन मुनिसप्तकस्य सद्गति- 
लाभ: | व्यासपूजा । 


परिशिष्ट १ ६३९, 


विघानसहितं सम्यक्‌ पुराणं फलदं श्रृत्तस्‌ । 
तस्माद्विघानयुक्तन्तु पुराणं फलमुत्तमस्‌ ॥ 
( ६ ) देचीभागवतम्‌ 
तत्प्रतिपादितविषयाश्च 

प्रथमस्कन्घे-- 

देवीभागवतस्य महापुराणत्वादिसिद्धान्तनिर्णय: | ग्रन्थारम्भमंगलस्‌, 
ऋषीणां पुराणविषयप्रश्नः ग्रन्थसङख्याविषयश्च | ससंख्याक-पुराणाख्या 
तत्तद्युगीयव्यासानुकथनञ्च | देवी सर्वोत्तमेत्तिकथनं प्रसङ्गतः शुकजन्म च । 
देव्या महोत्कर्षः | मधुकेटभयोयुंद्धोद्योग. | ब्रह्मणा मधुकेटभभीतेन पराम्बि- 
कायाः स्तुति: । आराध्यनिर्णय: | देवीप्रसादान्मधुकैटभयोहेरिणा वध: । 
शिवस्य वरदानम्‌ | वुधोत्पत्तः । पुरूरवस उत्पत्ति: । ५रूरवस उवंश्या- 
श्वरितम | गुकस्योत्पत्ति: । शुकवेराग्यस्‌ । गुकायैतत्युराणोपदेश: | 
जनकस्य परीक्षार्थं शुकस्य मिथिलागमनस्‌ | शुकाय जनकोपदेशः । शुकस्य 
विवाहादिकम्‌ । शुकनिर्गमनोत्तरं व्यासक्ृत्योपवर्णनस्‌ । 
द्वितीयस्कन्धे-- 

व्यासजत्मवृत्तान्तवणेनम्‌ | पराशराद्वासकन्योदरे व्यासस्य जन्म । 
शन्तनो' सत्यवत्या गङ्गया च सह विवाहः वसुनामुत्पत्तिच | शन्तुना 
सत्यवत्या वरणस्‌ | व्यासात्‌ पुत्रत्रयोत्पत्तिः पाण्डवोत्पत्तिशच | पाण्डवानां 
कथानकं मृतानां दशनञ्च | यदुकुलस्य नाशः उत्तरासूनोवृत्तञ्च | रुरुपुरा- 
वृत्तकथनपूर्वंको गुप्तगृहे राज्ञो वासः। तक्षकद्विजयोः सम्भाषणां तक्षकेण 
राज्ञो दर्शनञ्च सर्पसत्राय बद्धपरिकरस्य जनमेजयस्यास्तीकेन निवारणम्‌ । 
भास्तीकस्योद्‌भवो भागवततमाहात्म्यञ्च । 
तृतीयस्कन्धे :-- 

भुवनेश्‍वरीनि्णय: | विमानेन ब्रह्मादोनां गतिः। विमानस्थेहंरादि- 
भिर्देवीदर्शनस्‌ । विष्णुना कृतं देवीस्तोत्रं तदूर्ध्वं हरस्तुतिब्रह्मस्तुतिश्च । 
ब्रह्मणे श्रीदेव्या उपदेशः । तत्त्वनिरूपणम । गुणानां रूपसंस्थानादि। 
पुनरपि गुणानां लक्षणमधिकृत्य नारदप्रश्नः । सत्यव्रतकथा । वाग्बीजो- 
च्चारणात्‌ सत्यव्रतस्य सिद्धिलाभः | अम्बायज्ञविधिः । अम्बिकामखस्य 
विष्णुनानुष्ठानम, । राजप्रश्‍तोत्तर वैभववर्णनञ्च 1 युधाजिद्वी रसेनयोदौहि- 
नाथ युद्धम । युधाजितः सुदर्शनजिघांसया भरद्वाजाश्रमं प्रति गमनम, । 
विश्वामत्रकथोत्तरं राजपुत्रस्य कामवीजप्राप्ति. काशीराजस्य स्वसुत्ता- 
विवाहोद्योगः । सुदर्शनेन सह राज्ञां स्वयस्वरागमनम । राजसंवाद- 
निवृत्तिपूर्वकं कच्याबोधः । राज्ञां कोछाहले कन्यासम्मतस्य राज्ञः स्थानम, । 


६४० पुर।ण-विमशं 


सुदर्शनविवाहः सुबाहोः कन्याया विवाहश्च । महारणे शत्रूणां देव्या 
व्यापादनम्‌ । देवीसहिमा काच्या दुर्गावासश्च । अंविकातोषणं तत्पुरे 
देवीस्थापनञ्च | नवरात्रविधेनृंपाय व्यासेन कथनम्‌ । कुमारिकाकथनम, | 
रामायणकथाप्रहनः | रामशोक' | नारदेन ब्रतकथनम | 
चतुर्थस्कन्धे :--- 

कृष्णावतारप्रश्‍त: | कर्मणो जन्मादिकरणत्वनिरूपणम । अदितेः 
शापकथनम_ 1 अधमजगतः स्थितिः । नारायणकथा। नराग्रजेनोवंशी- 
सृष्टिः | अहंकारावर्तंनम, । प्रह्मादनारायणयोः समागमः प्रह्वादनारायण- 
MASH | हस्ये भुगुणा शापदानम्‌ । गुक्रस्य मन्त्रलाभार्थ गमनं शुक्र- 
मातूवंधश्च | भृगुणा शुक्रमातुरुञ्जीवनम_ । जयन्त्याः गुक्रसेवार्थ प्रेषणम । 
शुक्ररूपेण देवानां गुरुणा देत्यवळ्चना । देत्यानां शुक्रसम्प्राप्तिः। देवदानव- 
योगुंद्धशान्ति: । हरेर्नानावताराः । सुराङ्गनानां नारायणाश्रमे गमनम । 
दुष्टराजभाराक्रान्ताया मेदिन्या ब्रह्माण प्रात गमनम । देवे: शक्ति- 
स्तवनम,। वासुदेवांशावतारकथा । देवक्याः सप्तानां पुत्राणां वधः । 
देवानामंशावत्तारणम_ । क्रृष्णजन्मकथनम | कृण्णकथा । पराइाक्तेः 
सर्वेज्ञत्वकथनम_ | 
पञ्चमस्कन्धे :-- 

बिष्णोरपेक्षया रुद्रस्य श्रेष्ठत्वम_। देवीमाहात्म्यवर्णनम_ महिषोत्पत्ति. । 
देवेन्द्रेण सह समरोद्योग: । देवानां ससदि विमर्श: । देवसेनापराजय: । 
देवदानवयुद्धम | पराभूताना देवाना कैलासगमनम | जगदम्बायाः पलाश- 
समिधां ज्वालनयोत्पत्तिकथनम_ । देवेमंहायुधेदेव्यचंतम_ । रक्तदूतसंवाद- 
alata । महिषासु रसंसदि विमृद्यानाम्नो दूतस्य प्रेषणम_ । ताम्रस्याग- 
मनोत्तरं बाष्कल-दुमुंखयो: प्रेषणम_। बाषक्रलढुमुखयोवंध: । ताम्रचिक्षु- 
स्योदँव्या वध: । महारणेऽसिलोमादीनां निधनम, । महिषासुरस्य देव्या 
संवाद: । मंदोदर्या: कथानकम, | महिषस्य वधः । देवे: कृता महादेवोस्तु- 
तिः अन्तर्धानोत्तरं वृत्तकथनम, । शुम्भासुरकथा । परादेव्याः सुरकार्यार्थ 
प्रादुर्भाव: । कौशिकीतिप्रसिद्धाया देव्या गिरौ प्रादुर्भाव: । दुतसंवाद- 
HAT, । धूम्रलोचनवधः । चण्डमुण्डयोः श्रोदेव्या सह्‌ युद्धम्‌ | रक्तबीज- 
युद्धस्‌ | रक्तबीधवधः शुम्भस्य युद्धस्य विस्तारः । शुंभस्य युद्धोद्योगः । 
निशुम्भवधः । शुम्भासुरवधाथितकथा । राजवेश्ययोश्चरित्रत्रयं सेवकयो- 
वार्ता । भुवनसुन्दर्या राज्ञे कथनस, । राज्ञे तापसोपदेश: । राजवेश्ययो- 
देव्या: प्रत्यक्षदर्शनम्‌ । 
षष्टस्कच्धे :-- 

वृत्रदेत्यवधकथारम्भः । त्रिशिरोवधवर्णचम । पित्राज्ञया वृत्रस्य तपोर्थं 
वनगमनम, | FAT वरगर्वेण पराशूताचा देवानां शंकरसमोपे गमनम । 


परिशिष्ट १ ६४९१ 


देवीस्तुत्या देवेबरप्रापणम्‌ | वृत्रदेत्यवधाश्रिता कथा । वासवस्य गुतः 
वासो नहुपस्य चेन्द्रपढेंडभिपेक:। नहुषेण प्राथिताया: शच्यारिचन्ता, 
देवोप्रसादतस्तस्या इन्द्रदशतस्‌ । नहुषस्याधःपातः जिविधस्य कर्मणो 
रूपकथनम्‌ | युगोदभवानां धर्माणा कथनं सदसद्धमंविनिर्णयश्च | 
आडोवकमहायुद्धस्य तीर्थयाताप्रसङ्भत उपवर्णनम्‌ शुनःशेपकथान्ते युद्धस्य 
स्मरणम्‌ | वसिष्ठस्य मित्रावहणापत्यत्वविस्तारः। निमेढेहान्तरे गतिः 
हैहयानां कथा । हैहयेन भार्गवाणा वधः | देवीकृपया भृगुवंशस्तृतिः | 
हैहयस्य कथा | हरेरश्विन्या जन्म | हयीजातस्य हरे कथानकम्‌ । एकवी- 
राभिषेचवोद्र्ववृत्तकथनस्‌ | एकावल्याः कथानकम्‌ | हैहय भूभृतः कालके- 
gat महायद्धस्‌ । विक्षेपशक्तिकथनस्‌ । व्यासेन स्वमोहापपादनम्‌ | 
नारदेनापि तथाकरणम्‌ । नारदस्य विवाहः | पुनरपि तस्येव विस्तारः | 
स्त्रीभावं गतस्य नारदस्य पुनः पुरुरत्वप्राक्तिः। हरिणा महामायाप्रभाव- 
कथनम्‌ | भगवतीध्यानादिकस्‌ | 
सप्तमस्कन्धे :-- 

सूर्यसोमोद्भवानां कथारम्भः | तदन्वयस्य विस्तारः । सुकन्यकाया- 
इच्यवनाय प्रदानम्‌ | सुकन्यादेवभिषजो. संवादः। रविपुत्रप्रसादजा 
च्यवनस्य युवावस्था। शमतिर्यज्ञकरणम्‌ | तत्राश्विनौः सोमपानम्‌ | तहंश- 
कथनम्‌ | ककुत्स्थादोनामुत्पत्तिः | सत्यव्रतकथा | त्रिशङ्कोः कथानकन्‌ । 
त्रिशङ्कोः स्वगंवासः | हरिञ्चन्द्रे नृपे सति त्रिशद्भोविश्वामित्रेण समा- 
गमः | हरिश्चन्द्रकथा | राजः पुत्रोत्सव: | शुनःशेपवधाश्रया कथा । 
विश्वामित्रेण शुनःशेपस्य मोचनस्‌ । हरिश्चन्द्रेण विव्वामित्रवैरस्‌ | 
हरिचन्द्रस्य राज्यविध्वंसः | नृपस्प्र दक्षिणादानयत्नः। तत्कृतः शोकः | 
हरिश्चन्द्रेणात्मविक्रयः। चाण्डालेन हरिश्चन्द्रक्रवः। हरिश्चन्द्र 
चाण्डाळगुहेऽवस्थानस्‌ | भूभृतः पुत्रभार्याकथा | पत्नीमभिञ्चाय हरि- 
श्चन्द्रस्य शोकः। हरिश्चन्द्रस्य स्वर्गवासः। शताक्षी महिमा! 
राजवार्तायाः प्रश्न: । गोरीजन्म नाचापीडोद्‌भङ्च। पार्वत्या हिमाल- 
याज्जन्म | आत्मतत्वनिरूपणमु | विद्वरूपदर्गनम्‌ | ज्ञानस्य मोक्षार्थ- 
त्वम्‌ । मन्त्रसिद्धः साधनम्‌ । ब्रह्मत्वम्‌ | भक्तिमहिमा | देव्या महात्सव- 
रतानि स्थानानि च । भमवत्तीपूजनम्‌ । ब्रह्मा पूजाविधानम्‌ । 
अष्टमत्कन्धे :-- 

मनवे देव्या वरदानम्‌ | वराहेण धरोद्धरणम्‌ । मनुवंशवर्णनम्‌ | 
प्रियव्रतकथातकम्‌ । भूमण्डलस्य विस्तारः। देवावरणं देव्यु- 
पास्तिश्च | मूलादृध्व॑महायंवर्गनम्‌ | इलावृत्तवर्णनम्‌ | वर्षात्तर्गतसेन्य- 
सेवकत्वकथनम्‌ | तत्र सेव्यसेवकरूपाणा वर्णनम्‌ । वर्षान्तरे क्रमप्राप्ता 

४१ पुष वि० 


६४२ पुराण-विमशं 


सेव्यसेवकता । द्वीपास्तरसमाचारः! शिष्टट्रीपसमाचारः। लोकालोक- 

गिरिव्यवस्या । रवेर्गमनमाच्द्यादिप्रकारः | सोमादीनां गत्यनुस।रेण 
विविधं फलम्‌ । ध्रुवमण्डलसंस्थानस्‌ । राहुमण्डलं सूर्यचन्द्रोपरागव्च | 
तलादेर्वर्णनम्‌ | तलातलस्यितिः। नरकस्त्रलूपम्‌ । वातकोपपादनम्‌ | 
शिष्टानां नरकाणा वर्णनम्‌ । देव्याराधनम्‌ | 
नवमस्कन्धे : -- 

सक्षेपेण शक्तिवर्णनम्‌ । पंचप्रकृतिसंभव: देवत्तादिसृष्टिः | सरस्वती- 
स्तोत्रपूजादि । धर्मात्मजेन नारदाय सरस्वतीमहास्तोत्रकपनम्‌ | लक्ष्मी- 
गगाभारतीना जन्म पृथ्वीलोके। तासां शापोद्धारप्रकार: । गङ्भादीनां 
समुत्पत्तिः कलौ aaa । शक्त्युत्पत्तिप्रसङ्भतो भृमिशक्तः समुत्यत्ति:। 
धरादेव्या अपराधे कृते सति नरकादिफलप्राप्तिकथनम्‌ । गङ्कोत्पत्तिः । 
राधाकृष्णाऽङ्गसभवाया THAT गोलोके समुत्पत्तिः | जाह्नवी नारायण- 
प्रिया जातेति कथनम्‌ । गद्धाविष्खो: परस्परसम्बन्धकरणम्‌ । तुलस्यु- 
पाख्यानप्रश्‍तः । महालक्ष्म्या राजगुहे जन्म । धर्मंध्वजधुतायास्वुलस्था: 
कथा । शङ्खचूडेन तुल्स्या: ayia: संवादञ्च। तयोविवाहानन्तरं 
दानां वेकुण्ठगमतम्‌ । शङ्खच्‌इस्प देवे; नह संग्राम: । शङ्भचूङमहेश- 
MIST । युद्धारम्भ. जनादं॑नेत शङ्क चूड्स्य क ्चहरणम्‌ ' तुलसीसंगम- 
वर्णन तन्माहात्म्यञ्च | महामन्त्रसहितं तुलसीपूजनम्‌ । सा वेत््याख्यानम्‌ । 
तस्या राजोदरे जन्म | अध्प्रात्मप्रश्‍न' | दानत्र्मफलूम्‌ । नानादानफलम्‌ 1 
सावित्र्ये मूलशक्तिमहामन्त्रदानम्‌ । पातकाना फलानि । कुण्डेपु ये पतन्ति 
तेषां लक्षणम्‌ | अवशिष्टाना कुण्डाना कथनम्‌ । पुनरपि शिष्टाना कुण्डानां 
HAA | देवीभक्त्या यमपुरीत्रयताशाकथनम्‌ । कुण्डानां लक्षणम्‌ | देवो- 
महोत्कपः | सहालक्ष्स्याख्यानम्‌ | लक्ष्मीजन्मादेर्नारदाय कथनम्‌ । शक्रस्य 
ब्रह्मलोकं प्रति TAY । महालक्ष्म्यचेनक्रमादि | स्वाहाशक्तेरपाख्यानम्‌ | 
स्वधायाः समुपाख्यानम्‌ | दक्षिणाया उपाख्यानम्‌ । षष्ठोदेव्या उपाख्या- 
नम्‌ । मंगलचण्ड्या: कथ! | मनसाथाः कथास्तोत्रादि । सुरभ्याख्यानमु । 
राधाया दुर्गायाश्व चरित्रम्‌ | 
दशमस्क्ृृत्ध :— 

मनोः स्वायम्भुवस्यास्यानम्‌ | भगवत्या विन्ध्याद्रिगमनम्‌ । विन्थ्येत 
भानुमागंतिरीधः । वृषध्वजस्तुतिस्तस्मै वृत्तान्तकथमश्च । महाविष्णुस्तो- 
त्रम्‌ । अगस्त्येन देवीघ्रार्थनातो विल्व्याद्रेवेद्धिकुण्ठतम्‌ | मुनिना विन्ध्य- 
वृद्धिकुण्ठतम्‌ | स्वारोचिपस्य मनोः कथा । चाक्षुषस्य मनोः कथा । 
सावर्णेमंनोः कथा | महाकालीचरितम्‌ । महालक्ष्मीमहासरस्वत्योश्चरि- 
तम्‌ । नवमादिमनूना चरित्रवर्णनम्‌ | 


परिशिष्ट १ ६४३ 
एकादशस्कन्धे :--- 
प्रातःकृत्यम्‌ । शोचादिविधिः । स्वानादिविधिः रुद्राक्षषारणमहिमा 
च | रुद्राक्षाणां वहुविधत्वकथतम्‌ ( जपमालाविधानस्‌ | रुद्राक्षमहिमा | 
एकवक्चादि रुद्राक्षाणां वर्णनस्‌ । भूतगुद्धि: | शिरोब्रतविधानम्‌ । गौण- 
भस्मा दिवर्णनम्‌ । तस्य त्रिविधत्वं माहात्म्यञ्च । भस्मधारणविस्तरः | 
भस्मतो-महिमा | विभूतिधारणमाहात्म्यम्‌ । त्रिपुड्रीध्व॑पुण्डयोम॑ हिमा । 
सन्ध्योपासनम्‌ | सन्ध्यादिकृत्यन्‌ । पूर्णोपचारादिकथतम्‌ । मध्याह्नः 
संध्याकरणन्‌ । ब्रह्मयज्ञादिकन्‌ | गायत्रीपूरञ्चरणम्‌ । वैश्वदेव[दिकम | 
भोजनान्ते करणीयं तक्तकृच्छादिलक्षणञ्च : काम्यकमंसंग्रहणं प्रायरिचत्त- 
विधानश्च | 
द्वादशस्कन्धे :--- 
गायत्र्या ऋष्यादिकथनम्‌ । वर्णानां शक्त्यादि। जगन्मातुः 
कवचन | गायत्रीहूदयन्‌ | गायत्रीस्तोत्रम्‌ । गायत्रीनामसहस्रम्‌ । दीक्षा- 
विधिः | केनोपनिषत्क्रया | गौतम शापेन ब्राह्मणानामन्यदेवतोपासनश्रद्धा | 
ट्वीपवर्णनम्‌ । पद्मरागादिनि्मितप्राकारवर्णनस्‌ । चिन्तामणिगृहवर्णनम्‌ | 
जनमेजयेन देवीमखकरणम्‌ | उपसंहारः पुराणफलदशंनञ्च | 
( ७ ) भविष्यपुराणम्‌ 
तत्प्रतिपाद्यविषयाइच नारदीयपुराणे ४ पा० Yoo ४० उत्ता यया ३--- 
अथ ते सम्प्रवक्ष्यामि पुराणं सर्वसिद्धिदम्‌ | 
भविष्यं भवतः सर्वलोका भीष्टप्रदायकम्‌ || 
तत्राहं सवंदेवानासादिकर्ता समुद्यतः | 
सृष्ट्यर्थं यत्र सञ्जातो मनुः स्वायम्भुवः पुरा (| 
स मां प्रणस्य पप्रच्छ धर्म सर्वार्थसाधकम्‌ | 
अहं तस्मे तदा प्रीतः प्रावोचं धर्मसं हिताम्‌ ॥ 
पुराणानां यदा व्यासो व्यासञ्चक्रे महामतिः | 
तदा तां संहिता सर्वा पञ्चधा व्यभजन्मुनिः 1 
अघोरकल्पवृत्तान्तनाचाञचर्यकथाचिताम्‌ | 
तत्र प्रयमपवणि :--- 
“तत्रादिमं स्मृतं पर्वं ब्राह्मं यत्रास्त्युपक्रम: | 
सूतशौनकसवादे पुराणध्रश्‍नसक्रमः ॥ 
आदित्यचरितप्रायः सर्वाख्यानसमाचितः | 
सृष्ड्यादिलक्षणोपेतः शास्त्रसर्वंसरूपकः ॥ 
एस्तलेखकलेखानां BANS ततः परम्‌ | 
संस्काराणाञ्चसर्वेपां ऊक्षणञ्चात्र कीतितम्‌॥ 


६४४ पुराण-विमशं 


पक्षत्यादिनिथीचाञ्च कल्पाः सप्त च कीतिता: ¦ 
अष्टमाद्याः नेयकल्या वेष्णवे पर्वोण स्मृता 1 
शैवे च क्रामतो भिन्ना सोरे चान्त्यकथाचत्र: । 
प्रतिसर्गा्गयं पश्चान्नानाख्यानसमाचित्तम्‌ ॥ 
पुराणस्योपसंहारः महितं पर्वं पंचमन्‌ । 
एषु पञ्चसु पूवस्मिन्‌ ब्रह्मणो महिमाविक: ॥ 
दवितीय-तृती य--चतुर्थ-पञ्चमपर्वसु :-- 
“धर्मे कामे च मोक्षे त विष्ण,श्चापि शिवस्य च | 
द्वितीये च तृतीये च सौरो वर्गचतुष्टये ॥ 
प्रतिसर्गाह्वयन्त्वन्त्यं घ्रोक्तं सत कथाचितन्‌ | 
एतद्धविष्य निदिप्रं पवं व्यासेन धीमता ॥ 
चतुर्दशसहस्र तु पुराणं परिकीर्तितम्‌ । 
भविष्यं सवंदेवानां साम्यं यत्र प्रकोतितम्‌ । 
गुणाना तारतम्येन सम ब्रह्मेति हि श्रुतिः ॥” 
तत्फलथृतिः :--- ST 
तलि लिखित्वा तु यो दद्यात्पीष्यां विद्ठान्विमत्सर: । 
गुडधेनुयुतं हेम वस्त्रमाल्यविभूषणे: | 
वाचकम्पुस्तकं चापि पूजयित्वा विधानतः | 
गन्धाद्यैर्भोज्यभक्ष्येष्च कृत्वा नीराजनादिकम्‌ ॥ 
यो वे जितेन्द्रियो भृत्वा सोपवासः समाहितः 1 
अथवा यो नरो भवत्या कोतंयेच्छुणुयादपि ॥ 
स मुक्तः पतकेर्घोरे. प्रयाति ब्रह्माणः पदन्‌ । 
योऽप्यनुक्रमणीमेता भविष्यस्य निरूपिताम्‌ | 
पठेद्वा श्रुणुयाच्चैतौ भुक्ति मुक्तिञ्च विन्दतः ॥ 
( ८ ) नारदीयपुराणम्‌ 
तद्विषयाशच :-- 
‘soo विप्र ! प्रवक्ष्यामि पुराणं नारदीयकम्‌ । 
पञ््चावशतिसाहस्रं वृहच्चित्रकथाश्रयम्‌ ॥ १॥ 
तत्र पूर्वभागे प्रथमपादे :--- 

' “सूत-शौनकसंवादः सृष्टिसंक्षेपवर्णनम्‌ | 
नाचाधर्मकथाः पुण्याः प्रवृत्त. समुदाहृताः । 
प्राग्भागे प्रथमे पादे सनकेन महात्मना ॥” 

gaara द्वितीयपादे :-- 
"द्वितीये मोक्षधर्माख्ये मोक्षोपायनिरूपणनू्‌ । 
वेदाद्भानाञ्च कथनं गुकोर्पत्तिञ्च विस्तरात्‌ । 
सनन्व्नेन गदिता नारदाय महात्मने ॥” 


परिशिष्ट १ 


पुर्व नागे तृतीयपादे :-- 


महातन्त्रे समुहिष्ट पनगुपाशविमोक्षणस्‌ | 


मन्त्राणा शोधन दीक्षा सन्त्रोद्धारच पूजनस्‌ ॥ 


प्रयोगाः कवचं चेव सहस्रं स्तोत्रभेव च | 


गरोशसूर्यिण्गूना शिवशवत्योरनुक्रमात्‌ | 
सनत्कुमारमुनिना नारदाय तृतीयके ॥” 


पृदभाये चतुर्थपा 


पुराणलक्षणञ्चेच प्रमाणं दानमेव च। 


पृथक पृथक्‌ समुद दानकालूपुर सरस्‌ ॥ 


चेंत्रादिसरवंमासेष तिथीनां च पथक पथक | 
प्रोक्तम्प्रतिपदानीना व्रतं सर्वाधनाशनस्‌ ॥ 


सनातनेन मुनिना नारदाय चतुर्थके । 


पुर्वभागोऽयमुदितो वृहदाख्यानसञ्ज्ञतः ॥'' 


TSAR :— 


तत्फलश्चुतिः 


भस्योत्तरे विभागे तु प्रश्‍न एकादशीव्रते | 
वशिष्ठेवा उ संवादो मान्धातु' परिकीतितः ॥ 
रुक्माङ्गदकथा पुण्या मो हेन्वुत्पत्तिकमं च। 
वसुशापश्च मोहिच्यै पश्चादुद्धरणक्रिया ॥ 


गंगाकथा पुण्यतमा गयायात्रानुकीत्तंनम | 


काश्या माहात्म्यमतुळम्पुरुपोत्तमवर्णनस्‌ ॥ 
यात्राविधानं क्षेत्रस्य वह्वाख्यानसमन्वितम्‌ | 
प्रयागस्याथ माहात्म्यं कुरुक्षेत्रस्य तत्परम्‌ ॥ 
हरिद्वारस्य चाख्यानं कामोदाख्यानकन्तथा | 
वदरीतीर्थमाहात्म्यं कामाख्यायास्तथव च | 
प्रभासस्य च माहात्म्यं पुराणाख्याचकन्तथा । 
गोतमाख्यानकस्‌ परुचाद्‌ वेदपादस्तवस्तत्तः ॥ 
योकणक्षेत्रमाहात्म्यं लक्ष्मणाख्यानकं ततथा । 
सेतृमाहात्न्यकथनं नमंदातीर्थवर्णचस्‌ ॥ 
अवन्त्याइचेव साहात्म्यं सथुरायास्ततः परस | 
वृन्दावनस्य महिमा वसोर्रह्मान्तिके गतिः। 
मोहिनीचरितम्‌ परवादेवं वे नारदीयकम्‌ ॥ 
यः श्वुणोति नरो भवत्या श्रावयेद्वा सनाहितः | 
स याति ब्रह्मणो धाप चात्र कार्या विचारणा ॥ 


६४५ 


६४६ पुराण विमशं 


यस्त्वेत्तदिषपूर्णायां धेनुना सप्तकाचितस्‌ । 
प्रदद्याद द्विजवर्याय स लभेन्मोक्षमेव च ॥ 
यञ्चानुक्रमणीमेतां नारदीयस्य वर्णयेत्‌ । 
श्वुणुयाद्वैकचित्तेन सोऽपि स्वर्गगति लभेत्‌ ॥ 
( ९ ) मार्कण्डेयपुराणम्‌ 
तत्प्रतिपाद्यविषयाश्च नारदपुराणे पूर्वभागे ८७ Ao उक्ता यथा :-- 
“यत्राधिकृत्य शकुनीन्‌ सर्वधर्मनिरूपणम्‌ | 
मार्कण्डेयेन मुनिना जेमिनेः प्राक्‌ समीरितम्‌ ॥ 
पक्षिणां धमंसंज्ञानां तततो जन्मनिरूपणम्‌ | 
पूर्वजन्मकथा चेषा विक्रिया च दिवस्पते" ॥ 
तीर्थयात्रा बलस्यातो द्रौपदेयकथानकम्‌ | 
हरिश्चन्द्रकथा पुण्या युद्धमाडीवकाभिधम्‌ ॥ 
पितापुत्रसमाख्यानं दत्तात्रेयकथा ततः। 
हैहयस्याथ चरितं महाख्यानसमाचितम्‌ ॥ 
मदालसाकथा प्रोक्ता ह्मलर्काचरिताचिता | 
सृष्टिसंकीठंनं पुण्यं नवधा प$रकोतितम्‌ ॥ 
कस्पान्तकाळनिर्देशो यक्ष्मसुष्टिनिरूपणम्‌ | 
स्ट्रादिसृष्टिरप्युक्ता द्वीपवर्पानुकीत्त॑नम्‌ ॥ 
मनुना च कथा नाना कीत्तित्ता: पापहारिकाः । 
तासु दुर्गाकथात्यन्तं पुण्यदा चाष्टमेऽन्तरे ॥ 
तत्पर्चात्प्रणचोत्पत्तिस्त्रयीतेजःसमुःट्भवः ' 
मार्तण्डस्य च जन्माख्या तन्माहात्म्यसमाचिता ॥ 
वेबस्वतान्वयङ्चाप वत्सव्याइवरितं ततः । 
खनित्रस्य तततः प्रोक्ता कथा पुण्या महात्मन. ।। 
अविक्षिच्चरितं चेव किमिच्छब्रतकीर्तनम्‌ | 
नरिष्यन्तस्य चरितमिक्ष्वाकुचरितं तत्तः॥ 
तुलस्याश्चरितँ पझ्चाद्रामचन्द्रस्य सत्कथा । 
कुरावंशसमाख्यानं सोमवंशानुकीठंनस्‌ ॥ 
पुरूरव:कथा पुण्या नहुषस्प कथादभुता | 
ययातिचरित पुण्यं यदुवंशानुकीर्तनम्‌ ॥ 
श्रीकृष्णबालचरितं माथुरं चरितं तततः | 
द्वारकाचरितञ्चाथ कथा सर्वावतारजा॥ 
ततः साख्यसमुद्देग: प्रपञ्चासत्त्वकीत्तेनम्‌ | 
मार्कण्डेयस्य चरितं पुराणश्रवणं फलम्‌ | 


परिशिष्ट १ ६४७ 


यः श्ुणोत्ति नरो भक्त्या पुराणमिदमादरात्‌ । 

माकण्डेयाभिधं वत्स स॒ रुभेत्परमां गतिम्‌ ॥ 

यस्तु व्याकुरुते चेतच्छेवं स लभते पदम्‌ | 

तत्प्रयच्छेल्लिखित्वा य सोवणेकरिसंयुतम्‌ ॥ 

कातिक्यां द्विजतर्याय स लभेद्‌ ब्रह्माणः पदम्‌ | 

शृणोति श्रावयेद्वापि यश्चानुक्र मणीमिमास्‌ ॥ 

माकण्डेयपुराणस्य स लभेट्वाङिछ्तम्फलम्‌ । 

( १० ) अग्निपुराणम्‌ 
तत्प्रतिपार्यावषयाइच :— 
भगवतोऽवतारः, सृष्टिप्रकारः, विष्णपजा, मुद्रादिलक्षणस्‌, दीक्षा 
अभिषेकः, मण्डपलक्षणस्‌, कुशमार्जनविधिः, पवित्रारोप', देवता- 
यतनादिनिर्माणघ्रकारः, शालग्रामलक्षणपजे, देवप्रतिष्ठानियामकदीक्षा 
देवप्रतिष्ठाविधि', ब्रह्माण्डस्वरूप गङ्गादितोरथंमाहात्म्यं दीप- 
वणनम्‌, ऊद्ध्वाधोलोक्रवर्णनम्‌, ज्योतिश्चक्रस्वरूपस्‌। य॒द्धजयोपा- 
यषट्कर्मविधानम्‌, यन्त्रमन्त्रौषधप्रकारः, कुञ्जिकार्चनविधि', कोटिहोम- 
विधानम्‌, aerated, श्राद्धकल्पः, ग्रहयज्ञः, वेदिकस्मार्तकम्मणी 
प्रायड्चित्तम्‌, तिथिभेदे ब्रतभेदः, वारब्रतनक्षत्रत्रते, मासव्रतस्‌, दीपदान- 
विधिः, नूतनव्यूह्‌। रम्भादि, नरकनिरूपणम्‌, दानव्रतस्‌, नाडीचक्रम्‌ | 
सन्ध्याविधिः, गायत््यथः, शिवस्तोत्र, राज्याभिषेकः, राजधम्मंः, राजाध्ये- 
यशास्त्रम्‌, शुभाशुभगकुनादि, मण्डलादि, रमणदीक्षाविधिः, श्रीरामनति 
रललक्षणम्‌, धनुविद्या, व्यवहारविधिः, देवासुरयोर्युद्धम्‌, आयुवद 
गजादिचिकित्सा, पूजाप्रकारः । शन्तविधिः, छन्द शास्त्रम्‌, साहित्यम्‌, 
शिष्टानुशासनम्‌, सृष्ट्यादिप्रलयवणने, शारीरिकरूपस्‌, नरकवणंनम्‌, 
योगः, ब्रह्मज्ञानम्‌, पुराणमाहात्म्यञ्च | 
( ११ ) ब्रह्मवेबत्तंपुराणम्‌ 
तत्प्रतिपाद्यविषयाइच बृहन्नारदीये ४ पा० १०१ Ho उक्ता यया-- 

AQ वत्स प्रवक्ष्यामि पुराणं दशमं तव | 

ब्रह्मववत्तंक नाम वेदमार्गानुदशंकम्‌ ।। 

सार्वाणयत्र भगवान्‌ साक्षाद्देवषयेऽतिथिः | 

नारदाय पुराणार्थ प्राहू सर्वमलौकिकम्‌ ॥। 

धर्मार्थकाममोक्षाणां सारः प्रीतिहरौ हरे । 

तयोरभेदसिद्यर्य ब्रह्मवेवत्तंमुत्तमम्‌ ॥ 

रथन्तरस्य कल्पस्य वृत्तान्तं यन्मयोदितम्‌ | 

शतकोटिपुराणं तत्‌ संक्षिप्य प्राह वेदवित्‌ ॥ 


६५० 


उत्तरभागे : 


तद्विषयाञ्च नारदीयपुराणे पूर्वभागे बृहदृपाख्याने चतुर्थभागे १०३: 


पुराण-विमर्ण 


प्रायश्चित्तान्यरिष्टानि काशीश्रीशेलवर्णनम्‌ । 
अन्धकाख्यानकं पश्चाद्‌ वाराहचरितं पुनः ॥ 
नृसिहचरितं पश्चाञ्जलन्धरवधस्तत्तः । 
शबं सहन्ननामाथ दक्षयञ्ञविनाशनम्‌ ॥ 
कामस्य दहनं पञ्चाद्‌ गिरिजायाः करग्रहः । 
ततो विनायकाख्यानं नृत्याख्यान शिवस्य च ॥ 
उपमन्युकथा चापि पूर्वंभाग इतीरितः 1” 


किन 


विष्णुमाहात्म्यकथनमम्वरीपकथा ततः | 
सनत्कुमारनन्दीशसवाददच " समुंने ॥ 
शिवमाहात्म्यसयृक्तस्तानयागादिकं ततः । 
सुयपूजाविधिश्चेव शिवपूजा च मुक्तिदा ॥ 
दानानि वहुधोक्तानि श्राद्वप्रकरणन्ततः। 
प्रतिष्टा तत्र गदिता ततोऽधोरस्य कोत्तंनम्‌ ।। 
ब्रजेरवरी-महाविद्या-गायत्रीमहिमा ततः। 
त्र्यम्वकस्य च माहात्म्यं पुराणश्रवणस्य च | 
एतस्योर्पारभागस्ते लैगस्य कथितो मया। 
व्यासेन हि निवद्धस्य रुद्रमाहात्म्यसूचिन: ॥ 
लिखित्वंतत्पुराणन्तु तिलघेनुसमाचितम्‌ । 
फाल्गुन्या पूर्णिमायां यो दद्याद्भक्त्या द्विजायते ॥ 
यः पठेच्छणुयाद्वापि लेङ्ग पापापहं नरः । 
स भुक्तभोगो लोकेऽस्मिन्नन्ते शिवपु रम्ब्रजेत्‌ ॥ 
लिगानुक्रमणीमेता पठेद्यः श्मुणुयात्तथा । 
तावुभौ शिवभक्ती तु लोकट्वितयभोगिनौ ॥ 
जायेतां गिरिजाभर्त्त. प्रसादान्नात्र संशयः । 


( १३ ) वराहपुराणम्‌ 


अध्याये उक्ता यथा-- 
श्रीन्नह्मोबाच :-- 


ay वत्स | प्रवक्ष्यामि वाराहं वे पृराणकम्‌ । 
भागद्टययुतं शब्वद्विष्णुमाहात्म्यसूचकम्‌ ॥ 
मानवस्य लु कल्पस्य प्रसङ्गं मत्कृतं पृरा । 
निबवन्ध पुराणेऽस्मिञ्चतुव्विशसहस्रके || 


eT 


क... 


परिशिष्ट १ त ६५१ 


व्यासो हि विदुषां श्रेष्ठः साक्षान्तारायणो भुवि । 
तत्रादौ गुभसंवादः स्मृतो भूमिवराहयोः |" 
तत्र पुर्वभागे :--- 
“अथादिकृतवृत्तान्ते रभ्यस्य चरितं ततः | 
दुज्जेयाय च तत्पश्चाच्छाद्धकल्प उदीरितः ॥ 
महातपस आख्यानं गोय्युत्पत्तिस्तत्तः परस्‌ । 
विनायकस्य नागानां सेनान्यादित्ययोरपि ॥ 
गणानाञ्च तथा देव्या धनदस्य वृषस्य च | 
आख्यान सत्यतपसो ब्रत्ताख्यानसमन्वित्तस्‌ ।। 
अगस्त्यगीत्ता तत्परुचाद्रुद्रगीता प्रकीत्तिता । 
महिषासुरविध्वंसे माहात्म्यञ्च त्रिशक्तिजम्‌ ॥ 
प्व्वाध्यायस्ततः श्वेतोपाख्यानं गोप्रदानिकम्‌ । 
इत्यादिकृतवृत्तान्तं प्रथमोद्वेशनामकम्‌ ॥ 
भगवद्ध्मके पर्चाद्ब्रततीर्थंकथानकम्‌ | 
द्वात्रिशदपराधानां प्रायश्चित्तं शरीरकस्‌ (| 
तोर्थानाञ्चापि सर्व्वेषां माहात्म्यं पृथगीरितस्‌ | 
मथुराया विशेषेण श्राद्धादीचा विधिस्ततः 11 
वर्णनं यमलोकस्य ऋषिपुत्रप्रसद्धत्त:। 
विपाकः कम्संणाञ्चैव विष्णुव्रतनिरूपणम्‌ ।। 
गोकर्णस्य च माहात्म्यं कीत्तितं पापनाशनम्‌ । 
इत्येष पुर्वभागोऽस्य पुराणस्य निरूपितः ॥ 
उत्तरभागे :-- 
उत्तरे प्रविभागे तु पुछस्त्यकुरुराजयोः । 
संवादे सर्वतीर्थानां माहात्म्यं विस्तरात्पुथक्‌ | 
अशेषधर्माश्चाख्याताः पौष्करं पुण्यपर्व च | 
इत्येवं तव वाराहं प्रोक्तं पापविनाशनम्‌ ॥ 
तत्फलधुतिः :-- 


पठतां ग्रुण्वताञ्चैव भगवद्धक्तिवद्धंनम | 
काञ्चनं गरुडं कृत्वा तिलघेनुसमाचित्तम्‌ ॥ 
लिखित्वेतच्च यो दद्याच्चेत्र्यां विघ्राय भक्तितः । 
स store धाम देवषिगणवन्दितः ॥। 
यो चानुक्रमणीमेतां श्वुणोत्यपि पठत्यपि। 


सोऽपि भक्ति लभेद्विष्णौ संसा रोच्छेदकारिणीम्‌ ॥ 


६५४ 


पराण-विमश 


पुराणकीत्तंनं तद्वत्‌ क्रियायोगस्तथैव च। 
qd नक्षत्रसंख्याकं मार्कण्डशायन तथा ॥। 
कृष्णाध्मीव्रतं तद्ृद्रोहिणीचन्द्रसंजित्तम्‌ | 
तडागविधिमाहात्म्यं पादपोत्सर्गं एव च ॥ 
सौभाग्यशयनं तहदगस्त्यव्रतमेव च। 
तथानन्ततृत्तीया तु रसकल्याणनो तथा ॥ 
आ्रानन्दकरी dead सारस्वतं पुनः | 
उपरागाभिपेकरच सप्तमोस्तपनं पनः ॥ 
भीमाख्या द्वादशी तटृदनद्धशयनं तथा | 
अशून्यशयनं तद्बत्तथवांगा रकब्रतम्‌ UI 
सप्तमीसप्तकं त्तद्द्विशोकद्गादशी तथा | 
भेरप्रदानं दशधा ग्रहशान्तिस्तथव च ॥ 
ग्रहस्वलपकथनं तथा शिवचतुद्ंशी | 
तथा सर्वफलत्याग: सूर्यवारब्रत तथा। 
संक्रान्तिस्तपनं तद्ृद्विभूतिट्ठादशीब्रतम्‌ । _ 
पष्टिब्रतानां माहात्म्य तथा स्तानविधिक्रमः ॥ 
प्रयागस्य तु माहात्म्यं सर्गेतीर्थानुकीत नन्‌ | 
पैळाश्रमफलं तद्वद्‌ द्वीपलोकानुकीतंनम्‌ ॥ 
तथान्तरिक्षचारञ्च ध्रुवमाहात्म्यमेव च । 
भवनानि सुरेन्द्राणां त्रिपुरायोधनं तथा ॥ 
पितृपिण्डदमाहात्म्यं मन्वन्तरविनिर्णय. । 
FASS तु सम्भूतिः तारकोत्पत्तिरेव च ॥ 
तारकाबुरमाहात्म्यं ब्रह्मदेवानुक्रीर्त्तनम्‌ । 
पार्वतीसम्भवस्तद्ठत्‌ तथा शिवत्तपोवनम्‌ | 

अनङ्भदेहदाहस्तु रतिशोकस्त्थेव च। 
गौरीतपोवन तद्ठद्विश्वनाथप्रसादनमस्‌ ॥ 
पार्वतीऋपिसंवादस्तथैवोद्वाहमङ्गलम्‌ । 
कुमारसम्भवस्तद्वत्‌ कुमारविजयस्तथा ॥ 
तारकस्थ वधो घोरो नरसिंहोपवर्णनम्‌ | 
पद्मो-द्रवविसगंस्तु तर्थवान्वकघातनम्‌ ॥ 
वाराणस्यास्तु माहात्म्य नमंदायास्तर्थेव च | 

प्रवरानुक्रमस्तद्वत्‌ पितृनाथानुकोर््तनम्‌ ॥ 
ततोभयमुखीदानं दान कृष्णाजिनस्य च। 
तथा सावित्र्युपाख्यानं राजवर्मास्तथत्र च ॥ 


अस्मात्‌ पुराणादपि पादमेक पठेत्तु यः सोऽपि विमुक्तपापः । 
नारायणाख्यं पदमेति नूनमनद्धवदिव्यसुखानि भुङ्क्ते ॥ 


परिशिष्ट १ 


यात्रानिमित्तकथनं स्वप्नमाङ्भल्यकीर्तनम्‌ । 
वामनस्य तु माहात्म्यं त्थैवादिवराहकम्‌ ।। 
क्षीरोदमथनं तद्वत्कालकूटाभिशासनम्‌ | 
प्रासादलक्षणन्तद्ठन्मण्डपातान्तु लक्षणम्‌ ॥ 
पुरुवंश तु सम्प्रोक्तं भविष्यद्राजवर्णतम्‌ | 
तुलादानादि बहुशो महादानानुकीत्तेनम्‌ ॥ 
कल्पानुकीर्तनं तद्वद्ग्रन्थानुक्रमणी तथा | 
एत्तत्पवित्रमायुष्यमेतत्कीतिविवर्धनम्‌ । 
एतत्पवित्रं कल्याणं महापापहरं शुभस्‌ | 


( १६) कूर्मपुराणम्‌ 


६५५ 


व्यासप्रणीतेषु अष्टादशमहापुराणेषु पञ्चदशे पुराणे तत्प्रतिपाद्यवि- 
'धयाइच बृहच्चारदीये दशिता यथा-- 


AMA 


सत्युवेधागे : 


bd ~——— 
° 


शृणु वत्स | मरीचेऽद्य पुराणं कूम्मंसंज्ञितम्‌ । 
लक्ष्मीकल्पानुचरितं यत्र कृम्मंवपुहरि: ।। 


धर्म्मार्थकाममोक्षाणा माहात्म्यञ्च पृथक्‌ पृथक्‌ | 


इन्द्रद्युस्तप्रसङ्गेन घ्राहविभ्यो दयाधिकम्‌ ॥ 
तत्सप्तदशसाहस्रं सचतुःसंहितं शुभम्‌} 


यत्र ब्राह्मया ( सहितया ) पुरा प्रोक्ता धर्म्मा नानाविधा मुने ॥ 


चानाकथाप्रसङ्भेन तृणा सद्गतिदायकाः ।” 
“तत्र पूर्वंविभागे तु पुराणोपक्रमः पुरा । 
लक्ष्मीप्रद्युम्नसंचादः कूर्मपिगणसङ्भूथा i 
वर्णाश्रमाचारकथा जगदुत्पत्तिकीत्तनम्‌ | 
कालसंख्या समासेन लयान्ते स्तवनं विभोः || 
ततः सङ्क्षेपतः सर्ग: शङ्कर चरितं तथा | 
सहस्रनाम पावत्या योगस्य च निरूपणम्‌ ॥। 
सृगुवंरासमाख्याचं ततः स्वा’म्भुवस्य च | 
देवादीनां समुत्पत्तिदक्षयजाहतिस्तततः ॥। 
दक्षसृष्टिकथा पश्चात्‌ कश्यपान्वयकीतँनम्‌ । 
आत्रेयवंशकथनं कृष्णाय चरितं शुभम्‌ ॥ 


६५६ 


तदुत्तरभागे : 


पुराण विम 


माकंण्डकृण्णसवादो व्यासपाण्डवसंकथा | 
युगधर्म्मानुकथनं व्यासजैमिनिकी कथा ॥ 
वाराणस्याञ्च माहात्म्यं प्रयागस्य ततः परम्‌ । 
त्रेलोवयवर्णनञ्चेव वेदशाखानिरूपणम्‌ |” 
उत्तरेऽस्य विभागे तु पुरा गोतेव्वरी ततः | 
व्यासगीता ततः प्रोक्ता नाना धर्म्मंप्रबोधिनी ॥। 
नाचाविधाना तर्थानां माहात्म्यञ्च पृथक्‌ ततः । 
नानाधमंप्रकथनं ब्राह्मीयं सहित्ता स्मृता ॥ 
अतः परं भगवती संहितार्थनिल्पणे | 
कर्थिता यत्र वर्णानां पृथग्‌ वृत्तिरुदाहृता ॥ 


तदुतरभागे भगवत्याख्यद्वितीयसहिताथाः पञ्चसु पादेपु-- 


''पादेऽस्याः प्रथमे प्रोक्ता ब्राह्मणानां व्यवस्थितिः | 
सदाचारात्मिका वत्स | भोगसौख्यविवद्धिनी ॥ 
द्वितीये क्षत्रियाणान्तु वृत्तिः सम्यवप्रकोतिता | 
यया त्वाितया पापं विधूयेह ब्रजेहिवमु ॥ 
तृत्तीये वैश्यजातीनां वृत्तिरुक्ता चतुविधा | 
यया चरितया सम्यग्‌ लभते गतिमुत्तमाम्‌ ॥ 
चतुर्थेऽस्यास्तथा पादे शाष्रवृत्तिरुदाहृता | 
यया सन्तुष्यति श्रीशो तृणा श्रेवोविवडनः ।। 
पञ्चमेऽस्यास्ततः पदे वृत्तिः सङ्करजन्मनाम्‌ | 
यया चरित्तया&प्नोति भाविनीमृत्तमां जनिम्‌ ॥ 
इत्येपा पञ्चपाद्युका दितीया संहिता मुने । 
तृतीयात्रोदिता सौरी तृणां कामविधायिनी ॥ 
बोढा पट्कर्मसिडधि सा वोघयन्ती च कामिनाम्‌ । 
चतूर्थी वैष्णवी नाम मोक्षदा परिकीतिता ॥ 
चत्‌ ष्पदी हिजातीचां साक्षादब्रह्मस्वरूपिणी । 
ता. क्रमात्‌ पट्चतुद्रीपुतह्राः परिकीतिताः ॥ 


तत्फलभुति: :-- 


“एतत्कूर्मपुराणच्त्‌ चतुर्वेगफळप्रदम्‌ | 
पठतां श्युण्वताँ नृणा सर्वोत्तृष्टगतिप्रदम ॥ 
लिखित्वेतत्तु यो भक्त्या हेमकूर्मसमन्वितस्‌ | 
व्राह्मणायायने दद्यात्‌ स याति परमां गत्तिम्‌ ॥ 


परिशिष्ट १ ६५७. 


( १७ ) स्कन्दपुराणम्‌ ` 
ततप्रतिपाद्चविषयाश्च 
श्रीनारदीयपुराणे पूर्वभागे बृहदुपाख्याने चतुर्थपादे १०४ अध्याये उक्ता 
यथा-- 
ब्रह्मोवाच :-- 


IY वक्ष्ये मरीचे च पुराण स्कन्दसंज्ितस्‌ । 
यस्मिन्‌ प्रतिपद साक्षान्महादेवो व्यवस्थित: ॥ 
पुराणे शतकोटौ ठ यच्छेबं वणितं मया | 
लक्षितस्यार्थजातस्य सारो व्यासेन कीतितः || 
स्कन्दाह्वयस्थात्र खण्डाः सप्तेव परिकल्पिताः॥ 
एकाशीतिसहस्नन्तु स्कान्दं सर्व्वाधकृन्तनम्‌ ॥ 

यः शृणोति पठेद्वापि स तु साक्षाच्छिवः स्थितः ।_ 
यत्र माहेश्वरा धर्मा: षण्मुखेन प्रकाशिताः । 
कल्पे तत्पुरुषे वृत्ताः सर्वसिद्विविधायिकाः ॥ 


तत्र माहेइवरखण्डे :-- 


“तस्य माहेश्वरश्चाद्यः खण्ड, पापप्रणाशनः ॥ 
किञ्जन्त्यूनाकंसाह्रो बहुपुण्यो बृहत्कथ । 
सुचरित्रशतेयुक्तः स्कन्दमाहात्म्यसूचकः | 
यत्र केदारमाहात्म्ये पुराणोपक्रमः पुरा । 
दक्षयज्ञकथा पश्चाच्छिवलिङ्गार्चने फलम्‌ ॥ 
समुद्रमथनाख्यानं देवेन्द्रचरितं तत. । द 
पाचंत्णः समुपाख्यानं विवाहस्तदनन्तरस्‌ || 
कुमारोत्पत्तिकथनं ततस्तारकस<द्भ रः | 
ततः पाशुपताख्यानं चण्डाख्यानसमाचितम्‌ ॥| 
झूतप्रवत्तंतास्यान नारदेन समागमः | 
ततः कुमारमाहात्म्ये पञ्चतीर्थकथानकस्‌ ॥ 
घम्मव्मनृपाख्यानं नदीसागरकीत्त॑तम्‌ । 
इन्द्रयुम्नकथा पश्चान्नाडीजङ्भकथाचिता ॥ मु 
प्रादुर्भावस्ततो मह्याः कथा दभनकस्य च | 
महीसागरसंयोगः कुमारेशकथा ततः॥ 
TITS नानाख्यानसमाचितम्‌ । 
वधश्च तारकस्याथ पञ्चलिद्भनिवेशनम्‌ ॥ 

VR qa विर 


६५८ पुराण-वि मर्श 


द्वीपाख्यानं ततः पुण्यमूर्ध्वंलोकव्यवस्थितः | 
ब्रह्माण्डस्थितिमानञ्च वर्करेणकथानकस्‌ ।। 
महाकारसमुद्भूतिः कथा चास्य महाद्भृता । 
वासुदेवस्य माहात्म्यं कोटितीर्थं ततः परस्‌ ॥ 
नानातीर्थसमाख्यानं गुप्तक्षेत्रे प्रकोत्तित्तम्‌ । 
पाण्डवानां कथा 1ण्या महा विद्याप्रसाधनम्‌ ॥। 
तीर्थयाचासमा्तिश्च कीमारमिदमद्भुतम्‌ । 
अरुणाचलमाहात्म्ये सनकब्रह्मसंकथा 1 
गोरीतपःसमाख्यानं तत्त तीर्थनिरूपणम्‌ । 
महिषासुरजाख्यानं TIAA ASAT: ॥ 
शोणाचले शिवास्थानं नित्यदा परिकोत्तितम्‌ । 
इत्येष कथित: स्कान्दे खण्डो माहेश्व रोऽद्भुतः ॥ 


द्वितीये वेष्णवखण्डे :--- 2 
हित्तीयो वैष्णव: खण्डस्तस्याख्यानानि मे शृणु । 
प्रथमं भूमिवाराहं समाख्यानं प्रकीतितम्‌ 1 
यन्न वोचककुश्रस्य माहात्म्यं पापनाशनम्‌ | 
कमलायाः कथा पुण्या श्रीनिवासस्थित्तिस्ततः | 
कुलालाख्यानकश्चात्र सुवणमुखरीकथा । 
चानाख्यानसमायुक्ता भारद्वाजकथादभुता ॥ 
मतङ्गाञजनसवादः कीत्ति्तः पापनाणनः | | 
पुरुषोत्तममाहात्म्यं कीत्तितं चोत्कले त्तत्तः ॥ 
मार्कण्डेयसमाख्यानमम्वरीषस्य भूपते' । 
इन्द्रद्युम्नस्य चाख्यानं विद्यापतिकथा शुभा ॥ 
जैमिनेः समुपाख्यानं नारदस्यापि बाडव । 
नीलकण्ठसमाख्यानं नारसिहोपवर्णनस्‌ | 
अश्वमेवकथा राज्ञो व्रह्मलोकगतिस्तथा । 
रथयात्राविधिः पश्चाञ्जत्मस्नानविधिस्तथा || 
दक्षिणामूत्त्यृपाख्यानं गुण्डिचाख्यानकं ततः | 
रथरक्षाविधानञच शयनोत्सवकीरत्तनस्‌ ॥ 
इवेतोपाख्यानमत्रोक्तं बह्लयुत्सवनिरूपणस्‌। ,, 
दोलोत्सचो भगवतो व्रतं सांवत्सराभिवस्‌ ॥ 
पूजा च कामिभिविष्णोरुह्ालकमियोगकः | 
मौक्षसाधनमत्रोकतं नानायोगनिरूपणमस्‌ ॥ , 


परिशिष्ट १ : 


दशावतारकथनं सनानादिपरिकीतंनम्‌ | 
ततो बदरिकायाश्च माहात्म्यं पापनाशनम्‌ ॥ 
अग्त्यादितीर्थमाहातम्यं - वेनतेयशिलाभवस्‌ । 
कारणं भगवद्वासे तीर्थं कापालमोचनस्‌ ॥ 
पञ्चघाराभिधं तीर्थ मेरुसंस्थापनं तथा | 
ततः कात्तिकमाहात्म्ये माहात्म्यं मदनालसम्‌ ॥ 
घूञ्रकोशसमाख्यान दिनकृत्यानि कात्तिके | 


पञ्चभीष्मब्रताख्यानं कीत्तिदं भुक्तिमुक्तिदम्‌ |` 


तद्ब्रतस्य च माहात्म्ये विधानं स्तानजं तथा | 
पुण्डादिकीत्तंनज्वात्र मालाधारणपुण्यकस्‌ ॥ 
पञ्चामृतस्नानपुण्यं घण्टानादादिजं फलम्‌ | 
नाना५ष्पा्च्चेनफलं तुलसीदलजम्फलस्‌ ॥ 
नैवेद्यस्य च माहात्म्यं हरिवासन (र) कोतंनम्‌ । 
अखण्डेकादशीपुण्यं तथा जागरणस्य च ॥ 
मत्योत्सवविधानश्च नाममाहात्म्यकीत्तंनस्‌ | 
ध्यानादिपुण्यकथनं माहात्म्यं मथुराभवम्‌ ॥ 
मथुरातीर्थमाहात्म्यं TTR ततः परम्‌ । 
वाचां द्वादशानाञ्च माहात्म्यं कीत्तितं तततः ॥ 
श्रीमद्भागवतस्यात्र भाहात्म्यं कीत्तितं परम्‌ । 
वस्त्रशाण्डिल्यसंवादमन्तर्लीलाप्रकाशकस्‌ ॥ 
ततो माघस्य माहात्म्यं स्तानदानजपो-द्भवम्‌ | 
नानाख्यानसमायुक्तं दशाध्याये निरूपितम्‌ ॥ 
तत्तो वेशाखमाहात्म्ये शय्यादानादिजम्फलम्‌ | 
जळदानादिविधयः कामाख्यानमतः परम्‌ ॥ 
श्रुतदेवस्य चरितं व्याधोपाख्यानमदुभुतम्‌ | 
तथाक्षयतृतीयादेविशेषारपुण्यकी तनम्‌ 
ततस्त्वयोध्यामाहात्म्ये चक्रब्रह्माह्वतीर्थके ॥ 


त्ृणपापविमोक्षाख्ये तथाधारसहस्रकस्‌ ¦ 
स्वगद्वारं . चन्द्रहरिधम्मंहय्यृपवर्णनस्‌ ॥ 
SAV GCE रपाख्यानं तिलोदा-सरयूयूत्ति: | 


सीताकुण्डं ` गुप्ततरि:  सययूघंघराचय: ॥ 
गोप्रतारञ्च he गुरुकुण्डादिपश्चकस्‌ । 
घोषार्कादीनि तीर्थानि त्रयोदश ततः परम्‌ ॥ 


६५९ 


६६० पुराण-विमश 


गयाकूपस्य माहात्म्यं सर्व्वाधविनिवत्तंकम्‌ | 
माण्डव्याश्रमपूर्व्वाणि तीर्थानि तदनन्तरम्‌ ॥ 
अजितादिमानसादितीर्थानि गदितानि च! 
इत्येष वेष्णवः खण्डो द्वितीयः परिकीतितः । 
तृतीये ब्रह्मसण्डे :--- 
“अतः परं ब्रह्मखण्डं मरीचे wy पुण्यदम्‌ | 
यत्र वे सेतुमाहात्म्ये फल स्मानेक्षणोद्‌भवम्‌ ॥ 
गालवस्य तपञ्चर्य्या राक्षक्षाख्यानकं ततः | 
चक्रतोर्थादिमाहात्म्यं देवीपतनसंयुतम्‌ | 
वेताळतीर्थमहिमा पापनाशादिकीत्तंनम्‌ | 
मङ्कलादिकमाहात्म्यं ब्रह्माकुण्डादिवर्णनम्‌ i 
हतूमत्‌कुण्डमहिमागस्त्यतीर्थभवम्फलम्‌ | 
रामतीर्थादिकथनं लक्ष्मीतीर्थनिरूपणम्‌ | 
शङ्खादितीर्थमहिमा तथासाध्यामृत्तादिजः। 
घनुष्कोट्यादिमाहात्म्यं क्षीरकुण्डादिजं तथा ॥ 
गायत्र्यादिक्रतीर्थानां माहात्म्यं चात्र कीत्तितम्‌ | 
रामनाथस्य महिमा तत्वज्ञानोपदेदानम्‌ ॥ 
यात्राविधानकथनं सेतौ मुक्तिप्रदं नृणाम्‌ | 
धर्म्मारण्यस्य माहात्म्यं तततः परमुदीरितम्‌ ॥ 
स्थाणुः स्कन्दाय भगवान्‌ यत्र तत्त्वमुपादिशत्‌ | 
धर्म्मारण्यसुसंभूतिस्तटनण्यपरिकोत्तनम्‌ ॥ 
कम्मंसिद्धे: समाख्यानं ऋषिवशनिरूपणम्‌ | 
अप्सरातीर्थमुख्यानां माहातम्यं यत्र कीत्तनस ॥ 
_वर्णातामाश्रमाणाञ्च र्म्मेनत्त्वनिङूपणम्‌ | 
देवस्थानविभागश्च वकुलाकंकथा गुभा॥ 
छत्राचन्दा तथा ञान्ता श्रीमाता च मर्ताद्धूनी | 
पुण्प्रदात्र्यः समाख्याता यत्र देव्य. समास्थित्ताः॥ 
इन्द्रेशव रादिमाहात्म्यं टारकादिनिङुपणम्‌ । 


लोहासुरसमास्यानं गद्भाकूपनिलूपणम्‌ ॥ 
श्रीरामचरितञ्चेव सत्यमन्दिरवर्णानिम्‌ । ` 


जीर्णोद्धारस्य कथन शासनप्रतिपादनम्‌॥ 
जातिभेदप्रकथनं स्मृतिधम्मंनिरूपणम । 
ततस्तु वेष्णवा geal नानाख्यानेरुरीरिताः॥ 
चालुर्म्मास्ये ततः पुण्ये सवंधम्मंनिरूपणम । 
दानप्रशंसा तत्पश्चाद्‌ व्रतस्य महिमा ततः॥ 


परिशिष्ट १ ६६१ 


तपसश्चैव पूजायाः सच्छिद्रकथनन्तत: | 
प्रकृतीनां भिदाख्यानं शालग्रामनिरूपणम्‌ ॥ 
तारकस्य वधोपायो व्यक्षार्च्चामहिमा तथा | 
विष्णो" शापश्च वृक्षत्वं पार्व्वत्यनुनयस्ततः ॥ 
हरस्य ताण्डवं नृत्यं रामनामनिरूपणम्‌ | 
हरस्य लिञ्जपतनं कथा योजिवनस्य च॥ 
पार्वतीजन्मचरितं तारकस्य वधोऽद्भुतः | 
प्रणवेश्वर्यकथनं तारकाचरितं पुनः॥ 
दक्षयज्ञसमा प्िश्च ट्वादशाक्षररूपणस्‌ । 
ज्ञानयोगसमाख्यानं महिमा द्वादशाणंज: ॥ 
श्रवणादिकपुण्यञच कोीत्तितं ade नृणाम्‌ | 
तुतीयब्रह्मलण्डस्योत्तरभागे :-- 
“ततो ब्रह्मोतरे भागे शिवस्य महिमाद्भुतः | 
पञ्चाक्षरस्य महिमा गोकर्णमहिमा ततः॥ 
शिवरात्रेशच महिमा प्रदोषब्रतकीर्तनम्‌ | 
सोमवारब्रतञ्चापि सीमन्तिन्याः कथानकम्‌ ॥ 
भद्रायूत्पतिकथनं सदाचारनिरूपणम्‌ | 
शिववम्मंसम द्वेश भंद्रायूद्राहवर्णनम्‌ ॥ 
भद्रायुमहिमा चापि भस्ममाहात्म्यकीत्तनम्‌ | 
शवराख्यानकञ्चेच उमामाहेइवर्रतस्‌ ॥ 
रुद्राक्षस्य च माहात्म्य रुद्राध्यायस्य पुण्यकम्‌ | 
श्रवणादिक' प्यञ्च ब्रह्मखण्डोऽयमीरितः 1” 
चतुर्थ काशीखण्डे : 
“अतः परं चतुर्थन्तु काशीखण्डमनुत्तमम्‌ | 
विन्ध्यनारदयोर्यत्र संवाद: परिकीत्तितः॥ 
सत्यलोकप्रभावश्चागस्त्याचासे सुरागमः। 
पतिब्रताच रित्रञ्च तीर्थ चर्यर्यात्रशसनम्‌ || 
ततश्च सप्त पूर्याख्या संयमिन्या निरूपणम्‌ | 
ब्रध्नस्य च तथेन्द्राग्न्योर्लोकाप्तिः शिवशम्मंणः 1 
अग्नेः समुद्धवश्चेव क्रव्याद्वरुणसम्भवः | 
गन्धवत्यलकापूर्य्योरीइवर्य्याशच समुद्धवः ॥ 
चन्द्रोडुबुधलोकाना कुजेज्याकंभुवां क्रमात्‌। 
सप्तर्पीणा ध्रुवस्यापि तपोलोकस्य वर्णनमु ॥ 


६६२ 


पुराण-विमरां 


ध्रुवलोककथा ' पुण्या सत्यळोकनिरीक्षणम्‌ | 
स्कन्दागस्त्यसमालापो मणिकर्णीससुःद्वः ॥। 
प्रभावश्चापि AT गङ्भानामसह्रकम्‌ | 
वाराणसीप्रशंसा च भेरवाविभंवस्ततः॥ 
STH AAA AMV: समनन्तरम्‌ | 
TT: कलावत्याख्यानं सदाचारनिरूपणम्‌ ॥ 
ब्रह्मचारिसमाख्यानं तत: स्त्रीलक्षणानि च | 
कृत्याकृत्यविनि्शो ह्मविमुक्तेशवर्णनम्‌ ॥ 
गृहस्थयोगिनो धर्म्माः कालज्ञानं ततः परम | 
दिवोदासकथा पुण्या काशीवर्णनमेव च॥ 
योगिचर्च्चा च लोलाकत्तिरशाम्बाकंजा कथा | 
द्रपदाकंस्य  तार्क्ष्याख्यारुणाकस्योदयस्ततः ॥ 
दशाइवमेधतीर्थाख्या मन्दराच्च गणागमः | 
पिश्याचमोचनाख्यानं गणेशप्रेषणन्तत्त ॥ 
मायागणपतेश्चाध भुवि प्रादुभवस्ततः 1 
विष्णुमायाप्रपऽचोऽथ दिवोदासविमोक्षणम्‌ ॥ 
ततः ˆ पञ्चनदोत्पत्तिविन्दुमाधवसम्भवः । 
ततो वेष्णवतीर्थाख्या शूलिनः काशिकागमः ॥ 
जेगीषव्येण सवादो ज्येष्ठे शाखा महेशितुः । 
्षेत्राख्यानं कन्दुकेशव्याघ्रेशवरसमुद्भवः (| 
शलेशरत्नेश्‍वरयोः कृत्तिवासस्य चोद्भवः | 
देवत्तानामधिष्ठानं - दुर्गासुरपराक्रमः ॥ 
दुर्गाया विजयश्चाथ ओद्धारेशरय वर्णनम्‌ । 
पुनरोद्धारमाहात्म्यं त्रिकोचनसमुद्भव: |) 


केदाराख्या च धर्म्मेशकथा विश्वभजोदभवा । 
वीरेशवरसमाख्यानं गङ्गामाहात्म्यकीर्तनस्‌ ॥ 


विश्वकम्में शमहिमा दक्षयज्ञोदभवस्तथा | 
सतीशस्यामृतेशादेभुंजस्तम्भः पराशरेः | 
च्षेत्रतीर्थकदम्बश्च मुक्तिमण्डपसंकथा | 
विश्वेशविभवश्चाथ ततो यात्रा परिक्रमः ॥ 


पञ्चमे अवन्तीखण्डे :-- 


“अत्तः परं त्ववन्त्याख्यं शृणु खण्डञ्च पञ्चकम्‌ | 
महाकालवनाख्यानं ब्रह्मशीप॑च्छिदा तततः || 


परिशिष्ट १ 


प्रायश्चित्तविधिश्चाग्ने रुत्पत्तिश्व समागमः | 
देवदीक्षा शिवस्तोत्रं नानापातकनाशनम्‌ ॥ 
कपालमोचनाख्यान॑ महाकालवनस्थिति: । 
तीर्थ कलकलेशस्य स्वेपापप्रणाशनम्‌ ॥ 
कुण्डमप्सरसञ्ज्ञञ्च सगे रुद्रस्य पुण्यदम्‌ । 
कुटुम्वेशञ्च विद्याश्रमकटेश्व रतीर्थकस्‌ ॥ 
स्वगद्वारे चतुःसिन्धुतीर्थं शङ्करवापिका। 
सकराक गन्धवत्ती तीर्थ पापप्रणाशनम्‌ ॥ 
दशाश्वमेघैकानंगा तीर्थे च हरिसिद्धदम्‌ । 
पिशाचकादियात्रा च हुनूमत्कयमेश्वरौ ।। 
महाकालेशयात्रा च॒ वल्मीकेश्वरतीर्थकस्‌ । 
शक्रेशमेशोपास्यानं कुशस्थल्याः प्रदक्षिणम्‌ ॥ 
अक्रूरमन्दाकिन्यद्भपादचन्द्राकंवेभवस्‌ | 
करमेशकुवकुटेशलड्ड्केशादि तीर्थकम्‌ ॥ 
माकण्डेशं यज्ञवापी सोमेश नरकान्तकम्‌ । 
केदारेश्वररामेशसौभाग्येशनराकंकम्‌ 1) 
केशार्क शक्तिभेदळ्च स्वर्णक्षरमुखानि च । 
ओड्कारेशादितीर्थानि अन्धकस्तृतिकोर्तनम्‌ ॥ 


कालारण्ये लिङ्गसंख्या स्वर्णश्षुद्धामिधानकम्‌। 
कुशस्थल्या अवन्त्याश्चोज्जयिन्या अभिधानकस्‌ ॥ 


पद्मावती कुमुद्वत्यमरावतीतिचामकम्‌ | 


विशाला प्रतिकल्पाभिधाने च ज्वरशान्तिकम्‌ ॥ 
शिप्रास्तानादिकफलं नागोन्मीता शिवस्तुतिः 


हिरिण्याक्षवधाख्यानं तीर्थं सुन्दरकुण्डकम्‌ ॥। 
नोलगद्धा पुष्कराख्यं विन्ध्यावासनतीर्थकम्‌ । 
पुरुपोत्तसाधिमासं तत्तीर्थऽचाधनाशनम्‌ (| 
गोमती वामने कुण्डे विष्णोर्नामसहस्रकम्‌ | 
वीरेश्वरसरः काळभेरवस्य च ततीर्थके ॥ 
महिमा नागपञ्चम्या नृसिहस्य जयन्तिका | 
कुटुवेश्वरयात्रा च देवसाधककीत्तंनस्‌ ।। 


ककंराजास्यतीर्थञच विध्नेशादिसुरोहनम्‌। - ` 


रुद्रकुण्डप्रभूतिषु बहुतीर्थनिरूपणम्‌ ॥' 
यात्राष्टतीथंजा पृण्या रेवामाहात्म्यमुच्यते । 
धम्मं पण्यस्य वेराग्ये माकेण्डेयेन TSA: ॥ 


— 


६६३ 


६६४ 


पुराण-विमशं 


प्राग्लयानुभवाख्यानम्‌ अमृतापरिकीर्त्तनम्‌ । 
कल्पे कल्पे पृथक्‌ नाम नम्मंदाया: प्रकीत्तितम्‌ ॥ 
स्तवमार्ष नामंदञ्च कालरात्रिकथा ततः । 
महादेवस्तुतिः पञ्चात्‌ पृथक्कल्पकथाद्धुता ॥ 
विशल्याख्यानकं पश्चाज्जालेश्वरकथा तथा । 
गोरीब्रतसमाख्यानं न्रिपुरज्वाळनन्ततः ॥ 
देहपात्तविधानश्च कावेरीसङ्गमस्ततः । 
दारुतीर्थं Faas यत्रेशवरकथानकम्‌ ॥ 
अग्नितीर्थं रवितीर्थं मेघनादं दिदारुकम्‌ । 
देवतीर्थं नम्मंदेशं कपिलाख्यं करञ्जकम्‌ । 
कुण्डलेशं पिप्पलादं बिमलेशश्च शूलभित्‌ ॥ 
शचीहरणमाख्यातमन्धक्रस्य वघस्ततः । 
शूलभेदोद्‌भवो यत्र दानधर्म्माः पृथग्विधाः ॥ 
आख्यानं दोर्घेतपसतऋहष्यश्गृद्भकथा ततः । 
चित्रसेनकथा पुण्या काशिराजस्य मोक्षणम्‌ ॥ 
ततो देवशिळाख्यानं शवरी चरिताचितम्‌। 
व्याधाख्यानं तत' पुण्य पुष्करिण्यर्कत्तीशकम्‌ ॥ 
आदित्येशवरतोर्थश्च शक्रतीर्थं करोटिकम्‌ । 
कुमारेशमगस्त्येशं च्यवनेशञ्च मातृजम्‌। 
लोकेशं धनदेशञ्च मङ्गलेशाञ्च कामजम्‌ ॥ 
नागेशञ्चाप गोपारं गौतमं शङ्भचूडजम्‌ ॥ 
नारदेशं नन्दिकेशै वरुणेश्‍्वरतीर्थकम्‌ | 
दघिस्कन्दादितीर्थानि हनूमन्तेश्वरन्ततः॥ 
रामेश्‍्वरादितीर्थानि सोमेशं पिङ्भलेशवरम्‌ । 
ऋहणमोक्षं कपिलेशं पृतिकेशं जलेशयम्‌ ॥ 
चण्डाकंयमतीथंञ्च कल्होडीशञ्च नान्दिकम्‌ | 
नारायणञ्च कोटीशं व्यासतीर्थं घ्रभासिकम्‌ ॥ 
नागेशं सद्भूर्षणकं मन्मथेश्वरतीर्थकम्‌ | 
एरण्डीसङ्गस पुण्यं सुवर्णशिळतीर्थकम्‌ ॥ 
करञ्ज कामह तीर्थ भाण्डीरं रोहिणीभवस्‌ । 
चक्रतीर्थं धौतपापं स्कान्दमाङ्गरसाह्वयम्‌ ॥ 
कोटितीर्थमपोन्यास्यमद्भाराख्यं त्रिलोचनम्‌ | 
इन्द्रेशं कम्बुकेशञ्च सोमेश कोहनेशकम्‌ ॥ 


परिशिष्टे १ ६६५ 
नाम्मंदे चार्कमाग्नेयं भागवेश्वरसत्तमम्त । 
ब्राह्मं दैवं च भागेशमादिवाराहणंकवे ॥ 
रामेशमथ सिद्धेशमाहात्म्यं कङ्कटेश्वरम्‌ । 
शाक्रं सम्यञ्च नान्देशं तापेशं रुवेमणीभवम्‌ ॥ 
योजनेरां वराहेशं द्वादशी शिवतीर्थके । 
सिद्धेशं मङ्भलेशञ्च लिद्भवाराहतीर्थकम्‌ ॥ 
कुण्डेशं श्वेतवाराहं भार्गवेशं रवीश्वरम्‌ | 
शुक्लादीनि च तीर्थानि हुंकारस्वामितीथंकम्‌ ॥ 
सञ्भमेशं नारकेशं मोक्ष सार्पञ्च गोपकम्‌ | 
नागं साम्बञ्च सिद्धेशं माकण्डाक्ररतीर्थके ॥ 
कामोदशलारोपाख्यो माण्डव्यं गोपकेश्वरम्‌ | 
कपिरेशं पिंगलेशं भ्तेशं गागगौतमे ॥। 
arated भृगुकच्छ केदारेशञ्च पापनुत्‌ | 
कनखलेशं Wet शालग्राम वराहकम्‌ | 
चन्द्रप्रभासमादित्यं श्रीपत्याख्यञ्च BAHT | 
मुलस्थानञ्च शलेशमाग्तायाचित्रदेवकस्‌ ॥ 
शिखीशं कोटितीर्थऽच दशकन्यं सुवर्णकम्‌ । 
ऋणमोज्ञं भारभूतिरत्रास्ते पुंखमुण्डिमम्‌ | 
आमलेशं कपाले शाज़ेरण्डीमवन्तत:। 
कोटितीर्थं लोटनेशं फलस्तुतिरतः परम्‌ ॥ 
दमिजद्धुलमाहात्म्ये रोहिताश्वकथा ततः: | 
धन्धमारसमाख्यानं वधोपायस्ततोऽस्य च ॥ 
व॒धो घुन्घोस्ततः पश्चात्‌ सतश्चित्रवहो-डूव: । 
महिमास्य ततश्चण्डीशप्रभावोरतीरवरः ॥ 
केदारेशो लक्षतीर्थ ततो विष्णुपदीभवम्‌ | 
HAIR च्यवनान्धाख्प ब्रह्मणश्च सरस्ततः ॥ 
चक्राख्यं ललित्ताख्यानं तीथेञ्च बहुगोमथम्‌ । 
रुद्रावत्तेञ्च माकंण्डं तीर्थ पापप्रणाशनम्‌ ॥ 
रावणंशं शुद्धपट देवान्धुः प्रेततीर्थकम्‌ । 
जिह्वोदतीथंसम्भूतिः शिवोदमेद फलस्ततिः ॥ 

, एव खण्डो ह्वन्त्याख्यः श्यृण्वतां पापनाशनः । 
षष्ठे नागरखण्डे :- | 

“अतः: परं नागराख्यः खण्डः पछ्ोऽभिधीयते । 

लिङ्गोसत्तिसमाख्यान हरिश्चन्द्रकथा शुभा ॥ 


६६६ 


पुराण-विमर्श 


विश्वामित्रस्य माहात्ग्यं निशङ्वुस्वर्गतिस्तथा | 
हाटकेरवरमाहात्म्ये वृत्तासुरववस्तथा ॥ 
नागविळ शद्भतीर्थमचलेशवरवर्णनम्‌ 1 
चमत्कारपुराख्यानं चमत्कारकर परम्‌ ॥ 
गयशीर्प वाळणाख्य बालमण्ड मृगाह्वयम्‌ । 
विष्णुपादन्च गोकर्ण युगरूप समाश्रयः । 
सिद्धेश्वरं नागसर. सपार्थय ह्यगस्तकम्‌ ॥ 
भ्रूणगत्ततलेशञ्च भीष्मं दुर्वरमकंकम्‌ । 
शामिष्ठं सोमनाथञ्च दोर्गमानजेकेञ्वरम्‌ ॥ 


जमदर्निवधास्यानं ने 'क्षत्रियकथानकम्‌ । 


रामहद नागपुरं जडळिङ्गञ्च यज्ञभूः॥ 
मुण्डीरादि न्रिकाकञ्च सतीपरिणयस्तथा। 
बालखिल्यञ्च यागेश वालखिल्यञ्च गारुडम्‌ ॥ 
लक्ष्मीशापः साप्तावदा' सोमप्रासादमेव च 1, 
अम्वावृद्धं पाढृकास्यमाग्नेयं ब्रह्मकुण्डकम्‌ ॥ 
गोमुखं जोहयष्ट्यास्यमजापाळेइवरो TAT । 
शानेश्चरं राजबापी WATT लक्ष्मणोब्वरः ॥ 
कुशेशाख्यं लवेपाख्यं fay सर्व्वोत्तमोत्तमम्‌ । 
अष्टपष्टिसमाख्यानं दमयन्त्यास्त्रिजातकम्‌ ॥ 
ततोऽम्बारेवती चात्र भट्टिकातीर्थसम्भवम्‌ । 
AAS च केदारं शुवळतीर्थं मुखारकम्‌ ॥ 
सत्यसन्धेइवराख्यान तथा कर्णोत्पला कथा | 
अटेइवरं याज्ञवल्क्यं गौर्य्य गाणेशमेव च ॥ 
ततो वास्तुपदाख्यानमजागहकथानकम्‌ | 
सौभाग्यान्धकशूलेशं धर्म्मराजकथानकम्‌ ॥ 
मिष्टाम्रदेशवराख्यान गाणपत्यत्रयं TT । 
जावारिर्चारतञ्चेच मकरेशकथा ततः ॥ 
कालेव्वर्यन्धकार्य्रानं कुण्डमाप्सरसन्तथा । 
पुष्यादित्यं रौहिताश्वं नागरोत्पत्तिकोत्तनम्‌ ॥ 
und चरित चैत्र qaqa ततः परम्‌ । 
सारस्वत्तं पैप्पलाद कसारीशञ्च पेण्डिकम्‌ || 
ब्रह्मणो यज्ञचरित सावित्र्याख्यातसंयुत्तम्‌ । 
tad भतृंयज्ञाख्यंमुख्यतीथंनिरीक्षणम्‌ । 
कौरवं हाटकेशाढ्य प्रभासं क्षेत्रकत्रयम्‌ i 


परिशष्ट १ ६६७ 


पौष्करं नेमिषं धाम्मंमरण्यत्रितयं स्मृतम्‌ | 
वाराणसीद्वारकाख्यावन्त्याख्येति पुरीत्रयम्‌ ॥ 
वुस्दावनं खाण्डवाख्यं arated वचत्रयस्‌ | 
कल्पः शालस्तथा नन्दो ग्रामत्रयमतुत्तमम्‌ ॥ 
असिशुक्लपितुसञ्ज्ञं तीथनत्रयमुदाहृतम्‌ । 
श्रयर्वृदौ रेवतश्चेंव पव्वंतत्रयमुत्तमस्‌ ॥ 
नदीनां त्रितयं गङ्गा नमदा च सरस्वती ॥ 
साद्धकोटित्रयफरमेकेकञ्चेषु कीतितम्‌ | 
कूपिका शङ्भतीरथंञ्चामरकं बालमण्डनम्‌ | 
हाटकेशक्षेत्रफळप्रदं प्रोक्तं चतुष्टयम्‌ ॥ 
शाम्बादित्यं श्राद्धकल्पं यौधिष्ठिरमथान्धकम्‌ | 
जलशायि चतुर्म्मास्यमशूच्यशयनब्रतस्‌ ॥ 
मङ्कणेशं शिवरात्रिस्तुळापुरुषदानकम्‌ | 
पृथ्वीदानं वाणकेश कपारमोचनेशवरम्‌ ॥ 
पापपिण्डं साप्तलेङ्ग युगमानादिकीत्तनम्‌ । 
निम्वेशशाकम्भर्याख्या रुद्रेकादशकीर्तनम्‌ 1! 
दानमाहारम्यकथनं ट्वादशादित्यकीर्तनम्‌ | 
इत्येष नागर: खण्ड. प्रभासाख्योऽधुनोच्यते॥ 


BIA प्रभासखण्डे :-- 


“सोमेशो यत्र विश्‍वेशोऽकस्थळं पुण्यदं महत्‌ । 
सिद्धेशवरादिका्यानं पृथगत्र घ्रकीत्तितस्‌ ॥ 
अग्निततीर्थकपद्दीशं केदारेश गत्तिप्रदम्‌ । 
भीमर्भरवचण्डीशभास्करा ङ्गारकेशवरा ॥ 
- बुघेज्यभृगुसौरेन्द्रशिखीशा हरविग्रहा: | 
सिद्घेश्वराद्या: पञ्चान्ये रुद्रास्तत्र व्प्रवस्थिता' | 
वरारोहा हवाजापाला मंगला लल्तिश्वरी । 
लक्ष्मीशोऽवाडवेशश्चाधीश' कामेइवरस्तथा ॥ 
गौरीशवरुणेशाख्यमशोपञ्च गणेदवरम्‌ | 
कुमारेशञ्च शाकल्य शकुलोत्तडूगोतमम्‌ ॥ 
देत्यघ्नेश॑ चक्रतीर्थं सन्तिहत्याह्कयन्तथा | 
भूतेशादीनि लिञ्चानि आदिनारायणाह्वयम्‌ ॥ 
ततश्चक्रघराख्याने शाम्वादित्यकथानकम्‌ | 
कथा कण्टकशोधिन्या महिषघ्त्यास्ततः परम्‌ !] 


६६५ 


दि € 
पु राण-विमश 


कपारीश्वरकोटीशवालब्रह्माह्लसत्‌ कथा 
चरकेश-सम्वर्तेश-निधोइवरकथा ततः | 
बलभद्रेश्वरस्याथ गंगाया गणपस्य TI 
जाम्बवत्यास्यसरित: पाण्डुकूपस्य सत्कथा | 
शतमेधलक्षमेधकोटिमेधकथा तथा ॥ 
दुर्व्वासाकयदुस्थान-हि रण्या संगमोत्कथा | 
नगराकस्य कृष्णस्य सदड्धूपंणसमुद्रयो: ॥ 
कुमार्य्या: क्षेत्रपालस्य व्रह्वोशस्य कथा पृथक्‌ । 
पिगला संगमेशस्य शकराकंघटेगयोः ॥ 
ऋषितीर्थस्य नन्दार्कत्रितकृपस्य कोर्तनम्‌ । 
शशोपानस्य पर्णा्कन्यड्कुमत्योः कथादभुता | 
वाराहस्वामिवृत्तान्त॑ छायालिगास्यगुल्फयोः । 
कथा कनकनन्दाया: कुन्तीगगेशयोस्तथा ॥ 


चमसोद्भेदविदुरत्रिलोकेशकथा तत: । 
मड्ूणेश-त्रेपुरेश पण्डतीथे कथा तथा + 
सूय॑प्राचीत्रीक्षणयो रमानाथकथा तथा। 
भूद्धारशूळस्थलयोङच्यवचावःशयोस्तथा ॥ 
अजापालेशबालाकंकुवेरस्थलजा कथा । 
ऋपितोया कथा पुण्या संगालेश्व (कीर्तनम्‌ ॥ 
नारदादित्यकथनं नारायणनिरूपणम्‌ | 
तप्तकुण्डस्य माहात्म्यं मूलचण्डीशवणंनम्‌ ॥ 
चलुवक्त्रजाणाध्यक्ष-कलम्वेशव रयोः कथा | 


गोपालस्वामिवकुलस्वामिनोम्मंरश्‍तीकथा ॥ 
क्षेमार्कोन्ततविध्नेशजलस्वामिकथा तथा। 
कालमेघस्य रुकिमण्या उव्वंशीश्वरभद्रयो: ॥ 
शद्भावतंमोक्षतीर्थ-गोष्पदाच्युतसद्यनाम्‌ । 
जालेश्वरस्य हुद्धारकूपचण्डीशयो: कथा॥ 
आशापुरस्थविघ्नेशकलाकुण्डकथाष्दभुत्ता । 
कपिलेशस्य च कथा जरद्गवशिवस्य च॥ 


नलकर्कोटकेइवरयोहाटकेशवरजा कथा ॥ 
नारदेशमन्त्रभपा दुर्गकूटगणेशजा ॥ 
सुपर्णेलाख्यभेरव्योमंल्लतोर्थभवा कथा | 


pdt EATS गुप्तसोमेश्वरस्य च ॥ 


परिशिष्ट १ 


बहुस्वणेंगश्यृद्धेश-कोटीश्वरकथा तत । 
माकण्डशश्‍वरकोटीश-दामोदरगहोत्कथा ॥ 
स्वर्णरेखा ब्रह्मकुण्डं कुन्तीभीमेश्वरौ तथा । 
मृगीकुण्डञ्च स्वस्व क्षेत्रे वस्त्रापथे स्मृतम्‌ ॥ 
ढुत्रा वल्वेशगंगेशरवतानां कथाऽद्भुता | 
तततोच्व्वुदेश्वञ्रकषा अचलेश्व रकीत्तनम्‌ ॥ 
नागतीस्य च कथा वशिष्ठाश्रमवर्णनम्त्‌ । 
भद्रं कर्णस्य माठात्य्य॑ त्रिनेत्रस्य तत्त: परम्‌ ॥ 
केदारस्य च माहात्म्यं तीर्थागमनकीत्तंनम्‌ | 
कोटोरवररूपतीर्थहृषीकेशकथा ततः ॥ 
सिद्धेशमुकेइव रयो म्मणिकर्णीशकोर्तनस्‌ । 
पड्गुतीर्थं यमतीर्थ-वाराहतीर्थवर्णंनस्‌ ॥ 
चन्द्र प्रभासपिण्डोद-श्रोमाता-शुक्लतीर्थजम्‌ । 
कात्यायन्याइच माहात्म्यं तत. पिण्डारकस्य च ॥ 
ततः कनखळस्याथ चक्रमानुपतीर्थयोः । 
कपिलाग्नितीर्थकथा तथा रक्तानुबन्धजा ।। 
गणेशपार्थववरयोर्यात्राया मुद्गलस्य च । 
चण्डीस्थानं नागमर्वाशिरः कुण्डमहेशजा ॥ 
कामेशवरस्य मार्कण्डेयोत्पत्तेश्च कथा ततः 1 
उद्दाळकेश-सिद्धेश-गतत्तीथंकथा पृथक्‌ ॥ 
श्रीदेव माततोत्पत्तिःच-त्यासगौत मत्तीर्थयोः । 
कुळसन्तारमाहात्म्यं रामक्रोटयाहतीर्थयोः ॥। 
चन्द्रो-ट्घदेशानश्वुङ्ग -त्रह्मास्थानोट्भचोहनस्‌ | 
त्रिपुष्कर-स्द्रह्ृद गुहेश्वर कथा शुभा | 
अविमुक्तस्य माहात्म्यमुमामाहेशवरस्य च । 
महीजसः प्रभावश्च जम्वुत्तीर्थस्य वर्णनम्‌ ।। 
गङ्गाधरमिश्रकयोः कथा चाथ फरुश्रुत्तिः | 
द्वारकायाश्च माहात्म्ये चन्द्रशर्म्मकथानकम्‌ | 
जागराद्याख्य्रतच्च व्रतमेकादशीभवम्‌ | 
महाद्वादशीकाख्यानं प्रह्नादषिसमागमः ॥ 
ढुव्चीसस उपाख्यातं यात्रोपक्रमकीत्तनम्‌ | 
गोमव्युत्पत्तिकथनं तस्यां स्तानांदिजम्फरम्‌ || 
चक्रतीथस्य माहात्म्यं गोमत्युदधिसज्भ मं: 1 
सनर्कादिह्वदाख्यानं नृगतीर्थकथा da tt 


६६९ 


६७० पुराण-विमर्श 


गोप्रचारकथा पुण्या गोपीनां द्वारकागम: । 
गोपीसरःसमाख्यानं ब्रह्मतीर्थादिकोत्तंनम ॥ 
पञ्चनद्यागमाख्यान नानाख्यानसमन्वित्तम्‌ । 
शिवलिङ्गमहातीर्थकृष्णपूजादिकीर्तनम्‌ ॥ 
त्रिविक्रमस्य मूर्त्याख्या दुर्वास:कृष्णसंकथा | 
कुशदेत्यवधो््न्चाख्या विगेपाच्चंनजम्फलम्‌ ॥| 
गोमत्या द्वारकायाञ्च तीर्थागमनकीत्तंनम्‌ | 
कृष्णमन्दिरसप्रेक्षा द्वारवत्यभिषेचनम्‌ ॥ 
तत्र तीर्थावासकथा द्वारका पृण्यकीत्तंनम्‌ | 
इत्येष सप्तमः प्रोक्त खण्ड: प्राभासिको द्विजः ॥ 
स्कान्दे सर्वोत्तरकथा शिवमाहात्म्यवर्णने । 
तत्फलश्रुति: — 


लिखित्वेतत्तु यो दद्याद्वेमशूलसमाचित्तम्‌ ॥ 
माध्यां सत्कृत्य विप्राय स शेवे मोदते पदे 1 


( १८ ) गरुडपुरागम्‌ 
गरुडायोकतं विष्णुना पुराणम्‌ नारदीयपुराणे १०८ अध्याये 
तद्विपयाश्च । ब्रह्मोवाच -- 
सरीचे | श्युणुवच्म्यद्य पुराणं गारूड शुभम्‌ | 
गरुडायाब्रवीव्पुष्टो भगवान्गरुडासन: ॥ 
एकोनविशसाहस्रं ताचर्थकल्पकथाचितस्‌ ॥ 
तत्र पुवंखण्डे :— 
पुराणोपक्रमो यत्र सर्गः संक्षेपतस्ततः । 
सूर्यादिपूजनविधिर्दीक्षाविधिरतः परम्‌ ॥ 
श्र्यादिपूजा ततः पश्चान्नवच्यूहाच्चंनं द्विज | 
पुजाविधानञ्च वेष्णवं तथा पञ्जरन्तत्तः ॥ 
योंगाध्यायस्ततो विष्णोर्नामसाहस्रकीत्तंनम्‌ । 
व्यानं विष्णोस्ततः सूर्य पूजा मृत्युञ्जयाचष्चनम्‌ ॥ 
माला मंत्रा शिवाच्चाथ गणपूजा ततः परम्‌ । 
गोपाळपूजा त्रैलोक्यमोहन श्रीधराच्चंत्तम्‌ ।। 
विष्णवर्च्चा पञ्चतत्त्वार्च्चा चक्रार्च्चा देवपूजनम्‌ । 
न्यासादि सन्व्योपास्तिक्च दुर्गाच्चाथ सुरार्चनम्‌ ॥ 


परिशिष्ट १ ६७१ ` 


पूजा माहेश्वरी चातः पवित्रारोहणाच्चनम्‌ । 
मूर्तिध्यानं वास्तुमान प्रासादानाञ्च लक्षणन्‌ ॥ 
प्रतिष्ठा सर्वदेवानां पृथक्‌ पुजाविधानतः 1 
योगोऽऽ्टा्डो दानधर्म: प्रायश्चित्तविधिक्रिया | 
द्वीपेशनरकाख्यानं waa ज्यौतिषम्‌ । 
सामुद्रिकं स्वरज्ञान नवरत्तपरीक्षणम्‌ ॥ 
माहात्म्यमथ तीर्थानां गयामाहात्म्यमुत्तमम्‌ | 
ततो मन्त्रन्तराख्यानं पृथवपृथग्विभागश. ।। 
पित्राख्यानं वर्णधर्मा द्रव्यशुद्धिः समर्पणम्‌ } 
श्राद्धं विनायकस्यार्चा ग्रहयज्ञस्तथाऽऽश्रमाः ॥ 
मलहाख्या प्रेताशोचं नीतिसारो , ब्रतोक्तयः । 
सूर्थवंशः सोमवंशोऽवततारकथनं हरेः ॥ 
रामायणं हरिवंशो भारताख्यानकन्तत्तः । 
आयुर्वेदे निदानम्प्राक्‌ चिकिस्साद्रव्यजा गुणाः 11 
रोगघ्नं कवचं विष्णोर्गारुङस्त्रेपुरो मनु: । 
प्रश्‍तचूडामणिरचान्ते हृयायुर्वेदकीर्तनस्‌ ॥ 
ओषधीनामकथनं ततो व्याकरणोहनम्‌ । 
छन्दःशास्त्रं सदाचारस्ततः स्नानविधिः स्मृतः 1। 
TH वैश्वदेवञ्च सस्ध्यापार्वणकर्मं च। 
नित्यश्राङं सपिण्डाख्यं धर्मंसारोष्घनिष्कृति: । 
प्रतिसङ्क्रम उक्तोऽस्माद्‌ युगधर्मा कृतेः फलम्‌ । 
योगशास्त्रं विष्णुभक्तिर्तमस्कृतिफलं हरेः ॥ 
माहात्म्यं वेष्णवञ्चाथ नारसिहस्तवोत्तमम्‌ । 
जानामृतं गुह्याष्टकं स्तोत्रं विष्ण्वच्चनाह्ुयम्‌ | 
वेदान्तसांख्यसिद्धान्तं व्रहाजानात्मक तथा ! 
गीतासारः फलोत्कीत्ति पूर्वखण्डोऽयमीरितः ॥ 
उत्तरखण्डे प्रेतकल्पे :-- 
मथास्यैवोत्तरे खण्डे प्रेतकल्पः पुरोदितः। ` 
यत्र ताच्येण संस्पृष्टो भगवानाह वाडवः ॥। 
धर्मप्रकटनं पुर्व योनीनां गतिकारणम्‌ । 
दाचादिकम्फलञ्चापि प्रोवतमत्रौध्वेदेहिकम्‌ ॥ 
यमलोकस्य मागंस्य वर्णनञ्च ततः परम्‌ । 
पोडशश्राद्गफलकं वृत्तानांञ्चात्र वर्णितम्‌ ॥ 


६७२ पुराण-विमर्श 


तिष्कृतियंममार्गस्थ घमंराजस्य वेभवम्‌ । 
प्रेतपीडा विनिर्देश: प्रेतचिल्लूनिर्पणमू ॥ 
प्रेताना चरिताख्यानं कारणग्प्रेततां प्रति । 
प्रेतकृत्यविचारश्च सपिण्डीकरणोक्तयः ॥ 
प्रेतत्वमोक्षणाख्यानं दानानि च विमुक्तये । 
आवश्यकोत्तरं दानं प्रेतसौख्यकरं हितम्‌ ॥ 
शारीरकविनिदेशो यमलोकस्य वर्णनम्‌ । 
प्रेतत्वोद्धारकथनं कर्मकतृविनिर्णय: ॥ 
मृत्योः पूर्वक्रियाख्यानं पश्चात्कमंनिरूपणम्‌ । 
मध्य षोडशक श्राद्धं स्वगंप्राप्तिक्रियोहनम्‌ ॥ 
सूतकस्याथ संख्यानं नाराग्रणवलिक्रिया | 
वृषोत्सर्गस्य माहात्म्य निषिद्धपरिवर्जनम्‌ ॥ 
अपमृत्यृक्रियोवितश्च विपाकः कर्मणां नृणाम्‌ । 
कृत्याकृत्यविचारश्च विष्णुध्यानं विमुक्तये । 
स्वगंतौ विहिताख्यानं स्वर्गसौख्यनिरूपणम्‌ ॥ ' 
भूर्लोकवर्णनञ्चेन सप्तथा लोकथवर्णनम्‌ ॥ 
पञ्चोर्ध्वलोककथनं ब्रह्माण्डस्थित्तिकीत्तेनम्‌ । 
ब्रह्माण्डानेकचरितं ब्रह्माजीवनिरूपणम्‌ ॥ 
आत्यन्तिकलयाख्यानं फलस्तुतिनिरूपणम्‌ । 
इत्येतद्‌ गारुडं नाम पुराणां भुवितमुवितदम्‌ | 
तत्फलश्रुति: — 
कीत्तित पापशमन पठतां श्वुण्वता नृणाम्‌ । 
लिखिव्वेतत्पुराणन्तु विषुवे यः प्रयच्छति ॥ 
सौवर्ण हंसयुग्माढ्य विप्राय स॒ दिवं ब्रजेत्‌ । 
( १९ ) ब्रह्माण्डपुराणम्‌ 
तारदीयपुराणे ४ पा० १०६ अध्याये उक्ता अस्य विषया. 
शृणु वत्स ! प्रवद्यामि ब्रह्माण्डाख्य' पुरातनम्‌ | 
तच्च द्वादशसाहल् भाविकल्पकथायतस्‌ ।। 
प्रक्रियाख्योच्नुपञ्चाख्य उपोद्धातस्तृतीयकः | 
चतुर्थं उपसंहारः पादाञचत्वार एव fen 
पुर्वपादद्वय' पूर्वो भागोऽत्र समुदाहृतः | 
तृतीयो मध्यमो भागर्‍्चतुर्थस्तृत्तरो मत्तः ॥ 


परिशिष्ट १ 98 


तत्र पुव भागे प्रक्रियापादे :-> ae रक आळी 
` “वादौ कृत्यसमुद्देशो नैमिषाख्यानकं ततः ॥ 
हिरण्यगर्भोत्पत्ति्च लोककल्पतमेव च। 
एष वे प्रथमः पादो द्वितीयं शृणु नारद ॥ 


पुर्वेआगेच्नुषञ्जपादे :-- 
कल्पमन्वन्तराख्यानं लोकज्ञानं तत्तः परम्‌ । 
मानससृष्टिकथनं रुद्रप्रसववर्रानम्‌ ॥ 


महादेवविभूतिरच क्रषिसगंस्ततः परम्‌ । 
अग्नीनां विचयश्चाथ कालसद्धाववर्णनम्‌ ॥ 
प्रियत्रताञ्च योदेश: पृथिव्यायामविस्तरः | 
वर्णन भारतस्यास्य ततोऽन्येषां निरूपणम्‌ ॥ 
जम्व्वादिसप्तद्वीपाख्या ततोऽधोलोकवरांनम्‌ । 
ऊर्ध्वेलोकानुकथनं ग्रहचारस्ततः परम्‌ ॥ 
आदित्यव्यूहृकथनं देवग्रहानुकीत्तंनम्‌ । 
नीळकण्ठाह्नयाख्यानं महादेवस्य वैभवम्‌ ॥ 
अमावास्यानुकथनं थयुगतत्त्वनिरूपणम्‌ । 
यज्ञप्रवर्ततञ्चाथ युगयोरन्त्ययोः कृतिः॥ 
युगप्रजाळक्षणञ्च ऋषिप्रवरवर्णनस्‌ । 
वेदानां व्यसनाख्यानं स्वायम्भुवनिरूपणम्‌ ॥ 
शेषमन्वन्तराख्यानं पृथिवीदोहनन्ततः । 
चाक्षुषेऽ्यतने सर्गो दितीयोञ्ङन्निपुरोदले ॥ 


ROTA उपोद्घातपादे :-- 


“अथोपोद्धातपादे च॒सप्तषिपरिकीत्तनम्‌ । 
राजापत्यचयस्तस्माहेवादीनां समुद्धवः॥ 
ततो जयाभिव्याहारी मरुदुत्पत्तिकीत्तनम्‌ । 
काइ्यपेयानुकथनं ऋषिवंशनिरूपणस्‌ ॥ 
पितृकल्पानुकथनं श्राद्धकल्पस्ततः परम्‌ । 
वेवस्वतसमुत्पत्तिस्सृष्टिस्तस्य तत: परम्‌ ॥ 
सनुपुत्रचयश्चातो गाच्चवंश्च निरूपणम्‌ । 
इक्ष्वाकुचंशकथने वंशोऽत्रेः सुमहात्मनः ॥ 
अमावसोराचयश्च रचेश्चरितमद्धतस्‌ । 


ययातिचरितञ्चाथ यदुवंशनिरूपणम्‌ ॥ 
४३ पु० वि० 


६७४ 


पुराण-विमशं 


कातंवीर्यस्य चरितं जामदग्न्यं ततः परम्‌ । 
वुष्णिवंशानुकथनं सगरस्याथ सम्भवः ॥ 
भार्गवस्यानुचरितं तथार्यकवधाश्वयम्‌ । 
सगरस्याथ चरितं भार्गवस्य कथा पुनः ॥ 
देवासुराहवकथाः कृष्णाविर्भाववर्णनम्‌ । 
इनस्य च स्तवः पुण्यः शुक्रण परिकीत्तित्त: ॥ 
विष्णुमाहात्म्यकथन वलिवशनिरूपणम्‌ † 
भविष्यराजचरितं सम्प्राप्तेऽथ कलो युगे॥ 
एवमुद्धातपादोऽयं तृतीयो मध्यमे दले। 


उत्तरभागे उपसंहारपादे :-- 


चतुर्थ मुपसंहारं वक्ष्ये खण्डे तथोत्तरे ॥ 
वैवस्वतान्तराख्यानं विस्तरेण यथातथम्‌ । 
पुर्वमेव समुहिष्टं denice कथ्यते॥ 
भविष्याणा agai च चरितं हि तततः परम्‌ । 
कल्पप्रलयनिर्देशः कालमानं ततः परम्‌ ॥ 
लोकाश्चतुर्दश ततः कथिता मानलक्षणे. । 
वर्णनं नरकाणाञ्च विकर्माचरणेस्ततः 1 
सनोमयपुराख्यानं लय: प्राकृतिकस्ततः । 
शैवस्याथ पुरस्याप वर्णनञ्च तत' परम्‌| 


त्रिविधाद्‌ गुणसम्वन्धाऽ्जन्तूनां कीत्तिता गतिः 


अनिद्देश्याप्रत्तक्येस्य ब्रह्मण. परमात्मनः ॥ 
अन्वयव्यतिरेकाभ्या वर्णनं हि Ta: परम्‌ । 
इत्येष उपसंहार: पादो वृत्तः AAAS 
चतुष्पाद पुराणान्ते ब्रह्माण्ड समुदाहृतम्‌ | 
अष्टादशमनौपम्यं सारात्सारतरं द्विज ! ॥ 
ब्रह्माण्डञ्च चतुळंक्षं पुराणत्वेन पठ्यते | 
तदेव व्यस्य गदितमत्राष्टादशधा पृथक्‌ ॥ 
पाराइार्येण मुनिना सर्वेषामपि मानद। 
वस्तुद्रष्ट्राथ तेनेव मुनोनां भावितात्मनाम्‌ | 
मत्तः श्रुत्वा पुराणानि लोकेभ्यः प्रचकाशिरे । 
मुनयो धमंशीलास्ते दीनानुग्रहकारिण 
मया चेट पुराणन्तु वशिष्ठाय पुरोदितम्‌ । 
तेन शक्तिसुतायोक्तं जातूकर्णाय तेन च ॥ 


क्श 


परिशिष्ट १ ६७५ 


व्यासो लब्ध्वा ततश्चैतत्‌ प्रभञ्जनमुखोद्गतम्‌ ।' 

प्रमाणीकृत्य लोकेऽस्मिन्‌ प्रावत्तंयदनुत्तमम्‌ ॥ 
ansaid: — 

य इदं कीतंयेद्वत्स ! श्वुणोति च समाहितः । 

स विधूयेह पापानि याति लोकमनामयम्‌ ।। 

लिखित्वैततत्‌ पुराणन्तु स्वर्णसिहासनस्थितम्‌ । 

पात्रेणाच्छादितं यस्तु ब्राह्मणाय प्रयच्छति ॥ 

स याति ब्रह्माणो लोक नात्र कार्या विचारणा । 

मरीचे | 5ष्टादशेतानि मया प्रोक्तानि यानिते॥ 

पुराणानि तु संक्षेपाच्छोतव्यानि च विस्तरात्‌ ॥ 

अष्टादश पुराणानि यः श्वुणोति नरोत्तमः । 

eater विधानेन Ae भूयः स जायते। 

सुत्रमेतत्पुराणानां यन्मयोक्तं तवाश्धुना ॥ 

तन्नित्यं शीलनीयं हि पुराणं फलमिच्छता | 

न दाम्भिकाय पापाय देवगुर्वनुसूयचे ।।_ 

देयं कदापि साधूनां द्वेषिणे न शठाय च । 

शान्तायारागिचित्ताय शुश्रूषाभिरताय च ॥ 


१० ५० 


निर्मत्सराय शुचये देयं सद्देष्णाय च॥ - 
( २० ) विष्णुभागवतम्‌ 
ततृप्रतिपाद्यविषयाइच नारद Fo ९६ अ० उक्ता यथा-- 
मरीचे ! sy वक्ष्यामि वेदव्यासेन यत्कृतम्‌ ॥ 
श्रीमद्भागवत नाम पुराणं ब्रह्मसंमित्तम्‌ ॥ 
तदष्टादशसाहस्रं कीत्तितं पापनाशनम्‌ | 
सुरपादपरूपोऽयं स्कन्धेद्वादशभि्यृतः ॥ 
भगवानेव विप्रेन्द्र विश्वरूपी समीरितः । 
तस्य प्रथमस्कन्धे :— 
तत्र तु प्रथमे स्कन्धे सूतर्षीणां समागमः | 
व्यासस्य चरितं पुष्यं पाण्डवानां तथेव च ॥ 
पारीक्षितमुपाख्यानमित्तीदं समुदाहृतम्‌ ।” 
हितोयस्कन्घे £-- 
“परीक्षिच्छुकसंवादे सृतिद्वयनिरूपणम्‌ | 
त्रह्मनारदसंचादेऽवत्तारचरितामृतस्‌ ॥ 


६७६ पुराण-विमशं 


पुराणलक्षणञ्चैव सृष्टिकारणसम्भवः । 
द्वितीयोऽयं समुदितः स्कन्धो व्यासेन धीमता ॥।'” 
तृतीयस्कन्धे :-- 
“चरितं विदुरस्याथ मैत्रेयेणास्य सङ्भमः। 
सृष्टिप्रकरणं पश्चाद्‌ ब्रह्मणः परमात्मनः॥ 
कापिलं सांख्यमप्यत्र तृत्तीयोऽयमुदाहृतः | 
चतुथंस्कन्धे £-- 
“सत्याश्चरितमादो तु ध्रुवस्य चरितं ततः । , 
पृथोः पुण्यसमाख्यांनं ततः प्राचीनवहिषः ॥ 
इत्येष geat गदितो विसर्गे स्कन्ध उत्तमः !" 
पञ्चमस्कन्धे :--- हु 
“प्रियत्रतस्य चरितं तरदेवंश्यानाञ्च पुण्यदम्‌ | 
ब्रह्माण्डान्तर्गतानाञ्च लोकानां वर्णनन्तत्तः ॥ 
नरकस्थितिरित्येव रुस्थाने पञ्चमो मतः। 
षष्ठस्कन्धे :— : | 
अजामिलस्य चरितं दक्षसृष्टिनिरूपणम्‌ | 
वृत्राख्यानं ततः पश्चान्मरुतां जन्म पुण्यदम्‌ ॥ 
षष्ठोऽयमुदितः स्कन्धो व्यासेन परिपोषणे । 
सत्त भकन्धे :-- क 
“प्रह्वादचरितँ पुण्यं ` वर्णाश्रमनिरूपणम्‌ | 
सप्तमो' गदितो वत्स! वासनाकर्मकीर्तने ॥ 
अष्टमस्कन्धे :-- oe 
“गजेन्द्रमोक्षणाख्यानं मन्वन्तरनिरूपणस्‌ | 
समुद्रमथनञ्चैव बलिवेभववन्धनम्‌ ॥ 
मत्स्यावतारचरितमष्टमोऽयं प्रकीत्तितः । 
नवपस्कन्धे :-- . - 
“'सूर्यवंशसमाख्याचं- सीमवंशनिरूपणस्‌ | 
वंश्यानुचस्ति shal नवमोऽयं महामते ॥ 
वशसस्कत्ध :--- हु 
“कृष्णस्य बालचरितं कौमारञ्च ब्रजस्थिति: । 
केशोरं मथुरास्थानं यौवन्ने द्वारकास्थिति:॥ 
भृभारहरणब्चात्र ' निरोधे दशमः स्मृतः। 


>परिशिष्ट १ २५७७ 


एकादशस्कन्धे - . . SE 
“नारदेन तु संवादो वसुदेवस्य कीतितः। ` 
यदोश्च दत्तात्रेयेण श्रीकृष्णेनोद्धवस्य च ॥- : ` 
यादवानां मिथोऽन्तञ्च मुक्तावेकादशः स्मृतः। ` 

द्वादशस्कन्धे — 
“भविष्यकलिनिदेशो मोक्षो राज्ञः परीक्षि्तः। ˆ 
वेदशाखाप्रणयनं माकंण्डेयतपः स्मृतम्‌ ॥ ` 
सौरी विभूतिरुदिता सात्त्वती च ततः परस्‌ । ` 
पुराणसंख्याकथनमाश्रये द्वादशो ह्यहम्‌ ॥ -- ' - 
इत्येवं afd वत्स ! श्रीमःद्भागवतं तव। _. 

तत्फलश्षुति :— Se क 
‘ag: श्रोतुञ्चोपदेष्टुरनुमोदितुरेव च। 
साहाय्यकतुंगोंदतं भक्तिभुक्तिविमुक्तिदस्‌ ॥ 
प्रौष्ठपद्यां पूणिमायां हेमसिंहसमाचितम्‌ । 
देयं भागवतायेदं द्विजस्य प्रीतिपूवेकम्‌ ॥ 
सम्पुज्य वस्त्रहेमाद्येभगवःड्भक्तिमिच्छता । 
सोऽप्यनुक्रमणीमेतां श्रावयेच्छुणुयात्तथा ॥ 
स॒पुराणश्रवणजं प्राप्तोत्ति फलमुत्तमस्‌ | 
अष्टादशपुराणानामनुक्रमतोऽवतरणवर्णंनं ॥ 

वायुपुराणे प्रतिपादितम्‌ :-- 
सर्वपापहरं पुण्यं पवित्रं च यशस्वि च। 
ब्रह्मा ददौ शास्त्रमिदं पुराणं मातरिश्वने ॥ ५८॥ 
तस्माच्चोशनसा प्राप्त तस्माच्चापि बृहस्पति: | 
बृहस्पतिस्तु प्रोवाच सवित्रे तदनन्तरम्‌ ॥ ५९॥ 
सविता मृत्यवे प्राह्‌ मृत्युरचेन्द्राय चै पुनः | 
इन्द्रद्मापि वशिष्ठाय सोऽपि सारस्वताय च ॥ ६० ॥ 
सारस्वतसित्रधाम्ने च त्रिधामा च शरद्धते। 
शरद्वतस्त्रिविष्टाय सोऽन्तरिक्षाय दत्तवान्‌ ॥ ६१॥ 
वर्षिणे चान्तरिक्षो वे सोऽपि त्रय्या रणाय च | 
त्रय्यारुणो धनञ्जये स च प्रादात्कृतञ्जये ॥ ६२ ॥ 


६७८ पुराण-विमदां 
कृतञ्जयात्तृणंजयो भरद्वाजाय सोऽप्यथ । 
गोतमाय भरद्वाजः सोऽपि निर्यन्तरे पुनः ॥ ६३ ॥ 


निर्यन्तरस्तु प्रोवाच तथा वाजश्चवाय च। 
स ददो सोममुष्माय स ददी तृणबिन्दवे ॥ ६४॥ 


तृणविन्दुस्तु दक्षाय दक्षः प्रोत्राच शक्तये | 
शक्तेः पराशरद्चापि गर्भस्थ: श्रुतचानिदम्‌ ॥ ६५ ॥ 


पराशराज्जातुकर्णस्तस्माद्द्वेपायनः प्रभुः । 
हेपायनात्पुनश्चापि मया प्रोम्तं द्विजोत्तमाः ॥ ६६ ॥ 


शांशपायन उवाच :--- 
मया वे तत्पुनः प्रोक्तं पुत्रायामितवुद्धये | 
इत्येव चाचा ब्रह्मादिगुरुणा समुदाहृताः ॥ 


PE Stet 


परिशिष्ट २ 
सहायक ग्रन्य-सुची 


1, H, प्र, Wilson’s Introduction to the English translation 
of the Visnupurana, Vol, 1. (1864 ) 
2, ए, E, Pargiter’s -— 
i—‘Purana texts of the Dynasties of the Kali age’ 
(1913). 
9—-‘Ancient Indian Genealogies in Sir R, G, 
Bhandarkar Presentation Volume P, 9, 107-113. 
3~—‘Ancient Indian Historical tradition’ ( Oxford, 
1922 ) 
3. W. Kerfel’s— 
1—Das Purana Pancalaksana ( Bonn, 1927 ) 
2—-Die Cosmogiaphy der inder ( 1920 ) 
3 —Bharatavarsa ( Stuttgart, 1931 ), 
4, Viies on ‘Purana-studies’ in Pavry commemoration 


Vol. PP. 482-487 ( applies Kirfel’s Method to the subject 
of Sraddha in the Brahmanda, Harivansa, Matsya, Padma 
and Vayu ) 

5, Harprasad Shastri’s descriptive cat, of Mss. at the 
Asiatic Society of Bengal, Vol, V. Preface PP. LXXIII-— 
CCXXV and his paper on ‘Mahapuranas’ in J. 3. 0, R. 
8. Vol. XV, ९, 323-340, 

6. Prof. 5, CG. Majumdar’s paper in Sri Asutosh 
Mookerji Silver Jubilee Vol. III, Orientalia, pait 2. PP. 9-30. 

7. A, Banerji Shastri’s paper on— 

‘Ancient Indian Historical Tradition’ in J. 8. 0, २, 5. 
Vol. XIII. PP. 62-79 \Supplies a useful corrective to many 
sweeping assertions of such scholars as Macdonell, Pargiter 
and others ) 


६८० पुराण-बिमशं 


8, Cambridge History of India, Vol. 1. PP, 296-318, 
9, Prof, H, G, Hazra— 
1—‘Studies in the Puranic record of Hindu rites 
and customs’ { Dacca 1940 ) 
Papers on ‘Puranas in the history of Smriti’ in Indian 
Culture, Vol. I, PP, 586-614, Mahapuranas, ( In Dacca 
University studies’ Vol, 11. PP, 62-69. ) 
2—Smuiti Chapters in Puranas, (1. H. Q, Vol. XI. 
PP, 108-130 ) 

3—Prepuranic Hindu Society before 200 A. D., (1. H. 
0. Vol, XV. PP, 403-431 ). 

4~'Puranic rites and customs influenced by the econo~ 
mic and social views of the sacerdotal class’ ( in. 
Dacca University studies, Vol, XII. PP, 91-101 ) 

5-——Influence of Tantra on Smritinibandhas’ ( in A, B. 
0. R. 1. Vol. XV, PP. 220-235 and Vol, XVI. 
PP, 202-211 ) 

6—‘'The Upapuranas’ (300. छ. 0. हे. 1, Vol. XRT, 
PP, 38-62 ). ; 

7—‘Purana literature as known to Ballalasena’ ( in J. 
0. 8 , Madias, Vol. XII, PP. 67-79 ). , i | 

8—'The Aswamedha, the common source of origin of 
the Purana Pancalaksana and Mahabharata’ 
(A,B, 0. १, 1. Vol. 36, 1955, PP. 15-38). 

9—"Studies in the Upapuranas’ 2 Vols, ( Published 
by the Sanskrit College, Calcutta, 1960-1963 ) 

10. Das Gupta’s :—Indian Philosophy, Vol, IIL PP. 
496-511 on ‘Philosophical Speculations of some Puranas. 

11, Di. D, R, Patil’s paper on—‘Gupta inscriptions and 
Puranic tradition’. ( in Bulletin of 10. 6, R, I, Vol II, PP. 
2-59, comparing passages fiom Gupta’s—inscriptions and 

Puranas ) 


> ~ 


सहायक ग्रन्थसूची ६८१ 


12. Prof, ५, R, Ramchandra Diksita’s—., छ 


1—'The Purana : A Study’ (in I, H, (2, Nol. VIII. 
PP, 747-67). 


9—‘Purana Index’ in three Volumes ( Madras ) 


13. Dr, A. D, Pusalkar’s paper in—‘ Progress of Indic 
Studies’ (1917-1942 ) in Silver Jubilee Volume of 8.0. 
0, 1, PP. 139-152) 


2——‘Studies in Epics and Puranas of India’ (9, V. 
Bombay, 1953 ) 


14, Prof, D.R, Mankad’s papers on ‘Yugas’ ( in P, 0. 
Vol, VI, Part 3-4, PP. 6-10 ), on ‘Manvantaras’ (1. त, 0. 
Vol, XVIII. PP, 208-230 and B. ५, Vol, VI. PP. 6-10 ) 


15, Dr, Ghurye’s Presidential address in the second 


ethnology on Foklore in Pro, of 6th, A, 1, 0, 0, ( 1937), 
PP, 911-954, 


16, Dr. A, 5, Altekar’s paper ‘Can we Reconstruct Pre- 
Bharata war history ?’ In J. B. H. U. Vol. IV, PP. 183-223 
( holding that the various Pre-Bharata war dynasties men- 
tioned in the Puranas are as historical and eal as the 
dynasties of Mauryas and Andhras and the Pauranic Geneo- 


logies really refer to kings who figure in the Vedic lite- 
ratuie also, ) 


17. Dr. Jadunath Sinha— 


“A History of Indian Philosophy”, Vol. I, PP, 125-177 
on the Philosophy of the Puranas ( 1956 ) 
18—Martin Smith— 


~ 


Two papers on the Ancient Chronology of India in J. A. 
O.S Vol. 77. No. 2. (April-June 1957) and No, 4, 
( Dec, 1957 ). ( He follows Pargiter in his texts ) हे 
19. ७. R, Krishnamacharlu : ‘The Cradle of Indian History’ 


(Adyar Library series No.-56; Adyar Library 
1947 )— 


६८२ पुराण-विमशं 


20, 


21, 
22, 


23 


24, 


25 


26. 


27. 


28. 


29. 


30 


3]. 


32, 


33, 


34, 
35. 


36, 


8, L, Katre ; ‘Avataras of God’ ( Allahabad University 
studies, Vol. X., 1934) 

Annie Besant: ‘Avataras’(Adyar Library, Madras 1925). 

Aurobindo : Vyasa and Valmiki ( Auiobindo Ashram, 
Pondicherry, 1960 ) 


. P. ५, Kane : History of Dharmashastra( Vol,V. Part 31, 


PP, 815-1002 ) Poona, 1962, 
D, 0, Sarkar : ‘Studies in the Geography of Ancient and 


Medieaval India’ ( Motilal Banarasidas, Delhi, 
1960 ). 


. 3. C, Law ; ‘Historical Geography of Ancient India’, 


Paris 1954, 

९, 5, Agrawal; Vaman Purana; A Study ( Varanasi 
1964 ), 

V. 5, Agrawal: ‘Matsya Purana : A Study’ (All India 
Kashiraj Trust, Ramanagar Fort, Varanasi, 1963). 

R, G. Bhandarkar : ‘A Peep into the Early History of 
India.’ ( new edition 1920 ) pp. 68 ff. 

F, E, Pargiter : Encyclopaedia of Religion and Ethics, 
Vol, X, 1918, pp, 448 ff, 


. J. N. Farquhar: An Outline of the Religious Literature 


of India, London, 1920, pp, 136 ff. 
E, J. Rapson ; Cambiidge History of India, Vol. 1. pp. 
296, ff, 


A. Barth ॥ Religions of India, second edition, London, 
1889, pp, 153 ff. 

Monier Williams ; Brahmanism and Hinduism, London, 
1891. 

E, W, Hopkins i Religions of India, Boston, 1895. 

Sir Charles Elliot : Hinduism and Buddhism, London, 
1921, Vol II. 

Glaspenapp $ Der Hinduismus, Munich, 1922, 


सहायक ग्रन्थसूची ६८३ 


37, Jacobi: E. R. E, Vol. 1. pp. 200 ff. (onthe Ages of 
the world according to the Puranas ) 


38, Bhandarkar : Vaishnavism, Shaivism and Minor sects. 
( Poona, 1960 ) 


39, Grierson : J. R. A. 5. 1911, p. 800 ff. ( on the date of 
Bhagavat ) 

40. Purnendunath Sinha ५ The Bhagavata Purana ( Second 
edition, Adyar, Madras ) 

41, M, Winternitz : A History of Indian Literature, Vol, J. 
Calcutta University, 1927. pp. 517~586, 


42, ३२, EK. Sharma : Elements of Poetry in the Mahabharata 
( University of California Press, 1964 ) 


43, Purana ( A reseaich bulletin wholly devoted to the 
study of Puranas, publised by the All-India Kashiraja Trust, 
Ramanagar Fort, Varanasi, 20 Vols. published 1959-1978 . 


44, Dr. Buddha Prakash—Studies in Pulanic Geography 
and Ethnology—Sakadvipa, (Purana Bulletin Vol, III, 
No, 2, July 1961 ; published by All-India Kashiray Trust, 
Ramnagar ) 
४५, Ho Ho गोपीनाथ कविराज--- 
तान्त्रिक वाड्मय मे शाक्त इष्टि ( १९६३) 
भारतीय संस्कृति और साधना ( दो भाग ) ( १९६४) 
प्र विहार राष्ट्रभाषा परिषद्‌, पटना । 
४६. वासुदेवशरण अग्रवाल--माकेण्डेय पुराण--( एक सास्कृतिक अध्ययन ) 
हिन्दुस्तानी एकेडेमी, इलाहाबाद, १६६१ । 
४७. राहुल साइत्यायन--मव्य एशिया का इतिहास प्रथम खण्ड--प्र० विहार 
राष्ट्रभापा परिषद्‌, पटना, १९५६ । 
४८. भगवद्दत्त “भारतवर्ष का चृहतु इतिहास ( प्रथम भाग), दिल्ली, 
स० २००८ | 
ति “णभारतवषं का इतिहास ( द्वितीय do ) दिल्ली । 
४९. “राजबली पाण्डेय--पुराण विषयानुक्रमणी ( प्रथम भाग), हिन्दू विश्व- 
विद्यालय, काशी, १९५७ Fo । 


६८४ पुराण-विमर्श 


Yo, माधवाचार्य शाख्री--पुराणदिगुदर्शन (तृतीय Fo); देहली, सं० २०१४ t 
५१. महाभारत की नामातुक्रमणिका--( प्रकाशक--गीताप्रेस, गोरखपुर, 
प्रथम Fo, २०१६ सं० ) | 
५२. मधुसूदन मोका--भभ्रिस्यातिः ( लखनऊ, १९२६ Fo ) । 
9३. स्वामी भखण्डानन्द सरस्वती--श्रीमद्भागवत रहस्य ( द्वितीय सं०, बन्त्रई, 
१९६३ ई०) । ॥ 
५४. ज्वालाप्रसाद मिश्र--अष्टादश पुराणदपंण ( प्रकाशक-गंगाविप्णु श्रीकृष्ण- 
दास मुम्पई, सं० १९७६ अधुना अप्राप्य ) । 
५५, रामशडूर भट्टाचाये--- 
शा अर्निपुराणस्य विपयानुक्रमणी (प्र० भारतीय विद्या 
प्रकाशन, वाराणसी, १६६३ ) । 
‘i गरुडपुराण ( भूमिका-विपयानुक्रमणी के साय) | चौखम्बा 
संस्कृत सीरीज, वाराणसी, १६६४ ]। 


हि इतिहास-पुराण का अनुशीलन, वाराणसी, १६३३ ई० । 
हि पुराणस्थ वेदिक सामग्री का अनुशीलन ( हिन्दी साहित्य 


सम्मेलन, प्रयाग, १६६४ Fo ) । 
५६. महाभारत-कोश ( प्रथम खण्ड ) प्रकाशक-चौखम्त्रा विद्याभवन, वाराणसी 
१९६४ Go | 
५७, मधुसूदन भोका--पुराणनिर्माणाधिकरणमु तथा पुराणोत्पत्तिप्रसड्ध+ 
( जयपुर, Fo २००६ ) । 
५८. धीकृष्णमणि त्रिपाठी--पुराणतत्त्वमीर्मांसा ( वाराणसी, १९६१), 
हि --अष्टादशपुराण परिचया ( वाराणसी, सं० २०१३ ) । 
५६, भाऊ Meal वभे--काशीतिहासः ( काशी, Fo २०११ ) । 
६०, Sto मोतीचन्द्र--काशी का इतिहास ( बम्बई, १९६४ ) । 
६१. स्वामी दयानन्द--धर्म विज्ञान (तीन खण्ड, प्रकाशक--भारत घमं 


महामण्डल, काशी, १९३९ Fo ) । 
4 -“धर्में कल्पद्रुम ( To वही, सात खण्ड ) । 
६२. दीनानाथ शास्त्री सारस्वत--सनातनघर्मालोक (८ भाग, दिल्ली, 
१९६०-६५) । 
६३. पं० तकठछेदराम द्विवेदी--सनातन घर्मोद्वारः ( सानुवाद चार खण्ड; 
प्र० हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी ) । 


सहायक ग्रन्थसूची 7 ६८५ 


६४, बलदेव उपाव्याय--भागवत सम्प्रदाय ( प्र० नागरी प्रचारणी सभा, 


काशी ) 1 
आये संस्कृति के आधार ग्रन्थ ( प्र नन्दकिशोर एण्ड 
37 
सन्स, काशी, १९६३ ) । 
„ “भारतोय दर्शन (शारदा मन्दिर, काशी, नवम सं०, १९७७) । 
». “भारतीय दर्शंतसार ( सस्ता साहित्य मण्डल, दिल्ली ) | 


„ भारतीय वाङ्मय मे श्रीराधा (प्र०, विहार राष्ट्रभाषा 
परिषद्‌, पटना, १९६३ ) | 
६४. राय गोविन्द र्ध--- 
प्राचीन भारत मे लक्ष्मी प्रतिमा ( हिन्दी प्रचारक, काशी, 
सन्‌ १९६४ ) । 
६६, अन्नदाचरण तर्कच्ूडामणि--पुराणरहस्यम्‌ ( काशी ) । 
६७. कालुराम शास्त्री--पुराणवमं ( कानपुर ) | 
६५, Slo सम्पूर्णानन्द— 
हिन्दू देवपरिवार का विकास ( प्रयाग, १९६३ ) । 
६९, Sto कपिलदेव-- | 
सव्यकालीन साहित्य मे अदतारवाद ( चौखम्वा, काशी, १९६१ ) । 
७०, Sto कामिछ वुल्के-- 
राम कथा ( हिन्दी परिषद्‌, प्रयाग, fo Fo, १९६४ ) । 
७१. Go चदरीनाथ शुवल-- 
मार्कण्डेयपुराण $ एक अध्ययन ( चौखम्बा, काशी, १९६० । 
Publications of the All-India Kashiraja Trust Critical 
editions and translations $ 
72, Vamana Purana——Edited by A. 5, Gupta 
73. Kurma Purana—Edited by A, 5. Gupta. 


74, Vamana Purana with Hindi Tianslation, 


Pos 3 9३ ३३ English Translation, 
76, Kurma Purana with Hind: Translation, 
77. is 3, English Tianslation, 


78. Devi Mahatmya—Text and English Translation by 
Dr. V. 58, Agrawala. 


79. पद्मपुराण स्वगंखण्ड--सम्पादक--ड[० अशोक चैटर्जी । 


६८६ पुराण-विम्नर्श 


Studies 

80, Garuda Purana—A Study, By ऐप, Gangadharan, 

81, Narada Purana—A Study, By K, Damodaran Nanbiar, 

82. Nit: Section of Puranartha Sangraha—By Dr, ५४, 
Raghawan. 

83, Vyasa Prashasti— Compiled and edited by Dr, V. 
Raghavan. 

84, Gieater Ramayan —By Dr. ५, Raghawan, 

85. विष्णुपुराणस्य विषयानुक्रमणी--By P. Madhawacharya, 

86, Bithaspati Sanhita of the Garuda Purana, By Dr, L. 
Sterubach, 

87, Manavadharmashastia I-III and Bhavisya Purana, 
By Dr. L, Sterubach. 

८८. अग्निपुराणम्‌ ( वृहत्‌ भुमिका के साथ) सम्पादक--आचाय॑ बलदेव 
उपाध्याय, चौखम्भा कार्यालय, वाराणसी । 

८९, कालिकापुराणम्‌ ( वृहद्‌ विमर्शात्मक प्रस्तावना से मण्डित ) सं०--आचायं 
बलदेव उपाध्याय, चौखम्भा कार्यालय, वाराणसी | 

९०, कल्किपूराणमु--स०-डा० अशोक चैटर्जी, पकाशक--अनुसन्धान संस्थान, 
संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी, १६७२ । 

६१, वैष्णव सम्प्रदायो का साहित्य और सिद्धान्त---लेखक-आचाये बलदेव 
उपाध्याय, प्र०-चौखम्भा कार्यालय, वाराणसी, १९७८ | 

९२, पुराणपर्यालोचनम्‌ ( १-२ भाग )--लेखक पण्डित श्रीकृष्णमणि त्रिपाठी, 
प्रकाशक-चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन, वाराणसी १९७७ | 

९३. काशी वैभव--लेखक-सुकुल, प्रकाशक-विहार राष्ट्रभाषा परिषद्‌, 
पटना, १९७७। 

९४, पुराणानुशीलन लेखक Ho Ho गिरिधरशर्मा चतुर्वेदी, प्रकाशक विहार 
राष्ट्रभाषा परिषद्‌, पटना, १९७० t 

९५, वामनपुराण का एक सांस्कृतिक अध्ययन--लेखिका-डा० मालती त्रिपाठी, 
वाराणसी ( नाना समस्यामो का समाधान, घामिक, भौगोलिक 
तथा आथिक विषयो का गम्भीर अध्ययन; महत्त्वपूर्ण शोधप्रवन्ध; 
अप्रकाशित ) । 


Pr RS st 


